मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-अक्तिधारा 
ओर 
0... 
चतनय सम्प्रदाय 


[ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल्‌० उपाधि के लिए 
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध | 


डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव 
एम० ४०, डी ० फिल्‌ ७ 


पद्धदद 
हिन्दुस्तानी एकेंडेसी, इलाहाबाद 


प्रकाशक 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण : १८६६८ ई० 


मूल्य : तीस रुपये 


मुद्रक 
पी० के० आर्ट प्रेस 
इलाहाबाद 


माँ- थी 'अरविद 
व्द्ो 


समर्पित 


प्रकाशकीय 


“सध्ययुगीन हिन्दी कृष्णफ-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय” का प्रकाशन हर्ष 
का विषय है । भारतीय अध्यात्म की भावधमिता कृष्ण-भक्ति आन्दोलन को पाकर 
वेदुयमणि की तरह आलोकित हो गयी और मध्ययुग का प्राय: सपूर्ण साहित्य उस 
आलोक में दिव्यता प्राप्त कर सका । डॉ० मीरा श्रीवास्तव ने इस विषय पर विश्लेष 
परिश्रम से शोध काय्ये किया और उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिलू० कीं 
उपाधि मिली है । उवका यह प्रयास चिद्चय ही स्तुत्य है। विदृषी लेखिका ने बंगाल 
के चैतन्य-सम्प्रदाय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और बंगभूमि में रचे गये कृष्ण-साहित्य 
को हिन्दी की ब्रजभुमि में विरचित विपुल क्ृष्ण-भक्ति साहित्य के समक्ष रखकर 
मध्ययुग की सांस्कृतिक चेतना को परखा है और समस्त सम्बन्धित साहित्य का 
विवेचन किया है । हिन्दी में यह अपने ढंग का अनूठा प्रयास है । 


हमारा विष्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ सुधी-पाठकों और विद्वानों के बीच 
उपयोगी सिद्ध होकर समाहत होगा । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उमाशंकर शुक्ल 
इलाहाबाद सचिव तथा कोवाध्यक्ष 


जनवरी, १६६८ 


प्रावकथन 


डॉ० मीरा श्रीवास्तव पहली महिला हैं जिन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० लिट्‌ ० 
की उपाधि प्रास हुई और उसका श्रेय हिन्दी-विभाग को है जिससे -सम्बद्ध रह कर 
उन्होंने अपना समस्त झोध-कार्य सम्पन्न किया । 'मध्ययुगीन हिन्दी क्रृष्ण-भक्तिधारा 
और चैतन्य-सम्प्रदाय” नामक उबका यह ग्रन्थ डी० फिलू० उपाधि के लिए सन्‌ १९६१ 
में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध है जिसके लेखन में उन्हें भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
एवं डॉ० रामकुमार वर्मा का गौरवपूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ है। उनके परीक्षकों में 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीं जंसे गण्यमान्य विद्वान थे, जिन्होंने उनके कार्ये की मुक्त 
हृदय से सराहना की है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इसके प्रकाशन कौ संस्तुति का 
दायित्व मुझे दिया था, अतएवं इसे मुद्रित रूप में अपने सामने पाकर मैं सहज परितोष 
एवं आन्तरिक सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा होता यद्वि लेखिका की विदेश- 
यात्रा से पूर्व ही इसका प्रकाशव हो जाता, परन्तु कतिपय अनिवायें कारणों से वेसा 
संभव न हो सका । अब भारत में प्रकाशित अपने प्रथम ग्रंथ की प्रति डॉ० मीरा 
श्रीवास्तव को पहली बार इ्लेण्ड में देखने को भिलेगी ; मैं उनके उस एकाकी 
उपलब्धियुख की मनोदशा का अनुमान अभी से कर रहा हूँ । 


जिस तुलनात्मक अध्ययन का सूत्रपात गुजराती और ब्रजभाषा ऋृष्णभक्ति 
विषयक मेरे शोध-कार्य से प्रयाग विश्वविद्यालय में ही हुआ, उसकी अग्रली कड़ी बचा 
डॉ० रत्नकुमारी का “१६वीं शर्ती के हिन्दी और बंगाली वेब्णद कवि! शीर्षक शोध- 
प्रबन्ध । कितु डॉ० मीरा श्रीवास्तव ने जो कायें किया है वह उससे अनुप्रेरित होते हुए 
भी कहीं अधिक व्यापक एवं ग्रम्भीर है । चेतन्य-सम्प्रदाय का- प्रभाव ब्रज-प्रदेश को पार 
करता हुआ गुजरात के वैष्णव कवि चरसी और मीरा पर भी पड़ा, ऐसी के० एम० 
मुन्शी आदि की मान्यता है। भक्ति-आन्दोलन का अखिल भारतीय स्वरूप अपनी 
पूरी शक्ति और समृद्धि के साथ तभी सामने आता है जब उसके प्रान्व्ीय रूपों को 
तुलवात्मक दृष्टि से, क्षेत्रीय सीमाओं से कृपर उठते हुए, देखा जाय। मीरा जी ने 


( २0७० 


ऐसी दृष्टि का अपने शोध-कार्य में आद्यन्त परिचय दिया है और इतर प्रान्तीय 
साहित्य को पूरी सहानुभूति एवं आत्मीयता से आकलित तथा मूल्यांकित किया है। 
उन्होंने चेंतन्य-सम्प्रदाय से ब्रज के इतर भक्ति-सम्प्रदायों की विचार-घारा की तुलना 
करते हुए छतके बीच तात्विक समन्वय की खोज जिस संदलेषणात्मक रीति से की है, 
वह सराहनीय है। औपनिषदिक आनन्दवाद से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रसात्मक 
वेष्णव आनन्दवाद ने रागरानुगा-भक्ति को बंगाल में कसा विशिष्ट रूप प्रदान किया, 
इसका सम्यक्‌ अनुशीलव उनके इस ग्रन्थ में यथेष्ट जागरूकता के साथ किया गया 
है। 'उज्ज्वलनीलमणि' और (6हरिभक्तिरसामृतर्सिधु' ने माधुयें भाव को जेसी 
ास््रीयता प्रदान कौ है, वह भक्ति-रस को काव्य-रंस से उत्कृष्टतर सिद्ध करने में 
ही सफल नहीं हुई, वरन्‌ उसने मानव मनोभावों को गहरी आध्यात्मिक चेतना से 
सम्पृक्त करने में भी सफलता पायी है और लेखिका पुर इन ग्रंथों का पूरा प्रभाव 
लक्षित होता है। | 

दाशनिक सिद्धान्तों के विसलेषण-क्रम में लीला आदि के स्वरूप की तात्विक व्याख्या 
पर्यास प्रमाणों के साथ नवीन समेंन्वयात्मक हृष्टिकोण से की गयी है | इसी प्रसंग में 
माया और अविद्या की समस्या उठाते हुए अपनी ओर से लेखिका ने गोपन-प्रकाशन 
के क्रीड़ा-भाव की स्थिति एवं लीलातत्त्व के अनुरूप समाधान भी प्रस्तुत करने की 
चेष्टा की है। उसकी यह धारणा कि व्यामोहिका माया आनन्द-ब्रह्म की गोपन- 
लीला में साधक होती है', वैष्णव-भक्ति के व्यापक स्वरूप से संगति रखती है। 
दाओ्टेत्रिक दुष्टि,से इसे है] सूत्र से 'लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌' से सुम्बद्ध किया जा सकता 
है.॥ वृष्णवमत ने मोक्ष से भक्ति को श्रेष्ठ्र उद्ोषित किया है और साधव न 
मान कर सांध्य का पद दिया है | अद्वैत से भक्ति-सिद्धान्त के इस भेद को लेखिका ने 
न केवल दृष्टि में रकखा है, वरन्‌ यह भी स्पष्ट रूप से निदिष्ट किया है कि अण-विभ, 
जौंव-अहा परस्पेर बत-प्रोत रहतें हैं भोर वेष्णवों की ऐसी मान्यता उक्त लीला-भाव 
सेंही निष्पन्न होती' है.) दाशेनिक सिद्धान्तों की जो नवीन व्याख्याएँ लैंखिका ने स्थान- 
स्थान पर की है, वे प्रार्य: श्रीं अरक्न्द के उद्धरणों से समर्थित हैं जिन पर लेखिंकां 
की विशेष आस्था अतीत होती है। अरविन्द कीं धारणाओं को गम्भीर रूप से भ्रेह्ण 
करने तथा मध्यकालीन “ चिन्तन को भी प्राय: उतनी हीं गहराई से आत्मसात करते 
हुंए दोनो के समन्वय कौ जो चेष्टा लेखिका ने की है, उसे अनेक अंशों में मौलिंक॑ता 
को श्रेय मिलना चीहिए । 


भक्ति की तात्विक व्याल्या में आधुनिक शब्दावली और अभिव्यक्ति की जो दीप्ति 
घारे क्ॉध-प्रबन्ध में व्याप्त है, वह विज्ञेष ध्यान आक्रंष्ट करती है। पिष्टपेषण 


५ ३ ) 
और रूढ़ शाब्दिक अनुकथन से हटकर डॉ० मीरा श्रीवास्तव ने अपनी वेचारिक 
अभिव्यक्ति का स्वतन्त्र भागे निमित किया है, यह उनके भक्ति के विश्लेषण एवं 
निरूपण से प्रकट है। आत्मेन्द्रिय की लिप्सा काम है किन्तु सच्चिदानन्द की तृप्ति 
प्रेम है, जेसे कथन इस बात के द्योतक हैं कि वेष्णव-भक्ति का मूल रूप लेखिका के 
आगे सव्वंथा स्पष्ट रहा हैं। 'भक्तिरस का योगदान ज्ञीषेंक से छुठे प्रकरण के 
उत्तरांश में भक्तिरस की व्यापकता के आकलन के साथ-साथ भेद-प्रभेद निदर्शन की 


अनुपादेयता और चमत्कारप्रियता की ओर भी दृष्टिपात किया ग्रया है जो तटस्थ 
एवं औचित्यपूर्ण विवेचन-क्षमता का परिचायक है । 


कृष्ण-भक्ति के सांस्कृतिक मूल्यांकन में लेखिका ने मानवीयता और लोकपक्ष को 
पर्याप्त महत्व दिया है । यह आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है और प्रबन्ध की 
गरिमा को बढ़ाता है । ब्रज और बंगाल के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या तथा सिद्धान्त-तालिका को परिश्िष्ट रूप में देकर शोध-प्रबन्ध को 
और भी उपादेय बना दिया गया है । विस्तृत सहायक-प्रंथों की सूची से ज्ञात होता 
है कि इस अध्ययन में अनेक हस्तलिखित ग्रंथों से भी सहायता ली गयी है | यह तथ्य 
भी प्रबन्ध के महत्व की ओर इंगित करता है । 


मैं इसके प्रकाशव के निमित्त डॉ० मीरा श्रीवास्तव और हिन्दुस्तानी एकेडेम़ी 
दोनों को हादिक बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जिज्नासुओं एवं विद्वानों 
द्वारा विदृषी लेखिका की इस शोध-कृति का समुचित समादर होगा । मैं यह भी कामना 
करता हैँ कि मीरा जी का डी० लिट्‌० का ज्ोध-प्रबन्ध 'कृष्ण-काव्य में सौन्दर्य-बोध 
एवं रसानूभूति” भी इसी प्रकार शीघक्ष प्रकाशित होकर सबके सामने आये जिससे 
उनके असाधारण व्यक्तित्व का और अधिक परिचय सबको प्राप्त हो सके । 


मोती महल जगदीश गुप्त 
२४ जनवरी, १६६८ 


भूमिका 


मध्ययुग की कृष्णभक्ति-काव्यधारा प्रान्तों के पुलिनों को तोड़ कर उमड़ी । 
एक ही भानन्द-ब्रह्म की र्याम-यमुना ने ब्रज और बद्भाल को उन्मादित कर दिया। 
साम्प्रदायिक ग्रंथों ने अपने-अपने आचार्यों को श्रेष्ठ सिद्ध करते की जो भी कोशिश की 
हो, कष्णभक्ति के प्रव्तेक आचार्यंगण एक हीं आराध्य के नाते परस्पर संगुम्फित थे, 
सजातीय थे । मध्ययुग के कृष्णभक्तों का एक सामान्य कुल था--राघावल्लभी । 
हरिरामब्यास अपने कुटुम्ब का ब्योरा देते हुए उसमें रूप, सनातव, सूरदास, 
परमानन्ददास, मीरा, स्वामी हरिदास आदि सबका नाम परिगणित करते हैं ।* चेतन्य- 
मत के विद्वान षडगोस्वामियों--सनातव, रूप, जीव, रघुनाथदास, गोपाल भट्ठ, 
रघुनाथ भट्ट--का स्थायी निवास ब्रज ही था। बहाल के अन्य भक्‍त भी आराध्य के 
धाम का दर्शनसेवन' करने प्रायः वृन्दावन आया-जाया करते थे । फलस्वरूप, मध्ययुग 
में त्रमभ और बडद्धाल की क्ृष्णमक्ति एक-दूसरे के प्रदेश में संवाहित होती रही । 
कहने का तात्पयँ यह नहीं है कि बद्भाल और ब्रज की क्ृष्णभक्ति की अपनी- 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, वरन्‌ मध्ययुग में जो कृष्णम्क्तिधारा उच्छुलित 
हुई उसमें दोनों की प्रतिभाओं का सज्भुम था। प्रस्तुत श्ोध-प्रबन्ध में दोनों प्राम्तों के 
कृष्णभक्ति-आन्दोलन के विविध पक्षों पर विचार करते हुए और उन्हें संइलेषणात्मक 
रीति से समेटते हुए, उनमें निहित समन्वय को खोजने का प्रयत्न किया गया है । 


मध्ययुगीन कृष्णभक्ति के दर्वंत, भक्ति, साहित्य, संस्कृति आदि सभी 
पहलुओं का विवेचन किया गया है। कवियों की नामावली तथा उनके रचचा-काल को 
नए सिरे से उठाने की आवश्यकता नहीं समझी गई व्योंकि इस दिशा में दिनेशचन्द्र 
सेन, सुकुमार सेन, सतीशचन्द्रराय जसे आघुचिक बड्भाली विद्वानू तथा हिन्दी के कुछ 
शोध-प्रबन्ध ठोस कार्य कर चुके हैं। चेतन्य-सम्प्रदाय सम्बन्धित सामग्री कलकत्ता की 
तेशनल लाइब्र री, कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा संस्कृत कालेज की लाइब्रे रियों एवं 
बज्भीय साहित्य परिषद्‌ से एकत्रित की गई है। ब्रजभाषा के कुछ साम्प्रदायिक ग्रन्थ 
जो अब अप्राप्य हैं, उन्हें वृन्दावच के ग्रोस्वामियों से प्राप्त किया जा सका है । 





१. व्यासवाणी पूर्वाह्न पद, सं० ऊ० 


( २ ॥ 


प्रथम अध्याय में, पृष्ठध्ुमि में चली आती हुई उन विचारधाराओं का अनु- 
गमन किया गया है, जो मध्ययुग की क्ृष्ण-भक्तिधारा में सम्मिलित हो गईं । पृष्ठभूमि 
को परम्परागत तथा युगीन दोनों दृष्थियों से समझा गया है । परम्परागत पृष्ठभूमि से 
दर्शन, साधना (भावधर्म), तथा साहित्य के स्रोतों को लिया गया है। दर्शन के 
अच्तगंत वैदिक, जौपनिषदिक, पैराणिक, तथा चतु सम्प्रदायों के दर्शन का दिग्दशंन 
कराते हुए मध्ययुगीन-कृष्णभ कित के दशशन में उनके योगदान का मुल्याडुँन किया गया 
है, साथ ही कष्णभक्ति के मौलिक दहन का भी उल्लेख किया गया है। साधना के 
अन्तगंत भावधर्म को ही लिया गया है क्योंकि कृष्णसक्ति की यही विशिष्ट साधना है। 
भारतीय साधना के इतिहास में भावधर्म के सूत्र को पकड़ने की चेष्ठा की गई है । 
साहित्य के माध्यम से क्ृष्णभक्ति को प्रेरणा देने में जयदेव, चण्डीदास, तथ' विद्यापति, 
तो प्रख्यात ही हैं, विल्वमज्ल की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । विल्वमज्भल 
के अतिरिक्त कालिदास के प्रभाव को भी कृष्णकाव्य के निर्माण में स्वीकार किया गया 
हैं। युगीन पृष्ठभूमि में तत्कालीन राजनैतिक, धामिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का 
आकलन किया गया है, इनके प्रति प्रतिक्रिया से भी कृष्णभक्ति का उद्गम हुआ । 
कष्णभक्ति के उद्गप्त की प्रेरणा को मुख्यतः आध्यात्मिक माना गया है, नीतिपरक 
नहीं; वह इसलिए कि उसने माषव के अन्तर्वाह्म जीवन की तमाम समस्याओं का 
जम्माध्माव आध्यात्मिक चेतना से किया है, मानवीय चेतना से वहीं । 


» !! »क्षिग्ीय ब्रष्याय, में, शक्रज एवं बद्धाल के दाशंनिक-विचारों का समन्‍्वयात्मुक्‌ रूप 
प्रस्तुत! किया गया'है $ हैसके अन्तर्गत परमतत्व जिसमें कि शक्ति अन्तभुूक्त है, माया, 
जीव, जगत्‌, कुन्दरावन, लौब्रावाद का विवेचन किया गया है। राधाक्ृष्ण के 
आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा करते हुए उनके माधुर्यंमण्डित स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ माना 
गेधा है। शक्ति के प्रसज में कृष्णभक्ति में प्रमुख रूप से विकसित ह्लादिनी शक्ति-- 
रीधा--का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त शक्ति के बहिरज़ (माया) 
तैथा अन्तरज्भ (स्वरूप) रूपों के पारस्परिक सम्बन्ध को सुलभाने की चेष्टा भी को 
गईं रा । जीवतत्व के अन्तगत ब्रह्म-जीव का सम्बन्ध, जीव की स्थिति तथा उसके 
से हम पर्‌ विचार किया गया है। जगत्‌ का विवेचन कुछ अधिक गहराई से करते हुए 
त्सम्बन्धी अपू्ण घारणा की आलोचना की गई है। साध्यलोक वृन्दावन का विस्तार 
से वन किया गया है। इहलोक तथा साध्यलोक के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय ,में 
भी जो कुछ प्रंसन उठते हैं, उन्हें अभिव्यक्त किया गया है। लीलावाद का सिद्धान्त 
प्रतिपादित करते हुए दशंन और साधना में उसके महत्व को अधिगत किया गया है । 
संक्षेप में कृष्ण-दर्शन के प्रत्येक पट पर आलनन्‍्द ब्रह्म॑ की प्रतिष्ठां देखी जा सकती है । 


( $ ) 


तृतीय अध्याय में, भक्ति-प्रकरण आरम्भ किया गया है। मध्ययुगीन कृष्ण॑भक्ति 
के पीछे किस प्रकार की दाशनिक और मन्रोव॑ज्ञानिक प्रेरणा थी, इसे समझने का 
प्रयास किया गया है । भक्ति के पीछे उसी अनन्द की प्रेरणा क्रियाशील थी, जो दक्ष 
में आतनन्दब्रह् कहहलाया और जिसे श्रीकृष्ण-विग्नहू मे साकारता मिली । भक्ति का 
मनोवि ज्ञान भी आनन्द की खोज का मनोविज्ञान है, यह खोज परमण्रीत्यास्पद् की 
पोज! है | इसके बाद भक्ति के प्रकार--साधन, भाव, प्रेम, पुष्ठि आदि--कय विकेचन 
किया! गया है । अन्त में भक्ति के अनिवाय अंगों--भगवत्कृपा, ग्रुर आश्रय, आत्म- 
सम्नपंज,, चाम, सत्संग--के सुक्ष्म मनोविज्ञान को समझने का प्रयास्त किया ग्रया है । 
चतुर्थ अध्याय में, कृष्णभक्ति की साधना का विकास-क्रम अंकित किया गया 
है;->नवधा भक्ति, सेवाप्रणाली, तथा अनुरागमुलक साधना । नवधाभकित के नौ अंगों का 
विवर॒ुण ही न देकर भक्ति की भावश्ूमि में उसके अवदान धर भी विचार किया 
गया है। सेवा-विधान के अन्तगेत सेवा की उदात्त भावना तथा उसके विभिन्न 
प्रकारों का उल्लेख करते हुए, प्रत्येक सम्प्रदाय की अष्टप्रहर सेवा का पृथकू-उथक्‌ 
विवरण दिया गया है ताकि उनकी साम्प्रदायिक विशेषता को भी अधिगत क्रिया का 
सके । राधाबल्लभन-सम्प्रदाय के अष्टयाम सेवा का रूप डॉ० विजयेन्द्र द्यतक . के 
शोधप्रबन्ध के अनुकूल ही प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि इस सम्प्रदाय की सेवा का 
स्वरूप और कही से इतने पुष्ठ रूप मे नही प्राप्त किया जा सका।॥ अनुरागमुलक 
साधना के अन्तगत चंतन्य तथा बल्लभ-सम्प्रदाय मे प्रचलित श्रृद्धारपरक भक्ति का 
आध्यात्मिक सकेत उद्घाटित करने की चेष्टा की गई है और उसका साधनापरक अर्थ 
भी संमभने का प्रयास किया गया है । 
पर्चम अध्याय में, सामान्यरूप से भक्ति तथा विशिष्ट रूप से कृष्णभक्ति की 
रसरूपता पर विचार किया गया है । सर्वप्रथम अलौकिक रस के आधार की प्रतिष्ठा 
गई है, फिर भक्तिरस की चिन्मयता को व्यक्त करने की. चेष्टा की गई है ओर 
काव्यर॒स से उसके अन्तर को स्पष्ट करते हुए भक्तिरस का स्वरूप स्थांपित किया गयूः 
है । काव्यरंस और भक्तिरस की--विभाक, उद्दौपन आदि संभी देष्टियों से तुलना भी 
को गई हैं। अन्त में गौड़ीय सम्प्रदाय में शास्त्रीय रीति से प्रतिपादित कृष्णभक्तिरस 
का चित्र उपस्थित करते हुए उसके विभिन्न अवयवों के अंध्यात्मंपरक अर्थ को 
क्ते का उपक्रम भी किया गया है। 
षष्ठ अध्याय में, कृष्णमवित रस के पाँच मुख्य रंसों--शाँत, प्रीति, प्रैय, 
वात्सल्य, मधुर तथा सात गौण रसों- हार्स्य, अदभुत, बोर, करुण, रो, भयानक; 
वीभत्स--की स्थापना की गई है। खुख्य रसीं के सुक्ष्मातिसूक्षम पक्की का 


( ४ ) 

उद्घाटन करते हुए उतका विस्तृत विवेचन किया गया है; गौण रसों का उल्लेख मात्र है । 
मुख्य रसों की सूची में जीव गोस्वामी द्वारा प्रतिषादित 'प्रथ्य भक्तिरस” का विवरण भी 
अलग से दिया गया है । रस-विवेचन, काव्य के उंदाहरणों से समन्वित है तथा 
जहाँ भी अवसर मिला है, वहाँ ब्रज के सस्प्रदायों की रस सम्बन्धी शास्त्रीय व्याख्या 
को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे मधुर भक्ति के विप्रलम्भप्रकरण में चन्‍्ददास 
द्वारा उल्लिखित पलकोतर, वनांतर आदि विरह। रसाभास का प्रसड़॒ भी वणित 
है। अन्त में प्रास काव्यश्ञास्त को भक्तिरसशास्त्र की देन का विवेचन करते हुए 
भक्तिरसद्स्त्र के औचित्य- अनौचित्य, उसकी स्वाभाविकता तथा क्ृत्रिमता पर 
विचार-वितर्क प्रस्तुत किया गया है । 

सप्तम अध्याय में, क्ृष्णकाव्य के भावपक्ष को लिया गया है । कृष्ण- 
भक्ति के मुख्य भावों का चित्रण करते हुए कष्णभक्ति के लीलाप्रवण के साथ ही 
भावात्मक स्वरूप को अभिव्यंजित किया गया है। दास्य, वात्सल्य, सख्य एवं मधुर 
भावों का मनोवेज्ञाविक विश्लेषण करते हुए उन्हें उन रन्ध्रों से भी देखने का प्रयत्न 
किया गया है जिनसे क्ृष्णकाव्य के भावों की अलौकिकता की भलक मिलती है। 
अतः इन भावों की सनोवैज्ञाचिक अन्तदंशाओं की भक्तिपरक चेतना को भी यक्रन्तत्र 
अभिव्यंजित किया गया है। 

बष्टेस अध्याय में, कृष्णकाव्य का कलापक्ष वर्णित है। कलापक्ष के भी मोटे 
जुप- दन्द, अलंकार, भाषा--को ही लिया गया है, सुक्ष्मपक्षों पर हष्टिपात नहीं किया 
गया है । वस्तुत; कृष्णकाव्य का कलापक्ष इतना संकुल, इतना चमत्कारपूर्ण, इतना 
समृद्ध है कि उसकी समग्रता को देखने के लिए स्वतंत्र शोध की आवद्यकता है। 
छन्द में बद्भला तथा हिन्दी क्ृष्णकाव्य में प्रधुक्त होने वाले विभिन्न वरणिक तथा मात्रिक 
छन्दों का विवरण भी दिया गया है। अलंकार-विधान के अन्तर्गत प्रमुख शब्दालंकारों 
तथा अत्य भी अलंकारों का दिग्दशंन कराया गया है । किन्तु भाषा पर कुछ गहनता से 
विचार किया गया है । ब्रजभाषा तथा ब्रजबुली के साम्य पर प्रकाश डालते हुए उनके 
स़ाहव्यमुलक व्याकरण-हूपों का अध्ययदः किया गया है । साहित्य की दृष्टि से यह 
पायानसास्य बत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

नव अध्याय में, दर्शन, धर्म, साहित्य आदियें प्रस्फूटित अ्ध्ययुगीन कृष्णभक्ति 
की सांस्क्तिक-चेतना कूप मुल्यांकन किया गया है। परम्परा से चला आता हुआ निवृत्ति- 
परुक भारतीय अध्यात्म, जिस को जुद्ध-प्रवृत्ति से रामरंजित करने में कृष्णभक्ति ने 
“हत प्रयास क्विया, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। भारतीय आध्यात्मिक संस्क्ृति में 


( # ) 

मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-संस्कृति की महत्वपूर्ण देन को स्पष्ट किया गया है। 
कृष्णभक्ति-सस्क्ृति, आध्यात्मिक संस्कृति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, लौकिक संस्कृति 
का आलिगन करने में भी इसकी उदारता और विशालता कौ उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । क्ृष्णभक्ति संस्क्ृति ने लौकिक संस्कृति को अपनाकर, उसके समुन्नयन का 
इलाध्य प्रयत्न किया है और सन्निविष्ट लौकिक-संस्कृति के तत्वों का विश्लेषण भी 
किया है। कुल मिलाकर कृष्णभक्ति महान्‌ भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने 
में सक्षम है, इसकी भव्य सांस्कृतिक चेतना में लौकिक- अलौकिक की सीमारेखाएँ 
मिट जाती हैं, ससीम और असीम ओत-प्रोत होने लगते हैं। यही तो वह महान 
साधता है जिसे भारतीय संस्कृति कह कर अभिहित किया जाता है--जिसमें ससीम 
की हर यति असीम से मिलकर ही सार्थक होती है और असीम, ससीम में व्यक्त 
होकर ही धन्य होता है । 

परिशिष्ट में ब्रज तथा बद्भाल की क्ृष्णभक्ति के पारस्परिक आदाव-प्रदान को 
अभिव्यंजित किया गया है, पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया गया है तथा मुख्य- 
मुख्य सिद्धान्तों की तालिका प्रस्तुत की गई है । 


“रागांचल' मीरा श्रीवास्तव 
५९, टैगोर टाउन, 


इलाहाबाद 


विषय-सूची 
अध्याय १ पृ० १०२६ 
कृष्ण-भक्ति धारा का उद्गम 


परम्परागत पृष्ठ भूमि : दर्शन--वेद-दर्शन १, उपनिषद्‌-दर्शन २, 
पुराण-दर्शन ३, चतुःसम्प्रदाय ४, मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-दर्शन ३, 
साधना : भावधमं--वेद ८ ४ उपनिषद्‌ १०, पुराण १०, भागवत- 
धर्म ११, आलवार ११, साहित्य--जयदेव १३, विद्यापति १४, 
चण्डीदास १५, विल्वमंगल १६, कालिदास १७, थरुगीन पृष्ठ- 
भूमि : सामाजिक अवस्था १९, शजनेतिक अवस्था २०, धार्मिक 
अवस्था २१, कृष्णभक्ति का उद्गम २३ । 
ब्षध्याय २ पु० २७-६७ 
दाशेनिक सिद्धान्त 

प्रमतत्व --निर्गुण सगुण २७; विरुद्ध-धर्माश्रगथ २८, परबह्य की 
तीन स्थितियाँ-ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌, अक्षरब्रह्म, अन्तर्यामी, 
पुरुषोत्तम २६; भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं ३१: 
प्रब्रह्मनराकृति--अवतारवाद ३२, शज्क्ति--अन्तरंग, बहिरंग, 
तटस्थ अयवा छ्वादिनी, संवित्‌, संधिनी ३४, ह्वलादिनी का उत्तष 
३६, अद्वयद्वयय ३७, ईशवर-शक्ति ३६, आानन्द-बरह्य: माधुय॑धूर्य ४०, 
राधा: परमाण्ष्या ४२, श्रीकृष्ण का सापेक्षिक महत्व ४३; माया-- 
बुद्ध एवं विकृत ४४, विक्षेत माया किवा बहिरंग शक्ति (व्यामोहिका 
माया) ४४, विशुद्ध माया किवा अन्तरंग शक्ति ४५, विद्या-अविद्या 
माया का सम्बन्ध ४८५, जीव--ब्रह् और जीव ५०, जीव की दो 
स्थितियाँ-बद्धदशा ५२, मुक्त स्वरूप ५३, जीव का चरमसाध्य ५५, 
इदम्‌ (सृष्टि) ५६, अविकृत परिणामवाद : जगत्‌ ५७, संसार ४७, 
जगत्‌-संसार ५८, अक्षर-ब्रह्म एवं पूर्ण पुरुषोत्तप की सृष्टियों का 
सम्बन्ध ५८, साध्यलोक--चृन्दावन ६०, लीला ६५। 


अध्याय ३ पृ० ७१-१५१० 
भक्ति 


भक्ति का दाशेनिक आधार ७१, भक्ति का मनोविज्ञान ७३, प्रेमा- 
भक्ति का स्वरूप ७६; भक्ति के भेद-- साधन भक्ति 5२, वैधी ५२, 
रागनुगा ८९, कामरूपा 5३, सम्बन्ध रूपा ८४, कामानुगा 5६, 
भावभक्ति 5५६, प्रेमभक्ति ६१, पुष्टि भक्ति--प्रवाह-पुष्ठि ६२, 
मर्यादा-पुष्टि ६३, पुष्टि-पुष्टि ६३, घुद्धि-पुष्टि ९३, भक्ति-साधना 
के अतिवायें अंग--भगवत्कृपा किवा अनुग्रह ६४, ग्रुरु-आश्रय 
६७, आत्म-्सम्पंण १०१, नाम १०६, सत्संग १०९। 


अध्याय ४ पु० ११३-१७० 
भक्ति : साधना एवं विकास-क्रम 


नवधा-मक्ति--श्रवण ११५, कीतेन ११७; स्मरण ११९, पाद- 
सेवन १२०, अचंत १२१, वन्दन (२२, दास्य १९२, सख्य १२३, 
आत्म-निवेदन १२४, सेवा--राधावल्लपी सम्प्रदाय में अष्टयाम सेवा 
१२८, निम्बाक-सम्प्रदाय १३१, ग्रौड़ीय सम्प्रदाय १३६, वल्लभ- 
सम्प्रदाय १४५, अनुरागमुलक साधना १५०, चैतन्य-सम्प्रदाय 
में मधुर सक्ति--पुवंराग १५२, अभिसार १५५, मान १५६, 
माथुर १४८, पुनर्भिलन १५८; वल्लभ-सम्प्रदाय में गोपी भाव 
१५८--माखब-चोरी १६०, चीरहरण १६१, पनरघट-लीला १ ६४, 
दानलीला १६५, रासलीला १६७, हिंडोल, फाग १६८; निकंज- 
लीला : सखी भाव १६८ | हु 


अध्याय «४ पृ० १७३-२०८ 
रस [खण्ड प्रथम] 


रते के आधार १७३, भक्ति-रस का स्वरूप १७४; काव्य-रस एवं 
भक्ति-रस १७७ भक्ति-रस की स्थापना १८० --स्थायी भावत्व 
१८३, योग्यता-त्रथ' १८३; कृष्णभक्ति-रस १८४, स्थायीभाव 
१८५--शुद्धारति १८६, प्रीति-रति १्यद, सड्य रति १८७, 
वात्सल्यरति १८७, प्रियत्तारति १ ८७; विभाव १८७--आलम्बन: 


(६ हे ) 


कृष्ण १८८, कृष्ण-भक्त १६९४, उद्दीपनप १६४; अनुभाव १९८५; 
सात्विक २००, सात्विक की अवस्थाएँ २०१; व्यभिचारी २०३, 
प्रतन्त्र २०६; स्वतन्त्र २०६, आभास २०६, प्रातिकूल्य २०६, 
अनौचित्य २०६ । 


अध्याय ६९ ५१५० २१११-२६० 
कृष्णभ्क्ति-रस के विविध रूप--रस [खण्ड द्वितोय] 


शान्तसक्ति रस २११--स्थायीभाव २११, विभाव : आलम्बन 
२१२, उद्दीपन. २१२; अनुभाव २१४, सात्विक २१६; प्रीति भक्ति- 
रस (दास्यभक्ति-रस) २१७, अ--संभ्रम प्रीति-रस २१७, स्थायी 
भाव २१७, आलम्बन २१७, उद्दीपन २२०, अनुभाव २२१, सात्विक 
२२२, अयोग--उत्कंठित, वियोग २२३, योग-सिद्धि, तुष्टि, स्थिति 
२२३; ब--गाौंरव-प्रीति-रस २२३--घथायी भाव २२३; विभाव- 
आलम्बन २२४, उद्दीपतप. २२४; अनुभाव २२६, सात्विक २२६, 
व्यभिचारी २२६, प्रेम भक्ति-रस (मेत्रीमव रस) २२६--स्थायी 
भाव २२९६, आलम्बन २२७, उद्दीपनच २२८, अचुभाव २३०, 
सात्विक २३१, अयोग--उत्कंठित वियोग १३२, योग--सिद्धि, 
तुष्टि, स्थिति २३१; वत्सल भक्ति-रस २३४--स्थायी भाव २३४, 
आलम्बन २३४, उद्दीपन २३४, अनुभाव २३६, सात्विक २३६, 
व्यभिचारी २३७, अयोग--उत्कठित, वियोग २३७, योग--सिद्धि 
२३८, तुष्टि स्थिति २३८; उज्ज्वल रस २३८--स्थायी भाव 
२४०, साधारणी रति २४३, समंजसा रति २४३, समर्था रति 
२४३, प्रेष २४४, सस्‍्तेह २४५, समान २४४; प्रणय २४५, राय 
२४६, नीलिमा राग २४६, रक्तिमा राग २४६,--कुसुम्भ २४६, 
मंजिष्ठ २४६; अनुराग २४७ महाभाव २४७, रूढ़ २४७, अधिरूढ़ 
२४७; आलम्बन २४०; श्रीकृष्ण २५०, प्रेयसी वर्ग २५१; उद्दीपत 
२५२, सात्विक २५८, व्यभिचारी २५८; पूर्व-राग २६२, प्रौढ़ 
पू्वे-राग २६३, समंजस पृर्वे-राय २६९, साधारण पृव-राग २६९; 
मान २७०--सहेतु मान २७०, निहेतु मान २७६; प्रेम-वेचित्तय २७३; 
प्रवास २७४--बुड्धिपु्वक २७४, अबुद्धिपूर्वेक प्रवास २७७; सुख्य 
संभोग २७७--संक्षिप्त सम्भोग २७८, संकीर्ण २७८, सम्पन्न २७६; 


( ४ ) 


समृद्धिमान २८०; ग्रोण सम्भोग २८१; गौण भक्ति-रस 
२८२--हास्य भक्ति-रस २८२, अद्भुत भक्ति-रस २८३, वीर भक्ति- 
रस २०३, करुण भक्ति-रस २८४, रौद्र भक्ति-रस २८५५, भयावक 
भक्ति-रस २०६, वीभत्स भक्ति-रस २५६; रसाभास २८७, 
प्राप्त-काव्यपरम्परा का उपयोग तथा भक्ति-रस शास्त्र का 
योगदाव २८७ । 


अध्याय ७ पृ० २६३ - ३४६ 
भाव-चित्रण 


दास्य भाव--विषयासत्ति से जुगुप्सा २९३, प्रभु का आवाहन 
२६४, कपा का अनुभव २९५, निराशा एवं ज्रास से उत्पन्न संसार- 
विमुखता तथा ईइवरोन्मुखता २६६, सांसारिक प्रवंचना से उत्पन्न 
चिरस्थायी रागात्मक सत्ता की खोज २९७; वात्सल्य-भाव 
२६९, यशोदाचन्द का भाव २६६; मातृसुलभ अभिलाषाएँ ३०१, 
कृष्ण का बर्तेत ३२०२, योचारण का हुठ ३०३, माखन-चोरी ३०६, 
सथुरागमन ३०६, बाल क्रुष्ण ३०८, अँगुूठा चूसना ३०८, मिट्टी- 
खाना ३०६९, प्रतिविम्ब क्रीड़ा ३०९, मकक्‍्खन-खाना ३०९, चोटी 
लम्बी करने की उत्सुकता ३११, एकान्त में क्रीड़ा ३१२, चन्द्र प्रस्ताव 
३१३; सख्य-साव ३१३, क्रीड़ा एवं साहचये ३१४, माखनचोरी 
३१६, गोचारण ३१७, दुष्टटलन लीला ३१६, छाक ३२०, सख्य में 
आराधया-भाव ३२०, सख्य में दैन्य ३२०, गअथुरा-प्रस्थान ३२१, 
अवतार की प्रतीति ३२२, ब्रह्मत्व से क्षोभ ३२२, विरह ३२३; 
मधुयं भाव ३२४, प्रेमोदय ३२४, प्रेमोदय की प्रतिक्रिया ३९५; 
निस्तब्धता ३२५, विमृग्ध-आत्मसमपंण ३२८, विधभ्वम-व्याकुलता 
३२६, वृत्तियों का सम्पुर्णत: क्ृष्ण में केन्द्रित होना ३३०; 
मिलन की उत्कंठा ३३०, ग्रोपियों का मिलनोद्यम ३३०, कृष्ण 
का ग्रोपियों से मिलनोद्मम ( छब्यलीलाएँ ) ३३३, प्रेम का 
परियाक न पूर्णता ३३५, चीरहरण-लीला ३३५, दान-लीला ३३५, 
रखलीला ३३७, फान : वसन्त-लीला ३३८; विरह : मथूरागमन 
हैडेप, दीनता-व्राश्रयता-लिल्तता ३४०, विक्षोभईर्या ३४१, 


(२ ) 


- वितर्के-ःलानि ३४१, स्मृति-त्रास-कठुता ३४३, प्रेम-विवशता ३४४३ 
पुनमिलन ३४५। 


अध्याय ८ पृ७ -३२४६-रे८घ८ 
कलान्पक्ष 


शली--आख्यान शली और उसके छुन्द ३४६---पयार, चौपाई-चौपई, 
चौबोला २५०, चौपाई-दोहा-सवेया ३५१, रोला-दोहा ३५१, दोहा 
३५२, दोहा-सोरठा, अरिल्ल-कुण्डलिया ३५३, कवित्त-सबैया ३४३, 
दोहा का तृतन प्रयोग ३४४, पदर्शली : (बंगला) अक्षर वृत्त-पयार 
३५५; एकावली--आठ अक्षरी ३५६, दस अक्षरी ३५६, एकादश 
अक्षरी २५६; त्रिपदी छन्बीस अक्षर की दीघ त्रिपदी ३१५६, बीस 
अक्षर की लघु त्रिपदी ३५६, मात्रिक छन्द ३५६४ चतुष्पदी आठ- 
बारह-सोलह मात्रा ३५७, विषम चतुष्पदी--बारह-सोलह मात्रा 
३५७, त्रिपदी--अट्ठाइस भाजत्रा ३५८, पच्चीस मात्रा ३५८, तेईस 
मात्रा ३५८, दीघे चतुष्पी--सेंतालिस मात्रा ३५८, एक्यावन 
मात्रा ३१९, तोमर ३५६९, हरिगीतिका ३५९, पदपदाकुलक ३५६, 
हिन्दी : मात्रिक छत्द ३५६, विष्णु पद ३६०, सार-सरसी ३६०, 
ताटडूु ३६३, कुण्डल-उड़ियाना ३६३, रूपमाला-शोभव ३६३, 
समान सवेया ३६४, विनय ३६४, विजया ३६५, त्रिपदी ३६१, 
वर्णवृत्त-मवहरण ३६६; मुक्तक शैली--दोहा ३६६, छप्पय ३६७, 
कुण्डलिया ३६७, कवित्त ३६७, सवेया ३६७; अलक्भार-विधान : 
शब्दालद्धार-अनुप्रास ३६८, पुनरुक्ति-प्रकाश ३७०, अनुकरणात्मकता 
३७१; अर्थालद्भार- उपमा ३७२, रूपक ३७३, रूपकातिशयोक्ति 
३७४, उत्प्रेक्षा ३७५, प्रतीप-व्यतिरेक ३७६, सन्देह-अपहूति ३७८, 
अत्यक्ति २७९, भाषा ३७९---संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा इंच०, 
राजस्थाती ३८०, गुजराती ३५१, पञ्माबी ३८१, उर्द ३८९१, ब्रव- 
भाषा-ब्रजबुलिका साम्य ३८१--पद ३८२, वचन ३८३, सर्वेताम--- 
अस्मद्‌ रे८४, युष्मदू-तद्‌ ३५५, यद्‌ ३८६, कौच ३८६, कोई ३८६; 
कारक ३८६, प्रत्यय-अत्‌ ३८५७, अये ३८७, इ रेष७, ए-ऐ इृघव, 
इ-ये ३८५८ ओ-ओ ३८८ | 


( ६ ) 
अध्याय ६, पु७ ३६ १-४०७ 
संस्कृति 
मध्ययुगीन कृष्ण सक्ति आन्दोलन का सांस्कृतिक मुल्यांकन-- 
आध्यात्मिक संस्कृति में योगदान ३६१, लोक-संस्क्ृति को कृष्ण- 


भक्ति की देव ४०० । 
परिशिष्ट पु० ४११-४२६ 
सहायक ग्रन्थ-सूची पृ० ४३०-४४५ 


पद सं० 

पु० 

प० क० त७ 
चै० च० 
आदि० ली० 
म० ली० 
भ० र० सिं० 
पृ० वि० 
प० वि० 
उ० वि० 
द० धवि७० 
प्र०ल० 
द्वि० ल० 
तृ० ल० 
च्‌० ल० 
पूृं० ल० 
सृ० सा० 
सु० बो० 
परि० 

वृ० ज० प्र० 
सा० 


पदसंख्या 

ट्ष्ठ 

पदकल्पतर 
चेतन्य-चरितामृत 
आदि-लीला 
मध्य-लीला 
भक्तिरसामृतसिधु 
पुर्वें-विभाग 
परिचम-विभाग 
उत्तर-विभाय 
दक्षिण-विभाग 
प्रथम लहरी 
द्वितीय लहरी 
तृतीय लहरी 
चतुर्थ लहरी 
पंचम लहरी 
सुरसागर 
सुधरमंबोधिनी 
प्रिच्छेद 

वृन्दावन जसप्रकास 
(श्रीमद्‌ू) भागवत 


कष्ण-भक्तिधारा का उद्गम 


श्रार्य-संस्क्ृति के प्रभातकाल में ही ईश्वर और मानव के बीच सम्बन्ध 
* स्थापित होने लगा था । जिस क्षण से भारतीय-संस्क्ृति ने नयनोन्मीलन किया, उस 
क्षण से वह केवल मानवीय धरातल पर ही सनन्‍्तुष्ट होकर जीवित न रह सकी । 
पाथिवता में सीमित, परिवेश तथा प्राकृत परिस्थितियों से बद्ध होकर रहना उसके 
लिए असह्य हो उठा । उसकी हृष्टि अपने चारो ओर फैली हुई विशाल सृष्टि पर 
गयी और यह सृष्टि जडावसन्न प्रतीत न होकर किसी अद्भुत आरचर्यमयी चेतना 
से स्फूतिशील जान पड़ी । इस 'इदम्‌' के अन्तराल में भारतीय-मनीषियों को स्पष्टतया 
एक ऐसी सत्ता का बोध हुआ जो जीवन और जगत्‌ को अपनी गरिमा तथा 
महानता से अभिभूत करके इन्हें परिवेष्टित किये हुए है। श्रार्य जाति ने एक बृहत्‌ 
सत्य तथा ऋतम्भरा-चेतना का स्पर्श मानव-जीवन में भी अनुभव किया। उसने यह 
अनुभव किया कि जीवन सद्भूषों से आकुल है, नाता प्रकार की विषम-शक्तियाँ 
स्वस्थ सुन्दर जीवन को पड्िल तथा नष्ट कर देने के लिये विचरण करती हैं किन्तु 
मानव-मन उसके सम्मुख परास्त नहीं होना चाहता । परन्तु मानवेतर शक्तियों से 
सद्भर्ष को केवल मानवीय झक्ति से भेल पाना असम्भव प्रतीत हुआ । श्रात्मविकास 
के सद्धर्ष मे विजयी होने के लिये उसने अपने से अधिक सहत्तर शक्तियों का झाश्रय 
लिया जिसे उसने प्रकाशमयी चेतना किवा दिव” का नाम दिया । यह चेतवा उसका 
सतत सरक्षण करने वाली बोध हुईं, अतएवं सद्भूर्ष में उसने उसका आवाहन किया । 
यह आवाहन मानव तथा देव-चेतना के बीच मन्त्र का माध्यम लेकर वैदिक साहित्य 
का सर्जक हुआ | इस प्रकार आरम्भ से ही भारतीय जीवन की दृष्टि इस लोक तक 
सीमित तथा सन्तुष्ट न रह कर आालोकान्वेषी रही है। 
परम्परागत पृष्ठभूमि : दर्शन 
बेद-दशशंन--दाझं निक दृष्टि से वैदिक विचारधारा को देवतवाद कहा जा सकता 
है । आधुनिक अंग्रेज-विद्वानों ने उसका नामकरण बहुदेववाद (?0ए7४शंश7) 
किया किन्तु यह झब्द उस युग की विचारधारा को स्पष्ट करने के लिये उपयुक्त 
नही है। आधुनिक भारतीय गवेषणा के इस श्रान्त तथ्य का निराकरण हो 
चुका है| 'बहुदेववाद' शब्द भी वैदिक-दर्शन को स्पष्ट करने में असमर्थ सिद्ध हो 


१ मंध्य-युगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


चुका है। वास्तव में ग्रायंऋषि नाता देवों को एक देव की ही विभिन्न अभिव्यक्ति, 
उसके भिन्न-भिन्न रूप तथा नाम समझते थे | उस 'एक' असीम सत्य, ऋत्‌ चेतना को 
व्यज्ञता पुरुष-सुक्त मे हुई है। किन्तु उस 'एक' का प्रत्यक्षतः निदर्शन वैदिक साहित्य 
मे नही हुआ, उसकी विविध-रूपता की ही प्रतिष्ठा विपुल विस्तार से हुयी । “कस्मै 
देवाय हविषा विधेम' का प्रश्न उसके सम्मुख उपस्थित हुआ था । हवि किसी एक 
विशिष्ट देव को न देकर सभी देवरूपों को भ्रपित की गई । सभी देवता उस देव के, 
उस एक यज्ञपुरुष के रूप थे, अतएव किसी देवता को प्रमुख स्थान न मिल सका। 
विष्ण॒, इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, सविता आदि परमचेतना की ही विभिन्न अभि- 
व्यक्तियाँ थी, केवल विष्णु या इन्द्र देवाधिदेव नही बने, वरन्‌ प्रत्येक देवता में अन्य 
देवता का स्वरूप निहित था, अतएव उनमें पारस्परिक सद्धूर्षशा का प्रश्त नहीं 
उठता । सभी देवता एक-दूसरे के सहायक एवं सहयोगी थे, उनमे किसी प्रकार की 
प्रतिस्पर्धा नही थी । 

विष्ण॒, रुद्व एवं ब्रह्मा (ब्रह्मरास्पति) का आवाहन अन्य देवों की भाँति ही 
किया गया, पुराणकालीन-बयी के रूप में नहीं। देवो के अतिरिक्त देवियों का 
श्रावाहन भी हुझ्ला जिनमें प्रमुख थी--भारती, इला, सरस्वती, उषा एवं सावित्री । 
अ्रदिति को आदि-मातृचेतना कह कर सम्बोधित किया गया है, जो समस्त देवताग्रों 
की जननी है । किन्तु प्रत्येक देवता के साथ उसकी अविच्छेदय शक्ति का युगल-रूप 
वेद-दर्शन में नही मिलता । शक्ति और दशक्तिमानु के द्वत-युगल की स्थापना इस युग 
में नहीं की गयी । ० 

उपनिषद्‌-दर्शन --वस्तुत: वैदिक युग में साहित्य की धारा में दर्शन श्रन्तः 
सलिला की भाँति प्रवाहित होता रहा | उपनिषद्‌ युग में वैदिक दर्शन की स्पष्ट रूप 
से मीमांसा हुयी | श्रुतियों में ध्वनित दाशंनिक तत्त्वों को उभारा गया, उन्हे स्वतन्त्र 
रूप से प्रहण करने की चेष्टा की गयी। इस प्रयास ने वैदिक-विचारधारा को दो 
धाराश्रों में विभक्त कर दिया। एक ओर वैदिक-साहित्य के प्रतीकों में व्यक्त उपासना- 
तत्त्व के आधार पर ब्राह्मणु-ग्रन्थों में एक सुसम्बद्ध कमं कार्ड का नियोजन हुआ । 
यज्ञ, हवि, स्तोम आदि हाब्दों का जिनका ऋषियों की आन्तरिक साधना में एक 
झान्तरिक, अध्यात्मपरक शअ्रथं होता था, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लेकर जनसाधारण के 
लिये एक विस्तृत तथा जटिल कर्मकारड का प्रणयन होने लगा। दूसरी शोर उपनिषद्‌ 
में विशुद्ध ज्ञानं का प्रकाश हुआ । इस प्रकार कुछ इने-गिने व्यक्तियों को छोड कर, 
जो कर्मकारड की लाक्षरिकता से अवगत थे, इतर लोगों के निकठ भारतीय मनीषा में 
विभाजन उपस्थित हो गया । कर्मकारड की मान्यता होते हुए भी युग की प्रधान 
विचारधारा चिन्तनप्रधान उपनिषदों की रही है । उपनिषदों ने वैदिक तक्त्ववाद को 


कैष्ण-भक्तिधारा का उंद्गर्म ई 


ऊपर लाने की चेष्टा की, किन्तु लाक्षरिक किवा साड्डेतिक शैली में नही, सुक्ष्म- 
चिन्तन की शैली में । प्रथम बार इस साहित्य ने वैदिक-देव तवाद का रूप स्पष्ट 
किया, विविध देवचेतनाओ्ं के आधारभूत एक ईदइवर की स्थापना की जिसे किसी 
नाम-विज्येष से न पुकार कर केवल तत्‌' कहा गया। देवताओं के मन्त्राभिव्यज्ञित 
स्पष्ट व्यक्तियों का तिरोभाव होने लगा | एक परमचेतना का अमृत में ग्रहण होना 
आरम्भ हो गया । यह प्रतिक्रिया सम्भवत:ः प्रवृत्तिमुल॒क कर्मकार॒ड से बचाव के लिये 
हुयी । वैदिक तत्ववाद की गरिमा उपनिषद्‌ में अभिव्यक्त हुई किन्तु उपनिषदू- 
साहित्य में परमदेव की भावना अरूप, अगोचर बन कर व्यक्त हुई।* वहाँ दृष्टि, 
वाक्‌, मति सब हतप्रभ हो जाते हैं, वह कुछ ऐसी अनिर्वेंचनीय चेतना है जो न 
ज्ञात है, न अज्ञेय ।* इस निर्गुणता की ओर सड्डेत करते हुए सूर ने कहा है -- 
'भन वाणी सौ अ्रगम अगोचर सो जाने जो पावै । उपनिषद्‌ मे ब्रह्म की परात्परता 
के साथ ही उसकी सृष्टि में परिव्यात्ति भी घोषित की गयी--- 
ईशावास्यमिदं सर्वे यत्‌ किझच जगत्यां जगत्‌ । ९! 
तथा अंगुष्ठमात्र ज्योतिपुरुष को सबकी हृद-ग्रुहा में अ्रधिष्ठित बतलाकर 

अन्तर्यामी रूप की भी प्रतिष्ठा हुई । 

श्रड्धः ध्ठमात्र: पुरुषों मध्य श्रात्मनि तिष्ठति । 

ईशानो भृतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्तसते ॥ एतह तत्‌ ॥* 

अजड् ष्ठसात्र: पुरुषों ज्योतिरिवाघमक:। 

ईशानो भृतभव्यस्थ स * एवाद्य स उ शव: ध एतद्े तत्‌ ॥* 

पुराण-दर्शन--उपनिषद्‌ का तत्ववाद बहुत अमृर्ते होने लगा था। जनसाधारण 
की बुद्धि उस तत्‌' को ग्रहण करने में कुशिठित होने लगी । ज्ञान की ऊँचाइयों को छू 
पाने में असमर्थ सर्वसाधारण ने कर्मकारड का बोका उठाना स्वीकार किया; किन्तु 
१--दिव्यों छमृर्त: पुरुष: स वाह्याभ्यन्तरो हज: । 

अप्माणो हमनाः शुभ्रो हत्षरात्‌ परत: परः ॥२॥ द्विनीय मुण्डक, प्रथमखण्ड | (987६ ए७७- 
952 * ४ शिपजाफ्रट्त 9ए7 86 #&0००ऋफ्त० शैडफबायण एजातापाटाफफ, 


२--न तत्र चच्ुगच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनो । 
न विद्यो न विजानीमों ययैतदनुशिष्यात। 
अन्यदेव तद्विदितादथोी अविदितादपि | 
इति शुअ्र॒म पूर्वेषां ये नस्तदव्याचच्चिरे ।३॥ प्रथमखण्डः केनोपांनघद्‌ (वही सैस्करण) । 
ह-- ईशोपनिषद्‌, भ्रथम श्लोक | । 
“४--कठो पनिषद्‌ अध्याय २, वल्‍्ली १, श्लोक १२ (वही संस्करण) । 
५--कठोपनिषद्‌ अध्याय २, वलल्‍ली १, श्लोक १३ | 


हु मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


भारत मे अ्रध्यात्म जीवन से विच्छिन्न होकर पनप नही सका । पुराणों ने उपनिषद्‌ 
के महत्तम तत््ववाद को जनजीवन के निकट लाने का प्रयास किया । ततू' की गरिमा 
भुलाई नही जा सकती थी क्योकि उसके भूल जाने से अ्रध्यात्मचिन्तत का मन्दिर 
खरड॒हर बन जाता । किन्तु उसका साक्षात्कार करने के लिये जिस अलम्य ज्योति 
की आ्रावश्यकता थी, वह सर्वसाधारण को प्राप्य नही थी। उसे प्राप्त करने के 
लिये पुराणकालीन मनीषा ने परमचेतना को देह एवं आकार प्रदान किया। पुराण- 
साहित्य का विश्वास अरूप एवं अमृर्त के दार्शनिक विवेचन से हट कर उसकी 
अभिव्यक्त मूर्ति पर, मत्य॑जगत्‌ के अन्धकार में अवतरित परमतेज के भ्रवतार पर 
केन्द्रित हुआ । यह अवतार उस परमचेतना का ही भ्रवतार था जिसे तत्‌” कह कर 
सम्बोधित किया गया था, किन्तु अब वह तत्‌” मन-बुद्धि की ग्राहिका-शक्ति का 
एकदम तिरस्कार करने थवाला नहीं बना रह सका, उसे मानव के पकड़ मे आने 
का मार्ग खोजना पड़ा । गरुणातीत ब्रह्म की सक्रिय अनुभूति देह, प्राण, मन की 
चेतनाओं में बद्ध जनसाधारण के लिये अलस्य थी। ब्राह्मण-म्न्थों में प्रतिपादित 
कर्मकाएड की जटिलता उसे और उलभा रही थी। कोई समाधान न था । ऐसी 
विकट परिस्थिति में उसे ब्रह्म के ऐसे रूप की आवश्यकता थी जिसको वह पहिचान 
सकती थी, अपना सकती थी । पुराण के अ्रवतारवाद ने इस दुरूह कार्य को सम्पादित 
किया । श्री रा० जी० भण्डारकर के अनुसार साधारण जन को एक ऐसे आ्राराध्य 
की आवद्यकता महसूस हो रही थी जिसका व्यक्तित्व सुस्पष्ट होता और जो जीवन 
के व्यावहारिक पक्ष को छू सकता ।* पुराणों मे भागवत-पुराण का प्रभाव 

सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । श्रीमद्भागवत को व्यासदेवरचित वेद की 
व्याख्या कह कर घोषित किया गया। ब्रह्म की मानवीय लीला, यहाँ तक कि 
श्वृद्भारपरक लीला, का रोचक इतिहास पुराणों में विकसित हुआ । तनन्‍्त्र के प्रभाव 

से शक्ति की स्थापना अनिवाय॑ हो उठी, आराध्य के साथ आराध्या का अविच्छेद्य 

सम्बन्ध उपासना में प्रचलित होने लगा । 

चतुः:सम्प्रदाय--उत्तरभारत के क्ृष्णभक्ति आन्दोलन को प्रभावित करने में 
१२वीं, १३वीं शताब्दी तथा इसके भी पूर्व विकसित दक्षिण के वैष्णव-सम्प्रदायों का 
हाथ रहा है। दक्षिण में जन्म लेकर चार सम्प्रदायों ने उत्तरभारत में विकास किया। 


१--फ्रैणां 00 पीढ 0ाठांगक्रा'ए एछल0एॉ2, 27 बरएंगबरज[6 वंएुंटण जाप 8 77008 
ठांडऑएएं: एटा0०फबाएए फाबए पीना जरपदा 096 पफीलंकाट एणएं०णा5ड एऐए 
पाल एाफएफआंआाबत5ड 2/जलॉ>प्राट्त ६0 (006, बच 7००६४३४७ए बात (76 ?2[7]080- 
एॉंए2 करुल<पाबवारं0780:0 76६ 89४९० फट ०ची 26608,7-- ५ ६8४774 757, 
डिद्रापडाए द्वा्त 06० प्रांगण 7लां20प5 8ए807:8, ?, 2, 





कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम भर 


ये चार सम्प्रदाय हैं--श्रीरामानुजाचायय॑ का विशिष्टाह्वत पर झ्राधारित श्री-सम्प्रदाय, 
श्री मध्वाचायं का दतवाद पर प्रतिष्ठित ब्रह्म-सम्प्रदाय, श्री निम्बार्काचार्य का 
देतादेत पर आाश्चित सनक-सम्प्रदाय तथा विष्णस्वामी का शुद्धाहत पर आधारित 
रुद्र-सम्प्रदाय । बल्लभाचार्य जी को विष्णुस्वामी की परम्परा मे अन्तर्मुक्त करके 
विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय की विचारधारा को शुद्धाह्ेत कह कर स्थिर किया गया है 
किन्तु इसका कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नही है । 

इन चार सम्प्रदायों मे से प्रथम केवल रामभक्ति सम्प्रदाय का आधार बना, 
अतएव उसका शअ्रवदान क्ृष्णभक्ति-प्रान्दोलन में नगणय है | शेष तीनों सम्प्रदायों का 
प्रभुत सस्पर्श बद्भाल एवं ब्रज की क्ृष्णभक्ति घारा को प्राप्त हुआ । यहाँ पर संक्षेप 
में हम इन सम्प्रदायों की विचारधारा का दिग्दर्शन करेगे। ब्रह्म-सम्प्रदाय मे दतवाद 
की प्रतिष्ठा है । इसके अनुसार जीव और ब्रह्म में देतभाव है। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म 
से हुयी अवश्य है किन्तु दोनों में भेद है । इनमे स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है क्योंकि 
ब्रह्म स्वतन्त्र है और जीव परतन्त्र । कृष्ण ब्रह्म है, राघा की मान्यता इस सम्प्रदाय 
में नहीं है । कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन भक्ति है। निम्बाक के मत से 
ब्रह् और जीव का सम्बन्ध अद्वेत-दत का है। जीव की स्वतन्त्र भेदात्मक सत्ता नही 
है, वह अपना अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व में डुबा सकता है, ब्रह्म से उसका तत्त्वतः 
अभेद है। कृष्ण ब्रह्म हैं, किन्तु इस सम्प्रदाय में राधा की भी प्रतिष्ठा है। यद्यपि 
राधा का आविर्भाव कृष्ण से ही माना गया है, तथापि निम्बा्क मत में राधा- 
कृष्ण की एक साथ उपासना विहित है । विष्शुस्वामी के सम्प्रदाय का क्‍या स्वरूप 
था, यह निश्चित नही हो सका है। उनके सम्प्रदाय को वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाह्त- 
मत के रूप मे पल्‍लवित किया, ऐसी सामान्य धारणा है । 

सध्ययुगीन कृष्ण-भक्षि-दर्शन--उपरोक्त दर्शन-परम्परा में क्रृष्णुभक्ति के 
दर्शन का आविर्भाव हुआ । वस्तुतः मध्ययुम में कृष्णभक्तिधारा का अपना नितान्त 
स्वतन्त्र दर्शन नही है किन्तु परम्परा का एकदम पिष्टपेषण भी उसने नही किया । 
भारतीय तल्वचिन्तना के विभिन्न पहलुओं का समन्वय करने की प्रवृत्ति इस धारा 
की विशेषता है । 

आराध्य का स्वरूप मुख्यतया पौराणिक ही रहा, वह भी श्वृद्धार-प्रधान; 
किन्तु उसके निरूपण में गम्भीर तत्त्वचिन्तन इृष्टियत्त होता है । यह अवद्य है कि 
श्रीकृष्ण के अवतार रूप की उसमें उत्कट प्रतिष्ठा है किन्तु श्रीकृष्ण की नराकृति के 
सरस और ललित होते हुए भी उनके परमत्रह्मत्व को कही भी भुलाया नही गया । 
श्राकति उनकी नर की अवश्य है किन्तु है वे मुलतः, स्वरूपत:, अवतारी परमन्रह्म 
ही । कृष्ण के अवतरित रूप को मानव मानने की भ्रान्ति से अ्कुशठ रखने के लिये 


६ मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


इस सगुराधारा ने निर्गुण को भी स्वीकार किया । उपनिषद्‌ के अनिर्वंचनीय 
तत्‌' ही श्रीकृष्ण हुए, कोई महामानव अ्रवतारक नही बना यद्यपि श्रीक्षष्ण के 
महामानव की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी थी । गीता के पुरुषोत्तम- की महिमा ललित 
कृष्ण में पूर्णतया सुरक्षित रखी गयी । किन्तु उनके निर्गण होने का श्रथ भ्ररूप 
अव्ययवत्‌ नहीं रखा गया। रूपधारी होकर भी रूपातीत होना, सगुण होकर भी 
त्रिगुणातीत होना श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व की विशेषता है। अप्राकृत धर्मों का पुनस्स्थापन 
तत्‌' को सगुण श्रीकृष्ण का रूप दे देता है किन्तु इन धर्मो की परिकल्पना 
भी उपनिषद्‌ के सूत्र-वाक्यों के श्राधार पर ही सम्भव हुई, मानवीयता के आरोप से 
नहीं । श्रीकृष्णतत्व की व्याख्या चैतन्य-सम्प्रदाय मे एक विशिष्ट प्रणाली से हुई 
जो भक्ति की सुरक्षा के साथ-साथ सुक्ष्म दार्शनिक तत्वों का समावेश भी कर सकी । 
इस विवेचन का आधार भागवत में अभिव्यक्त एक इलोक है जिसमें पर ब्रह्म का 
भगवान्‌, परमात्मा एवं ब्रह्म, इन तीन रूपों में अ्रनुकुथन हुआ है। भक्ति के लिये 
भगवान्‌ को सर्वश्रेष्ठ ठहराकर उन्हें पर ब्रह्म की सर्वोच्च अ्रभिव्यक्ति माना गया । 
यही तथ्य श्रीमद्‌्वल्लभाचार्य जी ने गीता के आधार पर निरूपित क्या । क्षर एवं 
अ्रक्षर से श्रतीत पुरुषोत्तम ही बलल्‍लभ-सम्प्रदाय के इष्टदेव हैं । श्रस्तु, हम देखते है कि 
भक्ति की इस भावप्रवरा धारा में सम्यक्‌ तत्वचिन्तन को स्थान मिला है। सम्प्रदायों 
का भाष्य प्रस्थान-त्रयी [बादरायरा का ब्रह्म सुत्र, उपनिषद्‌, गीता] पर ही लिखा 
गया है। अस्तु, सम्प्रदाय की मान्यताम्रों मे उच्चाति उच्च ज्ञानतत्वों की प्रतिष्ठा हुई । 
प्रस्थान-त्रयी के अतिरिक्त पुराणों मे भागवतपुराण का प्रभाव सभी सम्प्रदायों के 
साधनाक्षेत्र पर पड़ा। किन्तु चैतन्य-सम्प्रदाय के तत्वनिरूपण में भी उसे भुलाया नहीं 
गया। भक्ति के भावों का मूलख्रोत तो वह बना ही रहा, श्रीकृष्ण-तत्व की प्रतिष्ठा 
में भी उसने कम सहायंता नही पहुँचाई । 

“ईशवास्यमिदं सर्व... को सुत्ररूप में स्वीकार करके सम्पूर्ण जगत्‌ पर ब्रह्म 
का आविष्कृत परिणाम माना गया किन्तु लीलावाद की प्रतिष्ठा पुराणों के आधार 
पर ही हुईं। यह सारा जगत्‌ ईश का आवास समभा अवश्य गया, किन्तु उसका 
पूर्ण परिपाक आनन्द के लिये कम से विरतवादी कृष्ण-भक्तिधारा में न हो सका । 

कृष्ण की प्रतिष्ठा करने में वेद की उदात्त विचारधारा को भुला दिया गया । 
कृष्ण, वैदिक देव विंष्णु के प्रतिरूप नहीं थे, वे सारे देवताओं का अतिक्रमण कर 
सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए | जेसा कि पहिले कहा ज। चुका है, वेद 
में विष्ण, इन्द्र, भ्रग्नि, वायु, वरुण आदि देव एक ही देव की विभिन्न अ्रभिव्यक्ति 
थे। प्रत्येक देवता में भय देवताओं का स्वरूप संन्निहित था, उत्तमें परस्पर विरोध 
का अवकाश नहीं था। वैदिक-द्रष्टठाओं की यह व्यापक दृष्टि पुराणकाल मे लुप्त हो 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम ७ 


चुकी थी। इन्द्र, बरुण आदि देवता लोकमानस में जिस रूप में गरहीत हो गये, वह 
उनके मूलस्वरूप से कदापि साम्य नहीं रखता था। मानव मन की कल्पना 
से इ-द्र, वरुण, श्रादि ऐसे छोटे देवता बन गये जिनमें आ्रात्मपरितृप्ति तथा अ्रहद्धार 
की क्षद्रता थ। । यहाँ तक कि ब्रह्मा, जो सृष्टि के सर्जक समरभे जाते रहे हैं, कृष्ण 
के एक रोम की तुलना मे भी खड़े नहीं रह सके । इस प्रवृत्ति का यह परिणाम 
हुआ कि सारे देवताओं मे किसी न किसी प्रकार की श्रान्ति का सस्थापन कर उन्हें 
कृष्ण के सम्मुख छोटा सिद्ध किया गया। इस प्रकार विभिन्न देवता पर ब्रह्म 
श्रीकृष्ण की स्वरूपाभिव्यक्ति न बन कर अनुचर बन गये । अवतारबाद की प्रतिष्ठा 
में दृष्टि का यह सद्भोच पौराणिक कथाओं के कारण घटित हुआ्ना, वेद-दर्शन की 
विश्ञाल दृष्टि को क्षति पहुँची । एक निष्ठा के लिए यह आवश्यक नही था कि 


भारत के सत्यद्रष्टाओश्रों की उपलब्धियों को विक्रंत रूप दे डाला जाय । 
भारत की वैदिक, औपनिषदिक तथा पौराणिक परम्पराओं को उत्तरभारत 


की क्ृष्ण-भक्तिधारा मे ग्रहण अवश्य किया गया किन्तु उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध चतु:- 
सम्प्रदायों की परम्परा से ही है, यद्यपि उस परम्परा को हम परवर्ती कृष्ण-सम्प्रदायों 
का यथातथ्य साम्प्रदायिक आधार नहीं मान सकते; क्योकि स्वतन्त्र सम्प्रदाओं की 
स्वतन्त्र मान्यताएँ भी हैं । चैतन्य महाप्रभ्‌ के दीक्षागुरु के माध्व सम्प्रदायानुयायी 
होने के कारण गौड़ीय वैष्णवों को माध्व कहने की प्रथा चल पडी । इसी प्रकार 
बल्लभाचार्य जी को विष्शुस्वामी की गद्दी सौपी गई क्योकि विजयवगर के शारूार्थ 
में उन्होने शड्भूर के अ्रद्देतवाद का खएडन कर एक ऐसे मत की प्रतिष्ठा की जिसका 
साम्य विष्णस्वामी के यथाकथित मत से था । किन्तु वल्लभ एव चैतन्य के सम्प्रदायों 
को हम सनक तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय वही कह सकते । इन महान व्यक्तियों ने अपना 
विशिष्ट भक्तिपन्थ चलाया जिसका दर्शन भी अपना विशिष्ठ है। विष्णुस्वामी के 
रुद्र-सम्प्रदाय की क्या विचारधारा रही है, यह भ्रव भी सन्दिग्ध है क्योकि उनके द्वारा 
रचित पग्रन्थो का सन्धान नही हो पाया है, हो सकता है कि वल्लभाचार्य द्वारा 
प्रतिपादित शुद्धाह्वत मत से विष्णुस्वामी के मत का कुछ साम्य रहा हो, किन्तु इसके 
आधार पर यह नही कहा जा सकता कि वह विप्णुस्वामी की परम्परा में थे । 
वलल्‍लभाचार्य जी के जीवनकाल में रुद्र-सम्प्रदाय प्रचलित था भी या नहीं, इसका भी 
कोई निश्चित प्रमाण नही है । इसी प्रकार चैतन्य-सम्प्रदाय का दर्शन भी माध्वदर्शन 
से भिन्न दिशाओ में विकसित हुआ है। ब्रह्म एव जीव तथा जगत्‌ की इतता को 
चैतन्य-सम्प्रदाय मे स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने स्वय किसी 
दर्शनग्रस्थ का प्रणयन करके सम्प्रदाय स्थापित नही किया, किन्तु उनके तिरोधान के 
उपरान्त जो गौड़ीय-सम्प्रदाय प्रस्थापित हुआ उसके दर्शन का नाम अचिस्त्यभेदाभेद' 


८ मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


रखा गया । जैसा कि भेदाभेद शब्द से ही अभिव्यक्त है, इस सम्प्रदाय का दर्शन, भेद 
में अभेद की कल्पना लेकर विकसित हुआ, इसमें शुद्ध भेद किया हंतवाद नहीं है । 
माध्व-सम्प्रदाय से अधिक तो इस पर निम्बाके-सम्प्रदाय का प्रभाव माना जा सकता 
है, क्योंकि निम्बाक मत भी द्वताइत नाम से प्रसिद्ध है। भेदाभेद एवं द्वेताद्वेत वस्तुतः 
एक ही भाव को व्यक्त करने वाले दो पृथक्‌-पृथक शब्द हैं। गौड़ीय दर्शन मे केवल 
अचिन्त्य/ दब्द और जोड़ दिया गया है जिसका अर्थ केवल यही है कि भेद मे 
अ्रभेद एवं अ्रभेद मे भेद को समभना मानव-बुद्धि से गम्य नहीं है, अतएवं 'अ्रचिन्त्य' 
है, वह मानसिक स्तर से ऊध्वे किसी प्रज्ञा से ग्राह्म है, चिन्तन से नहीं । निम्बार्कमत 
से प्रेरित ब्रजभाषा में स्वतन्त्र साहित्य भी है, हरि-व्यासदेवाचायंं इसके अत्यन्त 
प्रसिद्ध कवि हुए हैं। हरिदास स्वामी की उपासना-पद्धति में राधाकृष्ण के युगल 
रूप की प्रतिष्ठा होने के कारण उन्हें निम्बार्कानुयायी कह देने का आ्राग्रह देखा 
जाता है, किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। राधा को सर्वोपरि 
प्रतिष्ठा कर हितहरिवंश जी ने स्पष्टतः एक नए विचारधारा का प्रवतंत किया । 
सुक्ष्म अन्तरमेंद चाहे जो भी हो, सामान्य रूप से उत्तरभारत की कृष्णभक्ति का रूप 
एक ही है। जो भी अन्तर है वह अन्य का प्रक है, निषेधक नहीं। बल्लभाचायें, 
स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, निम्बार्काचार्य तथा चैतन्यमहाप्रभु के सम्प्रदायों से एक 
व्यापक कृष्णधर्म की कल्पना की जा सकती है जिसमे दर्शन एवं साधना आदि के 
विभिन्न भ्रद्"ों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है । 

साधना : भावधसं--क्ष्ण-भक्तिधारा की विशिष्टता उसके भगवत्‌परायण 
होकर मानवीय रूप से रसात्मक होने में है। नवधा-भक्ति आदि को वैधी भक्ति का 
स्थान स्वीकृत अवद्य है किन्तु इस साधना का मूल स्वर रागात्मिका वृत्ति का 
पर ब्रह्म कृष्ण में नियोजन है। आचार हजारीप्रसाद जी के शब्दों मे “श्रीकृष्णा|वतार 
की लीलाझओं में अ्दूभुत मानवीय रस है। उसी मानवीय रस को भक्त कवियों ने 
अ्रत्यन्त उच्च धरातल पर रख दिया है। मनुष्य के जितने मनोराग हैं वे सभी भगवान्‌ 
की ओर प्रवृत्त होकर महान्‌ बन जाते हैं।/* यह मानवीय रस कृष्ण-भक्ति की 
नितानन्‍्त निजी सम्पत्ति है। कष्णभक्ति साहित्य ने भागवत-प्रेम को जिस मानवीय 
ढद्भ से अभिव्यक्त किया है, वह ऊंचा होने पर भी जनमानस के निकट है। प्रश्न 
उठता है कि भगवान्‌ के प्रति ऐसी प्रबल रागात्मकता क्या एकाएक फूट पडी या 
कहीं इसका अन्त:खोत भी खोजा जा सकता है ? 
वेद 


मानव एवं देवचेतना के बीच पारस्परिक आदान-प्रदानन का सम्बन्ध वेद- 
हाल नाम अाााा आया ७छएए 
१--श्रीकृष्ण की प्रधानता--मध्यकालीन पर्म साथना, एष्ठ १२० | 


कष्णा-भक्तिधारा का उद्गम 


साहित्य से ही श्रारम्भ हो जाता है। ह॒वि भ्रहण करने के लिये देवताग्रों का आवाहन 
अनुग्राह्म एवं अनुग्राहक का सम्बन्धसूत्र बन कर भक्ति का अद्धू र बना । यद्यपि वेदो 
में साधक तथा देवता के बीच वह तीत्र रागात्मक आवेग़ नहीं है, जो मध्ययुगीन 
कृष्ण-भक्ति की विशेषता हैं, तथापि उनमें मानवीय राग का अ्रभाव नहीं है । 
पारिवारिक सम्बन्ध के रूपक से पृथ्वी को माता तथा झुलोक को पिता कह कर 
इनमे मातापितरौ का सम्बन्ध स्थापित किया गया । पाथिव-श्रपाथिव लोकों का 
एकीकरण करने वाली आारयजाति ने अपने को इनका सनन्‍्तान घोषित किया | 
सनन्‍्तान का सम्बन्ध ही नही, झुलोक के देवताओं से साधक ने साधना-क्रम में अन्य 
सम्बन्ध भी स्थापित किया। देवतागण उसकी रक्षा करते थे, उसका पालन तथा 
उसके शत्रुओं का विनाश करते थे, किन्तु आत्मीय बन कर, तटस्थ होकर नहीं । 
शत्रुओं के अभिनवकारी, रक्षक रूप में इन्द्र का आवाहन किया गया किन्तु इन्द्रत्व 
के नाते ही नहीं बल्कि उन्हें सख्ा बना कर ।* उग्र इन्द्र की महिम। उनके शौय॑ के 
कारण तो है ही किन्तु उनका आवाहन इसलिये अधिक हुआ है कि जेसी मित्र की 
महिमा होती है वैसी श्रार्यों की रक्षा मे इन्द्र की महिमा हो ।* वह सखा हैं, मित्र 
हैं, पति तथा पिता हैं । इन्द्र से कहा यया है कि जैसे यज्ञशाला में ऋत्विकों के पत्ति 
यजमान हैं और जैसे नक्षत्रों के पति अरस्ताचल को जाते हैं वैसे तुम पुरोवर्ती सोम 
की भाँति स्वयं से हमारे पास आश्रो । जैसे पृत्रगण श्रन्न ग्रहण करने के लिये पिता 
का आवाहन करते हैं, वैसे ही हम तुम्हें बुलाते हैं ।* 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना के प्रस्फुरणकाल से ही मानव-चेतना 
देवचेतना से सब प्रकार का मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने को उत्सुक रही है। 
ईश, विभु चेतना से जीव तथा अरण चेतना का सम्बन्ध ईसाई धर्म की भाँति यहाँ 
दशासक एवं शासित का ही नहीं रहा । दशडदाता की भयानक छाया से वह कभी 
आकान्त नहीं हुआ, उसने रक्षक रूप में एकमैत्री भाव से उग्रातिउठग्न रुद्रों का भी 





१--अस्माक व इन्द्रमुश्मसीष्टये सखाय॑ विश्वायुं प्रासहं थुर्ज बाजेषु प्रासहं युजम्‌। अस्माक 
बह्योतये वा पृत्सुषु काउुचित्‌। नहि त्वा शत्रुः स्तररतेस्तृणोषि य॑ शत्र' स्तृशोसि यम्‌ ॥ द ॥ 
--ऋग्वेदसंहिता, २ अध्याय, १ मंडल, २ अष्टक १६ अनुवाक, प्रकाशक--पँ० गौरीनाथ का 
व्याकरणती्थ, सतम्नालक वैदिक पुस्तकमाला” कृष्णग ढ, सुल्तानगण्ज, भागलपुर, १६८६ वि०, 
प्रथम संस्करण । 

२--त्वं न इन्द्र राया तलूषसोगं चित्वा महिमा सक्षदवसे महदे मित्रंनावसे ॥१०॥--ऋष्वेदसंहिता, 
१२६ सूक्त, द्वितीय अष्टक, प्रथम मंडल, प्रथम अध्याय, १६ अनुवाक--(वही संस्करण) । 

३--एव्द्रयाइसुप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्यतिरस्तं राजेव सत्पति:। हवामहे त्वा वर्यु 
प्रयस्वन्तः सुते सचा । पुत्रा सों न पितरं वाजसायते महिष्ठं वाजसायते ॥ १॥--ऋग्वेद संहिता, 
१३० सूक्त, द्वि० अष्टक, प्रथम मण्डल, प्रथम अध्याय, १९ अनुवाक ।---वही सुंंस्करण)। 


१० मध्य-युगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


आवाहन किया । त्राता तथा संरक्षक का रूप झ्ारम्भ से व्यक्त होने लगा । आय॑जाति 
ने उस सुदुर्लभ ऐश्वर्य को पिता के रूप में अपना संरक्षक बनाकर पुकारा, मित्र की 
भाँति अपने निकट खीच लाने का प्रयास किया । इस रागात्मक सूत्र से मानव तथा 
देवता के बीच की खाई कम हो गई । देवतागण यजमान बन कर मित्र, पिता, पति, 
स्वामी आदि के रूपो में ऋत्विकों का हवि ग्रहरा करने लगे । सृष्टि एवं ख्रष्टा के 
बीच के पारस्परिक-सम्बन्ध को मानव ने आरम्भ से ही पहिचान लिया । 

उपनिषद 


उपनिषदों में यह राग्रात्मकता सूख सी गईं । उसमें ईश्वर का तत््वचिन्तन 

प्रमुख है, भावग्रहरा नहीं । वहाँ मानव एव प्र भू के रागात्मक सम्बन्ध की अ्रश्रिक 
चर्चा नहीं मिलती । किन्तु सूत्ररूप मे उसमे एक ऐसा रूपक है जो क्षृष्ण-भक्ति 
का निविड़ रूप से भावक बना। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि पत्नी, पति से 
आलिड्ित होकर जिस प्रकार स्वेस्व आत्मविस्मृत हो जाती है उसी प्रकार आत्मा, 
परमात्मा को प्राप्त कर सर्वहारा हो जाती है । इसी भाव को राधाकृष्ण के माध्यम 
से कृष्ण-काव्य में व्यक्त किया गया। आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को प्रेयसी-प्रियतम 
(राधा-कृष्ण) के सयोग के माध्यम से व्यक्त करके साधना की प्रभाढ्तम श्रवस्था 
का निरूपण किया गया। 
पुराण 

पुराणों में अवतारवाद की प्रतिष्ठा के कारण मानवीय सम्बन्धो से भगवत्‌- 
उपासना का भार्य उन्पुक्त हो गया | पौराणिक साहित्य में कृष्ण की लीलाश़ों का 
वर्णान हुआ है। हरिवंशपुराण में गोपियों का प्रसज्भ भी है। इस पुराण मे 
इतताबध, साखनचोरी, कालियदमन तथा गोवरद्धंन-धारण आदि लौलाओ्ों का विशद 
रूप में कथन है। पद्मपुराण, वायुपुराण, वामनपुराण, कूम और गरुणपुराणों 
में कृष्ण की कथा का कोई-कोई पंश अत्यन्त संक्षिप्त रूप में वर्शित है । हरिवंश 
एवं विष्णुप्राण में रासलीला का उल्लेख है किन्तु मध्ययुगीन-कृष्ण भक्ति को 
अभावित करने वाला सबसे प्रमुख पुराण श्रीमद्भागवत है। भागवत में कृष्ण की 
कथा विस्तार से दी गयी है एवं उनकी अनेक लीलाओों का भक्तिविभोर करठ से 
गायन हुआ है। पृत्र, सखा, प्रिय--सभी रूपों में क्रष्णावतार की सरस मानवीयता 
का श्रच्छन्न-ल्रोत प्रवाहित हुआ है। गोपी-कृष्ण भाव की, परिवरद्धित रूप में बंगाल 
एवं बज के सम्प्रदायों में जिसकी उत्कट प्रतिष्ठा हुई, श्रीमद्भागवत में विस्तृत 
चर्चा है। रासपण्चाध्यायी भे आध्यात्मिक सद्धत देते हुए भी भागवतकार ने गोपी- 
कृष्ण के श्वुद्धारिक सम्बन्ध का चित्र स्पष्ट रेखाओं में श्रद्धित किया है । 


फ कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम ह ११ 


भागवत-धर्म--इसमें वासु व कृष्ण की प्रतिष्ठा थी। भक्तिपरक यह घर्म 
ऐकान्तिक तथा सात्वत आदि नामों से भी अभिहित हुआ । इस धर्म में सगुण रूप 
की उपासना, भगवान्‌ की लीला में भाग लेने, प्रेम तथा आत्मसमर्पण का महत्व 
था । किन्तु इसमें भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान, योग, तप, वैराग्य आदि अन्य साधन मी 
समाविष्ट हो गये, जिससे भक्ति की निविड़ ऐकान्तिकता श्रक्ष रण नही रह सकी । 
फिर भी भक्ति का सर्वोपरि महत्व था, इष्ट के प्रति ऐकान्तिक भाव से आत्मदान 
के इस धर्म की विशेषता थी । इष्टदेव में परानुरुक्ति को भक्ति मानने के कारण 
रागधमं का सूत्र भागवत धर्म में भी मिल जाता है । 


झ्रालवार--भक्ति का यह रूप, जो मूलतः राग्रात्मक है, द्रविड प्रदेश के 
आलवार-भक्तों में पर्यापत विकसित था। भक्ति के उद्भव क्षेत्र के रूप में दक्षिण 
प्रसिद्ध है । ८वीं-€वीं शताब्दी में दक्षिण प्रान्त के कृष्ण-भक्त कवियों में परवर्ती कृष्ण- 
भक्ति की सुसम्बद्ध फाँकी देखने को मिलती है, इन कवियों को श्रालवार कहा गया है। 
इनकी भक्ति-साधना में प्रायः सभी मानवीय मनोराग ग्रह्येत हुए हैं। गोदा भ्रालवार 
का गोपी-भाव से कृष्ण की उपासिका होना भ्रतिश्रुति है। उन्होने माधव के साथ अपने 
परिणय तक की चर्चा की है तथा उनके काव्य में विरहव्यथा भी व्यक्त हुई है। नम्म 
आलवार की क्ृतियों में भाव की दृष्टि से वात्सल्य, सख्य तथा मधुर, तीनो भावों की 
सुन्दर अभिव्यक्ति हुई। सब भावों को स्थान देते हुए भी माधुयभाव की ओर विशेष 
रुफान होना इस भाव की उत्कटता का परिचायक है ।* उत्तर भारत की कृष्ण-भक्ति- 
धारा ने आलवार भक्ति में प्रचलित इन सभी भावों का पूर्ण प्रस्फुटत किया। बल्लभ- 
सम्प्रदाय में कृष्ण के बालभाव की, वात्सल्य-भक्ति के मुख्य होते हुए भी सख्य, दास्य 
यहाँ तक कि माधुय को भी स्थान मिला । बलल्‍लभाचाय जी ने गोपीभाव को सबसे 
उत्कट भी माना है यद्यपि उसे सिंह जी का दूध समझ कर सब के पुरुषार्थ के लिये 
अपच कहा है। बिद्दलनाथ ने समकालीन विचारधारा के प्रभाव से गोपीभाव 
की अपने सम्प्रदाय में पूर्ण प्रतिष्ठा की। दाक्षिणात्य होने के कारण यह असम्भव नही 
कि भहाप्रभु बल्‍लमाचाय भ्रालवारों की विचारधारा से परिचित रहे हों । यह अवश्य 
है कि उन पर भागवत का भी प्रभाव पड़ा। किन्तु जिस प्रकार बद्धाल में जयदेव 


१--“नम्म आलवार ने उपास्थदेव के मिलन को आध्यात्मिक सहवास' की संज्ञा दी है और उसके 
लिए तीन प्रकार के प्रेम को मुख्य साधन ठहराया है जिन्हें हम ऋमशः सख्य, वात्सल्य एवं 
माधुये कद सकते हैं। किन्तु इन तीनों में से उन्होंने माधुय को ही प्रधानता दी है और 
प्रसिद्ध है कि इस झाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये वे कभी स्त्री का वेश धारण कर लिया 
करते थे ।”--तमिल प्रान्त के आलवार-रक्तकविं--मध्यकालीन प्रेम साधना--श्री परशुराम 


चतुर्वेदी, पृ० २० 


१२ मध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


भर चरुडीदास की पदावलीं गूंज उठी, उसी प्रकार 5८वी-शवीं शताब्दी भें तामिल 
प्रान्त में गोदा, नम्म एवं अन्य आलवार भक्तों का स्वर भी गूंजा । चैतन्य महाप्रभु ने 
भक्ति का यह भावात्मक रूप अपने दक्षिणाव्चल यात्रा से भी ग्रहण किया था, जेसा 
कि “चेतन्यचरितामृत' में वर्शित है। गोदावरी तट पर राय रामानन्द से उनकी 
भक्ति-विषयक वार्ता प्रसिद्ध है। राय रामानन्द दक्षिणी ब्राह्मण थ्रे, वे कृष्णभक्ति के 
समस्त भावों से भलीभाँति परिचित जान पड़ते हैं। महाप्रभु ने राय रामानन्द से पूछा 
कि भक्ति क्‍या है ? प्रत्युत्तर में क्रम से स्वधर्माचरण, समस्त कर्मों का श्रपंण, सारे 
धर्मों को छोड़कर श्रीकृष्ण की शरणागति, कृष्ण के प्रति दास्य, सख्य तथा कान्‍्तप्रेम 
की चर्चा है। किन्तु कान्तभाव से भी महाप्रभु को सन्‍्तोष नही हुआ । जब राय 
रामानन्द ने राधाभाव को साध्यशिरोमरिं ठहराया तो महाप्रभु को पूर्ण सन्‍्तोष 
हँआ | इस प्रसद्ध से यह स्पष्ट है कि राय रामानन्द भक्ति के सब भावों से विज्ञ ये । 
यहाँ तक कि राधाभाव से भी, जिसे उत्कटतम भाव स्वीकार करके बाद में सखी- 
भाव की उपासना-पद्धति निकल पड़ी । राधाभाव ने उत्तरकाल की क्ृष्ण-भक्तिधारा 
को आक्रान्त कर लिया। राधाबललभ-सम्प्रदाय की परमोपास्य देवता ही श्री राधा 
हैं, हरिदासी एवं निम्बाकं-सम्प्रदायों में भी राधाक्ृष्ण की निशुज्ञ-लीला का 
गान ही एकमात्र उपासना-पद्धति है तथा चैतन्य सम्प्रदाय के पदावली-साहित्य में 
राघाक्ृष्ण-लीला का उन्मत्त वेग प्रवाहित हुआ है । श्रन्य भावो की धाराएँ मन्द तथा 
क्षीण हैं। राधाभाव, कृष्ण काव्य के शिखर पर आसीन है । यह भाव गोपीभाव से 
पृथक्‌ है। गोपीभाव तो आलवार भक्तों मे प्राप्त है किन्तु यह मृतन भाव ब्रज एवं 
बच्भधाल की कृष्ण-भक्तिधारा में विकसित हुआ । इस राधाभाव की चर्चान तो 
आलवार-साहित्य में हैं न श्रीमद्‌ भगगवत में । भागवत मे किसी एक गोपी का ऋृष्ण 
की प्रियतमा होना श्रवद्य इज्ित है किन्तु वह गोपीभाव के प्रसद्भ में ही, स्वतन्त्र 
राघा-भाव की उसमें कोई चर्चा नहीं है। किन्तु यह भाव इतने उत्कट रूप मे 
भ्रचानक कैसे प्रतिष्ठित हो गया ? इसका कोई स्रोत भी था श्रथवा नही ? अभी 
तक केवल एक ही स्रोत का सन्धान हुआ है जिसे हम लोग लोकमानस एवं तत्प्रेरित 
साहित्य कह सकते हैं । 
साहित्य 

कृष्णभक्ति के आविर्भाव में विशेषकर राधाभाव की सर्वोपरि प्रतिष्ठा में 
लोक-संस्क्ृति एवं तज्जन्य साहित्य की देन अकाट्य है। बद्भधाल में लोकमानस की 
परकीया नायिका राधा ने कृष्ण के साथ अपना स्थान सुरक्षित कर रखा था। 
चैतन्यमहाप्रभु के झ्राविर्भाव के पूर्व जयदेव एवं चएडीदास की पदावली में राधा के 
प्रेम की अत्यन्त भावुक और विपुल गाथा है । 


क्ैषण-भक्तिधारा का उद्गम १३ 


जयदेव--जयदेव की राधा मे उन्मत्त विलासकाक्षा है किन्तु विरह-कातरता 
भी है। उनमें प्रेम का अभिमान नही, गोपियों से घिरे रहने पर भी कृष्ण के प्रति 
एकान्त दुंबंलता है । यद्यपि जयदेव के गोतगोविन्द मे खुलकर विलास-चर्चा है तथापि 
उसके भीतर प्रेम की ऐसी अनुपम कातरता व्यज्नित हुई है, जो राधा प्रेम को लौकिक 


धरातल से ऊपर उठाकर हरिस्मरण के उपयुक्त भी बना देती है। स्वय जयदेव 
ने कहा है :-- 


यदि हरिस्मरखेसरसं भनो 
यदि बिलास कलासु कुतूृहलम्‌ । 
मधुर कोमल कान्तपदावली 
श्रूण. तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 


जयदेव के विलासोच्छुवास को सुनकर चैतन्य महाप्रभु राधा की महाभावदशा 
तक में लीन हो जाया करते थे । जयदेव की पदावली सुनकर वह भावदशा जिसे 
वैष्णव शात्त्र में दिव्योन्माद कहा गया है, चैतन्यदेव पर व्याप्त हो जाती थी । उनके 
अ्रतीन्द्रिय भाव से उन्‍्मादग्रस्त होने पर वे नाना अनुभव प्रकट होने लगते थे, जो जयदेव 
की कैतविनी राधिका में काव्यकला के प्रसद्भ में वर्ित है। रोमाच, सीत्कार, कम्प, 
तनाव, विश्वम, नेत्रोन्मीलन, भूमिपतन, मूर्च्छा आदि दक्षाएं महाप्रभ के शरीर गे 
साकार हो जाया करती थी । उनकी साधना में लोकिक विलास-कौतुक अलौकिक 
भावदश्ञा में परिणत हो गया । इसका श्रेय केवल उनकी अ्रध्यात्म-चेतना को ही 
नही है, वरन्‌ जयदेव की सरस्वती को भी है । जयदेव की राधा में ही अनन्य|सक्त 
भक्त का तीव्रतम चित्र प्रस्तुत है। आधुनिक विद्वान के मत मे “जयदेव की 
विलासिनी राधा और कृष्ण की विलास कला वस्तुतः झाधी भी नही रहेगी अश्रगर राधिका 
को एकान्त निर्भर भक्त के रूप में न देखा जाय । भगवान्‌ को प्राप्ति के लिये जयदेव 
की राधा इतनी व्याकुल हैं कि वे सभी कारण जो सांसारिक रमरिययों की विरक्ति 
के साधन हैं, उन्हें प्रेम के मार्ग से विचलित नही कर सकते ।* * 

जयदेव का प्रभाव केवल बद्भाल तक ही सीमित नही था । भाषा संस्कृत 
होने के कारण उनकी कोमलकान्तपदावल्ली का प्रभाव ब्रज के कवियों पर भी 
परिलक्षित होता है। गीत के स्वर, लय की अभूतपूर्व माधुरी से आझाकषित होकर 
शायद ही कोई ऐसा भाषा कवि हुआ हो जिसने जयदेव की शैली में एकाध पद न 





१--गीत गोविन्द की विरहिणी राधाः--मध्यकालीन धर्म साधना, ए० १५७--- न 
हजारीग्रसाद हि 


१४ भध्य-युगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदार्थ 


रवे हो । कही-कही पर तो जयदेव की पदावली का भावार्थ ही पद्चबद्ध कर डाला 


गया है ।* 


विद्यापति का प्रभाव ब्रज एवं बद्धाल द्वोनो पर परिलक्षित है। विद्यापति 
के मैथिल-गीत हिन्दी के काव्य-प्रेमियो मे उतने ही समाहत रहे होगे जितने उनके 
काव्य के प्रभाव से ब्रजबुलि' नामक नतृतन भाषा के श्राविष्कर्ता बड़्ाली कवियों एव 
काव्य-प्रेमियों में | विद्यापति की राधा में सामान्य नायिका के भावपूर्सण चित्र हैं । 
वयःसन्धि से लेकर सुरत तक के चित्र नायिका राधा के श्रसद्भ मे खीचे गये हैं । 
विद्यापति की राधा में यौवत और रूप के तीखेपन के साथ ही प्रेम की तरलता 
भी है । भक्त की कातरता और कृष्ण-मिलन की उत्करठा में विद्यापति की राधा 
की उत्कसठा का समीकरण हो सकता है | 


सामर सुन्दर ए बाट आएत , 
ते मोरि लागलि आँखि। 
झारति अ्र्चर साजि न मेले , 
सब सखीजन साखि ॥ 
कहहि मो सखि कह॒हि मो , 
कत ताकर अ्धिवास । 
दुरहु ढुगुन एड़ि में अ्रब ओ्रों 
पुन्‌ दरसन झास ॥ * 


'कहहि मो सखि कहृहि मो प्रेम की तीत्रोत्कएठा जिस विकलता से प्रकट 
हुई है, वह सहज ही कृष्ण-भक्ति काव्य में पूर्वराग की अभिलाषा' दशा बन सकी । 
विद्यापति तथा चरडीदास के गीत सुन कर चैतन्य महाप्रभु का अधीर हो जाना 

विदित है । विद्यापति की पदशली ने बजबुलि की पदशैली को जन्म दिया। उसकी 
कल किक 


शा 


२--विद्याषति' 


बिहस्त बन सरस बसत स्थाम । सन्न जुववी जूथ गावे ललाम ॥। 
मुकुलित नूतन सघन तमाल | जाही जुही चम्पक गरुलाल ॥॥ 
पारिजात मन्दार माल | लप्टावत मधुकरिन जाल ॥ 
कुटज कदम्ब सुदेस ताल। देखत बन रीमकें मोहनलाल ॥ 
अति कोमल नूतन भप्रबवाल | कोकिल कल कूजत अ्रति रसाल ॥ 
ललित लवन्न लता सुवास | केतकी तरुनी मानों करत हास ॥ 
यह विधि लालन करे विलास | बारन जाइ जन गोविन्ददारः ॥ 


हि “-गोविन्दस्वामी, पद सं० १०६ *' 
० सूर्यवली सिंह, लाल देवेन्र सिंह, पद सं० १३: सम्पादक-- 


विश्वनाभ प्रसाद मिश्र 


कैष्ण-भक्तिधारा का उद्गमे १५ 


ग्रकूट सरलता, सरसता तथा लोकगीत की भाँति सहज प्रवाह ने ब्रजभाषा तथा 
ब्रजबुलि की काव्य-शैली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया । बद्धाल 
विद्यापति से इतना अधिक प्रभावित रहा है कि आधुनिक बज्भाली विद्वान विद्यापति 
को मध्ययुगीन बद्भूला काव्यकार प्रवर्तक कवि तक मानते हैं । 

चण्डीदास--जयदेव और विद्यापति ब्रज तथा बद्भाल दोनों के साहित्य- 
क्षेत्रों मे समाहत थे किन्तु चण्डीदास का प्रभाव बद्धाल तक ही सीमित ज्ञात होता 
है | बज़गल मे राधा का जो रूप विकसित हुआ उसमें चरडीदास की राधा का 
प्रभाव कम नहीं है; परकीया राधा बद्भुभूमि की उपज है | ब्रज के सम्प्रदायों में 
राधा स्वकीया ही हैं। चरडीदास की परकीया राधिका मे जो प्रबल मदनावेग है, 
वह गौड़ीय-सम्प्रदाय मे परकीयावाद का सिद्धान्त स्थिर करने का प्रेरक बना | 
१२वीं-१३वी शताब्दी में बद्धीय-साहित्य मे घमाली-काव्य का साम्राज्य था। 
धमाली-काव्य में अहलीलता की मात्रा इतनी सीमारहित थी कि पुरूप्राम में वे 
नही गाये जा सकते थे । ग्राम के बाहर ही उनके गाये जाने की प्रथा थी। 
चरण्डीदास का कृष्ण कीत॑न' धमाली-काव्य का नमुना है। यद्यपि उसमे संस्कार की 
पर्यात्त चेष्ठा की गई है, किन्तु संशीधित तथा परिमारजित दशा में भी वह कम 
अश्लील नही है। समाज में प्रतिष्ठित परकीया-राधा का रूप चण्डीदास की 
काव्यमय भाषा में कुछ निखार के साथ सम्मुख झाया। राधा कहती हैं--- 


कि मोर ए घर दुयारेर काज 
लाजे. करिवारे. मनारि।* 


किन्तु अपनी प्रीति की विवशता को राधा कातर-भक्त की भाँति निवेदित 
करती हैं । कृष्ण से वे निवेदन करती है कि “यद्यपि तुम्हारा भजन करने से मुझे 
अपार कलडू का भागी होना पड रहा है किन्तु मैंने तुम्हारे लिये पर्वत के समान 
कुल-शील का त्यागकर दिया है। तुम्हारी प्रीति अत्यन्त श्रनुपम है, मैं तुम्हें दे ही 
क्या सकती ह--तुम्हारा धन तुम्हें सौपती हूँ (त्वदीयं वस्तु गोन्विद तुम्यमेव 
समर्पये) । जो भी तुम करते हो वही मुझे रुचिकर लगता है।*“ राधाहृष्ण-भक्ति 
का जो रूप बद्भाल में चैतन्य महाग्रभु के प्रभाव से निर्मित हुआ्ना, 'उसमें चरण्डीदास 
के राधा-कृष्ण का पर्याप्त सहयोग है। कृष्ण के आवाहन पर लोक-मर्यादा को 
तिलाज्ललि देकर चल पडने वाली चस्डीदास की परकीया राधा, बद्धाल के कृष्ण- 
भक्तिधारा की मार्गदशिका बनीं। उनमें प्रेम का जो स्वरूप व्यक्त हुआ, उसे 





१-चण्डीदास पदावली, प्रथम खण्ड, पद सं० ५६ 
२--वही, घ़्द्‌ सं० छ्छ रच 


१६ मंध्य-युगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय॑ 


सिद्धान्त का रूप देने का प्रयास किया गया। शैली मे भी चणडीदास की छाप 
गोविन्ददास, ज्ञानदास आ्रादि ब्रजबुलि-कवियों पर देखी जा सकती है। 
विल्वमद्भाल--चैतन्यमहाप्रभु॒ दक्षिस-यात्रा से ब्रह्मसहिता के अतिरिक्त 
विल्वमजड्भल का कृष्णकर्णामृत भी लाये थे । यह ग्रन्थ उन्हें विशेष प्रिय था। इसका 
एक इलोक सुनकर वह महाभाव की विरह दशा मे लीन हो जाते थे-- 
हे देव ! हे दयित !! हे भुवरनंक बन्धों !!! 
हे कृष्ण ! हे चपल !! हे करुणंक सिनन्‍्धों [!!! 
हे नाथ ! हे रसण !! हे नयनाभिरास !!! 
हा हा कदा नु भवितासि पद हकछ्षोर्में ॥* 
कर्णाम्ृत के रचयिता विल्वमज्भल को लीला का 'शुक' कहा गया है | उनकी 
वाणी में कृष्ण के वेशु का सा राग है, वशी की सी मधुरता है। उन्होंने अपनी वाणी 
मे कृष्ण की माधुरी की क्ष्‌द्रतम करिएका के अवतरित होने की प्रार्थना की है-- 
कमनीय किशोरसणुस्धमृर्तें:, कलवेणक्वरिताहताननेन्दो: | 
सम॒ वाचि विजुस्मतां मुरास्मंधुरिम्शः करिकापि कापि कापि ॥* 
उनके काव्य मे कृष्ण की जो मृ्ति अद्धित हुई है वह अत्यन्त सुकुमार बाल 
की है, किन्तु उसमे तारुएय की तरलता और मादकता भी है। अनज्भ रंखारस से 
रम्जित कृष्ण-अपाज् अनुक्षण ब्रज सुन्दरियों को बिद्ध करते रहते है । विल्वम॒ज्भल ने 
इन्हीं तरुण विभु का आ्राश्नय मॉँगा है ।* उनके कृष्ण, माधुयें के वारिधि है, उस 
साधुये के जिसमें मद की तरज़्राशि है । जयदेव की भांति विल्वमज्भुल भी “मदन- 
केलि शयोत्थित” कृष्ण का अभिनन्दन करने को उत्सुक रहते है। उनका मन उस 
'मधुरिमणि' में विलयमान हो रहा है जो ब्रज-सुन्दरियों से रति-कलह में विजय- 
लीला के कारण मद से मुदित हैं । विल्वमद्भल के मानस से लम्पटसम्प्रदाय के रसज्ञ, 
मनोज्ञ देवता संलग्न हैं ।* 
रस के केलिरूप के ही वे उपासक नही हैं; वे उस अनिवेचनीय सौन्दर्य का 
दर्शंत करना चाहते हैं जो कृष्ण हैं। विल्वमद्भल के काव्य में श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी 
१--कष्णकर्यास्तम्‌ , श्लोक ४० 
२-- वही, श्लोक ७ 
३--अपाह्रेखामिरभग रामिरनज्रेखा रसरजितामिः । 
अनुक्तर्ण वल्लभसुन्दरीमिरभ्यस्यमान॑ विभुमाअयाम ॥--कष्णकर्णामृतम्‌ , श्लोक १० 
४>लग्न॑ मुह मंनसि लम्पट्सम्प्रदाय, लेखावलेडहिनि रसशमनोज्ञ वेषम्‌। 
र्यन्मृदुस्मित मृदल्लसितापरांशु , राकेन्दु नालित मुखेन्दु मसुकुन्दबाल्यम ॥ 
-कष्णुकर्णाम्तम्‌ , श्लोक ५० 


कृष्ण-भक्तिधारा का उद्गम १७ 


के राशि-राशि के चित्र अरद्धित हैं; न जाने कितनी भावभज्िमा में उनके सौन्दये का 
पान किया गया है । मुखाकृति के माघुयय से परास्त होकर वे कह उठते हैं--“चित्र 
चित्रमहों, विचित्रमहों चित्र विचित्र महः ।' किन्तु वे स्पष्ट घोषित करते हैं कि जो 
रसज्ञ-सपट्ठु उनके हृदय से सलग्न है वही मुनीन्द्र जब के मानस का ताप हरता है, 
ब्रज-वधुओं का क्लेश दूर करता है, भुवनेश्वर इन्द्र का दर्प-दलन करता है। उस 
सर्वेज्ञ की मुग्ध छवि दुर्लभ है; कृष्ण का कैशोर, उनका मुखारविन्द, उनकी करुणा, 
उनका लीला कठाक्ष, उनका सौन्दयं, उनकी स्मितश्री अत्यन्त दुर्लभ है -- 
तत्केशोरं तच्च बकक्‍्तारविन्दं तत्कारुण्यं ते च लोलाकठाक्षा: । 
तत्सौन्दर्य सा न सान्द्रस्मितश्री सत्यं सत्यं दुलंभं देवतेडपि ॥* 

इसी अपाथिवता के आ्ाग्रह के कारण विल्वमद्भल का काव्य जयदेव, चणडीदास 
झ्रादि अन्य कवियों के काव्य से ऊंचे धरातल पर प्रतिष्ठित है । वे कहीं भी यह नही 
कहते कि उनकी सरस्वती का आस्वादन विलास-कला-कौतृहल की क्षान्ति के लिये 
भी है। वे सदैव कृष्ण की अवर्शनीय नीलद्युति का दर्शन करने को लालायित रहते हैं । 

कलिदास--कृष्णकाव्य को ऐन्द्रियपरक रूप देने में कालिदास का प्रभाव 
भी स्वीकार किया जा सकता है । प्रेम का जो मादक, ऐन्द्रिय, उल्लासमय चित्र 
कालिदास ने प्रस्तुत किया है वह कालान्तर में लोककथा के कृष्णचरित में ग्रहीत हो 
गया हो तो आरचर्य क्या ? राधा-कृष्णु-कथा मे विलास का प्राचुर्य है, विलास विश्रम 
का वैचित्रय है, यही महाकवि कालिदास के श्ज्भार-काव्य में है। ऐन्द्रिय अनुभूति 
के माध्यम से अनिर्वेचनीय सौन्दर्य को पकड़ने की जो चेष्टा कालिदास के काव्य में 
है, वह बाद में कृष्ण-काव्य में पतपकर जीव की, भगवान को प्राप्त करने की लालसा 
में परिणत हो गयी । 

लोक-परम्परा मे तथा साहित्य-परम्परा मे चले आये हुए राधा-कृष्ण के इस 
स्वरूप ने मध्ययुग की कृष्णुभक्ति को पुराणों से भी अधिक प्रभावित किया। 
कृष्णभक्ति के अधिकतर सम्प्रदायों में मात्र इस युगल प्रेमी की मूर्ति विराजमान हैं । 
राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय ने ज्ञान्त, दास्य, सख्य, मधुर आदि की चर्चा भले ही की हो, 
सम्प्रदाय में इन रसों की अभिव्यज्ञना भी मुदिकल से ही ढूंढ़े मिलियी । रूपगोस्वामी 
ने बड़े विस्तार के साथ दासस्‍्यादि रसों का साज़ज्ोपाडु विवेचन प्रस्तुत किया है किन्तु 
चैतन्य-सम्प्रदाय में दास्य, सख्यादि भावों के पद हैं कितने ? ओर तो और स्वयं 
मधुर भाव भी तो वहाँ राधा-कृष्ण भाव में सिमट गया। 

चरडीदास, विद्यापति आदि के साहित्य में मुखरित राधा-कंष्ण की विलास- 





१---कृष्थकर्यामृतम , श्लोक ५५ 
न्‍ 


(८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्य 


लीला ने ब्रज और बद्भाल की कृष्ण-भक्ति को आच्छादित कर लिया। स्वामी 
हरिदास, हितहरिवंश, निम्बार्क, चैतन्य देव सभी सम्प्रदायों में केवल मात्र एक ही 
भाव समासीन है--निकुज्जभाव-असंख्य विलासोमि से उद्देलित राधा-कृष्ण का प्रेम- 
केतव । यदि किसी सम्प्रदाय में भक्तिरस के सारे भाव-सक्रिय हैं तो केवल वल्लभ- 
सम्प्रदाय में ही । उसमें राधा-कृष्ण की युगलमूरति की विलास-चर्चा ही एकमात्र चर्चा 
नही है, युगल-दम्पति की आसक्त में ही बल्‍्लभ-सम्प्रदाय का चित्त नही अटका, 
उसने जीवन में कल्लोल उत्पन्न करने वाले सारे मानवीय मनोरागों को भक्तिभाव 
में बदल दिया। यद्यपि वल्‍लभ-सम्प्रदाय ने भक्तिरस के पाँच भावों--शान्त, दास्य, 
सख्य, वात्सल्य, मधुर का शास्त्रीय रूप निर्घारित नहीं किया, तथापि उसके भक्ति- 
रस का अमृतसिन्धु सबसे विपुल है और नाना भावों के वीचि-विलास से सद्धूल हैं । 
रसपरक साधना का रूप ब्रज एवं बद्धाल मे प्रायः एक-सा है। वात्सल्य, 
सख्य, मधुर आदि भाव ब्रज के सम्प्रदायों में उसी प्रकार मान्य हैं जैसे बद्भाल के 
गौड़ीय-सम्प्रदाय में । किन्तु ब्रज में उस चित्र से उत्पन्न भ्राकह्लाद में किसी को यह 
चिन्ता नही है कि चित्र की हैली क्या है। इसके विपरीत बडद्भाल के कृष्णभक्त- 
कवियों ने उस चित्र के विशद टेकनीक का विद्वद विश्लेषण भी किया है। वृन्दावन 
के घट ग्रोस्वामियों ने चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वीकृत भावों को शास्त्रीयता प्रदान की । 
उन्होंने अपनी सूक्ष्म पेनी हष्टि से भावपरक इस कृष्ण रस-साधना को एक ऐसा 
विवेचनात्मक रूप दिया जो रसबोध का अनिवाय उपकरण बनकर काव्य-जगत्‌ 
के सानदर॒ड पर अपनी अकाख्य प्रतिष्ठा कर सकी । जयदेव के विशुद्धन्‍विलास-कैतव 
ने गस्मीर शास्त्रीय मर्यादा का परिधान पहना । अब' तक सम्प्रदायों की देन केवल 
दर्शन या पद-रचना तक ही सीमित थी, चैतन्य-सम्प्रदाय के प्रभाव से वह काव्य- 
शास्त्र को भी एक भहान्‌ दान दे गयी। फलस्वरूप मध्ययुग की कृष्ण-भक्तिधारा को 
हम काव्य के ससम एवं प्रभाव से अलय करके नही देख सकते । कृष्णु-भक्ति धर्म 
तथा साहित्य मे कोई विभाजन-रेखा नहीं है, जो दर्शन है वही साहित्य में रस है, 
जो रस है वही धर्म है। मंध्ययुग की इस सगुणधारा में दर्शन-साधना एवं साहित्य 
का बेजोड़ सद्भम है। 
युगीन-पृष्ठभूमि 
...ब्रजभाषा में विनय के पदों मे तथा कलिकाल-वर्शांन के प्रसझ्छु मे तत्कालीन 
राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन हुआ है । बद्भाल की तत्कालीन परिस्थिति चैतन्य 
महाप्रभु पर लिखे गये चरितकाव्यों में ही अधिकतर व्यक्त हुयी है । मध्ययुग को 
सामान्य रूप से व्यक्तिगत एवं सामाजिक ह्ास का युग कहा जा सकता है । ह्वास 
की वेगवती अधोगति ने भगवान्‌ को विकल होकर पुकारने की प्रेरणा दी । जब सारे 


कैंसु-भक्तिघारों का उंदगर्म॑ १६ 


आश्रय पदचोन्‍्मुखी होने लगे तब भक्तों ने ऐसे अ्रवतार का शरख ग्रहण किया जिसने 
अपने सौन्दर्य तथा माधुयं से पद्धिल जीवन को नवीन सौन्दयें प्रदान किया । 
सामाजिक अ्रवस्था 
समाज की दशा अत्यन्त हीन हो च्लुकी थी । श्री वृन्दावनदास जी ने 'कलि- 
चरित्र वेली' में अपने युग की स्थिति का अत्यन्त विस्तृत चित्र उपस्थित किया हैं। 
विप्रों ने आकुल होकर अस्त-व्यस्तता में मन लगाया तथा दया, शौच, तप, सत्य का 
किचित भी छुप्लाव उनसे न रहा । क्षत्रियों ने श्रपना धर्म छोड़ दिया तथा वरणिकों के 
कपट का ओर-छोर न था। वे सब प्रकार से छल के ग्राश्वित हो रहे थे । शृद्ध घोर 
मद में किसी को कुछ समभते ही नहीं थे | यह तो हुईं वर्णाश्रम-विश्वद्धलता । 
व्यक्तिगत जीवन भी निन्‍दनीय था। साधारण जन कपट-स्नेह करते थे; दस दिम 
में धुये के मेघ की भाँति उनका स्नेह उधर जाता था । विधवाएँ श्रुद्धार करती थी, 
वे कुल में कलद्भू लगाने से नही डरती थी श्रौर परद्वार फिरा करती थी । जुआ का 
व्यसन आहार के समान था, घन-कामिनी की बाजियाँ भी उस पर लगा दी जाती 
थी | विप्र शिकार खेलते थे ।* 
व्यक्ति के जीवन पर उपालम्भ करते हुए सूरदास ने लिखा है कि सारा 

जीवन पशु की भाँति बिताया जाता है । समस्त आयु हरिस्मरण के बिना गयवाँ दी 
जाती है। साधु-चर्चा न करके दूसरों की निन्‍दा करने में जीवन नष्ट किया 
जाता है। ध्यान केवल बाहरी सजधज का रहता है। तेल लगाकर रुचिपूर्वक 
मर्दन किया जाता है, वद्थध मलमल कर घोये जाते हैं और बाहर से तिलक-छापा 
लगाकर धार्मिक होने का स्वाद्भ भी रचा जाता है । किन्तु आ्रान्तरिक प्रक्षालन' तनिक 
भी नहीं होता, व्यक्ति सदैव विषयों का मूह देखा करता है। मानव की यह 
अवस्था पशु के समान ही है जो अपना पेट भरता है और निश्चिन्त होकर सो रहता 
है; जिसके जीवन में भ्राहार, निद्रा आदि के अतिरिक्त श्लौर किसी बात का महत्व ही 
नही रहता ।* हरिराम व्यास ने भी व्यक्ति के गहित जीवन पर क्षोभ प्रकट किया 
है । 'कुट्॒म्ब-उपदेश' में व्यास जी ने श्रत्यन्त खुलकर व्यक्ति के हीव-जीवन का चित्र 
उपस्थित किया है--- 

साधु न बसत असाधु संग महू, जब तब प्रीति भंग दुख रासो । 

देह गेहूं संपति सुत दारा, अधर, गण्ड, भग, उरज उपासी ॥ 

पृतनि के हित सूत पियत हैं, भूत विप्र करि कासो। 

तिनसों ममता करि हरि बिसर, जानत संद न तिनहि बिसारी ॥ 


१--कलिचरित्र वेली, ए० ७ 
२--सूरसागर के विनय पद, पद सं० ४१---किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोये ।” 


१० मेध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्थ 


स्वारथ परमारथ पथ छूव्यो, उपजी खाज कोढ़ में खासी । 
देह बंढ़ भयो बंस व्यास को, बिसरचो कुजनि कंज निवासी ॥* 

चैंतन्य भागवत में भी इसी प्रकार का वर्णात है ।* 

सामूहिक जीवन भी हेय था । समाज क्ृतन्न व्यक्तियों से भरा था, कदाचित्‌ 
ही कोई कृतज्ञ होता हो । वेश्यारति, मदपान, भूठे वाद-विवाद तथा विषय-चर्चा 
करना लोगों की नित्य क्रियायें थी | प्रकट रूप से अनेक पाप करके भी लोग जग में 
यदा चाहते थे, चाहते ही नहीं थे उन्हें सम्मान मिलता भी था । निरपराध जनों को 
दुःख देना लोगों को सुख प्रदान करता था, जो साधु थे उन्हें ग्रसाधु समझा जाता था 
तथा जो असाधु थे उन्हें साधु । हृदय में पाप का भराडार भरा रहता था और प्रकट 
रूप से साधुता प्रदर्शित की जाती थी । 
राजनंतिक अवस्था 

मध्ययुग में मुसलमानी साम्राज्य निश्चित रूप से जम चुका था। यद्यपि 

केन्द्रीय शासक की नीति उदार थी जैसा कि विट्ठलनाथ एवं श्रन्य भक्तों के नाम 

पर अकबर के फर्मानों से विदित होता है, तथापि धामिक अ्रसहिष्णुता का भारतवषे 
में श्रभाव नही था। नवद्वीप के मुसलमान शासक हिन्दुओं पर भाँति-भाँति के 
अ्रत्याचार करते थे । चैतन्य-महाप्रभु की कौतेन-मरडली को वहाँ का काजी बहुत 
सताया करता था, यहाँ तक कि उनका मृदद्भ भी एक दिन तोड़ डाला गया । इसकी 
प्रतिक्रिया हिच्दु जनता पर अच्छी नही हुयी । महाप्रभु का उत्साह कम नही किया 
जा सका, वरन्‌ जो कीतंन को पाखर॒ड समभते ये वे भी उसमें सम्मिलित होने लगे । 
यह अवश्य है कि यवत-शासक को तान्त्रिक लोग उकसाया करते थे, किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि स्वयं यवन-शासक नदिया की हिन्दू जनता के प्रति उदार थे । 

केन्द्रीय व्यवस्था जेसी भी रही हो, सामान्य राजनीतिक परिस्थिति बहुत 
सन्तोषजनक नहीं प्रतीत होती । नूप अन्यायी और चोर थे तथा प्रजा का पालन नहीं 
करते थे, श्रगीति का बोलबाला था। प्रजा कड्भाल थी, अन्न के भ्रभाव में सब जगह 
घूमती-फिरती थी, बार-बार भ्रकाल पड़ा करता था ।१ 


१--ज्यासवाणी (पूर्वार), कुड़म्ब उपदेश प्रकरण, पद सं० १४४ 
२--नानारूपे पुत्रांदिर महोत्सव करे। देह गेह व्यतिरिक्त आर नाहि स्फुरे ॥! 


चेतन्यभागवत--आदिखण्ड, समप्त अध्याय , प० ४ 
३--कलिचरित्र वेली, पृ० ७-८ 2 हज के 


४--नप अन्यांगों चोर, प्रजा कौ पालन तज्यों। 
लह्द अनीति अ्रकोर, कल प्रताप हरि कृपा बिनु ॥६१॥ 
प्रजा कृंपन कंगाल, अन्न बिना दिस दिस फिर । 
पुने पुलि परत अकाल, कलि प्रताप हरि कृपा विन्ु ॥8 २॥ 


कलिचरित्र वेली--हित व न्दावनदास, ४० ११ 


कृष्ण-भक्तिघारा का उद्गम २१ 


धामिक अवस्था 


ऐसी ध्वस्त परिस्थितियों मे धर्म से कुछ प्राइवासन मिलने की आशा हो सकती 

थी किन्तु जीवन का यह अन्तिम संवल सबसे अधिक विक्ृत था । जिन सामाजिक, 
राजनंतिक कुरीतियों से क्ष्‌ब्ध होकर व्यक्ति धर्म की ओर मुड़ता था, वे घर्म की 
आड़ में और भी पत्प रही थीं | धार्मिक पाखर॒ड का एक छत्र साम्राज्य था। धर्म की 
इस दुरवस्था से खीकभ कर हरिराम व्यास ने कहा कि उन्हें किसी पर भी विश्वास 
नहीं रहा--- 

मोहि न काहू को परतोति । 

कोऊ अपने धर्म न सांचों, कासों कोज प्रीति। 

कबहु क ग्यासि उपासि दिखावत, ले प्रसाद तजि छोति। 

हूं भनन्‍य शोभा लगि दित हें, सब सों करत सभोति । 

स्वारथ परमारथ पथ विगरयों, उन मग चलत भ्रनोति । 

व्यास विने चारिक या बन मैं, जासि गही रस रीति ॥* 


बचनों में साधु, लक्षण में निपट श्रसाधु, ऐसे लोग सब के विश्वास-पात्र 
बने हुए थे। स्वप्न में भी जिन्हें हरि से पहिचान नहीं थी, वे संसार को विकाररहित 
करने का बीड़ा उठाये हुए थे। ऐसे लोगों का आदर होता था जो चिकनियाँ श्रौर 
चोर थे।* भावविहीन भक्तों की भरमार थी । वे तन्त्र-मन्त्र-टोना पढ़कर लोगों को 
वज्यीभूत करते थे। लोभ के वशीभृत स्वामियों, गोस्वामियों तथा भट्टों की संख्या 
बेशुमार थी, सच्ची भक्ति का कहीं नाम नहीं था ।* घन के लिये परिष्ठत भागवत 
सुनाते थे, इसी के लालच में लोग गौड़ गुजरात भटकते फिरते थे। घन के लोभ से 
लोग साधु वेश धारण करके दो दिन तक अनन्य भक्त बने रहते थे, फिर संसार में 
लिप्त हो जाते थे। ज्ञान-वैराग्य से हीन जन भस्म धारण करके तापसी बने फिरते 
थे, लोभी संनन्‍्यासी धन के लिये गृह तथा ग्रहिणी का परित्याग करते थे । संसार से 





१--व्यासवाणी, पूवाड, पद सं० १०६ 
२--डैल चिकनिया चोर, भरुवनि कों आदर अधिक | 

आरज संग मरोर, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥२४॥ कलिचरित्र वेली--हितवृन्दावनदास 
३---गावत नाचत आवत लोभ कहते । 

याही तें अनुराग न उपजत, राग वैराग सो कहत । 

मन्त्र जन्त्र पढ़ि मेलि ठगौरी, वश कीनोौ संसार। 

स्वामी बहुत गुसाई अगनित, भट्टनि पै न उबार | 

भाव बिना सब बिलबिलात अरु, किलकिलात सब तेहू। 

व्यास! राधिका खन कृष्ण बिनु, कहूँ न सहज सनेहू ॥२४१॥ व्यासवास्त्ी, पूर्वार्ड 


श्र मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा श्रौर चेतन्य-सम्प्रदाय 


कै 


विरक्ति का लेश भी न था, भक्त राजाओं के द्वार पर खड़े होकर बाजा बजाकर गाना 
सुनाते थे ।* 

बज्भाल में बज्ञयान के विक्ृत प्रभाव से समाज में दुराचरण का प्रसार था । 
नेड़ा-नेड़ी से समाज भरा पड़ा था। न इनमें वैराग्य था, न तान्त्रिक साधना का ज्ञान । 
परस्पर अवैध-सम्बन्ध गहित धर्म का रूप धारण करने लगा । नित्यानन्द ने इन बौद्ध 
भिक्ष्‌ क-भिक्ष ण्ियों को वृहत्‌ संख्या में अपने मत में दीक्षित किया झोर इस प्रकार 
उनमें सच्ची घामिक चेतना जाग्रत करने का प्रयास किया । केवल बौद्ध-प्रभाव के 
कारण ही नहीं, भ्रन्य लोक-प्रभावों से भी बद्धाल में वीभत्स तान्त्रिकाचार का प्रचलन 
था । चरपडी वाशुली एवम्‌ मनसा आदि देवियों पर मद्भूल-काव्य प्रणीत हुए। भक्ष्य- 
ग्रभद्षय, पेय-अपेय पदार्थों से बत्ञयानी देवियों की श्रर्चा होती थी । जादू, टोना, 
मन्त्र-यन्त्र- यही तान्त्रिकताधता का रूप रह गया | बद्भाल को आच्छादित करने 
वाले तान्त्रिक प्रभाव से चेतन्यमहाप्रभु को पर्याप्त लोहा लेना पड़ा। भावविहीन 
गहित तन्व्र-साधना ने चैतन्यमहाप्रभु के भावप्रवण शुद्ध भक्ति भाव का बड़ा तिरस्कार 
तथा विरोध किया, किन्तु महाप्रभु के सुतीक्ष्ण भक्तिराग ने उनके अस्त्र काट दिये-- 
मद्यप जगाई मधघई की कथा इसका ज्वलन्त प्रमाण बनी । 

धर्माचरण इतना जजंर था ही, ज्ञान का भी वास्तविक अथ विलुप्त होता 
जा रहा था। ज्ञात का अर्थ केवल कुतक या तकं-शार्त्र मात्र रह गया । इतना ही 
नहीं, जिन्होंने कुछ भी ज्ञानाजंन नहीं किया था, वे परिडत भट्टाचारयें कहलाते थे । 
जिन्हें शब्द-ज्ञान नहीं था, वे तक बखानते थे ।* ज्ञान, मनुष्य को आत्मा की खोज में 
प्रवृत्तन करके दिग्विजय की खोज में प्रवृत्त करने लगा। यह शास्त्रारथियों के दम्भ 
को उद्दीत्त करता था, उनमें वैराग्य, विज्ञान, भक्ति का उन्मेष नहीं कर पाता था । 
पद्चमोत्तर प्रान्त के एक दिग्विजयी बड़ी सजधज के साथ नवद्वीप पहुँचे श्र वहाँ 
उन्होंने अपने प्रतिदवन्दी का आवाहन किया । उनके शास्तरार्थ में सुक्ष्मातिसुक्ष्म दोष 
दिखाकर चैतन्यदेव ने उनका अहुद्भार विचुर कर दिया । भक्ति के सम्मुख शास्रज्ञान 
की हीनता भी उन्हें विदित हो गयी । इसी प्रकार बनारस में संन्‍्यासियों के ज्ञान गवें 


पर महाप्रभु ने प्रहार किया । ५ 
ज्ञान, कर्म, भक्ति-- सभी मार्ग पासरिड्यों एवं दम्भियों से भर गये। वास्तविक 


शान्ति कहीं भी नहीं मिल पाती थी । “कृष्णाश्रय में बललभाचाय जी ने तत्कालीन 


१--उस्कत भुक्रत पौरियन डरप्त गाय बजाय सुनावत तार ॥२४८॥--व्यासवाणी, पूर्वा्ध 
२->अमु बोले सन्धिकाय ज्ञान नांहि जार । 

कलियुगे 'भट्टाचार्य” पदवी ताहार ॥ 

शब्द ज्ञान नाइ्डि जार से तके बखाने ॥--चैतन्यमागवत, मध्यखण्ड, प्रथम अध्याय, ४० १०८ 


कृष्ण-भक्तिघारा का उद्गम २३ 


विषम अवस्था का वर्णान करते हुए लिखा है कि धर्माचरण के सब साधन पथ-भ्रष्ट 
हो हुके हैं, तीरथ॑ अ्पवित्र हो चुके हैं, ब्रत-उपवास सब नष्ट हो गये हैं। ऐसी विचित्र 
सामाजिक-धामिक-दु्देशा में एकमात्र इष्टदेव के अतिरिक्त भर कोई आश्रय विश्वसनीय 
. नहीं रहा । भक्तों की दृष्टि एकमात्र अपने आराध्यदेव पर झटकी । यह बात कृष्ण- 
भक्तों के लिये विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि प्रचलित कुरीतियों का निरसन करने 
के लिये किसी नीतिप्रधान सामाजिकप्रथा में आस्था प्रकट न कर, उन्होंने सब प्रकार 
से कृष्ण भजन को ही श्रेयस्कर माना । इस वृत्ति के मूल में एक गहन मनोवैज्ञानिक 
प्रेरणा जग रही थी । 

मध्ययुगीन ह्ासोन्‍्मुखी समाज के उद्धार के लिये अन्य भक्ति-सम्प्रदायों ने 
प्रयत्त भी किया। निर्गुणमार्गीय सन्तभक्तों ने घामिक पाखएड की खुलकर भरत्सना की 
और काम, क्रोध, मोह-मत्सर में लिप्त माया के वशीभूत लोगों को बार-बार सचेत 
किया । किन्तु कुरीतियों पर कुठाराघात उन्हें समुल उखाड़ न सका, फटकारे जाने से 
वे भयावसन्त भ्रवश्य हो गईं किस्तु मर न सकी। दुराचारण की कट्ु झालोचना ने कुछ 
सीमा तक समाज को पड्ू से निकाला किन्तु इस रोष ने उसका संस्कार नहीं किया । 
रामभक्तिशाखा ने इस दिशा में ठोस कार्य किया। तुलसीदास जी ने अपने वृहत्‌ 
“रामचरितमानस' में समाज के पुनस्सद्भठन का मार्ग दिखाया । राष्ट्र के भ्रमर्यादित 
श्रसन्‍्तुलित जीवन के सम्मुख महान्‌ रघुकुल का आद्श उपस्थित किया गया। राम 
के चरित से तथा उनके तप, संयम, शील, मर्यादा से, समाज को तप:पूत एवं संयर्मित 
करने का महत्वपूर्ण प्रयास हुआ । एकबार पुन: वर्णाश्रम-व्यवस्था का प्रयत्न हु्रा, 
सन्‍्तों के लक्षण समभाये गये और जीवन की वैयक्तिक तथा सामूहिक मर्यादायें स्थापित 
की गयी । झ्रनेतिकता के बीच न तिकता की सस्थापना करने का प्रयास किया गया, बिखरे 
हुए समाज को नैतिक संस्कृति के सूत्र में बाँवने का महत्‌ उद्योग हुआ । तत्कालीन 
परिस्थितियों को सुधारने में सफल होने के कारण “रामचरिमानस' भारतीय जन- 


जीवन का भअनिवायें अश्रद्ध बनने लगा | 
कृष्ण भक्ति का उदगस--किन्तु मर्यादावाद के द्वारा देश के उद्धार करने की 


प्रवृत्ति से कृष्णभक्तिधारा प्राय: उदासीव रही । रामभक्ति का काय महत्वपूर्ण था, 
किन्तु उससे भी महत्वपुरं कार्य कऋष्णभक्ति की विचारघारा ने सम्पादित किया-- 
नैतिक व्यवस्था से अधिक गहन तथा अधिक स्थायी । नैतिकता के दबाव से वाह्म- 
जीवन अवश्य सन्तुलन की ओर लौटने लगा, किन्तु उसमें जिन कुसंस्कारों का बीज 
पड़ चुका था, उनकी जड़े अन्दर ही अ्रन्दर उपचेतना में ग्रड़ी हुयी फेली थीं। 
चैतनमन से निकाली जाकर वे भ्रवचेतन में घर बसाने में व्यस्त थीं। माव्व जीवन 
की इस विडम्बना को कृष्णभक्तिघारा ने भलीभाति परखा; जीवन की विद्ृृतियों 


र्‌४॑ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


की नाड़ी को कृष्णभक्तों ने ठीक तरह से पहिचाना । उनका उपचार इतता अचूक 
हुआ कि १५ वीं-१६वीं शताब्दी में कृष्णुकाव्य की जो धारा उमड़ी उसने बद्धाल 
से गुजरात तक के प्रदेश को आप्लावित कर डाला, सम्पूर्ण उत्तरभारत को जैसे 
सडल्जीवनी मिल गयी । क्ृष्णभक्ति-साहित्य की लोकप्रियता का कारण जन-जीवन 
को छू सकने की क्षमता में है, किन्तु इससे भी अधिक गृढ़ कारण युग की आवश्यकता, 
उस युग की क्या, यूग-युग की मानवीय समस्या को समझते एवं उसका आध्यात्मिक 
स्तर से प्रत्युत्तर देने में है। कृष्णभक्तिधारा के उद्गम का प्रेरणास्रोत भारतीय 
अ्रष्यात्म का मनोविज्ञान है। उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान उस युग की परिस्थितियों 
का ही समाधान नहीं है, वरन्‌ मानव-मन की तमाम वृत्तियों के उत्तर में दिया गया 
निदान है । 

वस्तुत: नैतिक-नियम तथा धर्मशारत्र के नियम मानसी-भूमिका की उपज हैं । 
मन, चेतना की सर्वोत्तम एवं स्वंसमृद्ध भूमि नहीं है, देह, प्राण की तरह वह भी ज्ञान- 
अज्ञान का एक यन्त्र है। मानसिक विचार से जिसे सत्य एवं शुभ स्थिर किया जाता 
है वह भ्रन्तिम सत्य एवं शुभ हो, यह नहीं कहा जा सकता । यह ठीक है कि मनुष्य 
के प्राण एवं देह-जगत्‌ में ऐसी वृत्तियों का वास है जिनका मानतिक किवा नेतिक 
नियन्त्रण आवश्यक ही नही अनिवायं है। किन्तु इस नियन्त्रण से व्यक्तित्व की तमाम 
मुत्यियाँ एकदम सुलक नही जाती, सत्ता के विभिन्न अजद्भो में सामञझजस्य स्थापित 
नहीं हो पाता, केवल एक व्यवस्था कायम हो जाती है। नेतिक आचरण द्वारा श्रजित 
पुरंता आंशिक होती है, मानव-चेतना की वह पूरा तृप्त स्थिति नहीं बन पाती । 
मध्ययुम में व्यक्ति एवं समाज दोनों की माँग नेतिक-समाधान से गहनतर किसी ऐसी 
चेतना के लिये थी जो जीवन को समूल बदलकर उसे मिथ्या के स्पर्श से श्रद्धृता 
रख सकती । किसी निश्चित प्रकाश के श्रभाव में युग-चेतना उल्टी दिशा में प्रवाहित 
हो रही थी। केवल नेतिक-व्यवस्था की मर्यादा से वह पूर्ण सनन्‍्तोष पाती नहीं 
दिखती । नहीं तो क्‍या कारण है कि रामभक्ति-साहित्य से अ्रधिक कृष्णभक्ति- 
साहित्य का लोकव्यापी प्रभाव पड़ा ? आरम्भ में नंतिक चेतना की आवश्यकता 
रहती है । जिस समय मनुष्य में बब्ं रता प्रबल हो उठती है, व्यक्तिगत सवा तथा 
तज्जन्य मनोविकार सामूहिक हित को आघात पहुँचाने लगते हैं, उस समय नीति की 
उपयोगिता अत्तक्‍्य है। किन्तु इससे भी बढ़कर आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी झात्मा का 
संस्परश प्राप्त करें, जिसके प्रकाश से वह अपनी सारी विकलाजड्भताएँ ठीक कर सके । 
कृष्छमक्तिधारा ने इसी अन्तश्केतता का द्वार खोलने का प्रयास किया । व्यक्ति केवल 
खऋखानत बनकर सन्‍्तुष्ट हो जावगा, यह नहीं कहा जा सकता। उसके भीतर का 
फन्तर्कोगी देव किस विधान से मानवीय आवरण को भेद कर प्रकट होना चाहता है, 


कृष्ण-भक्तिघारा का उद्गम २५ 


इसे देख सकने की क्षमता अज्ञानप्रधान मानसिक भूमिका के नीति ज्ञान से सम्भव 
नहीं है। उसे अनुभव करने के लिये ऐसी चेतना की आवश्यकता है जो सत्ता की 
समस्त भ्रान्तियों से मुक्त है, जिसमें वह अन्तर्भेदी ज्ञान प्रकाशित हो उठता है, जिसे 
प्रज्ञा कहा गया है। इस स्वयंप्रकाश चेतना में सामञजस्य की अपनी विधा होती है, 
उसमें विरोधी तत्वों के सत्य को समभने यथा उद्घाठित करने की क्षमता होती है। 
इसमें ज्ञान-अ्ज्ञान के बीच किसी प्रकार का बाहरी समझौता करके नैतिक नियम 
को ही अभ्रन्तिम शरणस्थल मान लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, वरन्‌ अ्ज्ञान के समस्त 
उपकरणों को सत्य ज्योति से तपःपृत करने की श्रान्तरिक दृष्टि होती है। मानसिक 
झौर मानस से ऊद्ध्व॑ की चेतना प्रणालियों में अन्तर है । नीति मानसिक रूप से 
सुलभाकर निरिचन्त हो जाती है, किन्तु वाह्म सन्तुलन के नीचे ग्रवचेतन का जो आलोड़न 
मचा रहता है, उसे शान्त करने में घमं शास्त्र के विधिनिषेघ भ्रसफल हो जाते हैं । 
उसे शान्त स्थिर करने में श्रतिचेतना के रहस्यों की श्रोर उन्मुख होना व्यक्ति के लिये 
ग्रावद्यक हो उठता है श्रन्यथा औपचारिक समाधान तो हो जाता है किन्तु आत्यन्तिक 
विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति का विकास अन्दर से होता है, उत्तरोत्तर बढती 
स्वतन्त्रता के भीतर, व्यक्तसत्ता की सीमाओं के दमन से नहीं। उसके अतिक्रमण 
(7०778८८70067८6) से व्यक्तित्व का संस्कार, बबंरता से नीतिप्रधान मनुष्यता 
तक ही पहुँचकर समाप्त नहीं हो जाता, वरन्‌ आगे की चेतना, जिसे आात्म-चेतना 
कह सकते हैं- मे ही प्रवेश करके कुछ स्थायित्व प्राप्त कर पाता है। झन्तर्यामी की 
चेतना से पहुँचकर दिव्य-चक्ष से विकास की रेखाएँ निद ष्ट होती हैं। सत्ता का 
विकास, उसका आत्मप्रस्फुटन, स्कूल मास्टर की प्रणाली से शिक्षित तथा अनुशासित 
करके नहीं होता, वरन्‌ उस चेतना से होता है जो स्वयं पूर्ण है जिसके सत्‌ मे सम्भूति 
का रेखाचित्र रहता है और जो सत्‌ की अनिन्‍्ध पूर्णंता को सम्भूति में उतार लाने में 
सतत क्रियाशील है। यही विश्वचेतना का कर्मयोग है। 

यह आत्म-चेतता किसी मानसिक नियम या फामला से कार्य करने को वाध्य 
नहीं हैं। वह सत्य की ऐसी व्यापक तथा अन्तप्रंवेशी सज्ञानता से परिचालित रहती 
है जो मानव की भावनाश्रों, इच्छाओं तथा क्रियाश्रों के श्रन्तिम उद्देश्य को समझती 
एवं उनके दिव्य गन्तव्य को उनके सम्मुख उद्घाटित करती है। ग्रात्मा का यह सतत 
संस्पर्श इष्टदेव के प्रतिपूर्ण आत्मसमपंण से प्राप्त होता है। यों तो सभी भक्ति- 
सम्प्रदायों में आत्मनिक्षेप का महत्व है किन्तु कृष्ण॒ुभक्ति की अन्तरचारिणी चेतना 
के लिये रामभक्ति का यह प्रथम सोपान है। नवधाभक्ति को अतिकमण कर इस 
दद्यधाभक्ति की यह विधा आरम्भ होती है जो सम्पूर्णरूप से कृष्ण पर निर्भर है। 
ब्रज एवं बद्भाल में भक्ति का जो विशुद्ध रागमार्ग विकसित हुआ वह कृष्ण के प्रति 


२६ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सारी आकांक्षाओं, भावनाओ्रों के समर्पण से सम्भव हो सका। इस राममार्ग का कोई 
निद्चित नियम नहीं है, उसे स्वयं भगवान्‌ परिचालित करते हैं। नैतिक मानदरःडों 
के सम्मुख ध्वस्त श्र्जुन से श्रीकृष्ण ने जो वाक्य कहा--सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक 
दरणां ब्रज, श्रहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ” वह कृष्णुभक्ति का सूलसन्‍्त्र 
बना । मानसिक दृष्टिकोरों से सद-असद्‌ की विवेचना को छोड़कर व्यक्तित्व को 
सर्वाज्भीणा रूप से आराध्य कृष्ण को समपित करना, इस साधना की प्रथम अनिवार्य 
शर्त है। समपंण में व्यक्ति के ब्वेत दयाम अज्भ भगवान्‌ के सम्मुख प्रशत होने लगे, 
उन पर से अहं का शासन समाप्त होने लगा । अब मनोविकारों को डाटने-फटकारने 
की किवा धर्मंशास्त्र के नियमों से बाँधने की आवश्यकता नहीं रही । श्रावश्यकता थी 
उनके आलम्बन को ही बदल देने की, मनुष्य से हटाकर श्रीकृष्ण में लगा देने की । 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य यहाँ तक कि वैर भाव से भी कृष्ण को भजा जा सकता 


था, भागवत में इसकी स्पष्ट स्वीकृति है । 
भक्ति के इतिहास में यह एक नूतन अनुभव था। भगवान्‌ के ससग से व्यक्तिगत 


जीवन आमूल परिवर्तित हो गया, व्यक्ति के समस्त व्यक्तितत्व मनोराग, इन्द्रियाकांक्षा, 
विचार--ने अ्रपती दिव्य परितृप्ति पा लिया । सन्‍्तों का निराकार के भ्रति प्रेम यदि 
सबको वशीभूत नहीं कर पाया तो इसका कारण इतना ही नहीं था कि जनसाधारण 
की बुद्धि निर्गुण को ग्रहण नहीं कर सकी । कबीर के निर्गुण प्रेम में ऐसी मार्मिकता 
है कि वह साकार-निराकार के भेद को चीरती हुयी सीधे परमप्रेमास्पद से सम्बन्ध 
स्थापित कर लेती है। प्रेम चाहे निर्गुण के प्रति हो या सग्रुण के प्रति, वह हृदय 


से सम्बन्ध रखता है, बुद्धि से नहीं। श्रीराम के व्यक्तित्व में केवल दासभाव की ही 
गुज्जाइश रखो गयी, उनके शील एवं शक्ति से अभिभत रहने का वातावरण निर्मित 


हो सका, इससे भाव का श्रद्धा अंश तो तृप्त हुआ, किन्तु राग अंश नहीं । भाव में राग 
को प्रधानता रहती है, श्रद्धा की नही । श्रद्धा के कारण एक पार्थक्य, एक दूरी का 
अनुभव भक्त और भगवान्‌ के बीच बना रहता है । श्रद्धा से व्यक्तित्व के दुबंल अत 
विस्मृत हो सकते हैं, पूर्णतया परितृप्त नहीं । जन-जीवन का रूप इतना अ्रधिक बिगड़ 
छुका था कि वह केवल आत्मा की पुकार से ही परमात्मा को नही पुकार रहा था, 
वह प्राण के समस्त आवेश से, इन्द्रियों की सारी विकलता से, भगवान्‌ का आवाहन 
कर अपने को निवेदित कर देने पर तुला हुआ था। इसी लिये कबीरदास का भ्रनहलक- 
परक प्रेम या सुफ्रियों का नूर-ए-इश्क, भारतीय जन-मानस को सन्तुष्ट करके चुप न 
करा सका । उसकी अदम्य पुकार के प्रत्युत्तर में ब्रह्म को अपना नृतव स्वरूप उद्घाटित 
करना पड़ा--तन्मय आराधना के योग्य चित्ताकर्षक, इन्द्रियाकर्षक मनमोहन रूप, 


श्रीक्षष्णावतार ! 





दाशंनिक-सिद्धान्त 


परमतत्व 


निर्भुग-सगुण--वेद, उपनिषद्‌, जिस परमतत्व को 'तत्‌” कह कर श्रव्यक्त, 
अगम, अगोचर, अकल, अमल, अनामय, अरूप घोषित करते हैं, जिस श्राधारभूत सत्ता 
को सच्चिदानन्द बताते हैं, वही मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-घारा में तत्‌' श्रीकृष्ण हैं । 
श्रीकृष्ण, भ्रर्थात्‌ शक्ति-समन्वित ब्रह्म । श्रीकृष्ण ही परमतत्व हैं, कृष्णभक्ति-सम्प्रदाय 
एक स्वर से इसकी घोषणा करते हैं। वह एक, नित्य, अखरड, अज, अनादि एवं 
अविनद्वर हैं । ब्रह्म के इस अ्निवेंचनीय निर्गुण रूप का वर्णान श्रीकृष्ण स्वयं अपने 
मुख से ब्रह्मा के सम्मुख करते हैं--- 
पहिले हों ही हों तब एक । 
झमल, अकल, अ्ज भेदविवर्जित सुनि बिधि विमल विवेक ।* 
यही परब्रह्म हैं, अनन्त महिमामरिडत है इनका स्वरूप । समस्त ब्रह्मारडों 
के अ्रधीश्वर हैं, श्रचित्य भर अश्रगम हैं। सारे अवतारों के बीजस्वरूप अ्रवतारी 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। इनसे परे और कुछ नहीं है । महावाणीकार के शब्दों में 
श्रीकृष्ण हैं--- 
झनन्त,अनीह, भ्रनावत, अ्रव्यय भ्रखिल श्रण्ड झाधीद अ्रपार । 
अ्रन्त्रि, भ्रव्ज, श्राभूषरण-रव करि केतनकेत लेत भ्रवतार ॥ 
अ्रचल, अ्रचित्य, श्रगम, गुनआलब, श्रक्षर ते भ्रक्षर अधिकार । 
श्रीहरिप्रिया विराजत हैं जहाँ कृपासाध्य प्रापति सुखसार ॥ 
किन्तु नेति-नेति कह कर, अतद्व्यावृत्ति रूप में कह देने मात्र से ब्रह्म का 
बोध नही हो पाता । यदि हो भी पाता है तो गंगे के गुड़ की भाँति, जो इसे पाता 
है, वही इसका रसास्वदन कर पाता है, अ्रन्य सब इस परमतत्व से अनभिन्न ही रहते 
हैं। स्वेसंवेद्य हो सके यह तत्व, इस हेतु कृष्ण॒भक्त इन अ्रचित्य श्रगम-तत्व को ही 
सग्रुणग-साकार का रूप देकर सबके बोधग्रम्यरूप में वर्णित करते हैं। केवल “निर्गण' 
ब्रह्म का एकपक्षीय झपूर्व रूप है, केवल सग्रुरण' जी उसको देखने का सीमित रूप है । 


१--सरसागर, पद सं० ३८१ 
२--महावाणी, सिद्धान्त सुख, पद सं २ 


श्८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


वास्तव में, निर्गुण-सग्रुण उसी एक परमतत्व के परस्पर श्रोत-प्रोत दो पक्ष हैं, उसकी 
विचित्रपूर्णंता के द्योतक दो पहलू । उस अ्रकल सत्ता का ज्ञान उसके सगुण-साकार 
रूप में अवतरित होने पर अधिक सुगम हो जाता हैं । इसलिये श्रीकृष्ण को अवतारी 
मानते हुए भी सभी सम्प्रदाय उनके पूर्णाववार होने मे विश्वास रखते हैं । 

सग्रुण, साकार कह देने से उस 'तत्‌' को मानवीय न मान बैठा जाय, 
नारायण को तर न समझ लिया जाय, इस भ्रम के निवारणार्थ भक्तों ने श्रीकृष्ण- 
तत्व की प्रचुर व्याख्या की है। श्रीमद्वल्लभाचारय ने श्रुतियों के श्राधार पर ब्रह्म के 
समुण रूप की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की । परब्रह्म निर्गुण रहते हुए ही सगुण है, 
इस तत्व को बोधगम्य करने के लिये आचारये वललभ ने कहा कि यद्यपि श्रीकृष्ण 
साकार होकर समुण प्रतिभासित होते हैं तथापि उनके गुणा निर्यृण ही हैं, श्रर्थात्‌ 
प्रकृतिजन्य विकारी गुणों से सबंथा भिन्न दिव्य गुरा है, श्रीकृष्ण 'स्वरूपात्मक' स्वीय 
दिव्य गुणों से संवलित है | सत्व, रज, तम के प्राकृत गुणों से अलिप्त होने के कारण 
श्रीकृष्ण निर्गुण हैं, किन्तु आनल्‍्द, प्रेम, करुणा आदि निज स्वाभाविक धर्मों से नित्य- 
युक्त होने के कारण स-गुरा है। श्रीकृष्ण में प्रकृतिजन्य जड़ गुणों की कल्पना हास्यास्पद 
है, उनको स्वीय चैतन्य धर्मों से रहित मानना उनके ब्रह्मत्व की एकाजडिता है । सभी 
घ॒र्मो के आधार होने के कारण श्रीकृष्ण धर्मी है, भ्रत: दिव्य गुणों का पूरा प्रादुर्भाव 
ब्रह्म की पूरणांता का पोषक ही है, निषेधक नहीं । सत्‌, चितू, आनन्द--ये श्रीकृष्ण 
के आ्राधारभृत धर्म हैं। 'सत्‌' से सचराचर में व्याप्त उनकी सत्ता तथा उनकी स्थिति 
का बोध होता है, एवं अन्य को सत्ता घारण कराने की क्षमता प्रकट होती है, चित्‌ 
से उतका वह चैतन्य परिभावित होता है जिसके बिना सत्ता की भ्रवस्थिति श्रसम्भव 
है, सत्ता का परिज्ञान ही चित्‌ है, एवं इस सत्ता के ज्ञान की अनुभूति का नाम 
ग्रानन्द है। वास्तव में सतू, चित, आनन्द परस्पर अनुस्युत है, एक के बिना भअ्रन्य 
की स्थिति ही नहीं है, ये तीनों एक ही हैं । जहाँ परब्रह्म की स्थिति है वहाँ चेतना 
अवश्यम्भावी है, जहाँ चेतना है वहाँ इन्द्र की सम्भावना नहीं, भ्रतः आनन्द भ्रनिवाय॑ 
ही नहीं अविच्छेद्य है । श्रस्तु, श्रीकृष्ण विदव के मूलाधार सच्चिदानन्द हैं । 

विरुद्ध-धर्माश्रय--हृश्य-प्रहद्य, चल-अचल, सभी कुछ इस परमतत्व में समाये 
हुए हैं। वह परमसत्ता विश्वातीत, परात्पर, श्रव्यक्त होते हुए भी विश्वव्यापी एव 
वैशव है ([77/ए८54) । मानसिक बुद्धि को विरुद्ध प्रतीत होने वाले गुंणों का 
उसमें सहज समीकरण हो जाना सुकर है, सुकर ही नहीं अत्यन्त स्वभावज है। इसे 
ही वल्लभाचाये जी ने विरुद्ध धर्म्माश्रय' का सिद्धान्त कह कर निर्धारित किया है । 
श्रीकृष्ण किया परब्रह्म सुक्ष्म से भी सुक्ष्म,है, साथ ही महान्‌ से भी महान्‌ हैं, भ्रण 
होते हुए भी विभु हैं, कूटस्थ होते हुए भी चल हैं, निकट रहते हुए भी दूर, सब में 


दार्श निक-सिद्धान्त २६ 


समाये रहते हुए भी सबसे अ्रछूते हैं ।आदि श्रन्त से रहित होते हुए भी सब के आदि 
ग्न्त हैं ।* 

परब्रह्म फी तीन स्थितियाँ--ब्रह्म, परमात्मा, भगवान; अक्षरत्रह्म, अन्तर्यामी 
पुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण अद्वय-तत्व हैं, इनके भ्रतिरिक्त लोक-लोकान्तर में और कुछ नहीं 
है किन्तु इस अद्वय-तत्व की अनेक स्थितियाँ हैं जिनमें से तीन मुख्य हैं-- ब्रह्म, परमात्मा 
एवं भगवान्‌ । श्रीकृष्ण ज्ञानमा्ियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा, तथा भक्तों के 
भगवान्‌ हैं। कृष्णभक्तों को श्रीकृष्ण का भगवान्‌ रूप ही श्रेयस्कर है क्योकि दार्शनिक 
दृष्टि से ब्रह्म और परमात्मा भगवान्‌ को ही आंशिक अभिव्यक्ति ठहरते हैं। उनकी 
दृष्टि मे भगवान्‌ की महत्ता सर्वोपरि है, स्वयं-भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ब्रह्म एवं परमात्मा 
सन्निहित हैं। भगवत्सन्दर्भ में परब्रह्म के इन तीनों रूपो की व्यास्याये प्रस्तुत की गयी 
हैं। उस अद्वय-ज्ञान लक्षण के सामान्य निरूपण के परचात्‌ उपासक की योग्यता के 
भेद से उसकी विशिष्ट स्थितियों का वर्णन हुआ है। श्रीमद्‌ भागवत में उस अद्ववतत्व 
को त्रिधा अभिव्यक्त किया है--- 

वदन्ति तत्तत््वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रह्म ति, परमात्मेति, भगवानिति शब्धते ॥ 

इस इलोक के क्रम में ब्रह्म प्रथम, परमात्मा द्वितीय एवं भगवान्‌ तृतीय आये 
हैं एवं इस क्रम का उत्तरोत्तर भहत्व भी है । शक्ति के वैचित्य से असम्पन्न, श्रद्धंसम्पन्न 
किवा पूर्णासम्पन्न होने से परमतत्व ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ का रूप धारण करता 
है। ब्रह्म परमतत्व के साक्षात्कार का प्रथम चरण, परमात्मा मध्य एवं भगवान्‌ श्रन्तिम 
चरणा हैं । 

जब तक उस स्वरूपशक्ति सम्पन्न अ्रद्वयतत्व को पृथक्‌ करके, उनकी विचित्र 
दक्ति एवं उस शक्ति की अनन्तमहिमश्रीभगवान्‌ के साथ लीला के दर्शन करने की 
योग्यता नहीं प्राप्त होती, तब तक साधक के सम्मुख शक्ति भर शक्तिमान्‌ की जो 
अपृथक्भाव की स्फूर्ति है, वही ब्रह्म" संज्ञा धारण करती है। भगवत्सन्दर्भ में इसे इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है--- 

“तदेकमेवाखरडानन्दस्वरूपं॑ तत्त्वं थृत्कृतपामेष्ख्यादिकानन्दसमुदायानां परम 
हसानां साधनवज्ञात्‌ तादात्म्यमापन्ने सत्यामपि तदीयस्वरूपशक्तिवैचित्यां तदग्रहणा 
सामथ्यं चेतसि यथा सामान्यतों लक्षितं तथैव स्फुरद्‌ वा तद्देवाविविक्तशक्ति--- 
वक्तिमत्ताभिदतया प्रतिपादमान वा ब्रह्मति वा शब्यते ।* 





१--आदि अन्त नहिं जाहि, आदि अन्तहि प्रभु सोई ।-- सरसागर, पद सं० १७६३ 
२--श्रीमद्भागवत्‌ शरा११ 
१--भगवत्‌-सन्दर्म, ए० २ 


३० मंध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदायें 


वेदान्तियों के परकाम्य ब्रह्म की उपमा कृष्णभक्त, श्रीकृष्ण की अंगच्छुट। से 
देते हैं। जिस प्रकार सूर्य केन्द्रस्थानीय है एवं उसका मण्डल उसकी प्रतिच्छाया है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण केन्द्र हैं एवं ब्रह्म उनकी भज्भज्योति है, केन्द्रस्थ भगवान्‌ 
की निराकार ज्योति । ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि कोदि-कोटि ब्रह्माण्ड, क्षिति 
आदि पृथक्‌-पृथक्‌ भृतों में जो अधिष्ठित है, उस निष्कल, भ्रननन्‍्त एवं भ्रशेषस्वरूप ब्रह्म 
की, जो प्रभावशाली ग्रोविन्द की देहप्रभा हैं, हम आराधना करते हैं ।* ज्ञानीसाधक- 
गण ब्रह्म मे शक्तिसमृह का धर्म अ्रनुभव नहीं कर पाते, धर्मातिरिक्त केवल ज्ञान 
अगनुभव करते हैं, इसलिये परमतत्व उनके निकट केवल ज्ञान रूप में ही प्रतीयमान 
होता है, योगी इस परमतत्व को अन्तर्यामी रूप में, सर्वेजीवनियन्तारूप में अनुभव 
करते हैं, ग्रतः परब्रह्द उनके निकट परमात्मा रूप में प्रतिभासित होता है। स्वयं 
गोविन्द अपने अंश रूप से सारी सृष्टि में प्रवेश कर इसका नियमन तथा सब्न्चालन 
करते हैं, परब्रह्म के इस भ्न्तर्यामी रूप से सब्चालक अंश को ही परमात्मा कहा गया 
है। परमात्मा की व्याख्या सर्वजीवनियन्ता के रूप में की गई है। परमात्मा में 
मायाशक्ति का प्राचुयं तथा चित्‌-शक्ति का अंश विद्यमान रहता है, अ्रतएव एक ओर 
वे ब्रह्म से अधिक सुव्यक्त हैं दुसरी ओर मायाशक्ति से संकलित होने के कारण भगवान्‌ 
के अंशमात्र हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर ब्रह्म है, जो हमारी वैचित्रयविहीन 
ऐक्यानुशृति का निलिप्त निविकार प्रतिरूप है, जिसकी भ्रनाविल सत्ता में सृष्टि प्रलय 
आ्रादि सारे धर्म बुदूबुदू की भाँति विलीन रहते हैं, इस ब्रह्म का सृष्टि के यावत्‌ पदार्थ 
से कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । दूसरी और परमात्मा हैं जो हमारी व्यक्तिगत चेतना 
के आ्राघार हैं, जो अ्रन्तर्यामी रूप से सर्वभूतों का सब्चालन कर रहे हैं। किन्तु इस ब्रह्म 
की वैदवचेतना तथा परमात्मा की व्यक्तिगत चेतना के बीच सम्बन्धसूत्र क्या है ? 
उत्तर है भगवान्‌ । यह भगवान्‌ ही श्रीकृष्ण की वास्तविक स्थिति है । भगवान्‌ ब्रह्म 
की निर्वेयक्तिकता से परमात्मा की वैयक्तिकता का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। ये दोनों 
के सुत्रधार हैं | जो स्वयं अरहेतु एवं एकमात्र निजशक्ति की विलासमयता के द्वारा 
प्रकृति के प्रति भी उदासीच हैं एवं उदासीन होकर भी जो प्रकृति व जीव की प्रवर्तका- 
वस्था में, प्रमात्मानामा निज अंशरूप पुरुष द्वारा इस सृष्टि, स्थिति व लयादि 


के हेतु होते हैं, उन्हें भगवान्‌ कहा जाता है | इस प्रकार भगवत्तत्व की परमात्मावस्था 
भी उपस्थापित होती है । 


१--अस्वप्र भा प्रसवतोजगदण्डकोटिकोटिष्वशेषवसुधादि विभूतिसिन्नम्‌ । 
तद्‌ जह्यनिष्कलमनन्तमशेषभूतम्‌ यो विन्दमादियुरुष तमहं सजामि ॥अह्मस॑हिता ५४६ 


दा निक-सिद्धान्तं ३१ 


भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ हैं : श्रीकृष्ण भगवान है 

वस्तुत: भगवान्‌ मे ब्रह्म एवं परमात्मा दोनों स्थितियों का समाहार हो जाता 
है । इसलिये वह सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रीकृष्ण ज्ञानियों एवं योगियों के ब्रह्म व परमात्मा से 
ऊपर हैं, उनको अपने में समाहित किये हुए कुछ और भी हैं । ब्रह्म, भगवान्‌ का 
असम्यक्‌ भ्ाविर्भाव है। ब्रह्म मे शक्तिवर्य के रहते हुए भी वह अनुद्बुध्य हैं; जिस 
प्रकार काष्ठ में अग्नि के अनुद्बुध्य रहने पर काष्ठ को अ्रग्ति नही कहा जाता, उसी 
प्रकार ब्रह्म मे विशेष्य-विशेषण की विशिष्टता की उपलब्धि न होने से ब्रह्म निविशेष 
रह जाता है, अतः उसे परमतत्व का पृणरविर्भाव नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार 
परमात्मा में शक्तितत्व के आंशिक आविर्भाव के कारण उन्हे भगवान्‌ का अंशमात्र 
कहा गया है। भग का अथ है ऐह्वर्य । भगवान्‌ ऐद्वर्य समन्वित है--ज्ञान, श्री, 
वैराग्य, वीय॑, ऐश्वर्य, यश । भगवान्‌! में शक्ति का वैचित्र्य पूर्णतया मे उद्बुद्ध रहता 
है। भगवत्सन्दर्भ में भगवान्‌ की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 

“अ्थ तदेक॑ तत्त्व स्वरूपभूतयैव शक्त्या कमपि विशेष घत परासामपि शक्तीनां 
मूलाअश्रयरूपं तदनुभवानन्दसन्दोहान्तर्भावितताहशब्रह्मानन्दानां भागवतपरमहंसानां तथा- 
नुभवैकसाधकतमतदीयस्वरूपानन्द शक्तिविशेषात्मकभक्तिभावितेष्वन्तबं हिरपीन्द्रियेषु 
परिस्फुरद्‌ वा तद्वदेव विवित्तताहशशतक्तिमत्ताभेदेन प्रतिपाद्ममानं वा भगवानिति- 
धब्यते ।*/ 

शक्तिशक्तिमान्‌ भेद से स्थित परब्रह्म की पूर्णाभिव्याक्त भगवान्‌, विग्रहघारी 
श्रीकृष्ण रूप में, संपुर्ण क्ृष्णभक्तिघारा के आराध्य हैं। भगवान्‌ का महत्व इसलिए 
और भी बढ़ जाता है कि परमतत्व की पूर्णाभिव्यक्ति होने के साथ-साथ वह सबके 
निकटतम भी हैं । इस तत्व को श्रीकृष्ण सन्दर्भ में नारद के रूपक द्वारा सुस्पष्ट किया 
गया है। जब राजसूय-यज्ञ में देवषि नारद श्रीकृष्ण को निमन्त्रित करने के लिए 
गग़नपथ से आ रहे थे तब श्रीक्षष्ण ने पहिले देखा कि एक 'तेज:पु०ज” आ रहा है, 
उसके बाद निकट आने पर आकृति का दर्शन कर उस तेज:प्‌ञज को शरीरी कह कर 
निर्धारित किया, और निकटवर्ती होने पर हृश्यमान कर-चरणादि को देख कर पुरुष! 
निश्चय किया । सन्निकटवर्ती होने पर 'नारद' स्थिर किया । इस स्थान पर नारद 
रूपी दर्शन ही जिस प्रकार अश्रन्तिम एवं मुख्य है, श्रौर ज्योतिः, शरीरी से एवं पुरुष 
रूप में दर्शन गौर, एक नारद के ही दूरत्व-निकटत्व से दशंन का तारतम्यभेद घदित 
हुआ। उसी प्रकार परमतत्व के दर्शन को भी समभना होगा। भगवद्रूप में ही परमतत्व 
का साक्षात्कार मुख्य है, वह श्रेष्ठतम भी है। गीता में स्वयं श्रीकृष्ण ने कहा है-- 


१--भागवत-सन्दर्भ, प० २ 


३२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिवारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


“तपस्विभ्योधधिको योगी ज्ञानिश्योषपि सतो5घिक: । 

कम्सिंभ्यदचाधिकोयोगी तस्माद्‌ योगी भवाजूंन ॥ 

योगिनासपि सब्वेधां सद्गतेनान्तरात्सना । 

श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमोमतः ॥ * 

यह भगवान्‌ ही पुरुषोत्तम हैं । इन्हें ही वल्लभसम्प्रदाय में भ्रगशितानन्द पुर्णो 
पुरुषोत्तम कह कर अभिहित किया गया है। इन्हीं का गरित श्रर्थात्‌ सीमित रूप 
अक्षरब्रह्म है । यह अक्षरब्रह्म, परब्रह्म पुरुषोत्तम का ही रूप है। इस अक्षरबत्रह्म से 
जगत-जीव का श्राविर्भाव होता है। अक्षरत्रह्म से ही सृष्टि का प्रसार होता है। 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भ्रपने गणितरूप श्रक्षरब्रह्म द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करके अन्तर्यामी 
रूप से इसमें श्रनुप्रविष्ट हैं'। अन्तर्यामी एवं अक्षरब्रह्म का सास्य चैतन्य-सम्प्रदाय 
के परमात्मा से है | 
परब्रह्म-मराकृति 
झवतारवाद--यह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। अ्रन्य अवतार 

इनके अंश, कला आदि हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं अ्वतारी हैं, पूरांत्रह्म हैं । यह 
अवतरित रूप में भी श्रवतारी ही रहते हैं, उनकी पूर्णाता की कोई हानि नहीं होती । 
तत्वतः जो परब्रह्म पुरुषोत्तम है, अवतरित दशा में वह मनुजाकार यशोदानन्दन, 
गोपीबल्लभ श्रीकृष्ण हैं । अस्तु, महत्ता की दृष्टि से एक होने पर भी, भनुष्य के 
अधिक निकट भगवान्‌ का अभ्रवतरित रूप ही ठहरता है। परब्रह्म की नराकृति, अवतारी 
स्वयं भगवान्‌ का गअ्रवतार तथा अ्रप्राकृत नरदेह, कष्णभक्‍तों की दृष्टि में सर्वोत्तम 
साथ ही सर्वंसुलभ है। श्रीकृष्णुसन्दर्भ में परब्रह्म-चराक्ृति को ही सर्वोच्चरूप 
में प्रतिष्ठित किया गया है। किसी-किसी के मत भें गीता के एकादश भ्रध्याय में 
उक्त विश्वरूप ही श्रीकृष्ण का परमरूप है। भक्तों की दृष्टि में यह एक भ्रम ही है । 
कारण, गीता में अनुकथित वाक्य एवं वक्‍ता की स्थिति से श्रीकृष्ण के अवतरित नर 
रूप की ही सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। अ्रसद्व्यपदेशात्‌ इत्यादि वेदाल्तसूत्रा- 
नुसार शास्त्र का उपसंहार वाक्य ही उपक्रम-वाक्य का श्रर्थ निर्णय करता है एवं 
उपक्रम-उपसंहार-वाक्य द्वारा निर्णात श्रर्थ समग्र शास्त्र का तात्पयं प्रकट करता है, 





१--गीता ६/६४, ४६ 

२--वस्तुत: इस सम्प्रदाय के अनुसार अक्षरतरह्म तथा अन्तर्यामी अह्य भी पूर्ण पुरुषोत्तम अह्य के ही 
स्वरूप हैं। आविर्भाव और तिरोभाव की क्रिया द्वारा अदरबह्म की ही अनेकरूपता होती है। 
अक्षरतह से ही जीव और जगत्‌ की उत्पत्ति है। अच्षजह्य और परबह्म अथवा पूर्ण॑पुरुषोत्तम 
अलग-अलग जहा नहीं हैं, एक परब्रह्म की ही अनेक स्थितियों हैं ।” डॉ० दीनदयालु गुप्त- 
अष्टछाप और वल्लम सम्प्रदाय, पृ० ४०१ 


दा निक-सिद्धा न्त॑ ३३ 


इसलिये 'मनन्‍्मनामव' इत्यादि इलोक के वक्ता, अर्जुन से सखा रूप में विराजमान 
नराकृति ही परमस्वहूप हैं, विश्वरूप श्रीकृष्णुरूप के अ्रधीन है। यह संगत भी है, 
क्योकि श्रीकृष्ण ने ही विश्वरूप का दर्शन कराया है। विश्वरूप श्रीकृष्ण के अधीन 
है इसलिये इच्छामात्र से ही उन्होंने अर्जुन को उसका दर्शन करवाया, यदि श्रीकृष्ण 
रूप विश्वरूप के अ्रधीन होता तो वे इच्छामात्र से ऐसा त कर सकते । विशेषतः गीता 
के इस अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन से ऐसा कह कर श्रीकृष्ण ने पुनः स्वीयरूप 
का दर्शन कराया । इस स्थल पर नराकार चतुर्भुजरूप को ही स्वीयरूप कहा है, 
इसलिये उक्त विश्वरूप श्रीकृष्ण का साक्षात्स्वरूप नही है, यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
है । सुतराम, परमभक्त श्रर्जून को वह विद्वरूप अ्रभीष्ट नही है, यह भी स्पष्ट है । 
श्रीकृष्ण का स्वीय नररूप ही अर्जन को प्रिय है, श्रतएव विदवरूप दर्शेत के पश्चात्‌ 
अर्जन ते कहा “जिस रूप को मैंने कभी भी नही देखा, तुम्हारा वह रूप देखकर भय 


से, विस्मय से, मेरा मन श्रभिभृत हो रहा है --इस वाक्य से विश्वरूप दर्शन में 
अर्जुन की अनभिरुचि प्रकट होती है । 


बहुविध उपदेश के उपरान्त सर्वेधर्मानू परित्यज्य मामेक दरण ब्रज' इस 
महोपसहार वाक्य का श्रेष्ठत्व निर्देश करके श्र्जुन यही उपदेश ग्रहुणा करे--यह 
अभिप्राय प्रकट किया गया है। अश्योच्यान' इत्यादि गीता का उपक्रम वाक्य है तथा 
सर्वेर्मान्‌' इत्यादि उपसंहार वाक्य है। इन दोनों वाक्यों का एक ही. अश्रथ॑ है, 
अर्थात्‌ मन्मनाभव' इत्यादि रीति से नरख्प श्रीकृष्ण-भजन में प्रवृत्ति। अ्रतएव 
प्रवतरित श्रीकृष्ण का भजन ही यहाँ स्वयं भगवान्‌ ने निर्देशित किया है। गीता में 
सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य' इत्यादि उपसंहार वाक्य के अनुरोध से, एवं 'सुदु्दर्श” इत्यादि 
निजवचन प्रमाण से विश्वरूप प्रकरण को भी श्रीकृष्ण के पश्चात्‌ समझना चाहिये। 
इन सब दृष्टियों से नररूप श्रीकृष्ण का सर्वोपरित्व सूचित होता है। तकंसहित 
स्थापित भक्तों के इस विध्वास की व्याख्या आधुनिक युग में श्री अरविंद के गीता- 
प्रबन्ध में भी प्रकट हुयी है जिसमें यह कहा गया है कि मानुषी तनु के आश्रित 
श्रीकृष्ण एवं परमप्रभू, जो सवंजीवों के सुहृद्‌ हैं, एक पृरुषोत्तम के ही दो प्रकाश 
हैं-- एक में वह अपने स्वरूप में अभिव्यक्त है और श्रन्य में मानव के रूप में । * 
निर्ग॒ुण-समुण वपुधारी ब्रजेन्द्र-तस्दन स्वयं भगवान्‌ हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं--- 





१--शत्यजुन॑ वासुदेवस्तथोक्ता स्वर्क रूप॑ दर्शवामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेन॑ भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥--गीता ११४० 

२--- लंड $7 (7९ हप्ात्ाव० 5009, 'मानुषी तनुं आश्रितम्‌! ७700 ८ 5प[जटपाट 
.०व बएणवे फंटशत तीत्री कहकपारड दर 7पा छ0० 7टएएकाएंगाड ए ४४8 
इ9778 ताएांगरल ?एकवार्र0णाबरए, २८ए९७४४८व० 227९ 7 8 0ज75 >678 76ए22- 
[९९ #लकठ 9 पाल एएट णी कैपरानाओाए,.. 9 &प0ंत0-- 88598 ० 
(जां9, 8 ४27८४, 2, 85, 


रे 


ई४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


स्वयं. भगवान्‌. आर लीला. पुरुषोत्तम । 
एड... दुइ सास धरे ब्रजेन्दनन्दत ॥ * 


जाकी माया लखे ने कोई । निर्गुन-सगुन धरे वषु सोई । 
चौदह भुवन॒ पलक में टारे । सो बन-बीथिन कुटी संवार ।* 
भ्रवतार का यह 'मानुषी तनुम्‌ ही 'रहस्यमुत्तममृ' को उद्घाटित करने का 
अनिवाय साधन है । इसीलिये कृष्णगीता में कहा गया है कि देवकीपुत्र गीत ही 
एकमात्र शास्त्र है, देवकीपुत्र ही एकमात्र देवता हैं, देवकीपुत्र सेवा ही एकमात्र कर्म है, 
देवकीपुत्र नाम ही एकमात्र नाम है। यहाँ देवकीपुत्र शब्द से अवतरित श्रीकृष्ण ही 
उद्देशित हैं। इसी महान्‌ तत्व को क्ृष्णभक्त गदगद कर॒ठ से बारम्बार इस प्रकार 
घोषित करते हैं कि जिनका ध्यान अनेक यत्त करके भी सुर नर मुनि नहीं घर पाते, 
उन्हीं पुरुषोत्तम को यशोदा एक निरीह शिक्षु की भाँति प्रेमोल्लसित पालने में कुलाती 
हैं। रसखान ने अपने सवैयों में इस भाव का निरूपणा किया है-- 
सेस, गनेस, महेस, दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावे। 
जाहि श्रनादि भ्रनन्‍्त अखण्ड अछेद अभेद सुबेद बताबे ॥ 
नारद से सुक व्यास रहें पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे। 
ताहि अ्रहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पे नाच नचावे ॥।४ 
शक्ति--अन्तरड्भ, बहिरज्ज, तटस्थ अथवा हृादिनी, संवित्‌, सद्धिनी--- 
श्रीकृष्ण अद्ववतत्व हैं, स्वजातीय-विजातीय स्वगत भेदों से रहित शुद्ध अद्वेत है । 
इससे पूर्व न शोर कोई तत्व था न इससे परे कुछ झौर है। किन्तु शक्ति का अवस्थान 
पुरुषोत्तम से श्रविच्छेद्य है । उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
न तस्य कार्य करणं च॑ विद्यते। 
मन तत्समइचाप्यधिकदच हव्यते । 
पराञ्त्य शक्तिविविधेव श्रूयते । 
स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च॥ 
शक्तिमत्ता, भगवान्‌ किवा पुरुषोत्तम का स्वाभाविक गुण है, भ्रागन्तुक नहीं । 
ब्रह्म एवं परमात्मा से पुरुषोत्तम की विशेषता उनमें प्रस्फुटित शक्ति के वैचित्य-विलास 
के कारण हैं। वस्तुतः शक्तिसमन्वित ब्रह्म ही पुरुषोत्तम हैं, भगवान्‌ हैं। शक्ति के 
भतिरिक्त उनकी कोई स्थिति ही नहीं है, शक्ति और शक्तिमानू, एक ही तत्व के दो 
१---चैतन्यचरितामृत, मध्यलीला ( २०वाँ परिच्छेद ) ए० २४८ 


२--सरसागर, पद सं० ६२१ 
३--धजान रसख्तान, पद सं० ३२ [रसखान और घनानन्द] 





दा निक-सिद्धान्त ३३५ 


अभिन्न पहलू है । शक्ति का तात्पय॑ पदार्थ के आत्मसम्पोपण एवं आत्मप्रकाशन की 
क्षमता से है। पदार्थ की सत्ता से पदार्थ की द्क्ति अभिन्न है किन्तु इस अभिन्नता में 
वैचित्र्य की, भिन्नता की हानि नही होती । वैचित्र्यविहीन नेरात्म ब्रह्म की निरपेक्ष 
स्थिति सृष्टि को नहीं समझा सकती । ब्रह्म की शक्ति को केवल माया कह कर, ब्रह्म से 
उसकी पृथक स्थिति का व्यावहारिक पक्ष स्वीकार करके, वेदान्त द्वारा प्रतिपादित 
सृष्टि की व्याख्या असम्पुर्ण रह गयी। यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नही तो 
माया कैसे उनसे पृथक्‌ है ? मायावादियों का निराकरण कर कृष्णभक्ति के आचारयों 
ने श्रुति के आधार पर एक सम्यक्‌ शक्तिवाद की प्रस्थापना किया। श्रीकृष्ण में 
विशुद्ध एवं विकारी दोनों शक्तियों का संस्थापत किया गया है। पुरुषोत्तम से मायाश्मक्ति 
की एकात्मकता नही है,यह तो गीता में भी कहा गया है, किन्तु वे उप्तके सज्चालक 
हैं इसे भी स्वीकार किया गया है| झ्रतएवं एक ओर श्रीकृष्ण परात्पररूप में सीम्राग्रों 
के परे हैं, आत्मस्थित (सत्‌ ), आत्मसवेद्य (चित्‌), एवं आननन्‍्दमय (प्रानन्द) हैं, 
दूसरी ओर सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं। यह आत्मस्थिति, ग्रात्मचेतत्य, 
आत्मानन्द की क्षमता उनका स्वरूप है, श्रतएवं सच्चिदानन्दगुणुञ्या लिनी क्षमता स्वयं 
उनकी अ्न्तरज्भ किवा स्वरूपशक्ति है । इसी शक्ति के बहिरत॑महप को माया कहते हैं, 
जड़ में प्रक्षितत चिच्छक्ति ही मायारूपिणी होकर कार्य करती है। कृष्ण की भन्तरज्ध 
शक्ति के द्वारा उनका निज स्वरूप प्रकाशित होता है एवं माया के द्वारा वे अपने को 
जगत्‌ की विविधता एवं परिवतंन में तिरोहित करते है। इन दोनो शक्तियों में परस्पर 
विरोध-सा है । इन दोनों की मध्यस्था एक और शरक्ति है जिसे तटस्थशक्ति कहते 
हैं। इस शक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम असख्य जीव रूपों में, झात्मानुभूति के झसंख्य अनुभव- 
केन्द्रों में, श्रपता विस्तार करते हैं । इस तटस्थशक्ति में उनका रूप मध्यवर्ती अभ्रवस्था 
में रहता है -न तो पूर्णतया उद्घाटित और न ही पूर्णतया तिरोहित । तटस्थशक्ति 
से सम्भूत जीव, माया की परिसीमा में तो रहते हैं किन्तु स्वरूप शक्ति के अंश से उस 
सीमा का अतिक्रमण कर जाने की क्षमता भी रखते हैं | 

बहिरज्ध, तटस्थ तथा अ्रन्तरज्ग शक्तियों को ही बहुधा सद्धिनी, संवित्‌ एवं 
ह्वादिनी कह कर अभिहित किया जाता है | सच्धिनी सत्तात्मक है, इसके हारा भगवान्‌ 
स्वयं सत्ता धारण करते हैं एवं दूसरों को धारण कराते हैं, सवित्‌ किंवा चिददमयी' 
शक्ति के कारण वे स्वयं प्रकाशित होते हैं एवं अन्य का प्रकाशन करते है, यह सच्चिदानन्द 
के चित्‌ रूप का प्रतिनिधित्व करती है; तथा ह्वादिनी के द्वारा वे अपना अनुभव 
(संवित्‌) आनन्‍्दरूप में करते हैं एवं भ्रन्य को भी वैसा ही अ्रमुभव करवाते हैं। इस 
प्रकार सच्चिदानन्द के अनुरूप पुरुषोत्तम की शक्ति के क्रमश: तीन रूप हुये--सच्धिनी 
संधित्‌, क्वादिती । यों तो भगवान्‌ इन तीनों शक्तियों के मूल आ्राश्रय हैं किन्तु एकमात्र 


३६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


अन्तरज्ध ह्वादिनी ही उनकी आत्ममाया है क्योंकि उसमें वह अनाविल भाव से, 
अ्रक्ष रण रूप से प्रतिच्छायित रहते हैं। बहिरज्ध मायाशक्ति तथा तटस्थ जीवशक्ति 
भगवान्‌ के परमात्मरूप से उद्भृत होने के कारण उनसे सीधे सम्बन्धित नहीं है, 
उनका सीधा सम्बन्ध पुरुषोत्तम से न होकर श्रक्षर-ब्रह्म से है। इन दोनों में भी 
तटस्थशक्ति में उभयांश--माया एवं स्वरूपशक्ति का अंश होने के कारण वह दोनों 
से समान निकटता पर है, श्रन्तरड्रशक्ति की समीपता भी उसे प्राप्त है। किन्तु 
मायाशक्ति भगवान्‌ की नितान्त बहिरात्मिकाशक्ति है। पुरुषोत्तम से उसका सम्बन्ध 
प्रत्यन्त परोक्ष है | श्री रशशिभुषण दासगुप्त महोदय ने कहा है कि “दासी जिस प्रकार 
प्रभु (गृहपति) की आश्चिता होती है, उसके आश्रय में ही रह कर वह मानो प्रभु 
से दूर रह कर प्रभु की ही तृप्ति के लिये बाहरी आँगन में सभी प्रकार के सेवा कार्य 
किया करती है, मायाशक्ति भी ठीक वैसी है। भगवान्‌ की श्राश्चित होकर, वह 
भगवान्‌ की बहिर्द्वरिका सेविका की भाँति सृष्टि आदि कार्यों में लगी रहती है-- 
घर की महरी जिस प्रकार महिषी द्वारा वशीभृत होकर रहती है, भगवान्‌ भी उसी 
प्रकार अपनी चिच्छक्ति या स्वरूप शक्ति के द्वारा माया को वशीभृत रख कर सभी 
प्रकार के प्राकृत-गुण-स्परश हीन की भाँति अपने मे, केवल श्रपने में अवस्थित हैं ।* 
ह्वादिनो कः उत्कर्ष--सड्धिनी, संवित्‌, हक्वादिनी में उत्तरोत्तर शक्ति पहिले 
की श्रपेक्षा अधिक पूुर्णो है। सच्धिनी मे केवल सत्‌ है। संबित्‌ में सत्‌ एवं 
चित्‌ है, ह्वादिनी में सत्‌, चित्‌ के साथ ही आनन्द भी है। इस प्रकार ह्वञादिनी 
वक्ति सर्वोपरि है, इसमें ऊपर दोनों शक्तियों का समाहार हो जाता है, क्योंकि 
आनन्द की स्थिति चैतन्य से है और चैतन्य सत्ता के श्राधार से ही सम्भव है। अतः 
सत्तात्मक चैतन्य की, श्रानन्द रूप में अनुभूति क्वादिनी द्वारा ही सम्भव है । अतएव 
ह्वादिनी का महत्व सभी कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में सर्वाधिक हैं । राधा ही ह्वादिनी 
शक्ति है। राधा को ह्वादिनी शक्ति कह कर उनका सम्यक्‌ विवेचन चैतन्य-सम्प्रदाय 
में हुआ है किन्तु आनन्दरूपिणी राधा की महत्ता स्वीकार करने से सभी सम्ध्रदायों में 
ह्वादिनी की दुन्दुभि को स्वर सुनाई पड़ता है ।* इस ह्वादिनी किवा स्वरूप शक्ति का 
महत्व इसलिये भी और अधिक है कि वह ईद्वरकोटि एवं जीवकोटि, दोनों के बीच 
समानरूप से विचरण करती है। श्री तथा माध्व-सम्प्रदाय में जो स्थान लक्ष्मी का 


१--ओराधा का क्रम विकास, पृ० १६० 

२--नित्यसिद्धि अह्ादिनी देवी, अगम निगम अगोचर भेवी। 
अति अगाध महिमा अपरेवी, अखिल लोक सुरसम्पति सेवी ॥६०॥ सहजसुख, महावाणी 
रखधन मोहन सूत्ति, विचित्रकेलि-महोत्सवीललसितम्‌ । 
रावा-चरख विलोड़ित रुचिर शिखण्ड-हरि बन्दे ॥ राधासुधानिधि पद सं० २०० 





दा निक-सिद्धान्त ३७ 


है, वही स्थान कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों में राधा का है। ये जीव एवं कृष्ण का सम्बन्ध- 
सूत्र जोड़ने वाली शक्ति कही गयी हैं । माया से अ्रस्ंपंक्‍्त ईश्वरकोटि में रह कर भी 
ह्वादिनी संसारबद्ध जीवकोदि के प्रति करुणा-विगलित रहती हैं तथा इन दोनों 
कोटियों के बीच सेतु का निर्माण करती हैं । ईश्वरविमुख जीवों पर आाच्छादित 
बहिरज्ध॒ माया का प्रभाव हटा कर यह उन्हे भगवदुन्मुखी करती हैं। इस ह्वादिवी 
का स्वभाव आनन्दमय भगवान्‌ को आह्वादित करना तो है ही, जोब को भी प्राह्नाद 
प्रदान करना है। भगवतकोटि मे यह भ्रसीम झ्ानन्द के लीलारस का प्रसार करती 
हैं गऔर जीवकोटि में श्रनुप्रविष्ट होकर यह भक्ति का आनन्द विधान करती हैं । 
अ्रद्वव-हय---व्यावहारिक एवं पारमाथिक दोनों दृष्टि से ह्लादिनी शक्ति 
का उत्कर्ष सिद्ध होता है । यह ह्वादिनी संपूर्ण शक्ति हैं, इनसे स्वतन्त्र किसी शक्ति 
की अ्वस्थिति नही है, भौर न ही इनसे परे कोई शक्ति है। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
से अभिन्न यह शक्ति राधा नाम से पुकारी गयी है । झाख्यानों एवं प्रचलित 
किवदन्तियों में राधा चाहे श्राभीरबाला रही हों, चाहे परकीया नायिका, कृष्ण 
भक्तों की दृष्टि में वे शक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम की साक्षात्‌ पूणंश्कक्ति हैं। वह कृष्ण की 
श्री है, कृष्ण से अभिन्न । श्रीकृष्ण श्रद्ययतत्व है सही, किन्तु यह अद्वयतत्व 
द्रताभास में ही अ्रपन्ती पूर्णता सम्पादित कर पाता है। एक' की स्वतन्त्रता एवं 
पूर्णता में यह देतता बाधक नहीं है, वरन्‌ एक की पूणंता ही द्वेत-सा प्रतिभासित 
होने में है। इसलिये राधाकृष्ण दो दिखते हुए भी एक ही हैं, वे 'एक' भ्रद्यय ही हैं, 
अधिक से श्रधिक उनके इस द्ृताभास को जोड़ी” कहा जा सकता है । वही एक तत्व 
शक्तिरूप से राधा है और शक्तिमान्‌ रूप से कृष्ण । शक्ति से झलग न तो शक्तिमान्‌ 
की स्थिति सम्भव है, न शक्तिमान्‌ से स्वतन्त्र शक्ति की, जहाँ एक है वहाँ दूसरा अवश्य 
है। रश्मि से पृथक्‌ धूर्य भौर दाहकत्व से पृथक्‌ अग्नि की कल्पना ही सम्भव नहीं है । 
ऐसा ही सम्बन्ध शक्ति भौर शक्तिमान्‌, राधाकृष्ण का है -स्वरूप एक ही है, नाम 
दो हैं ।* राधाकृष्ण का सम्बन्ध सतत, सर्वदा, एकरस, अ्रखरण॒ड है, अनादि है, भ्ज है, 
श्रनारोपित एवं सहज है ।* राधाकृष्ण के झभेद का कथन सर्वत्र ही अत्यन्त दृढ़तापूर्वेक 
किया गया है । ऐक्य में किवा दवित्व में ऐक्च” ( । ५४0-77-0706) --यहू तत्व मानव- 
बुद्धि के ससीम तर्कों के लिये इतना दुरूह एवं श्रगम है कि इसे भलीभाँति झवग्रत 





१--एक स्वरूप सदा दे नाम । 

आनन्द के अहलादिनि स्थामा अहलादिनि के आनन्द स्थाम | 

सदा सर्वदा ज्ुगल एक तन एक जुगल तन विलसत धाम ॥२६॥--सिद्धान्तसुख, महछावायी 
२--निरवधि नित्य अखण्डल जोरी गोरी श्यामल सहज उदार। 

आदि अनादि एकरस अबझुत मुक्तिपरे>पर सुखटातार ॥२॥--सिद्धान्तसुख, मह्वाणी 


ड्रे८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


करने में कोई भी रूपक सहायक नहीं होता । चिन्तन एवं युक्ति से परे अ्रध्यात्मजगत्‌ 
की यह अनुभूति बुद्धिव्यापार से अलग तो है ही, वाणी से भी व्यक्त नहीं की जा 
सकती । भेद में अभेद, अ्रभेद में भेद एक ऐसी पहेली है जिसकी व्याख्या सहज 
सम्भाव्य नहीं है । अस्तु, बगाल के वेष्णव आाचाये बलदेव विद्याभूषण ने इस भेदाभेद 
को “अ्रचिन्त्य भेदाभेद! का सिद्धान्त कह कर स्थिर किया | इसी की ओर इज्ित 
करते हुए हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा है-- 
“अद्वय-हय बहु भेद विशेषन शादि श्राभास प्रचिन्त्य श्रतन्त  * 
शक्तिसमन्वित पुरुषोत्तम का यह रूप सर्वोपरि है । सच्चिदानन्द का यह देताभास 
उनकी समस्त गतिविधियों के सञ्चालन के लिये अपरिहायें है। कभी ये परस्पर 
संलग्न होकर एक दूसरे में लीन रहते है, सृष्टि से परे किसी अचित्त्य निरामय आनन्द के 
निस्तरद्ध जलधि में सुपुप्त रहतेहैं,कभी सक्रिय होकर नानारूपात्मक सृष्टि को तरज्भायित 
करते हैं। निष्किय-सक्तिय, सब अ्रवस्थाञ्रों मे इनका सम्बन्ध एकरस है, नित्य है । 
प्रक्रिमाण अ्रनादि आदि है, एक समान स्वतन्त्र घिलास । 
पारब्रह्म कहियतु है इनकी, पदतख ते सुख ज्योति प्रकाश ॥। 
सदा सनातन इकरस जोरी, सत्‌ चित्‌ श्रानन्‍दसयी स्वरूप । 
अनन्तशवित पुरन पुरुषोत्तम, जुगलकिशोर विपिनपति भूष ॥४॥* 
राधाकृष्ण परस्पर अधीन है। कभी शक्ति शक्तिमान्‌ के वश में है तो कभी 
शक्तिमान्‌ शक्ति के वश मे । दोनों ही अवस्था में एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं 
है। प्रिया-प्रियतम के रूपक से राधाक्ृष्णा की परस्पर भ्रधीनता को समभाते हुए रसिक- 
शेखर हितहरिवंश जी कहते हैं कि जो राधा को अच्छा लगता है वहीं कृष्ण करते 
हैं, और जो-जो कृष्ण करते है वह राधा को प्रिय है। चित्‌ और तपस्‌ में कोई भ्रन्तर 
नही है । वस्तुत: तपस्‌ और चित्‌ एक ही हैं, ये श्रभिन्न हैं इनमें पूांसाम5जस्य है ।रै 
राघा-कृष्ण जल और तरजड्ु की भाँति परस्पर ग्रोतप्रोत हैं। इन दोनों तत्वों के ओत- 
प्रोत-तत्व को समभाने के लिये बहुधा उनके वस्त्रों का सहारा लिया जाता है। 
श्रीकृष्ण, राधा की श्रद्धकान्ति के वर्ण का पीताम्बर घारण करते हैं और राधा, 





१--सिद्धान्त सुख, महावाणी, पद सं० १४ 
5 पाक वही, पद सं० ४ 
३--जोई-जोई प्यारों करै सोई मोहि भावै, भावै मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे । 
मोकों तो भावती दौर प्यारे के नैननि में प्यारी भयौ चाहै मेरे नेननि के तारे ॥ 
मेरे तन मन प्राण हू ते प्रीतम प्रिय, अपने कोंटिक आण मोसो हारे। 
हितहरिवंश इंसहसिनी सॉवल-गौर कहौँ कौन करे जलतरइनि न्यारे ॥ 
“हिंतचतुरासी, पद स॒० १ 


दाश निक-सिद्धान्त ३६ 


श्रीकृष्ण की अद्भवुति के वर्ण का वीलाम्बर । इसी को सिद्धान्त रूप में स्थिर करते 
हुए लाड़िली दास कहते हैं-- 
“हयास हृदय वह गोर है, गौर हुदय वह व्यास ॥* 
“गोर श्याम तन एक सन श्रीराधावललल लाल रे” 

ईश्वर-दाक्ति---इस प्रकार यह सच्चिदानन्द अ्रद्ययतत्व सांख्य के द्वित्व-- 
पुरुषप्रकृति--से भिन्न है। राधाकृष्ण का वरणेन अनेक कवियों ने प्रायः सांख्य के प्रकृति- 
पुरुष की भाँति किया है, किन्तु इस बात का उन्होंने सदैव ध्यान रखा है कि उनकी 
सच्चिदानन्दमयी राधा सांख्य की जड़-प्रकृति नहीं हैं, निगुणात्मिका प्रक्ृति नहीं हैं; 
मूलप्रकृति, पराप्रकृति हैं, भगवान्‌ की आत्म-माया हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण भी सांख्य 
के पुरुष की भाँति इस प्रकृति से निलिप्त तटस्थ द्रष्टा मात्र नही हैं, वे शक्ति के वैचित्र्य 
में रस लेने वाले, उसके नियन्ता अनुमन्ता पुरुषोत्तम हैं। यह उपनिषद्‌ के ईइवर- 
दक्ति की अद्वतता है, सांख्य के पुरुष प्रकृति का विच्छेद नहीं । जिस प्रकार ईश्वर- 
शक्ति, प्रकृति पुरुष से परे है, वैसे ही राधा-कृष्ण भी सांख्यप्रतिपादित जड़-प्रकृति 
तथा साक्षी पुरुष से परे हैं। प्रकृति-पुरुष से ही नहीं, नारायण श्रादि सभी ईश-रूपों 
से परे राधा-कृष्ण का युग्म सबके ऊध्वे में आसीन है ।योगियों के परमात्मा, ज्ञानियों 
के ब्रह्म इनकी अपूर्ण अ्रभिव्यक्तियाँ हैं, सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम-शक्ति सभी के ईद 
है।* चर-प्रचर, परा-अपरा सबके ये भ्रधिष्ठाता हैं, सबके भ्रधीश्वर हैं ।* इस भ्रपार 
महिम रूप में राधा-कृष्ण ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं उनकी शक्तियों की त्रयी से परे हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रयी श्रीकृष्ण का गुणावतार है, श्रीकृष्ण के अंशमात्र हैं। 
सृष्टि के स्जंक ब्रह्मा बालवत्सहररण' लीला के उपरान्त श्रीकृष्ण की स्तुति करते 
हुए कहते है कि उनके एक-एक रोम में सौ-सौ ब्रह्मा हैं, उनकी सत्ता परमन्रह्म 
श्रीकृष्ण के सम्मुख अत्यन्त तुच्छ एवं तगणय है। स्वयं विष्णु, जिन्हें साधारणतया 
श्रीकृष्ण का प्रवतारी कहते हैं, श्रीकृष्ण से अपनी हीनता प्रदर्शित करते हुए लक्ष्मी 
से कहते है कि रासरस उनसे अत्यन्त दूर है। श्रीकृष्ण विश्वातीत हैं, परात्पर ब्रह्म 
हैं । ब्रह्मा, विष्ण, महेश, सर्जन, पालन तथा संहार की क्षमता रखते हुए भी श्रीकृष्ण 
के गुणावतार हैं । पु्षोत्तम श्रीकृष्ण का राधा के संग विहार अत्यन्त ऊध्व में स्थित 





१--सुधमंबोधिनी, पृ० २१, दोहा सं० & 
२-- वही, ४० २१, दोहा सं० ११ 
३--निर्विकार, निराकार, चैतन्यतन विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश | 
अक्षरतीत परज्ह्म परमात्मा सर्वकारन परे ज्योति जगदीश ॥१०॥ 
“-सिद्धान्तसुख-महावाणी 
४--परावरादि असतसत स्वामी, निरवधि नामी नाम निकाय । 
नित्यसिद्ध सर्वोपरि दरिप्रया, सब सुखदायक सहज सुभाय १२०॥--सिद्धान्तसुख-महावासी 


४० मध्ययुगीत हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है, अ्रधोक्षज है । यह जोड़ी विश्वदेव की वन्दय है, राधा-कृष्ण सबके अधिप' हैं, इनसे 
परे और कुछ नही हैं ।* 
आनन्द-ब्रह्म : माधुय॑ धूय 

श्रीकृष्ण की पुरुषोत्तमता का मूलमन्त्र उनके श्रपरिसीम आनन्द रूप मे है । 
वल्लभ-सम्प्रदाय में इस बात का स्पष्ट कथन है कि श्रीकृष्ण अगरितानन्द पुरुषोत्तम 
हैं। अक्षरत्रह्म तो सच्चिदानन्द की गरिएत' अवस्था है, उसका श्रानन्द ऐसा है जिसकी 
गणना की जा सकती है, किन्तु जिसके आनन्द की कोई सीमा ही निर्धारित न 
की जा सके, वह॒पूर्ण-पुरुषोत्तम परमानन्द श्रीकृष्ण ही हैं। परब्रह्म का चरमरूप, 
उसकी पुर्णंतम परिपुर्णंता, उसके अमेय आनन्दमय होने में ही है । आनन्दब्रह्म ही 
जिज्ञासा की परिसमाप्ति है। अन्न ब्रहति व्यजानात'! से आरम्भ कर प्राणो 
ब्रह्मति व व्यंजानात्‌', 'मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌', विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌' कहते 
हुए आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' परब्रह्मजिज्ञासा की समाप्ति की गयी है । उक्त 
आनन्द ब्रह्म ही श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं जो अपने आ्रानन्दातुभव से आननन्‍्दी होते हैं। 
'रसो वै सः” श्रुति में जिसकी रसरूपता घोषित हुयी है और जो श्रीकृष्ण में साकार 
है, वही ब्रह्म जिज्ञासा की समाप्ति है। आाननदं ब्रह्मणों विद्वन्‌' श्रुति में भी उस 
अद्वय ब्रह्म को आनन्द जानकर विद्या की परिसमाप्ति श्रभिहित हुयी है। इसलिये 
भगवान्‌ ने गीता में कहा है--ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌' । ब्रह्म के इसी प्रमानन्द रूप 
की श्रोर भक्तों का एकान्त भुकाव है। श्रीकृष्ण अपनी माया तथा तठस्थ शक्ति में प्रति 
बिम्बित होकर स्वंगक्तिमानु, सर्वज्ञ, सवेव्यापी, सत्य, शिव, शुभ, असीम, अनन्त तथा 
शाइवत परमपुरुष के रूप में प्रतिभासित होते है किन्तु ह्वा दिती शक्ति में प्रतिबिम्बित 
होकर उनकी शक्ति एवं प्रज्ञा, न्याय, महत्ता, शुभता तथा अभ्रसीमता आ्रादि गुर पूरा 
सौन्दर्य में मग्न हो जाते हैं, और यह सौन्दर्य उस 'रस' किवा आनन्द का आधार 
है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, सज्चालित होती है और जिसमें निमग्न होती है । 
अस्तु, ब्रज एवं बद्भाल के मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में कृष्ण के महिमामण्डित 
ऐश्वयंपक्ष का तिरस्कार करते हुए परमानन्द-पारावार में नित्य विहारी कृष्ण के 
आराधना की एकान्त प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। उनके भक्त समस्त आकषंणों के 
चूणामरि श्रीकृष्ण का आस्वादन करने को ही उत्सुक रहते है, उनकी वन्दता करने 
को नहीं । श्रीकृष्ण की पुर्णता ही उनके परमानन्द होने में है, इसी लिये कृष्ण भक्तगरा 
उनके कर्ता-हर्ता पालक आदि कार्यों की उपेक्षा करके उनके अखरड आनन्द रूप के 





१--आनन्दमय अड्ड इंगतश्ञ ईश्वर अधिप अनन्त विच्चेंश्वयं रूप अधिकार । 
इन्द्रेशादि इड़िति उपैन्रादि उत्क।ः अनन्यादि कारन अर्तार। 


दा निक-सिद्धान्त ४१ 


सान्निध्य के ही श्रभिलाषी रहते हैं। उस झ्रानन्द का सान्निध्य श्रीकृष्ण की महिमाओ्ं 
से सम्भव नहीं है, उनके “रूप” से है। अत: सत्य एवं शिव को डुबाकर जब सुन्दर 
सर्वोपरि विराजमान होता है तब आनन्द की अभिव्यक्ति श्रपनी एकान्तपुणता में 
होती है। भ्रतएवं कृष्णभक्त वैष्णवों ने यद्यपि पुरुषोत्तम को परमन्रह्म की सर्वोच्च 
श्रवस्था मानी है, तथापि उनके यह पुरुषोत्तम लोकवेदानुमोदित महाराज राम की 
भाँति केवल मर्यादा पुरुषोत्त म नही हैं । उनके पुरुषोत्तम अपने सर्वोपरि प्राकर्षक रूप 
के कारणा पुरुषोत्तम हैं, श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण का पुरुषोत्तमत्व उनके रसेश रूप में है 
और इस रूप में वह लोकवेद की मानस-परम मर्यादाओं का अतिक्रमणा कर उस 
लोक किवा चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ विधि निषेध से परे प्रपच्चातीत 
अखरड रस का, अखरण्ड झानन्द का एकछत्र साम्राज्य है। समस्त दइन्दरों से अतीत 
एकरस आनन्द के पूर्णावतार ही श्रीक्षष्ण हैं। श्रीकृष्ण निर्गुण आनन्द ही नही हैं, 
वे असीम आनन्द के साकार विग्रह हैं, आनन्दचेतना के देहधारी विभु हैं। निर्गुणा 
किवा गुणातीत आनन्द की साकार सूर्ति बनकर श्रीकृष्ण भक्तों के आह्वादकारी इष्ट 
किवा उपास्य हैं । 

साधारणतः ऐश्वरयं किवा विभूति को भगवत्ता का सार समझा जाता था, 
किन्तु कृष्णभक्तिधारा ने माधुयं को ही भगवत्ता की परावधि स्वीकार की है। श्रीकृष्ण 
रसिकशेखर हैं, वृन्दावन के प्रग्नाकृत मदन हैं। वे विपुल ऐश्वर्य के श्रधीश्वर होते हुए 
भी उसमें अपनी चरमपरिपूर्णता नहीं पाते, इसलिये साक्षात्‌ मन्मथ-मदन बन कर 
ही परिपूर्णंता संसिद्ध करते हैं। उनके इस सुन्दर रूप में ही उनका सत्य तेथा शिव 
निहित है। इससे परे और कुछ है ही नहीं । झानन्द और सौन्दर्य एक ही सत्ता के दो 
पक्ष हैं और सौन्दर्य की घनीभूत अनुभूति माधुय से होती है । इसीलिये श्रीकृष्ण का 
माधुयमय रूप ही पुरुषोत्तम की चरम परिणति है । श्रीकृष्ण का सभी कुछ मधुर है, 
उनका रूप, उनकी चेष्टा, उनका धाम, उनके परिकर सभी मधुराकान्त हैं और कृष्ण 
मधुराधिपति हैं ।* इस माधुय॑ की अनुभूति ही ब्रह्म-जिज्ञासा की अन्तिम सीढ़ी है । 





उत्तमोत्तम उपादान उत्पत्तिरहित एक ऐश्वयँ परिपूर्णाधार । 
ओंज औदाय्य॑ ऊध्वज उशत्तम उध्व॑ नित्य नैमित्य प्रति कृपा कू पार । 
अजित, अच्युत, अनामय, असतसत, असक्न, भ्रप्रे मयादि शअ्व्यक्त सुविहार ॥६॥ 
--सिद्धान्तसुल--महावाणी 
१--अधरं मधुरं वदन॑ मधुर नयनं मधुरं हसितं मधुरम । 
हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम' ॥ 
वैसुमंधुरी रेणशुमंधुरः पाणिमंथुरः पादों मधुरों। 
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिषतेरखिलं मघुरम्‌ ॥ 


४२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का रस “मन वाणी से श्रगम अगोचर, सो जाने जो पावे' है, 
उसी प्रकार श्रीकृष्ण के माघुयं का रस भी अगम्य, अ्तिवंचनीय है । उस माधुयेघुर्य 
को जब लीलाशुक विल्वमंगल अभिव्यक्त करने में निरस्त होने लगे तब केवलमात्र 
मधुर मधुर की भंकार में क्षान्त हो गये--- 
मधुर मधुर बपुरस्य विभो। मधुरं मधुर बदन सधुरमस्‌ ॥ 
मधुगंधि. सधुस्मितमेतदहो । सधुर मधुर मधुर सधुरम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण का माधुयें श्रीराधा के सानबिध्य में चरम उत्कषं प्राप्त करता है 
इसलिये राधाकृष्ण का युगलरूप ही ब्रज एवं बद्धाल की कृष्ण-भक्तिधारा का परम 
उपास्य है । माधुर्यमशिडित राधा-कृष्ण ही परमतत्व है ।* 
राधा : परमाराध्य 
राधावललभसम्प्रदाय मे स्थिति कुछ भिन्न है। वहाँ युगल रूप स्वीकायें तो है 
किन्तु राधा ही उपास्य है। राधा की स्थिति कृष्ण की शक्ति के रूप में ही नही, 
स्वतन्त्र रूप में भी है। वे भ्ानन्दस्वरूपिणी परादेवता हैं और कृष्ण उनके अधीन हैं । 


अपने सम्प्रदाय की मान्यता को स्पष्ट करते हुए हितहरिवंश जी ने कहा है-- 
रहौ कोऊ काहू मर्नाह दिये। 
मेरें प्रशनाथ श्रीद्यामा शपथ करों त॒ण छिये ॥* 
श्रीकृष्ण तक उनके उपासक बन कर उपस्थित होते है। राधाक्ृष्ण का 
नित्यविहार वहाँ मान्य श्रवश्य है, किन्तु सेव्य श्रीराधिका हैं और सेवक श्रीकृष्ण । * 





गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा । 
सलिलं मधुर कमलं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मधुरम | 
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुर सुक्ते मधुरम्‌। 
दृष्ट मधुरं शिष्टं मधुरं मघुराधिपतेरखिलं मघुरम्‌॥ मधुराष्टकम-श्रीमद्वल्लभाचारये 
१--यचपि कृष्णसौन्दय॑ माधुयर धूर्य। जजदेवीर संगे तारे बाढये माधुय॥ 
7 है ५ 
इंहार मध्ये राधार प्रेम साध्यशिरोमणि । जाह्र महिमा सब्बंशासेते बाखानि ॥ 


--चैतन्यचरितामृत, मध्यलीला, अधष्टम' परि०, एू० १४० 
सहज सुख रह की रुचिर जोरी । 


अतिहिं अदभुत कई नाहि देखी सुनी सकल-गुन-कला-कोशल किशोरी । 
पकड़ी हें जु छ एकहों दीपहिं दिन किह्तिं साँचे निपुनई करि सुढोरी । 
श्रीद्वरिप्रिया दर्श हित दोय तन दर्शवत एक तन एक मन एक दोरी ॥१॥ 


“सहज सुख, महावायी 
२--स्फुटवाणी, पद सं० २० 


३--वहां सेव्य श्री राधिका सेवक मोहन लाल | 
ये चकोर वे चंद्रमा यद निकुंज की चाल ॥१३॥--सुधर्मवोधिनी, ४० ६४ 


दाद निक-सिद्धान्त ४३ 


राधा ही इस सम्प्रदाय की अ्रधिष्ठातृदेवी हैं । कृष्ण उनके सम्मुख नतश्षिर हैं। निकुञ्ज 
लीला में ब्रजलीला की भाँति कृष्ण का प्राधान्य नहीं है, वहाँ राधा का प्राघान्य है । 
अ्रस्तु, उपास्य की दृष्टि से राधा ही सर्वोपरि है, कृष्ण एवं अन्य सहचरियाँ उनके 
आ्राश्रित है ।* राधा सच्चिदानन्दमयी है, वही सर्वेश्वरी है ।* 

श्रीकृष्ण का सापेक्षिक महत्व 


इसके विपरीत वल्लभ सम्प्रदाय में राधा की श्रपेक्षा कृष्ण का अधिक महत्व 
है । कृष्ण की ही भ्रधिक प्रतिष्ठा पृष्टिमा्ग में परिलक्षित होती है। यद्यपि कृष्ण, 
राधा से अ्रपना अ्रमेद स्वीकार करते है, किन्तु तब भी केवलमात्र राधाकृष्ण की 
ही प्रतिष्ठा इस सम्प्रदाय में नहीं है। यद्यपि राधाक्ृषष्ण की भृज्ञ-कीट की भाँति 
तद्र॒पस्थिति गोषियों को काम्य है, किन्तु आरम्भ से ही वे इस अभेद-युगलरूप की 
उपासिका नहीं हैं। कृष्णा के साथ गोपियों का स्वतन्त्र सम्बन्ध भी है, राधा की 
उपासिका किंवा राधा-कृष्ण के सम्मिलित रूप की भश्रचिका के रूप में नही। वे राधा 
के भाव की प्रशंसा अवश्य करती है किन्तु राधा की आराधना नही करती। 
अस्तु, उपास्य की दृष्टि से राधाकृष्ण के साथ गोपीकृष्ण भी आरम्भिक अवस्था में 
भक्तों के उपास्य ठहर सकते है। शअ्त में भ्रवद्य राधाकृष्ण की युगल-जोड़ी को 
ही साधना का लक्ष्य माना है, जैसा कि सूरदास जी की वार्ता से प्रकट होता है। 
देहसंवरण के समय उन्होंने अपनी नेत्र की वृत्तियों को राधा के रूप में अ्टका 
हुआ बताया एवं चित्त की वृत्ति को राधा भाव मे । इस प्रकार अन्ततः राधा की भी 
उतनी ही प्रतिष्ठा हो जाती है जितनी कृष्ण की । किन्तु उपास्य के रूप में युगल- 





१--अन्न अज्ज प्रति फूल भाई आनन्द उर न समाइ। 

साग मानि पहिचानि करि, चले लाल सिर जाइ। 

सर्वोपरि राधा कुंवरि पिय प्राननि के प्रान। 

ललितादिक सेवत तिनहिं, अति प्रवीन रसजानि ॥| 

--भ्ुवदास-व्यालीस लीला”, इृदृद्वामनपुराण की भाषा टीका, प्‌ृ० ३६ 

२-- सर्वेश्वरि तव नाम, यह विनती अ्रवननि सुनो । 

सत चित आनन्द धाम, श्रीराधा करे कृपा मम ॥ ५॥ 

--हिंतदन्दावन दास, श्री ऋृष्णकृपा अमिलापबैली, पृ० २ 

३--जजहिं बसे आपुद्धिं बिसरायो । 

प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहु वामनि भेद करायो। 

जल थल जहाँ रहौ तुम बिनु नहिं वेद उपनिषद गायो । 

है तन जीव-एक हम दोठ, सुख-कारन डपजायों। 

ब्रह्मरूप द्वितिया नहिं कोऊ, तब मन तिया जनायो। 

सूर स्थाम मुख देखि अलपि हंसि,आनन्द पुंज बढ़ायो ॥--इर्सायर, पद सुं० २३०५ 


४४ मध्ययुगीन। हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


वन्दना कम हुयी है । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का स्थान वहाँ सर्वोपरि है। वे सारी लीला 
में सुत्रधार है । आराध्य के रूप में उतका जितना महत्व है उतना राधा का नहीं । 
परब्रह्म के रूप में श्रीकृष्ण का।यशोगान ही पुष्टिसार्गीय कवियों का मूलस्वर है ।* इस 
सम्प्रदाय के मूल इष्टदेव भी कृष्ण ही हैं--बालकृष्ण । 
माया : शुद्ध एवं विक्ृत 

श्रीकृष्ण की शक्ति के दो रूप प्रमुख हैं--त्वरूप शक्ति किवा भ्रन्तरज्ध शक्ति 
तथा बहिरज्भ शक्ति किवा माया श्वक्ति । तटस्थ शक्ति इन्हीं दो की मध्यवरतिनी स्थिति 
है। इस प्रकार माया श्रीकृष्ण की ही शक्ति है। शक्ति के दो रूप है--प्रकृति किवा 
जड़शक्ति, अप्राकृत किवा चितृशक्ति । पहली को वल्लभाचाय जी ने व्यामोहिका एवं 
दूसरी को करण माया कहा है । व्यामोहिका ही बहिरज्ज शक्ति है तथा करणमाया 
अन्तरज्भ शक्ति है । 

विकृतमाया किया बहिरड्भः शक्ति ( व्यामोहिका माया )--प्राकत माया 
त्रिगुणात्मिका है--सत्व, रत एवं तमोमयी । इसके प्रधानतः दो गुण हैं--अध्यास 
एवं विकृति | श्रसत्य में सत्य की प्रतीति अ्रध्यास है तथा जीवात्मा की अश्रहमिका में 
परिणति विकृति। समस्त मूल-अआ्रान्तियों तथा अनिष्ट आकर्षणों की प्रेरिका 
यह जड़माया ही है। यह साख्य की जड़ प्रकति के समानान्‍्तर है, इसकी मोहक 
प्रेरणाएं अत्यन्त सबल हैं। इसका श्राकषंक रूप श्रत्यन्त प्रबल है, यद्यपि श्रन्त में 

त्यन्त अशुभ भी है। यह ब्रह्म से साक्षात्कार मे नितान्त बाधक है, जीव का ब्रह्म 

से कपट करवाती है तथा नाना प्रकार के अकरणीय कर्मों में जीव की बुद्धि को 
श्रान्त करती है | इसे ही भ्रविद्या या अ्रपरा प्रकृति कहते हैं। यही जीवात्मा के 
स्वरूप-प्रश की विस्मृति उत्पन्न कर उसकी चेतना को भहन्ता ममता की सीमित 
दृष्टियों में संकुचित कर देती है । इसी के कारण जीव-जीव का पारस्परिक स्वरूपगत 
सम्बन्ध विस्मृत हो जाता है श्लौर उनका सम्बन्ध प्रभु द्वारा निर्धारित आझात्मा का न 
रह कर देहजनित सम्बन्धों से विकत हो जाता है। आ्रात्मविस्मृति तथा स्वरूप-विस्मृति 





१--जै जै जे श्रीक्षष्ण, रूप, शुन) कर्म अपारा। 
प्रमधाम, जय-धाम, परम अभिराम उदारा ॥५॥ 
विश्व प्रभाव, प्रतिपाल, प्रले कारक, आयतत-बस । 
जाग्रति, स्वप्न, प्रषुप्ति, धाम परज़ह्म प्रकासे ॥ 
इन्द्रिययत सन-प्रान, इनहि परमातम भासे। 
घटशुन अरू अवतार-परन नाराइन जोई। 
सबकी आज्य अवधि-भूत नन्‍्द नच्ून सोई ॥१५॥ 
सिद्धान्त-पन्चाध्याय, नन्ददास---भाग २, ए० १८३ 


दाश निक-सिद्धान्त ४ 


का प्रधान कारण यह व्यामौहिका माया है।* इसी स्वरूप-विस्मरणु से जीव, 
जीव को पिता, माता, पुत्र कलन्न आदि नाता प्रकार के दैहिक सम्बन्धों में बाँध 
लेता है। जीव का यह व्यामोह अत्यन्त विलष्ट हैं। इसके बन्धन में फंसकर 
भगवत्स्वरूप जीव अपने षडेश्वयों से रहित होकर षद्रिपृश्नों का शिकार होता है। 
चेतन, जीवात्मा को जड़माया अज्ञानमय अहंकार एवं तज्जन्य काम, क्रोध, मद, लोभ, 
मोह, मत्सतर, हिसा श्रादि दुष्प्रवृत्तियों से जकड़ कर विवश एवं श्रीविहवीन कर डालती 
है । जीव इसके वश्ञीभूत होकर कपि की भाँति नाचता है, उसके चैतन्य की स्वतन्बता 
छिन जाती है । नाना प्रकार की श्रान्तियों में मगन मनुष्य पशु-सहश जीवन व्यतीत 
करता है ।" किन्तु यह माया भी श्रीकृष्ण के अ्रधीन है। स्वतन्त्र विभु कृष्ण के 
सम्मुख यह मृगी की भाँति भयभीत रहती है | इसके प्रभाव से मुक्त होना जीव के 
वश का नहीं है, जिसकी यह दासी है वही यदि इसे श्राज्ञा दें, तब वह जीव को छोड़ 
सकती है अन्यथा नही, इसीलिये भक्त की यह प्रार्थना रहती है-- 

माधोौ नेकु हटको गाइ ,, 

नारदादि सुकादि मुनिजन, थके करत उपाइई। 

ताहि कहु केसे कृपानिधि, सकत सुर चराइ ॥।* 

श्रीकृष्ण विद्या भ्विद्या सभी के सञ्चालक एवं अधीदवर हैं, भ्रतएव वे ही इस 
माया का नियमन, संयमन कर सकते हैं । 
विश्युद्ध साया किया अस्तरज्ध शक्ति--माया का गहित रूप ही नहीं है, उसका 

एक उदार रूप भी है। माया का एक अन्य उच्च, उदात्त रूप है जो श्रीकृष्ण से 
अभिन्न, भगवत्‌मय है। माया का यह अन्य रूप योगमाया या चिच्छक्ति कहलाता 





१-मैं मेरी इतनी जगत ताकों माया मुल | 
माया भूलनि रूप निजु सो भूलनि नि्मूल ॥४०॥--छुधर्मबोधिनी, ४० १३ 
२--अब में माया हाथ बिकानों । 
परबस भयो पस्‌ ज्यों रजु-बस, भज्यों न श्रीपति रानौ। 
हिसा-मद-ममता-रस॒ भूल्यो, आसा ही लपटानो । 
याही करत अधीन भयों हो, निद्रा अति न अधानों। 
अपने ही अज्ञान तिमिर में, बिसरयौ परम ठिकानों 
सुरदास की एक आऑखि है, ताहू में कछ कानी ॥४७॥ 
--सूरसागर, “विनय'--पद्‌ सं० ४७ 
३--यह सब माया कर विकार, कहे परमहंस गन । 
सो माया जिनके अधीन नित रहत मंगी जस ॥१०। 
- --सिद्धान्त-पण्चाध्यायी -ननन्‍्ददास, भाग २, ४० १८३ 
४--सूर्‌दास विनय” के पद, पद सं० ४६ | * 


४६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है। इसे ही भगवान्‌ कृष्ण की स्वरूपशक्ति श्रीराधा के नाम से अभिहित किया 
जाता है। यह पराशक्ति विशुद्ध ज्ञानमय है, स्वयंप्रकाश चेतना से विलसित । इसमें 
अआन्ति का लेश नहीं, यह विशुद्ध प्रज्ञा है। यही सृष्टि की करणमाया किवा दिव्य- 
प्रकृति है। इसी के द्वारा भगवद्‌ विच्छिन्ष जीव का भगवान्‌ से मिलन सम्भव होता है। * 

श्रीराधा स्वरूपविस्मृतका रिणी नहीं हैं, वरन्‌ स्वरूप की याद दिला कर उसकी 
पुन: प्रतिष्ठा करने वाली है। राधा ही भगवान्‌ कृष्ण को आनन्द का आस्वादन 
कराती हैं, राधा ही जीव के मन का भ्रम एवं अज्ञान मिटा कर कृष्ण से प्रेम करना 
सिखाती हैं। उनकी गति जीव एवं ईहवर में उमयवर्तिनी है। इसलिये लीलारस में 
राधा अ्रपरिहार्य तत्व है। वे ही परम पुरुष श्रीकृष्ण को वश में कर पाती हैं, अतः 
भक्त उनकी वन्दना करता है-- 

यो ब्रह्मरद्र गुकनारदभीष्म सुख्ये-- 
रालक्षितों न सहसा पुरुषस्थ तस्य 
सद्योवशीकरण  प्रामनन्‍्तशक्तिं 
त॑ राधिकाचरणरेणुभनुस्मरासि ॥ 

यह पराप्रकृति ही भगवान्‌ से भ्रविनाबद्ध-भाव से संयुक्त है। ससार-चक्त के 
पाश्ों को काठ कर लीलारस में प्रवेश कराना इन्ही को शक्‍य है, अन्य किसी भी शक्ति 
को नही । इसीलिये इन्हें भगवान्‌ की श्रन्तरद्ध शक्ति कहा गया है। भगवान्‌ के 
नित्य सन्निधान में अवस्थित रहने के कारण तथा भगवद्गूपिणी होने के कारण, 
इन्हें उनकी स्वरूपशक्ति कहा गया है । यह तरिग्रुगात्मिका नहीं, त्रिगुणातीत हैं, 
सच्चिदानन्दमयी अप्राकृत शक्ति हैं । * 

यही भगवान्‌ की करण माया है । सृष्टि की रचना एवं लीला का सञ्चालन 
भगवती राधा ही करती हैं । बिना इनके ईश्वर कष्ण सक्रिय नहीं हो पाते, निष्क्रिय 


लत मल कनिनक जज किमी 
१--रूप-रासि सुख-रास राधिके, सील महा झुन-रासी । 

क्ृष्ण-चरन ते पावहिं स्थामा, जे तुव चरन उपासी ॥ 

जग-नायक, जगदीश-पियारी, जगत-जननि)जगरानी । 

नित बिहार गोपाललाल-संग, दूंदाबत. रजधानी ॥ 

अगतिनि की गति, भक्तनि की पति राधा मंगलदानी । 

असरन-सरनी, भेव-मय-हरनी बेद घुरान बखानी ॥ 

रसना शक नहीं सत कोटिक, सोमा अमित अपार । 

कृष्ण-मक्ति. दीजै श्रीरापे, सरदास बलिहार ॥--सूरसागर, पद सं० १६७३ 
२--राधासुधानिधि, श्लोक ४ 
३--सच्चिदानन्द की सिद्धि-दा शक्ति श्यामा सुधामा सुधादा शुभा जय ॥६॥ 


-सिद्धान्तसुख, महावाणी । 


दाशं निक-सिद्धान्त है 


ही रहते है। एक का बहु में विस्तार इसी आत्ममाया के द्वारा ही सम्भव एवं सम्पादित 
होता है। यह श्रीकृष्ण को उनका आत्मास्वादन किंवा अ्रत्मस्मरण कराने मे अपरिहाय॑ 
है । बिना राधा के न॒ तो कृष्ण एक से अनेक होकर रमण कर सकते हे और न 
आनन्द का भास्वादन कर सकते है । राधा ही अपने को गोपियों की विविधता में 
प्रसारित कर 'एक को 'अनेक' बनाती है एवं क्रीड़ा का रस उपलब्ध कराती है । 
राधा, कृष्ण-लीला की प्रेरिका एवं सञ्चालिका है। श्रीकृष्ण की इच्छाशक्ति 
राधिका ही उनके आत्मप्रसार की इच्छा को पूर्ण करने मे समर्थ हैं। कृष्ण की, 
जीवात्माओं के साथ, आत्मरमण की इच्छारास है, एवं राघारास की श्रनिवारय॑ 
शुद्धुला है ।* सारी शक्तियाँ राधा का ही अंश है । लक्ष्मी, महिषी एवं ब्रजाज़भनाएँ 
सभी श्रीराधिका की विस्तार हैं। लक्ष्मीगण उनकी अंशविभूति हैं, महिषियाँ उसी 
प्रकार उनकी विम्ब है । लक्ष्मीगण उनके बेभव की बिलासांश रूप है, महिषीगरा 
प्रभाव प्रकाश स्वरूप है, तथा श्राकार स्वभाव भेद से व्रजदेवियाँ उनकी कामव्यूह है। 
बहु-कान्ताओ्रों के बिना रस का उल्लास नही होता, इसलिये यह योगमग्न किया 
आत्ममाया लीला के उल्लास के लिये अपना नाना रूपों में प्रकाश करती है। ब्रज में 
नाना भावों की लीलाएँ भी राधा द्वारा ही सब्चालित होती है; केवल मधुर भाव की 
ही वह संपोषिका नहीं है, वात्सल्यादि सारे भावों की अधिष्ठातृ भी पराप्रकृति 
राधिका ही है । चैतन्यचरितामृत में विस्तारपुर्वक इस तथ्य को उद्घाटित करते हुए 
कहा गया है-- 


कृष्णर कराय जेछे रस आस्वादन। 
क्रीड़ार सहाय जेछे शुन विवरण ।॥॥ 
कृष्णकान्तागरा देखि त्रिविध प्रकार। 
एक लक्ष्मीगश पुरे महिषीगणशा आर ।॥ 
ब्रजाड़ुनारूप आर कानतागण सार। 
श्रोराधिका हुइते कान्तगणर विस्तार ॥ 
अ्रवतारी कृष्ण ।जेछे करे श्रवतार। 
अंशिनो राधा हैते तिन गरोर विस्तार ॥ 





६---शम्यक्‌ वासना ऋृष्णेर इच्छा रासलीला । 
रासलीला-बांछाते राधिका शइला ॥ 
ताहा बिनु रासलीला नेह भाय चित्ते । 
मण्डली छाडिया गेला राधा अन्वेषिते ॥ 


“चैतन्यचरिंताम्त, मध्यलीला, भ्रष्टम परि०, ५० १४१ 


थ्य मथ्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


लक्ष्मीोगण हय तार शअ्ंश-विभृति । 

बिस्‍्ब-प्रतिबिम्बस्वरूप सहिषीर तति श/ 

लक्ष्मीगयण तार वेभव विलासांदरूप । 

सहिषीगण  प्राभव, प्रकाशस्वरूप ॥ 

आकार स्वभाव भेदे ब्रजदेवीगरा । 

कायव्यूहू रूप तांर रसेर कारण ॥ 

बहु कानता बिना नहैं रसेर उल्लास ।॥ 

लीलार सहाय लगि बहुत प्रकाद्ा ॥ 

तार भध्ये ब्रज नाना भाव रसभेदे। 

कृष्ण के कराय रासादिक लीलास्वादे ॥ 

गोविन्दानन्दितो राधा गोविन्द-मोहिनी 

गोविल्द-स्वंस्व॒ सब्वंकास्ता-शिरोमणि ॥* 

कृष्ण की सारी वाञ्छा राघा में ही रहती है और राधा ही उनकी सारी 
वाञ्छाओं को पूर्यो करती हैं। वे जगन्मोहन कृष्ण को भी सोहित किये रहती हैं, 
इसलिये वे पराशक्ति हैं । वे पूर्णेशक्ति है, पूर्यशक्तिमान्‌ से अ्रभिन्न* कृष्ण की समस्त 
मनोकामनाओं की पूर्ति तो वे करती ही हे, भक्त की भी मनोवाञ्छा वे ही पूरा 
करती हैं । राधा का अनुग्रह भक्त के लिये चिन्तामणिं है । वही परमपद की प्राप्ति 
कराने में समर्थ है, श्रीराधा सकल-सिद्धि-स्वरूप हैँ | वे ही जीव में कृष्ण के प्रति 
प्रेम उत्पन्न करती है, चञ्चल चित्त को परमप्रीत्यास्पद में नियोजित करती हैं ।* 
विद्या-अ्रविद्या साया का सम्बन्ध:--किन्तु इस शुद्धा, सहज-सिद्धा पराप्रकृति 





१--चैतन्य चरितामृत, आदिलीला, चतुर्थ परि०, पृ० २१-२२ 
२--ऊध्णेर सकल वाब्छा राधातेर रहे । 

राधिका करेन कुष्णेर वान्छित पूरण ॥ 

जगत्‌ मोहन कृष्ण तांहार मोहिनी । 

अतएब समस्तेर परा-ठाकुरानी ॥ 

राधा पूर्ण-शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान्‌ । 

दुइ वस्तु सेद नाहि शाख-परमाणय ॥-चैतन्यचरितामृत, आदिलीला, चतुर्थ परि०, १० २२ । 
३---अहो मेरी स्वामिनी सुख-छूप। 

नाहिं गति मोहिं आन तुम बिन सकल-सिद्धि-सरूप। 

ज्यॉ-ज्यों चाहत त्यों-त्यों पुरवत परम प्रवर अनूप । 

ओऔइरिप्रिया चिन्तत फलदेनी चिन्तामनि चिद्रूप ॥६६॥ सुरतसुख, महावाणी | 
४--चारु छवि चश्बला चित्त आकर्षिनी वर्षनी प्रेम-घन मोहिनी जू। 

सहज सिद्धा प्रसिद्धा प्रकासक प्रभा दिव्य वरकनक-तन मोहिनी जू ॥१॥ सुरतसुख-महावाणी 





दाशनिक-सिद्धान्त ड्ट्हे 


से विकृत माया का कोई सम्बन्ध है या नहीं, इस तथ्य पर किसी सम्प्रदाय ने प्रकाश 
नहीं डाला । विकृत माया के जीव से घनिष्ट सम्बन्ध की चर्चा तो मिलती है किन्तु 
ब्रह्म से उसके सम्बन्ध को बहिरज्भ कहकर ही छोड़ दिया गया है। जड़माया के 
द्वारा परम ब्रह्म का कौन-सा उद्देश्य साधित होता है, इसका उल्लेख तक किसी सम्प्रदाय 


में नहीं हुआ है। जीव का अहन्ता या ममता के कारण आत्माभिमानी होना व्य|मोहिका 


माया के कारण कहा गया है। जीव का सारा अज्ञान अ्रविद्या या व्यामोहिका माया 


: से उद्भूत है। अहंकार का अज्ञान जीवकृत है, ईश्वरकृत नहीं--यह सभी मानते हैं । 


किन्तु यदि यह अविद्या-शक्ति भी ईश्वर पर निभेर है, ईश्वर ही इस अ्रपराप्रकृति 
का स्वामी है तो जीव किस प्रकार अविद्या-शक्ति का समस्त उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर ले सकता है। ब्रह्म के सर्वथा अधीन रहते हुए भी यह जीव के संसर्ग में पूर्ण 
स्वच्छन्द होकर क्‍यों विचरण करती है तथा ब्रह्म उसके विकृत क्रियाकलापों को क्‍यों 
सहन करता है ? जीव पर अ्विद्या का समस्त उत्तरदायित्व छोड़कर माया को ब्र्ह्म 


की दासी कह देने से समस्या का समाधान नहीों हो जाता । वस्तुत: सच्चिदानन्द 
की एक ही शक्ति है, उससे अ्रभिन्न सच्चिदानन्दमयी, य ही शक्ति अनज्ञान में बहिरज्भ 


माया का रूप धारण करती है। माया में जड़ श्रौर चेतन की यह तीखी रेखा खींच 
लेना व्यावहारिक साधना की दृष्टि से यद्यपि बहुत सहायक है किन्तु दार्शनिक हृष्टि से 
शक्तिमतवाद की पूणुंता सिद्ध नहीं हो पाती। ईह्वर की शक्ति में श्रपरापरा का इतना 
तीत्र भेद कर दिया गया कि परा ही ईदवर की शक्ति रह गयी, अ्रपरा नहीं-प्राय । 
अपराप्रकृति को जीव से भ्रधिक जोड़ने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। माया की 
समस्त आात्तियों में ब्रह्म के किसी उद्देय का साधित होना किसी मत ने नहीं 
दिखाया । दार्शनिक दृष्टि से, माया को ईश्वर की निजी शक्ति न कहने में शुद्ध-अ्रदवैत 
किवा अद्वय-तत्व में कमी फलकने लगती है, इसीलिए माया को किसी प्रकार ब्रह्मा 
की शक्तियों में स्थान दे दिया गया । वैसे शद्धूर का मायावाद अविद्यामाया को जिस रूप. 
में भ्रान्तियुक्त मानता है, उसी रूप में क्ृष्णभक्ति घारा भी- एक ने उसे 'असत्‌ कहा, 


. दूसरे ने उसे असत्‌ कहने से इन्कार किया है। किन्तु सत्‌-अ्रसत्‌ शक्तियों का यह हित्व 
.. इस सृष्टि में क्‍यों प्रसारित है, इसका उत्तर कृष्णभक्ति सम्प्रदायों ने नहीं दिया | अवर 
. माया से श्रीकृष्ण का कोई न कोइ उद्देश्य तो अवश्य साधित होता होगा। सृष्टि में 
: अह्मा के आत्मप्रकाशन की दृष्टि से पराप्रकृति का महत्व अतकय॑ है, किन्तु आत्मगोपन हा 
भी तो क्रीड़ा का स्वभाव है। व्यामोहिका माया से ब्रह्म अपना गोपन करता है। . ा 
गोपन एवं प्रकाश का यह क्रम, विद्या-अ्रविद्या का सम्बन्ध अत्यन्त गूढ़ है । परा-अपरा..| 


 अक्ृति का पारस्परिक सम्बन्ध अवश्य कुछ अधिक गहन है, किन्तु सिद्धान्त-विवेचन 
में अथवा लीलावरांन में पराशक्ति पर ही सारा ध्यान केन्द्रित किया गया है। अंपरा 8 





हल 





भू ० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


माया का नितान्‍्त सुचारु रूप से विवेचन कृष्ण॒भक्ति सम्प्रदायों में नही हुआ है। जो 
भी हुआ है, उससे उस शक्ति का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । वस्तुतः श्रपरा प्रकृति में 
पराप्रकृति का सारा रहस्य छिपा हुआ है। अपराद्ध में परार्ध सच्चिदानन्द श्रन्तर्यामी 
रूप से स्थित होकर इसमें ही आ्रात्मोद्धाटन की लीला रच रहा है। अपरा प्रकृति 
पराप्रकृति की छाया है, इसके भीतर से परा का प्रकाश प्रस्फुटित होकर इसे अपने 
में रूपान्तरित कर रहा है। यह अविद्या अपने मूल स्वरूप विद्या में परिणत होना 
चाहती है ।* 

जीव 


ब्रह्म और जीव--पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही सब कुछ हैं, (४०50!प/८) परम 
हैं, किन्तु उनके इस सर्वे स्वत्व में जीव का तिरस्कार नही, समाहार है । जीव उनसे 
ठीक उसी प्रकार सम्भूत है जेंसे श्रग्ति से स्फुल्लिग ' या समुद्र से लहर। चैतन्यमतानुसार 
जीव सच्चिदानन्द कृष्ण की तटस्थ शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इस तटस्थ 
दक्ति में स्वरूप एवं बहिरज्भ शक्तियों का समान अ्रंश रहता है। राधाबल्लभ मत के 





१---घा ८ गए6 पड ६70972086 270 7870 4706 876 89 200 ४728009५ 
छा प6 8076 ०075200प्ड7653, 4: 6 728 फरा78४ एण 870706 5 & 
फिमांवत07 ण #70५9]20886, प्वां द 48 ]एरं807 7७६ 0०एशआड प्र 6007 
६0 9 डप0द748६8 ए05झ79ए ० ऊद्दल087 गींपाझंता छत ४0:07 8४ ६6 
ए0ब्डॉजिाएए धबप्टड पी! 905ए दवीलक 3 एपए0०5८थि एॉंचत86 ण 7092082 
ख्रा0 & ग्रगकांटा783 ाठ0एइटड708 पा १72४ ६76 #70976086 ६00 ६767868 
कर शी काए ध्याटाएघाए ए0प्रडट0०प्श्ारइ5 0प्रा, एी 06 470075806706, 
फिट अर ०७४ 728 इपाड एऐडा 8 पिा2& छा 72707870278 >ए 708 ०णश7ए 
ए0०प्रा0ा एीबगहॉफर 22०८ 7700 8 #टत रश0छ6१88 2पपे ८8४० व्टा 
पार उष्कापद्प06 पिया ६6 वसा 07 स5टी जी] 58 7270ए6प व पीट 
धि प्रपी ए पंपछंगह3 97680076 बज़्बाटएा, 28 208० 7पां 462 
गांड 07 6 ए०आग6 व8ए0748706, एक व्िए॑,जाद्वां 8 ॥97ए०एफंपटु 38 
फ्रयां. 76 उ87074708 38 566टग8 ७76 एडए4०78 ६0 फकाए ० ॥8टा 
एए 8 एछा०ड्टारइडंए6 ॥प्र्यंगद्वांणा ० 7१08 तंछएॉ768 ३700 ६6 47096082 
पडा, 5 थ।च्छ09 *+९०07०64766 ज्राएओंंय 7५ 06 00806 श एक्याआलिद्त 7 
३8 76287 2९८ बाद च्िश्॒फप्द एछण्पांध एए फडां: प्रद्शर्शणिफारएं0ाए 78५९4 
3७82 88 ६छघला०2 70 48076 ए 6 हिप्रऋ्यर ऐपपआंए0765०ण 2७॥६ए.१! 

हि “फल वजह छांप्रा76 2. 446 (२७०७ 277६ 2६/800---75£ ८६.) . 

२--क्स्फुलिया इवाग्ने सर्दरोन जद अपि ।--तत्वदी प निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लोक ३३ 

३--जीव नाम ततस्थाख्य एक शक्ति इय ।--चै० च० आदिलीला ('५वाँ परिच्छेद), ४० १३ 


दाद निक-सिद्धान्तं 8 


प्रनुसार, जीव राधाक्ृष्ण का विम्ब है, युगल का अंश है ।* वल्लभाचाय॑ जी के अनुसार 
असख्य जीवों की यह समष्टि मुख्यतः श्रीकृष्ण के चिदश का प्रतिनिधित्व करती है, 
यद्यपि पुरुषोत्तम अपने आनन्दांश से प्रत्येक जीव में अन्तर्यामी रूप से स्थित है । 

इस प्रकार तत्वतः ब्रह्म ओर जीव में समानता है, साहज्य है। किन्तु जिस 
प्रकार लहर समग्र समुद्र नही है स्फुल्लिग समग्र श्रग्नि नही है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म 
नहीं है, इनमे भेद भी है--अंशी-अ्रश का, विभु-अरा का । अद्वेतवाद के अनुरूप जीव 
के विभु होने की तथा ब्रह्म से नितान्त एक होने की मान्यता वैष्णव सम्प्रदायों में नहीं 
है, भेद के लय से आतनन्‍्द।क्रीड़ा का लय हो जाता है, इस्तीलिये । किन्तु जैसे क्ष्‌ द्र 
लहर में भ्रसीम सागर का प्रत्येक गुण विद्यमान है, जैसे स्फुल्लिग में अग्नि की समस्त 
विशेषताएं वर्तमान हैं, वैसे अणु जीवात्मा में विभु पुरुषोत्तम के समस्त गुण विद्यमान 
हैं, खण्ड में पूर्ण का स्वभाव निहित है| यही इनका अभेद है। लहर-जल की भाँति 
जीव और ब्रह्म, श्रणु श्लौर विभु परस्पर श्रोतप्रोत हैं ।* किन्तु जिस प्रकार लहर का 
अस्तित्व समुद्र से पृथक नही है परन्तु समुद्र का श्रस्तित्व लहर को अ्रपनी निरचलता 
में समाहित कर लेने पर भी है, उसी प्रकार जीव का भस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, 
पर ब्रह्म का अस्तित्व जीव की पृथक्‌ सत्ता की लीनावस्था में भी है। यही भेद जीव 
और ब्रह्म में है--जीव परतन्त्र है, ब्रह्म स्वतन्त्र | दोनो में श्रन्तर इस बात का है कि 
जीव मायाधीन है श्रौर ईश्वर मायाधीश । 
जीव की दो स्थितियाँ की 

परब्रह्म से सारत: एक होने के कारण जीवात्मा में अज्ञान नही है। बह। 
ज्योतिरूप एवं अ्रप्राकृत है। जीवात्मा, शरीर मन प्राण से पृथक्‌ है, यद्यपि 4] "४ 
वह अपने चैतन्य से परिव्याप्त है। ये तत्व परिवरतंनशील होने के कारण, नित्य हैं 
किन्तु जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण नित्य है, सनातन है। 3 कं कस्ि(जीव में 
स्वरूपशक्ति के कारण चिद्रपता है, किन्तु बहिरड्भ शक्ति के कारण उ्समें? ड़ता झा 


१-युगल अंश नर-नारि सब जगत भक्त सगवान | 
पूरन हित दम्पति सुखद अंश अंश खुखदान ॥४१॥--सुधर्मबोधिनी, ए० २ 
२--(क) मो में उन में अन्तरौ, एकौ छिन भरि नाहि । 
ज्यों देखो मो मॉन्छ वै, त्यों मैं उन ही माहिं ॥ 
“तरहनि वारि ज्यों, भंवर गीत, पंक्तिकम ३७० (नन्ददास), भाग १५.४० ९४१ 
(ख) जल-तरज्ञ भूषण-कनक-घट-माटी पट-तन्‍्त । ह 
सब वामें वह स्व में ओत-परोत लसन्त ॥२६॥--सुधमंबोधिनी, ए० र८ 
३--मायाधीश मायावश ईश्वर जीवे भेद । 
ने अेद || 
५5500 00% “--चैतन्वचरितामत, मध्यलीला (छठ्वां परिच्छेद), ए० १२६ 





५२ मध्ययुगोन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जाती है और वह शअज्ञान-बद्ध हो जाता है। जीव की इन दो स्थितियों को चैतन्य- 
सम्प्रदाय में नित्य-मुक्त भौर नित्य-बद्ध या नित्य-ससार कहा गया है ।* पर जीव की 
बद्धता नित्य नही होती, स्वरूपशक्ति के प्रकाश से अज्ञानजन्य ससार-दशा समाप्त हो 
जाती है। भ्रतः नित्य-मुक्त और नित्य-बद्ध का नितान्‍्त स्वतन्त्र भेद अपूर्णो है। 
वल्लभावायं जी ने जीवकोटि का व्यापक रूप उपस्थित किया है। जीव दो प्रकार के 
होते हैं-- देवी, भ्रायुरी । आसुरी के दो भेद है-अज्ञ, दुन्च । अज्ञ का कृष्ण में उत्कट 
वैर भाव होंता है भ्नौर इसी भाव से उसका उद्धार हो जाता है।दुल्न' का कभी उद्धार 
नही होता । देवी जीव के शन्तगंत पुष्टि (कृपाकांक्षी या कृपात्आ8) जीव तथा मर्यादा 
(स्व या मुक्ति के आकाक्षी ) जीव हैं । पुष्टि जीव में नित्य-सिद्ध भक्त (शुद्ध-पुष्ट), 
केवल कृपा के प्रति जागरूक जीव ( पुष्टि-पुप्ट ), कृपाकाक्षी मर्यादाचारी जीव 
(मर्यादा पुष्ट) एवं कृपाभिलाषी सास्ारिक जीव (प्रवाही पुष्ट) श्रा जाते हैं। इनमे 
से केवल शुद्ध पुष्ट जीव ही नित्य मुक्त हैं, अन्य सभी जीव, बद्ध होते हुये भी कृष्ण- 
कृपा से संसार-पाश से मुक्ति पा जाते हैं। अस्तु, दुश् के अतिरिक्त कोई जीव-कोटि 
नित्य-बद्ध या नित्य-संसार नही रहती । 

बद्धदशा- जिन उपकरणों को जीवःत्मा जन्म ग्रहण करने मे भ्रपनाती है वे 
उसके मूलस्वरूप के प्रकाशक न बनकर उसे आ्राच्छादित कर लेते है। शरीरबद्ध होने 
पर जीवात्मा व्यामोहिका माया के करण अ्रपना चैतन्यस्वरूप भूल जाती है, वह 
अपनी ब्रह्मसाम्यता खोने लगती है। शरीर, इन्द्रिय, प्राण एवं अन्तःकरण के संयोग 
से वह अपना तादात्म्य इन्ही तत्वों से करने लगती है। नित्य तत्व का अ्रनित्य 
तत्वों से यह तादात्म्य जीवात्मा से जीव बना देता है, और उसे चार प्रकार की 
भूल अ्रान्तियों किवा अ्ध्यासों में--अ्रन्त:कररा, प्राण, देह, इन्द्रिय के अध्यास-- 
उलभाकर उसे मृलस्वरूप से च्युत कर देता है। शरीर एवं इन्द्रियों से अपना 
एकाकार करने पर जीव में देह का भाव, दारा, सुर्ता श्रादि सम्बन्धों का मोह उत्पन्न 
होता है, प्राण से तादात्म्य करने पर कामनाजन्य वृत्तियाँ और अन्त:करण या मन से 
अपना साम्य समझ लेने पर भोक्ता कर्ता का भाव तथा सुख-दुःख की निरन्तर इन्दात्मक 
प्रनुभृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन अध्यासों में पड़कर उसे स्वरूपाध्यास हो जाता है | 
आत्मा को भूलकर मन इन्द्रियों में सुख लेने लगता है, इससे मुक्त जीव कर्म एवं 
काल के आधीन हो जाता है। मन एवं इन्द्रियों की पारस्परिक भ्रासक्ति के कारण 
स्वरूप विस्मृत हो जाता है, स्वरूप के विस्मरण से तन-मन के प्रति अभिमान जगता 





१-- सेइ विशभिन्नांश जीत्र दुइ त प्रकार । 
एक नित्यमुक्त एक नित्य-संसार ॥--बै० च०, मध्यलीला (२२वॉ परिच्छेद), प० २६३ 


दार्श निक-सिद्धान्त प्३्‌ 


है और इस अभिमान से अहद्भार ।* श्रहद्भार से मेरा तेरा का भाव आरम्भ हो 
जाता है श्र इससे व्लेश, अज्ञान या अ्रविद्या ही अहन्ता ममता की जननी है। 
अज्ञान के वश्ीभृत होकर ब्रह्म के सन|तन अंश की दश्ा श्रत्यन्त दीनहीन, दुःखमय हो 
जाती है तथा बह षडेश्वर्यहीन हो जाता है, अ्रहड्डार के कारण भय, चाह, सुख, दुख 
उसे बाँध लेते हैं, जड़ासक्तियाँ विवश कर डालती है और नाता तापों से संत्रस्त बह 
कभी शान्ति का अनुभव नहीं कर पाता ।* 
मुक्त स्वरूप 

किन्तु सारे अ्रध्यासों के पीछे जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप सदैव स्थित रहता है, 
अ्विचलभाव से पृथक बना रहता है। इन देह, मन, प्राणु की छायानुक्ृतियों के 
पीछे आत्मा की अनाविल स्थिति रहती है। सत्य पर विकृृति का घना पर्दा पड़ा 
रहता है, किन्तु इससे सत्य तिरोहित मात्र होता है, नष्ट नहीं । इन आवरणखों के 
उच्छेदन पर जीव फिर से अपना स्वरूप पहिचान लेता है । स्वरूप-प्राप्ति पर ब्रह्म 
से उसका नित्य सम्बन्ध फिर से सजग होकर क्रियाशील होता है। आत्मविस्मृति की 
चेतना में मन, इन्द्रियाँ तथ। प्राण आत्मा से विमुख रहते हैं और आ्रापस में ही उलक 
कर आनन्द से विरत हो जाते हैं। किन्तु जब जीव अपनी शुद्ध भ्रवस्या प्राप्त कर लेता 


॥७७७शएएएशशशाााणाणााााआआआ 
१--(क) अहड्यार उपजै मरे अहड्भार मै चाहि । 
अहबड्गार सुख दुःख लहे अहंवन्ध्यों जग आहि ॥४२॥--सुधर्मवोंधिनी, ए० २४ 
(ख) माधी जू मन माया बस कीन्‍न्हों । 
लाभ हानि कछु समुमत नाहों, ज्यों पतन तन दीन्हों। 
गृह दीपक, धन तेल, तून तिय, छुत ज्वाला अति जोर | 
में मनिद्दीन मरम नहिं जान्यो, पर॒यौँ अधिक करि दौर । 
वित्रस भयों नलिनी के सुक्त ज्यों, बिनगुन मोहि गहयो। 
में अज्ञान कह्बू नहिं सममझयौ, परि दुख पुत्र सहयो। 
बहुतक दिवस भये या जग में, क्मत फिरयो मति-हीन। 
सर स्थाम सुन्दर जो सेवे, क्यों होवे गति दीन ॥-अःसागर, विनय, पद सें० ४६ 
(ग) नित्यवद्ध कृष्ण हैते लित्य बहिमुंख। 
नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। 
सेइ दोषे मायापिशाची सजझ्डे करे तारे । 
आध्यात्मिक तापत्रय तारे जारि मारे । 
काम ऋषैर दास हआ तार लांधि खाय ॥--चै० च०, मध्यलीला ( २वाँ परिच्छेद) प० रछड 
२--मन भूल्यो निज आत्मा इन्द्रित मित्र सुख लीन। 
तन अभिमानी जय सयौं कम काल आधीन ॥१६॥ 
भोगी भोग आशक्ति सो भूलि आपनो रूप। 
तन मन प्रते मानी भये में तू जगत स्वरूप ॥१७॥--छुधर्मवोधिनी, पू० रुक 


भ््ड मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


है तब तन, मन और प्राण अध्यसित न रहकर सत्य के प्रकाश में आनन्द के उपकरण 
बनाते हैं। श्रात्मा इन समस्त उपकरणों के साथ परमात्मा के साथ कीड़ा करने 
लगती है । ऐसी स्वरूपानुभूति में ग़रीर भगवत्कीड़ा का लीलाक्षेत्र वृन्दावन बन जाता 
है और इन्द्रियाँ श्रपनी अधोवृत्ति त्यागककर आत्मा की सखी बनकर आत्मरस का 
अ्रास्वादन करती हैं ।* दूसरे शब्दों में श्रत्न, प्राण, मनोभय कोष आनन्दकोष में प्रविष्ट 
होकर उसकी गतिविधि से परिचालित होने लगते हैं। ईश्वर की श्रोर उन्मुख होकर 
तन, मन और प्राण अपनी भोगासक्ति त्यागकर, भोक्ता ईश के रसास्वादत के द्वार बन 
जाते हैं। मुलरूप में सत्ता के सारे श्रद्धभ हरि के ही।है, किन्तु अज्ञान के कारण जीव उन्हें 
अ्रपना मानकर उनका दुरुपयोग करने लगता है ।अज्ञान-नाश के अनन्तर अपराप्रकृति 
पराप्रकृति में रूपान्तरित हो जाती हैं तथा मन, इन्द्रियाँ आदि चैतन्य आत्मा के रसोपकरण 
बन जाते हैं।* इस प्रकार अभ्यास के सारे उपकरण ब्रह्म के ही यन्त्र है, किन्तु अहंभाव 
का आवेश उन्हे विक्ृत कर डालता है और इसीलिए आत्मा के सहज आनन्द मे रसाभास 
उत्पन्न हो जाता हैं। स्वरूप-सम्प्रास्ति पर ये ही उपकरण अपनी-अपनी विक्षतियाँ 
छोड़कर आत्मा का स्वीकृति बन जाते हैं, तब ब्रह्म-जीव का शाइवत आनन्द-सम्बन्ध 
पुनर्जागरित हो जाता है, भ्रसीम और ससीम की आ्रानन्द क्रीड़ा जारी हो जाती है ।* 
स्वरूप से अवगत होने पर जीवात्माश्रों का पारस्परिक सम्बन्ध श्रपती विशुद्ध गतियों 
को प्राप्त करता है। इस अ्रवस्था मे एक जीव का सम्बन्ध अन्य जीव से देह, प्राण 
आदि के आकर्षणों के कारण नहीं रह जाता, वरन्‌ एक परब्रह्म से उद्भुत होने के 





१--(क)सरवव देह मय विपिन है, से मनोमय लाल । 
स्व जु इन्द्री सखी गन स्व आत्मा बाल ॥१८॥--सुधमवीधिनी, ए० २७ 
(ख) तन वृन्दावन जगमगे इच्छा सखी अनूप । 
कोटिन कोटि समूह सुख रुख लिये इच्छाशक्ति। 
श्री वृन्दावन में सदा नित विलास विलसन्त ॥१६॥--सिद्धान्तसुख-मद्दवाणी 
२--इरि दी की सब इन्दिरी हरि के तन मन आन । 
जगत भयो अज्ञान सों जीव आपने मान्त ॥ह८॥ 
चैतन्य स्व आत्मा सुहरि रचि मन इन्द्री द्वार । 
पान करत निज रूप रत खेलत खेल अपार ॥३६॥--श्ुधमंबोधिनी, ए० २६ 
३--(क) तहाँ साँवरे कुंवर रीकि के रीमि रहत यथों। 
निज प्रतिविम्ब-विलास, निरखि सिसु भूल रहत ज्यों ॥२५५॥ 
-नन्ददास-सिद्धान्त पत्माधारी, पृ० १६४ 
(ख) में मेरी जबही मिटी सब दुखनि कौ भूल | 
जाकी ही ताकी रही विलस॒नि सब अनुकूल ॥३०॥--सुधर्मबोधिनी, पृष्ठ २८ 


दाशनिक-सिद्धान्त भ्््‌ 


कारण आत्मा-आत्मा का होता है। ऐसी अवस्था में न नर-वारी का भेद रहता है 
और न बाल-वृद्ध-युवा का | सभी परमत्रह्म के नाते एक-दूसरे से सद्भम्फित होते हैं।* 
वस्तुत: सारे जीव उस एक पुरुषोत्तम के सेवक हैं एवं उनसे सम्बन्धित सारी वस्तुएँ 
उसकी सेवा के उपकरण हैं। अंश रूपी जीव अंशी भगवान्‌ का सेवक है, अभिमातर 
वश वह भगवतप्रदत्त वस्तुझों को अ्रपने अहुड्भार की सेवा में लगा लेता है।* जब 
अहद्भार छूट जाता है तब जीव दास बन जाता है।* वैसे सारी जीवात्माएँ स्वभावतः 
भक्त हैं, भ्ज्ञान के कारण मैं-मेरा का भ्रम उनके बीच उपस्थित हो जाता है, किन्तु 
इस भ्रम के टूटने पर उनका वास्तविक रूप पुनः उद्घादित हो जाता है । जीव का 
स्वभाव ही आत्मानन्द का रसास्वाद करना है, भ्रतः वह मूलतः चिदानन्द का रसिक 
है । अहझ्भार के कारण वह रस से विमुख हो जाता है, ग्न्यथा वह भक्त ही है-- 
स्वत: जगत सबही भगत में सेरी बिच आड़ । 
ग्रभी रसिक यह होंहि सब में जु मेरी दे छाड़ धरे कार 
जीव का चरम साध्य 
देह, मन, प्राण में भ्रपने इसी “'रसिक रूप की संसिद्धि करना चिद्घन 
जीवात्मा का साध्य है। मूलरूप में तो वह भगवान्‌ से नित्य-युक्त है ही । तब जो 
सच्चिदानन्द ने उसे देह, मन, प्राण का यह चित्रविचित्र वस्त्र धारण करवाया यह 
क्यों ? इसका उद्देश्य रसास्वादन में वैचित्र्य उत्पन्न करता था । 
“रस का आधार भाव होता है । ब्रह्म और जीव का भावात्मक सस्वन्ध कई 
प्रकार का होता है--स्वामी-सेवक, पुत्र-माता, सखा-सखा प्रियतम-म्रेयसी किवा युगल 


[| 





१--तन कुठम्ब-धन गेह ये जब सेवा मैं लगें। 
हित दित जन सौं नेह तबै जानि सांचो भयौ ॥५८॥--छुधमंबीधिनी, पृ० ४६ 
देह देह सम्बन्ध साँ नेह जगत की रीति। 
इष्ट इष्ट सम्बन्ध सौं हित हित जन की प्रीति ॥७०।--बह्ी, एू० ४७ 
२--सर्व सेव हित युगल पर सेवक सब नर नारि। 
झद मन्दिर भण्डार धन रसानन्द आकारि ॥३२॥ 
सेवक इनकौ नाम द सेवा इनको धर्म। 
कुल अभिमानी हवै करत काम मोह वश कर्म ॥३३॥--वद्दी, ३० १३ 
३---(क) नित्यमुक्त नित्य कृष्ण-चरणे उन्मुख । 
कृष्णपारिषद नाम अुन्ले सेवा-सुख [--चै० च०, मध्यलीला ( 2२वाँ परिच्छेद) प्‌० २६१ 
(ख) अहंकार जबह्ी छुट्यौ भयौ जीव तें दास । 
महल टदल रस चहल में रहे युगल के पास ॥४४॥--उुपर्मबोधिनी, छु० २४. 
इ--सुधमंबोधिनी, पएु० १३ 


५६ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


एवं उनकी सखी । इनमें से प्रथम चार भावों को ब्रजलीला में परिगरितत किया 
जाता है और भअ्रन्तिम भाव को “नित्यविहार' अश्रथवा 'निकुज्ललीला' कहकर अ्रभिहित 
किया जाता है--यों तो सभी भाव अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और तत्तत्‌ भावकों 
के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं किन्तु भाव-साधना के क्रम में सखी भाव को ही चरम साध्य 
ठहराया गया है ।* रायरामानन्द से चैतन्यमहाप्रभ की वार्ता में राधा प्रेम का साध्य 
शिरोमरिं होना स्वीकृत हुआ है, * राघधावल्‍लभ, हरिदासी तथा निम्बाक सम्प्रदायों 
में एकमात्र युगल-उपासना ही परिव्याप्त है, * वल्लभ सम्प्रदाय में गोषियों की प्रतिष्ठा 
होते हुये भी राधा का उत्कष सुस्पष्ट है, युगल-उपासना के पद उसमें भी रचे गये हैं । 
अस्तु, सलीभाव से राधा-कृष्ण के रस का आस्वादन करना अन्ततः जीव का चरम 
साध्य ठहरता है । 
घइदम' 

नित्य अद्वय-तत्व सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेदों से रहित है। 


बललभाचाये के अनुसार सच्चिदानन्द अझ्रपने किसी एक तत्व का उत्कर्ष करके एवं अन्य 
दो को उस एक के अन्‍्तर्मुक्त करके अपना आत्म-प्रसार सत्प्रधान जगत्‌ एवं चित्‌ 





१--ज्ञान, शानन्‍्त रस ते अधिक, अद्मुत पदवी दास । 
सखा भाव निनतें अधिक, जिनके प्रीति प्रकास ॥ 
अदूमुत बाल चरित्र कों, जो यशुदा सुख लेत ॥ 
ताते अधिक किप्तीर रस, अज वनितनि के हेत ॥| 
स्वोपरि है मधुर रस, युगल किशोर विलास ! 
ललितादिक जेवत तिनहिं,मिट्तन कबहुँ हुलास ॥ 
यापर नाहिन भजन कछु, नाहिंतन है सुख और । 
प्रेस मगन बिलसत द्योऊ, परम रसिक सिरमौर ॥ 
-भजनाष्टक लीला, धवदास व्यालीसलीला, ५० ६३ 
२--इहार मध्ये राधार प्रेम साध्यशिरोमणि । 
जाह्ार महिमा सबंशास्त्रेने वाखानि ॥--चै० च०, मध्यलीला (७वाँ परिच्छेद) एृ० १४० 
३--(क) गौर <याम अलि हद कमल अचल विराजन तास | 
प्मासन कर अनय वर सबोपास्य उपास ॥१०॥ -सुधर्मवो घिनी, ४० २१ 
(ख) आचारज ललितसखी रसिक हमारी छाप, 
नित्य किसोर उपासना युगलमंत्र की जाप ।१।-- भगवतरसिक, निम्बाक माधुरी, प० ३७१ 
(ग) अज्लेतु वामे. वृषभानुजाम्मुदा 
विराजमानामलुरूपसोभगाम्‌ । 
सखी सहज: परिसेवितां सदा । 
स्मरेम देवीं सकलेटकामदाम्‌ ।--(दशस्लोकी, श्लोक, ५) 


दाशं निक-सिद्धान्त प्र्छ 


प्रधान जीव की सृष्टि में करता है । इन दोनों में वह स्वयं आ्रानन्दप्रधान अन्तर्यामी 
रूप से प्रवेश करता है ।* 


अविक्ृृतपरिणामवाद : जगत्‌ 


अस्तु, जीव की भाँति जगत्‌ भी ब्रह्म से निःखत है। निर्गुण सच्चिदानन्द ब्रह्म 
ही अक्षर-ब्रह्म के द्वारा जगत्‌ के रूप में अपने सदंश का विस्तार करता है। अतः 
ब्रह्म से प्रसूत होने के कारण जगत्‌ भी ब्रह्म जैसा शुद्ध तथा सत्य है, मायाजनित 
अ्रम किवा मिथ्या नहीं । ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण भी 
स्वयं वही है ।* इसलिये सृष्टि ब्रह्म की ही श्रन्यरूप मे परिणति है, श्रतः उसके 
जड़ किवा असत्‌ होने की घारणा भ्रान्त है। सभी क्ृष्णभक्ति सम्प्रदाय सृष्टि को 
ब्रह्म का अविकृत परिणाम मानते हैं ।रे कनक-भूषण, तन्तु-पट की भाँति ब्रह्म और 
जगत्‌ का सम्बन्ध है। ब्रह्म और सृष्टि का सम्बन्ध अ्विभाज्य है, वह झपनी सृष्ट में 
झोत-प्रोत है ।९ 

ब्रह्म नित्य है, अतएव जगत्‌ भी नित्य है । इसका सर्ग ,प्रलय श्रादि कुछ नहीं 
होता, ये तो ब्रह्म के द्वारा की गयीं आ्राविर्भाव तिरोभाव की क्रियाएँ हैं। जब ब्रह्म चाहता 
है तब वह अपने से सृष्टि उद्भूत करता है, जब चाहता है तब फिर उसे भ्रपने मे 
लीन कर लेता है। जगत्‌ सत्य है, इस सृष्टि में स्वय परब्रह्म प्रतिबिम्बित है । सब 
अनन्त के ही नामरूप हैं ।* 
संसार 

किन्तु मनुष्य के अध्यास-मलिन दर्पण में बिम्ब अपने शुद्ध रूप में प्रतिविम्बित 





१--विस्फुलिक्ञ इवाग्नेस्तु सदंशने जड़ा अपि । 
आनन्दांशस्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिण: ॥--तत्वदीप निबन्ध, शास्राथप्रकरण, श्लोक १३ 
२-- जगत: समवादि स्वात्तदेव व निमित्तकम्‌। 
कदाचिद्रमते स्वस्मिन्प्रपञ्नेंडपि क्वचित्सुखम्‌ ॥---वहीं, श्लीक ६६ 
३--अविचिन्त्य-शक्तियुक्त ओऔमगवानू । इच्छाय. जगर्रूूपे पाय परिणाम ॥ 
तथापि अवचिन्त्यशकत्ये हय अधिकारी । ग्राक्त चिन्तामणि ताहे दृष्टन्त जे धरि ॥ 
नाना रत्नाराशि हय चिन्तामणि हैते | तथापिह मणि रहे स्वरूप अविकृते ॥। 
प्राकत वस्तुते यदि अ्चिन्त्यशक्ति हय । ईश्वरेर अचिन्त्यशक्ति ए कोन विस्मय ॥ 
--चैतन्य चरितामृत, आदिलीला (सप्तम परिच्छेदो, ए० ४६ 
४--जल तरह्ञ भूषण कनक घट माटी पट तन्त । 
खेल खिलाड़ी योँ सदा ओत-प्रोत लसन्‍्त ॥५२॥--सुधर्मबोधिनी, प० १४ 
५--सवै अनन्त अनन्त के नाम रूप रस भाई | 
अन्त किहू पायौ नहीं मयन भये गुन गाइ ॥३३॥--वही, ५१० २८ 


भ्र्द मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


नहीं हो पाता ।* प्रतीयमात रूप में जगत्‌ अपने मुलरूप से भिन्न श्रनुभृत होता है । 
इसका कारण व्यक्ति का दृष्टिकोश-विपयंय हैं। सृष्टि को उसके केन्द्र पुरुषोत्तम के 
दृष्टिविन्दु से न देखने से, सचराचर को उनके सम्बन्ध से अनुभव न करने से, अपने 
अहं एवं मम को केन्द्र में प्रस्थापित करके इदम्‌ को देखने पर सत्‌ सृष्टि कुछ 
और ही प्रतिभासित होती है। वल्लभाचाय॑ जी के शब्दों में जगत्‌' हमारे प्रहद्धार 
एवं ममताजन्य अज्ञान के कारण 'ससार” में परिणत हो जाता है। शुद्ध सृष्टि, 
जिसे वललभाचारय जी ने जगत्‌ की सन्ञा दी है, संत्तार से नितान्त भिन्न है। संसार 
जीव का अविद्या द्वारा ग्रहीत जगत्‌ का विक्ृत रूप है, यह जीवकृत है ।* वैप्ते जगत्‌ 
संसार के पीछे सदैव विद्यमान रहता है । संसार के लय से जगत्‌ का लय सहीं होता, 
जगत्‌ का लय कृष्णेच्छा पर निर्भर है ।* 
जगत्‌-संसार 

जीव के ज्ञानचक्ष्‌ के उन्‍्मीलन पर जग्रत्‌ का संसार रूप विलीन हो जाता है 
और जगत्‌ अपने प्रकृत रूप में दृष्टिगत होने लगता है | जगत्‌ को ब्रह्ममय देखना ही 
शुद्ध दृष्टि का परिचायक है। तब जीव सृष्टि में प्रसरित ईश की अ्रप्राकृत लीला का 
दर्शंव करने लगता है। इस प्रकार जगत्‌ नित्य है, वह बनता बिगड़ता नहीं, केवल 
हमारी दृष्टिभड्भियों के कारण उसका आच्छादन और प्रकाशन होता है । सत्‌मय 
जगत्‌ सत्य है, ब्रह्म को इच्छाशक्ति का, उसकी चिच्छक्ति का विलास है। सभी कुछ 
ब्रह्ममय है । 
अ्क्षरत्रह्म एवं पूर्णो पुरुषोत्तम की सृष्टियों का सम्बन्ध 

परब्रह्म जगत्‌ में परिव्याप्त होते हुए भी इसी में समाप्त नहीं हो जाता । 


१--सर्व विलासी आपु हरि, सर्वे शक्ति सब ठौर ! 
माया थाकी नाम है जु वा बिन दीसै और ॥२४॥--सुधमैबोधिनी, पए्‌० २८ 
२--(क) हरि रचना सब सुखमई लीला धाम अपार । 
दुःख हेत या जीव को आतम इृत संसार ॥६३१॥--वही, पृ० ७ 
(ख) प्रपन्नो भग्रवतकाय॑स्तद्रपो माययामवत्‌। 
तच्छक्त्याविद्यया त्वस्थ जीवसंसार उच्यते |---तत्वदीपनिबन्ध, शास्त्रार्थभकरण, श्लोक, २७ 
(ग) जीवेर देहे आत्मबुद्धि सेइ मिथ्या हय। 
जगत जे मिथ्या नदे नश्वर मात्र कय | 
--चैंतन्य-चरिता, मध्यलीला (ध्वाँ परिच्छेद), एृ० १२७ 
३--संसारस्य लयौ मुक्तो न प्रपच्नस्य कहिंचित्‌ । 
ऊृष्णुस्यात्मरतों त्ववस्थ लय; सव्वंसुखावह:ः ।--तत्वदीपनिवन्ध, शास्त्रार्थश्रकरण, श्लोक २८ 
४- दरि लीला स॒त नित्य है कोटिक धाम विलास | 


जीव अविया रचित जग विद्या हौद विनास ॥६३॥--सृधर्मंदों पिनी, ए० ६ 





दार्श निक-सिद्धान्त प्ह 


सृष्टि में अभिव्यक्त उसका वैदव रूप उसकी सत्ता की समग्रता नहीं है । इससे परे 
भी उसका एक रूप है जिसे 'परात्पर' स्वरूप कहते हैं । भारतीय सर्वेश्वरवाद असीम 
को ससीम में श्रोतप्रोत देखता हुआ भी ब्रह्म की अश्रसीमता को विश्व में नि शेष नहीं 
कर देता । पुरुषोत्तम का विश्वातीत रूप भी है । वस्तृतः सृष्टि श्रक्षर ब्रह्म का प्रसार 
है, पुरुषोत्तम इससे भी परे है । सृष्टि मे मरि के सूत्र की भांति अनुस्यृत होने पर भी 
श्रीकृष्ण इससे पृथक हैं।* इस प्रकार श्रीकृष्ण, अक्षर-ब्रह्म के रूप में इस सृष्टि के 
परिणाम भी हैं और पुरुषोत्तम रूप से इससे परे भी । किन्तु सृष्टि को गरितानन्द 
अ्रक्षर-बरह्म की आत्म-परिणति मानने पर एक समस्या उपस्थित हो जाती है। वह 
यह कि यदि साक्षात्‌ पुरुषोत्तम से सृष्टि उत्पन्न नही हैं तो जगत्‌ श्रीकृष्ण का श्रविकल 
अनुवाद भी नहीं है। अगिरशतानन्द की रचना तो वन्दावन की अप्राइ्ृत सृष्टि में 
देखने को मिलती है । अस्तु, पुरुषोत्तम या भगवान्‌ रचित वृन्दावत और परमात्मा 
किवा अक्षर-ब्रह्म सम्भूत जगत्‌ दो पृथक्‌ सृष्टियाँ ठहरती हैं। श्रीकृष्ण अपनी रचना 
वृन्दावन में हों तृप्त हैं, इस सृष्टि से पुरुषोत्तम को कोई सरोकार नहीं है; पर अक्षर- 
ब्रह्म के द्वारा पुरुषोत्तम ने जगत्‌ को उत्पन्न ही क्‍यों किया, इसलिये कि सम्भूत जीव 
जगत में श्राकर वृन्दावन की खोज मे प्रवृत्त हो ? यदि सब जीवों की सत्ता पुरुषोत्तम 
से ही है तब उसने कुछ जीवों को वृन्दावन में शुद्धपुष्ट भक्त बनाकर अन्य समस्त 
जीवों को क्‍यों जगत्‌ में भेज दिया ? अपने ही श्रंश का जगत्‌ में वितरण कर उसे 
पुन: वृन्दावन में बुलाने में क्या लीला है ? किन्तु यदि वृन्दावन ही जगत्‌ का असली 
रूप है जो जीवकृत ससार के पीछे विद्यमान है तो सृष्टि को भ्रगिणतानन्द पुरुषोत्तम 
से उत्पन्न न मानने का कोई कारण नहीं है। यह स्वीकार श्रवश्य किया गया है कि 
जगत्‌ में भगवान क्रीडा कर रहे हैं, यही उनका अ्रदूभुत कर्म है," किन्तु कृष्ण का 
जगत्रूपी क्रीड़ास्थल और वृन्दावन त्रीड़ास्थल तत्वतः एक है या नही, यह स्पष्ट नही 





१--(क) ज्यों गज फटिक मध्य न्यारो बसि पत्च प्रपन्न विभूति 
ऐसे में सबहिन ते यारा, मनिनि ग्रथित ज्यों सूत ॥--सरसायर, पद सं० ३८१ 
(ख) शब्दातीत स्वरूप मम अति दुल॑च् अनूप । 
सब विलासनि ते पर सर्वे विलास सरूप ॥०॥--सुधमंबोधिनी, पू० ३२ 
(ग) आप अलिप्त लिप्त लीला रचि करत कोटि अज्याण्ड विलास | 
शुद्ध सत्व सबके परमेश्वर जुगलकिशोर सकल सुख-रास ॥ 
प्रावरादि असत सत स्वामी निबंधि नामी नाम निकाय १ 
नित्यसिद्ध सर्वोपरि हरिप्रिया सब झुखदायक सहज सुभाय ॥२०॥--सिद्धान्तसुख-महावाख्री 
२---नमों भगवते तस्मै कृष्णायादभुतकमंणे । ि 
रूपमामविभेदेन जगत्कीडति यो यत्तः ॥--तत्वदीपनिवन्ध, शास्त्राथत्रकर्ण, श्लोक १ 


६० मध्ययुगीव हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


किया गया । श्रीकृष्ण पृूरुंख्पेण आत्मप्रसार वृन्दावन की सृष्टि में ही करते हैं । 
वृन्दावन परात्परलोक है जो कदाचित्‌ 'इदम्‌' में परिव्याप्र नहीं है, वह केवल 
परब्रह्म श्रीकृष्ण के अवतार के समय पृथ्वी पर आविर्भूत होता है अन्यथा जगत्‌ से 
असंपृत्त है । प्रघत उठ सकता है कि क्या पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की लीला वृन्दावन तक 
ही सीमित है और क्या सम्पूर्ण 'जगत्‌” उनका कीड़ाक्षेत्र नही है ? यदि नहीं, तो फिर 
इस जगत्‌ को रचने का उद्देश्य क्या था ? क्या पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने आत्मकरीड़ा के 
लिये सम्पूर्ण सृष्टि को जन्म नहीं दिया ? दिया है, सृष्टि में क्रीडाभावना की ओर 
कृष्ण भक्तिसम्प्रदायों ने इंगित किया है; तो फिर उस शआत्मक्रीडा का क्षेत्र केवल 
वृन्दावन ही क्‍यों है, समस्त जगत क्‍यों नहीं ? 

क्ृष्णु-काव्य में परब्रह्म की अ्विक्ृत-परिण ति वृन्दावन में ही देखने को मिलती 
है । जगत्‌ को अविक्ृत मानकर भी किसी ने यह नही कहा कि समस्त जगत वृन्दावन 
है भौर पृरुषोत्तम का दिव्य क्रीड़ाक्षेत्र बन सकता है। क्ृष्ण-भक्तों में इहलोक की 
लीला का संवरण कर वृन्दावन के नित्य लोक में प्रवेश पाने की उत्कट अभिलाषा 
सुव्यक्त है | अतएव यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में यह जगत्‌ सत्य अ्रवश्य है किन्तु 
नश्वर है, नित्यलीला का धाम नहीं, इसीलिये वे इसे छोडकर वृन्दावन में प्रविष्ट 
होकर श्रीकृष्ण की लीला का श्रास्वादन करने को उत्सुक रहते हैं । किन्तु जो सत्य 
है वह अवश्यम्भावी रूप से नित्य है, सत्य नद॒वर नही होता । कष्ण-भक्त के लिये इृदम्‌ 
ईदा का आवास होते हुए भी परोक्ष रूप से ही ऐसा है, प्रत्यक्ष आवास वृन्दावन का 
ग्रश्राकृत लोक है जो सच्चिदानन्द की दिव्य आत्मपरिणति है, चिदानन्द की चिदात्मक 
केलि-स्थली है। क्ृष्णुभक्त की दृष्टि में वन्‍्दावन ही साध्यलोक है। श्रीवृन्दावन 
श्रीकृष्ण का धाम है, श्रीकृष्णरचित अरविक्ृत सृष्टि है जहाँ पुरुषोत्तम के अपरिसीम 
आनन्द का अखरड साम्राज्य है, निर्बाध कीड़ा है और अद्भुत लीला-विलास है। 
साध्यलोक 

वुन्दावन--सृष्ठि की पुर्रंतम सिद्धि उस दिव्यलोक में मानी गयी है जिसे 
वृन्दावव अथवा गोलोक' कहा गया है । यह लोक अ्रगरितानन्द श्रीकृष्ण की रचना 
है, अतएव उन्हीं की भाँति परम आनन्दमय है । सच्चिदानन्द की सृष्ठटिरूप में परिणति 
सच्चिदानन्दमयी वृन्दा भूमि में देखने को मिलती है । चिदानन्दमयी वृन्दाटवी अ्रवता री- 
झवतार श्रीकृष्ण की लीलाभूमि है।* माया-विरहित यह सृष्टि राधाकृष्ण को 


१--जगत जे मिथ्या नहे नश्वरमात्र कय ॥--चैतन्य चरितामध्यलीला (धरा परिच्छेद), १० १२७ 
२-जज ही में नित करन बिहारन । जसुमति-माव-मक्ति हित कारन ॥ 

यह लीला इनकौं अति भाव । देह धरत पुनि पुनि प्रकटावै॥ 

नेकु तंत्रत नहिं मेजे-मर-मारी | इनके सुख गिरि घरत मुरारी ॥--सूरसागर, पद सं० १५६६ 


दा निक-सिद्धान्त ६१ 


रज्ज-स्थली है ।* भक्तों का यह विश्वास है कि पुरुषोत्तम के अवतरण के समय यह 
सच्चिदानन्द घाम भी पृथ्वी पर अ्वतरित होता है ।* यह दिव्यचेतना की क्रीड़ाभूमि 
है, दिव्यचेतना की क्रीड़ा अपने प्रतिविम्ब में ही सम्भव है, अश्रतः वृन्दावन कृष्ण की 
भाँति दिव्य है, उसका भृतत्व तक दिव्य है।* वन्दावन पृथ्वी पर गरोलोक किवा 
धुलोक का अवतरण है, अतः यह पाथिव सृष्टि न होकर ज्योतिमंय तथा चिन्मय 
है। उस पच्चयोजन परिमित भूमि के सभी तत्व दिव्य हैं, आकाश, चिदाकाश है झौर 
पृथ्वी, चिन्मयी । पृथ्वी का जड़तत्व भी दिव्य श्राभा से भरपुर है, किन्तु उसको देखने 
के लिये दिव्यचक्ष का होना भी अनिवायं है, बहिमखी व्यक्ति के लिये उसे देख सकना 
असम्भव है ।” वृन्दावन में सच्चिदानन्द का आत्म-प्रकाशन है। वहाँ की समस्त प्रकृति 
ज्योतिर्मय है, चिदुद्दीपित है ।* यमुना मे जल नही, चिदानन्दरस प्रवाहित हो रहा है, 
उसमे विकसित पृष्प नहीं, ऋद्धि-सिद्धि हैं--- 

सलसिलात सलिता छविछलिता, रसबलिता आझावृत अनुकूल | 

प्ररुन पीत सित असित भ्रमित, रिधि जा मधि फूल बहुबिधि फूल ॥* 








१- (क) विश्व रचना सब पुरुष प्रकृति की निपुन, अवर्नी अहा रूप चैतन्य है। 
छदम परसतु नहां जहां माया नटी, जुगल आनन्द वर्धन जु सम्पन्य है | 
--इन्दावन जस प्रकाश, (हद्वित इन्दावनदास), पृ० ३ 
(ख) सहज विराजत एकरस, वृन्दावन निज धाम। 
ललितादिक सखियन सांहत क्रीड़त श्यामा श्याम । 
-“हन्दावन लीला, भ्ुवदास व्याल|सलीला, ६० २१ 
२--सच्चिदानन्द यह रूप अजचन्द को, कियो नर नारि रस मधुर जग बिस्तरयौ । 
अवलनि को रूप यो अहन किया धाम में, वन्दि पुनि पुनि मना काज रुकृतिनु सरयी ॥ 
““उन्‍्दावन जस अकाश, ० ८ 
३-(क) ऐसी निज धाम जा मध्य नित भूमि अमित दल आकार रहि भूमि । 
घुभग सुढि सिढिन को अति प्रकाशा, जगमयहिं जोति उठि रहयौ उजासा ॥शा। 
“-सिद्धान्त सुख, महावाणी 
(ख) अवनी अहा रूप चेतन्य है ।--दन्दावन जसप्रकाश, ए० हे 
अमल अवनी बिछी चूर कपूंर की । कहो सोभा कहा देत उपमा नत्त ॥--बही, ए० ४ 
४-शभूमि सम्पुट धरयों नग अलौकिक बना । मोतिया बिन्द हिय दृग बहिरसुपनि के । 
सूमि नहि परतु यह निमपष गोचर धना,..।--वही, पृ० १ 
५--दिव्य कंचनमयी अवनि रमनी, जठित भनि विविधवर चित्र कमनी । 
विमल वृक्षन की शोभा वनीसार, पेंड मनि-नील तो हरित-मानि डार 
पत्र मनि पीत फल अरुन अनुकूल, मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल ॥१॥ 
-सिद्धान्त-सुख, महाबाखी 
६--सिद्धान्तसुख, पद सं० ४, महावार्णी । 


६२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदीय 


यमुना में चेतत्य का प्रकाश है, वह आनन्दरूपिनी है ।* वहाँ के तरुश्नों तथा 
वनस्पति में राधाकृष्ण का रूप और उनकी आभा कलकती है।' आननन्‍्दरूपिरणी तरू - 
लतिकाये मन में झ्रानन्द की अभिलाषा जागृत करती हैं, द्रमवे लियों से चैतन्यामृत भरता 
है।* चर-अचर सभी कुछ में वहाँ सच्चिदानन्द का प्रस्फुटन है।* वृन्दावन के सम्पद्‌ के 
सम्मुख द्वारिकाबकूठ का सम्पद्‌ एक बिन्दु तुल्य ठहरता है। वृन्दावनधाम के अधिष्ठाता 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। अत: वृन्दावन की भूमि चिन्तामणिमय है, चिन्तामरिं वहाँ 
की दासियों का चरणाभूषण है। वन, कल्पवृक्ष-लता से परिव्याप्त हैं तथा घेनुएँ, कामधेतु 
हैं, जल अमृत है, लोककथा दिव्यगीत है, ब्रजवासियों का सहज गमन नृत्य है। जल 
अमृत के समान है। वहाँ चिदानंद ज्योति का रस मूत्तिमान्‌ है ।* वृन्दावन के इस 
अलौकिक वैभव से सम्बन्धित स्वामी हरिदास के जीवन में एक किवदन्ति प्रसिद्ध है 
कि हरिदास जी का सगीत सुनने के परचात्‌ बाददाह अकबर इतना विभोर हो उठा कि 
उसने दिव्य गायक की कोई सेवा करने के लिये आ्राग्नह किया। पहिले तो हरिदास जी 
ने स्पष्ट ही मना कर दिया किन्तु जब भ्रकबर हठ करने लगा तब उन्होंने वृन्दावन 
के किसी एक घाट की सीढी का एक हटा कोना बनवा देने को कहा । इस तुच्छ-सी 
बात के लिये सम्राट्‌ अकबर का सेवाभिमान बड़ा आहत हुआ । फिर भी जब वह 
उसे देखने गया तब वृन्दावन का वह घाट मणिमय दिखायी पड़ा । लज्जित होकर 





१--हंस जा वारि चहु ओर पारस दिपत ।--वन्दावन जसमग्रकाश, ४० ११ 
रविजा आनन्द रूपिनी विधि रुचि लें ढरनी ।--वही, ४० १४ 
२--वुन्दावन सही सब भई आली, पण पय घर सानो रूप मर परुयोहे। 
कनक वरन भये पत्र फूल दुमनि के, आभा तन रही छाइ कुन्दन सो ढर्यो है॥ 
--भजन खज्ञार सत, व्यालीसलीला--श्रुबदास, पृ० ८२ 
३--कुज्न-कुल आनन्द की अमिलाषा भरनी | 
दुम वेली चैतन्य घन अमृत कन झरनी ॥४--व॒०, ज० प०, ए० १४ 
तहाँ आनन्द रूपी नवल द्रुम लता--वहीं, ४० ४ 
४- सबै थिर चर सचब्चिनन्दमय ।--वही, ५० १० 
५--बुन्दावने सामाजिक जे सम्पद्सिन्धु। दयारक बैकुण्ड-सम्पद तार एक बिन्दु ॥ 
परमपुरुषोत्तम स्वयं भगवान | कृष्ण जहाँ धनी सेई वुन्दावनधाम ॥ 
चिस्तामणिमयभूमि रत्नेर भवन। ल्चन्तामणिगण दासी-चरण-भूषण ॥ 
कल्पवत्षलता जाहों सामाजिक वन। पुष्पफल बिना केह ना मांगे अन्यधन ॥ 
अनन्त कामपेनु जाहों चरे बे बने। दुग्धमात्र देन कहे ना मांगे अन्यधन ॥ 
सहजलोकेर कथा जाहों दिव्यमीत | सहजमन . करें नृत्य प्रतीत ॥ 
सबृत्र जल जाहाँ अमृत-समान । चिताननद ज्योतिः स्वादु जाहाँ मूर्तिमान ॥। 
--चेतन्य चरितारुत, मध्यलीला (१४वाँ परिच्छेद), ४० १६५ 


दाश निक-सिद्धान्त ६३ 


उसने यह स्वीकार किया कि उसके जेंसी सैकड़ो बादशाहते उस सीढ़ी के एक कोने 
में लगे एक रक्ञ की भी समानता नहीं कर सकती ।* 

किन्तु वृन्दावन का वैभव प्रेमरसमय है । बह परमानन्द की क्रीड़ाभूमि है, भरत: 
रस की, शोभा की तथा सुख की, उदधि है, चिदानन्द का रक्त प्रवाहित करती हुई 
पृथ्वी पर विराजमान है ।* रस रीति में प्रवेश करने के लिये भक्तों की यही कामना 
रहती है कि उन्हें वृन्दावनवास मिले । अन्य स्थानों में रहकर भक्ति सुलभ नही 
होती, वृन्दावन में रहकर स्वार्थी व्यक्ति भी परा-भक्ति की श्लोर ढलने लगता है ।*ै 
वहाँ की सारी प्रकृति कृष्णरति देने में तत्पर है। वृन्दावन की द्रुमवेलियाँ कृष्ण 
प्रेम से सराबोर हैं । वहाँ की समस्त प्रकृति राधाकृष्ण के प्रति प्रेम उपजाने में समर्थ 
हैं। इसीलिये भक्तों ने यमुना का स्मरण कृपास्वरूपपिणी, मोहभज्ञिनी तथा भक्ति- 
दायिनी कहकर किया है ।? प्रीतिप्रवश चिदानन्दमय वृन्दावन में निवास रसमार्गी 
कृष्ण भक्तों का प्रेय है, इसी में उनका श्रेय भी है ।* किन्तु त्रिगुणातीत लोक में 





१--श्रीस्वामी जी महाराज का जीवनचरित (केलिमाल की भूमिका), पृ० ६-१० 
२---(क) महत महिमा भर॒यौ राधिका रात सदन । 
रस उदधि सुख उदधि विपुल सोभा उदधि बहुरि कोतिक उदधि क्यों कहो इहि बदन । 


सुगम पुति अगम अुव पर सबनि झुकुट मणि देन सम चहत कवि करी उपमा रृदन । 


--वुन्दावन जस प्रकास, पृ० शे३ 
(ख) व॒न्दावन हित रुप बन्दि रविजा तटी | हु 
उदधि आनन्द बह जहाँ अष्ट जाम है ॥--वही, ए० ३४ 
३--(क) और देश के बसत ही, घटत भजन की बात । 
बुद्ावन में स्वार्थो, उलटि मजन हवै जात ॥ 
--ईन्‍्दावनलीला, (व्यालीस लीली-श्रवदास) पृ० १७ 
(ख) इन सनमुख दही होत विधन सब ना जानों किद्िं ओर पत्राइक । 
कृपा स्वरूप दीन जन पोषक वरदातनि में ये बडा नाइक ॥ 
-“उन्दावन जसप्रकास, (हदितवुन्दावनदास) ए० २८ 
४--(क) बहन्तिर्का श्रियां हरेसुंदाकृपा-स्वरूपिणीं, विशुद्ध भक्तिमुज्वलां परे ससात्मिकां विंदु: । 
सुधा श्रुतित्वलौकिकों परेश-वर्णे-रूपिणीं, भजे कलिन्द-नन्दिनों दुरन्त मोह-भजिनीम्‌ ॥ 
--हितहरिवंश, यमुनाष्टक, श्लोक ५ 
(ख) ममास्तु तव सन्निधो तनुनवत्वमेतावता न दुलंभतमा रतिमुररिपों मुकुन्दर््मये । 
अतो<5स्तु तव लालना सुरधुनी परं संगमा तवेंव भुवि कीतिता न तु कदापि पुष्टिग्यिति: ॥ 
“+यमुनाष्ट, श्लोक ७-(बललमाचाय पीडश-गन्‍्थ) 
५४५--मन लगाय ग्रीति कीजे करकरवासों अजवीधिन दोजे सोहनी 
वृन्दावन सो वन उपवन सो गुंजमाल हाथ पोहनी ॥ 
गा गौ सुतनसों मगी म॒ग सुतनसों, और तन नेकु न जीइनी 
हरिद्यस के स्वामी श्यामा कुंजबिहारी ज्यों सिर पर दोहनी ॥ 
--स्वामीदरिदास सिद्धान्त के पद, पंद स॑० १६ 


६४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


त्रिगुरामय देह से रह सकना सहज नहों है, यह वृन्दावन के श्रधिष्ठातू देवता की 
कृपा से ही सम्भव हो पाता है, तभी उसका अ्रप्राकतस्वरूप भी प्रकट होता है ?* 
केवल मनुष्य ही नहीं देवतागण भी परम ब्रह्म के धाम में रहने के लिये लालायित 
रहते हैं । ब्रह्मा तक श्रीकृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वन्दागनवास मिले, 
चाहे वह अचर ही क्‍यों न कर दिये जाँय ।* 

कही-कहीं पर वृन्दावन का योगपरक सद्धेत दिया गया है। वृन्दावन चेतना 
की वह स्थिति है जो “ून्य' से भी महत है। सग्रुण ब्रह्म का यह लोक-निर्गुण से 
अधिक ऊध्वें का चेतना-लोक है।* वृन्दावन निष्किय समाधि की चेतना नहीं है, वह 
समाधि की सक्रिय चेतना है जहाँ पुरुषोत्तम की सतत लीला चलती है। अ्रष्टदल 
कमल पर अष्टसखियों का वर्णात एवं कशिका में राधाकृष्ण का निवास योगपरक 
प्रनुभूतियों से साम्य रखता है । 


वस्तुतः कृष्ण भक्तो का यह विश्वास है कि पुरुषोत्तम की चेतना उनके धाम 
के जल, वायु और आकाश आदि पञ्चभूतों मे भी व्याप्त रहती है । पुरुषोत्तम अपनी 
परम चेतना से उस दिव्य भूमि-खएड विशेष को परिवेष्टित कर देते है। अस्तु क्लिष्ट 
साधन से प्राप्य भाव-दशा उसके भौमिक वातावरण के सेवन से श्रनायास ही प्राप्त 
हो जाती है। भूमि में स्थित वृन्दावन की चेतना और परमव्योम के ऊपर स्थित 





१--तीन शुनिन हू तें पर तुव धामकहावे | गुनिन रचित यह देह किहि विधि रहि आबे ॥ 
कुंवरि कृपा जो प्रेरिके मन रुचि उपजावे | अति दुलंभ बृन्दाटवी तब रूप दिखावै॥ 
--अन्दावन, जसप्रकाश, ४० १४ 
२--करहु मोहिं जज रेनु देहु वुन्दावन बासा। 
मागो यहै प्रखाद और मेरें नहिं आशा ॥ 
जोइ भावै खोइ करहु तुम, लता सिला हम गेडु । 
खाल गाइ को भृत करो, मानि सत्य ब्त एहु। 
जो दरसन नर नाग अमर सुरपतिहुँ न पायो। 
खोजत ज्ुग गयी बीति अंत मोहँ न लखायो ॥ 
इह्ि ्रज यह रस नित्य है, में अब समुझूयो आइ ।--सूरसायर, पद सं० १११० 
३--अखिल जक्यांड वैराट के थाट सब महावैराट के रोम के कूप। 
सावकारों उड़त रहत नित सहजहीं परमेश्वरये आश्चय मय रूप ॥ 
सो प्रथम एकहीं शुत्य मधि रमि रहो जैसे चिसरेनु के रनु सत अंश। 
याते दस-दसझुनों सहस्त्र सत शुज््य पुनि तिनते लखसहस्र महाशज््स अवतंस 
तिन महाशत््य के 'शिखर पर तेज को कोटि मुनते गुनौ अमित विस्तार । 
तहाँ निजधाम बनल्दाबिपिन जगमगे दिव्य वेभवन को दिव्य आगारा॥ श्गा 
“-सिद्धान्तसुख़, महाबाणशी । 


दाश निक-सिद्धान्त ६५ 


वृन्दावन की चेतना में तात्विक कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक हो हैं !* अन्तर इतना 
है कि एक कष्टसाध्य है, श्रन्य अयत्नज--प्रसादजनित, आयासहीन । कै 
लीला 

श्रीकृष्ण पूर्ण प्रकाम हैं, स्वयं आनन्दमय हैं, किन्तु आत्मत्रीडा से प्रेरित होकर 
वह एक से अनेक होते हैं। 'एको5हं बहुस्याम' के श्रनुसार वह अपना आत्मप्रसारण 
करते हैं। इस प्रसारण में विभाजन नहीं होता, वही एक अ्रनेक बन जाता है और 
अनेक होकर भी एक बना रहता है। एक से अनेक होने में अद्वय-तत्व के पूर्शाता 
की किड्न्चित्‌ भी हानि नही होती, वह निरवच्च अखशिडत रहता है । विभाजन तो 
रमरणा के लिये आवश्यक है किन्तु पूर्णां सदैव पूर्ण ही बना रहता है ।* इच्छा करने 
पर भगवान्‌ अपनी शक्ति के आश्रय से एक से झनेक होकर वैचित््य मे रमण करते 
है श्रोर इच्छा करने पर अ्रपनी समस्त प्रतिमूर्तियों को अपने में समाहित कर 
श्रात्मलीन हो जाते हैं। यह रमणेच्छा उनकी लीला कहलाती है। इस लीला का 
कोई प्रयोजन नही है। लीला ही लीला का प्रयोजन है, इतर कोई उद्देश्य इसमे नहीं 
है। वल्लभाचार्य जी के शब्दों में “न हि लीलायामृकिड्चत्‌ प्रयोजवमस्ति । लीलाया 
एव प्रयोजनत्वात्‌ 7५ इस लीला का उद्देश्य लीला अर्थात्‌ पुरुषोत्तम की आत्मक्रीड़ा 
है । इसके उद्देश्य में अर्थ-धर्म-काम तो बाधित हैं ही, मोक्ष भी बाधित हो जाता है । 
लीला, लीला के लिये है, झ्रानन्‍्द, आनन्द के लिये है, प्रेम स्वयं में पूर्ण है, लीला का 
आनन्द स्वयं मे पूर्ण है, इनमे किसी इतर उद्देश्य की गुज्जाइश नही है । 

लीला व्गे इसी निहेंतुक भावना की सर्वमान्‍्यता होने के कारण इन कृष्ण॒- 
भक्ति सम्प्रदायो में मुक्ति का कोई मुल्य नही है।लीला की मुक्ति के आधारस्वरूप ही 
भक्‍त का श्रविद्या के बन्धनों से मुक्त होना आवश्यक है, अन्यथा मुक्ति स्वय में तुच्छ एवं 
नगरुय है। कृष्ण की उपासना मे कृष्ण-सेवा के श्रतिरिक्त आत्म-सुख की कोई वाञ्छा 
नही रखी जाती। मुक्ति एक प्रकार से आ्रात्मसुख ही है, चाहे वह कितने उदात्त प्रकार 





१--परम अलौकिक देखि लोकवत इहि कौतिक कवि ;मति लटी । 
हैं भव पर हरि धाम मुकुट मणि यह अचिरज गति अठपटी ॥-- वृन्दावन जसप्रकाश, १० १८ 
२--(क) बिनु अम जतन जहाँ सब साधन महिमा भक्ति लखावही ।-वही, ४० २१ 
(ख) बृन्दावन सेवौ विधि भली । 
जिहि प्रसाद उज्ज्वल उर दरतै श्रेम भक्ति भावनि फली । 
सघन हुमनि कौ छांह रहो परि त्रिविध पदन आवे चली ॥- वही, धृ० २३ 
२३--एके भाप अनेक ह॒वे, हवै अनेक ते एक । 
आदि मध्य अवसान में रमि रहे एकाएक ॥१६॥ - सिद्धान्त सुख, महादाखी 
४->-अखुभाष्य, द्वितीय अध्याय, प्रथम पाद, सृन्न ३३ । 
४, 


६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


का क्यों न हो ! यों सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य मुक्तियाँ भगवत्कृपा से 
कृष्ण-भक्तों को अनायास उपलब्ध हो सकती हैं, वे तो भक्त की दासियाँ बनने में अपने 
को कृतकृत्य समभती हैं, किन्तु भक्त को मुक्ति से कोई प्रयोजन नही । वह तो लीला- 
रस का अ्रभिलाषी है, इसलिये वृन्दावन की लीलास्थली में चूहरी' तक मुक्ति को 
ठुकराकर मोक्ष के प्रति अनादर प्रकट करती है, भक्ति के गन्धमात्र से मुक्तिसुख की 
वाञ्छा छूट जाती है ।* वास्तव में मुक्ति को बिना ठुकराये लीला में प्रवेश सम्भव 
नहीं है । मुक्ति में आत्म-विलय हो जाता है किन्तु लीला में वैचित्र्य के हेतु श्रात्म की 
पृथक सत्ता आवश्यक ही नहीं, श्रनिवायं है। फिर मुक्ति तो एक प्रकार की अ्रहमन्यता 
ही है । भक्त केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रीति सम्पादित करता है, इसलिये कृष्ण 
की इच्छा यदि रमणा करने की है तो भक्त उससे विमुख क्‍यों हो ? मुक्ति में देह-मन- 
प्राण को छोड़कर श्रात्मविलयन के स्वसुख की कामना है, लीला मे प्रेम की, श्राकृष्णु- 
सुख की । यदि भगवान्‌ में लय हो जाना ही आत्म-विभाजन का अन्तिम उद्देश्य था 
तो उसने अ्रपने से जीवों को पृथक ही क्‍यों किया ? अभेद की अवस्था में तो जीव 
बरह्य से एकाकार था ही, युक्त होकर मुक्त ही था । फिर जो असीम के द्वारा जीवात्मा 
इतने बन्धनों में बाँधी गयी, वह क्या पुनः अपनी पूर्वस्थिति को प्राप्त करने के लिये ? 
यह पृनरावत्ति कितनी नासमकी लगती है। सच्चिदानन्द के पूर्ण ज्ञान में यह विवेकहीन 
चेष्टा असम्भव है । वस्तुत: उसने अपनी अन्तर्लीन सत्ता का आत्मनिक्षेप करके उसे 
बाहर भी देखना चाहा,एकता को अनेकरूपता मे विकीणं करके उनमें श्रपना अ्रतुभव 
करना चाहा । आत्मसद्रोचन में ही आनन्द का आस्वादन न करके आत्मविस्तार 
में भी अपना रस लेना चाहा । यही सृष्टि का हेतु है, यही पुरुषोत्तम की शक्ति की 
ऋक्रीड़ा है भर उसकी वैचित्य-सम्पन्नता है । 

इसीलिये श्री वल्लभाचार्य जी ने लीला की अ्रनुवरतिनी एक पाँचवीं प्रकार 
की मुक्ति की भ्रभिभावना की है जिसे उन्होंने 'सायुज्य-प्नुरूपा' कहा है और 
शेष चारों प्रकार की मुतिक्यों से श्रेष्ठ ठहराया है, क्योंकि श्रन्य मुक्तियाँ केवल 
संयोगात्मक होती हैं किन्तु यह संयोगात्मक-वियोगात्मक दोनों है । इसे 'स्वरूपानन्द' 
या लीलाप्रवेश” कहते हैं। मुक्तियाँ लयात्मक होती हैं, इसलिये उनमें लीला का 
परिपाक नहीं होता, सत्ता का वैचित््य आत्मानन्द में छूट जाता है। ब्रह्मावन्द में 


१-- (क) वृन्दावन की चूहरी हू, चली मुक्ति ठुकराय (-सुधर्मबोधिनी, प० ५१ 
(व) भक्ति सुख भुक्तिसिद्धि छाड़ाय जार गन्पे । 
अलौकिक शक्तिगुण कृष्ण कृपाय वान्ले ॥ 
- चै० च० मध्यलीला (चौबीसवॉ परिच्छेद) पृ० र८१ 


दाश्शनिक-सिद्धान्त ६७ 


केवल आ्रात्मा प्रवेश पाती है, अन्त:करण, इन्द्रियाँ आदि नहीं ।* किन्तु भजनानन्द में 
इन सब को प्रवेशाधिकार मिलता है, भगवान्‌ की चमत्कारमयी पूर्णाता में ये 
चिदानन्द-सुर्य की किरण हैं। पुरुषोत्तम के सान्द्र आनन्द-पारावार में ये उर्ियो का 
कललोल बनते हैं, चिच्छक्ति का वैचित्रय-विलास इनमे भी उमड़ता है | इसलिये भक्त 
दिव्य-देह पाकर कृष्ण मे रमण करना चाहता है, लीला-रस का उपभोग करना 
चाहता है । तठस्थ निलेंप ब्रह्म से उसे कोई प्रयोजन नही है, वह तो ब्रह्म मे लिप 
होना चाहता है, उन्हें लिप करना चाहता है, ग्रत. उन्हे ग्राकपित करना चाहता है । 
गुण मय जीव निर्मण के ग्रुणो के प्रति आक्ृप्ट होता है ।* यह श्राकषंण लीला या 
आनन्द के लिये अनिवाय है। आनन्द का विलास भेदाभेद के सापेक्ष ऐक्य मे वैचित्र्य 
धारण करता है, इसलिये कृष्णलीला में जीव और भगवान्‌ की सायुज्यावस्था होते 
हुए भी इनका तारतम्य-सम्बन्ध बना रहता है, अभेद नहीं। अ्रभेद होने से विलास 
की तीव्रता निरपेक्ष-अन्तर्लीनता में परिणत होने लगती है, इसीलिये पुरुषोत्तम में 
अ्रवस्थित रहकर भी उनसे भेद बना रहे, भेदाभेद रहे, यही कृष्ण भक्ति सम्प्रदायो 
की साधना का लक्ष्य है। लीलाप्रवेश एकमात्र श्रीकृष्ण की कृपा से सम्भव है, जीव 
के निभृत पुरुषार्थ से नही। लीला में प्रवेश करने के लिये भविद्या का नाश आवश्यक 
है, इसलिये जीव, कृष्ण के अनुग्रह से सद्योमुक्ति (बिना ज्ञान कर्म आदि के ) पाकर 
लीला में प्रवेश करता है। श्रीकृष्ण की श्रपने परिकरो के साथ यह लीला कई भावों 
के आश्रय से चलती है जिनका विवेचन रस के अध्यायों में किया गया है। 


फिमशअा्ध यारा अनार तन अ तक को उजानरपधक्म सका 
१-- अह्मानन्दे प्रविष्टनामात्मनैव छुखप्रभा । संघातस्यविलीनत्वात भक्तानां तु विशेषतः ४१ 
सर्वन्द्रियेस्तथा चान्तः:करणैरात्मनामपि हि। जद्भावात्त भक्तानां. गृहमेवविशिष्यते ॥५४॥ 


है े -तत्वदीप निवन्ध, शाख्वार्थ प्रकरण 
२- मक्तिर खमाव जे करे आकर्षण । दिव्य देह कराय कृष्णेर भजन ॥ 
भक्तदेह पाइले हय शुणेर स्मरण। गुणाकृष्ट हैया करे निर्मल भजन |! 
“-चजैं० च० म'यलीला, (चौबीसवॉँ परि०), पृ० २८५ 


भक्ति 


प्रथम खण्ड 


७ 


भक्ति 


भक्ति का दाशनिक आधार 

जड़-जीवन एवं मन से परिवेष्टित सृष्टि का उत्स एक महत्‌ अपरिसीम आनन्द 
है, जो इसका श्रप्रतिहत सञझ्चालन कर रहा है श्रौर जगत्‌ की क्षार गतियों के बीच 
भी जीव को उस उत्स की भ्रोर प्रेरित कर रहा है जहाँ से उसका उद्गम है । प्रत्येक 
व्यक्ति श्रखर॒ड सुख की वाञ्छा करता है। यह वाजञ्छा ईदवर प्रेरित है क्योकि श्रीमद्‌ 
वल्लभाचायं के भ्रनुसार प्रत्येक जीव में, ( सृष्टि के प्रत्येक तत्व में ) झ्ानन्दांश- 
प्रधान अन्तर्यामी पअनुप्रविष्ट होकर उसका सञ्चालन कर रहा है । झ्ानन्द की यह 
पिपासा जीवमात्र में स्वभावज है क्‍योंकि अंश में अंशी का गुण विद्यमान है । अवश्य 
ही वह अपने मूलस्वरूप में अ्रभिव्यक्त नहीं हो पाती क्योंकि जीव में अभ्रहंकार का 
आवरण झा जाता है। फिर भी आनन्द की खोज तो है ही। सारी सृष्टि इस व्यापक 
परमानन्द के आ्राकर्षण में बँधी है । ब्रह्म जो स्वयं पुरां-स्वतन्त्र एवं मुक्त है, अपनी 
समस्त गतियों का स्वामी है, भ्रतः किसी माया से अनुप्रारिणित नहीं है। वह जो अपनी 
अखरड एकता को नानारूपता देता है यह क्‍यों ? इसका केवल एक ही उत्तर है--- 
श्रानन्द के लिये। पुरांप्रकाम के आत्म-रमण की प्रेरणा केवलमात्र आनन्द ही हैं । 
लीला ही लीला का प्रयोजन है । 

सृष्ठि के जिस सुत्रधार को वेदान्तियों ने केवल सत्‌ के रूप में देखा, जिसकी 
अनुभूति उपनिषद्कारों ने निराकार सच्चिदानन्द के रूप में की, वही कृष्णाभक्ति- 
धारा में परमानन्द श्रीकृष्ण के विग्रह में घनीमृत होकर प्रकट हुआ । ऋृष्णभक्तों 
का अनादि सत्य निराकार असीम नही जिसकी यावत्‌ सृष्टि में कोई वास्तविक रुचि 
नहीं है ग्रौर न ही श्रीकृष्ण की आ्रात्मशक्ति असत्‌ है, जो संसार के मिथ्या-अम को 
जन्म दे। वह सत्ता एक सक्रिय सत्ता है जिसकी शक्ति का मूलस्वभाव ही चेतानन्द 
है, ह्लवादक है। जो असीम है, उसमें आनन्द अनिवायें है क्योंकि सारा सिरानन्द 
सीमाजन्य होता है। सीमा का आ जाना असन्तोष का कारण बनता है। बाघा 
कि वा सीमा के अतिक्रमण पर ही आ्ात्मतुष्टि मिल पाती है| तत्वतः पूर्ण होने के 
कारण जीव अपनी आात्मपूर्णता का खोजी है, वह अपनी इस पूर्णृता का भ्रधिकारी 
भी है वयोंकि अ्रणु की सत्ता विभु से स्वतन्त्र हैं ही नहीं | जिस मात्रा में खरुड, पूरां 
को, ससीम, भ्रमीम को छू लेता है उस मात्रा में वह आत्मतुष्टि लाभ करता है, झानन्द 
की शोर भ्रगति करता है। झात्मोपलब्धि का दूसरा नाम झानन्द है। 


७२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतत्य-सम्प्रदाय 


यह आनन्द है क्या ? इसका स्वरूप क्या है जिसको पाकर व्यक्ति पूर्णो तृप्त 
हो जाता है। यह निश्चित है कि इस आनन्द को हम मानवीय सुख से एकाकार नहीं 
कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को सुख के क्रम में दुःख न मिलता । 
सुख के क्रम में द:ख अवश्यम्भावी है, सुख-दुःख के हन्दात्मक अनुभव निरन्तर साथ 
लगे रहते हैं, किन्तु प्रानन्द एक ऐसा अनुभव है जो आत्मपरिपूर्ण है, एकरस है। 
सत्ता का आनन्द आत्म-स्थित (४2]७८5८४८९॥+४-) एवं वस्तु-निरपेक्ष है । सृष्टिव्यापी 
श्रानन्द मानव के संवेगात्मक, स्तायविक हर्ष-सुख से भिन्न एक मूलभूत वृहत्तर तत्त्व 
है जिसका केन्द्र आ्रात्मा है, मनुष्य की वाह्मचेतना नहीं । वाह्मचेतना में प्रतिविम्बित 
होकर वही निरपेक्ष आनन्द सापेक्ष हो उठता है और हब, विषाद, तठस्थता--इन 
तीन चल अनुभूतियों का रूप धारण करता है | सुख, हुं, उल्लास आदि जिन्हें हम 
आनन्द का पर्याय समभते हैं, ये सब अवसरजन्य हैं एव दु ख-विषाद आ्रादि की भाँति 
ही सकारण एवं सापेक्ष्य हैं। सत्‌ का झ्रानन्‍्द चित्‌ की निदवंन्द्र स्थिति में निवास 
करता है, वह न॒तो अवसरजन्य है, न किन्‍्हीं कारणों पर निर्भर । वस्तुतः सुख- 
दुःख आदि उस आनन्द की विकलाज्भ प्रतिच्छायाएँ हैं। जब सत्‌ का भ्रानन्द सम्भूति 
में अ्रपच्ती उपलब्धि करना चाहता है, जब पअक्षर आनन्द क्षर में भी अपना प्रतिविम्ब 
देखता है तब वह व्यक्ति में अहं की सीमा से बाधित होकर सुख-दुःख के रूप में 
अनुभुत होता है। यदि अ्रह की बाधा हट जाय तो क्षर में भी अक्षर सूलरूप में 
प्रतिविम्बित हो जाय । यह सत्य है कि अंशी अंश में, असीम ससीस में अपना 
प्रतिविम्ब देखना चाहता है, सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण जीव के देह-मन-प्राण की चेतना 
में भी अपने पूर्यानन्‍न्द का आस्वादन करना चाहते हैं । तत्वत: जीवात्मा सच्चिदानन्द 
से एक होने के कारण आनन्दरूपी तो है, किन्तु तत्वतः ही नहीं, वाह्यतः भी वह उसे 
झपने समकक्ष बनाना चाहता है :-- 

कमल नेत्र करुतामय, सुन्दर नन्‍द-सुबत हुरि। 
रम्यों चहुत रस रास, इतहि श्रपतो सससरि करि ॥* 

श्रीकृष्ण का झानन्द किवा आत्मानन्द व्यक्ति की वाह्य-चेतना से आच्छादित 
रहता है, अहंता एवं ममताजन्य कामनाओं से आवृत हो जाता है। निविकार आनन्द 
एथरणाओं के प्रसार के कारण तिरोहित होकर व्यक्ति के अ्तिचेतन मे निवास करता 
है और उसकी चेतन-सत्ता में व्यक्त होने की प्रतीक्षा करता है। जब तक कामनाश्रों 
का साम्राज्य ध्वंस नही हो जाता तब तक आनन्द प्रच्छन्न रहता है। सारी कामनाएँ 
अहंकारजन्य हैं, अ्रतः अहंकार का झात्मा रूप बनता, आनन्द को पा लेना है । दूसरे 





--सिद्धान्तपन्नाध्यायी, नन्‍्ददास, पंक्ति-क्रम १३५, पृ० १८६ | 


भक्ति हे 


दब्दों में जब जीव मायासंवलित अ्रह॑ को छोड़कर स्वरूपशक्ति राघा का सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है, तभी वह परमानन्द श्रीकृष्ण को पाता है । जीव का मुलस्वरूप 
निष्काम किवा आत्म-प्रकाश है, अतः उसमे एपणाओों का स्थान नही है | सुख-दुःख 
प्रादि अनुभव अज्ञान के उपज हैं। जब जीव में स्वरूप या ज्लादिनी शक्ति आत्म- 
प्रकाश करती है तब उसका मायाजन्य अन्बकार नष्ट हो जाता है और वह अहता- 
ममता से परिचालित दू ख-सुख को छोडकर अ्रखएड श्ानन्दस्वरूप श्रीक्षप्ण की ओर 
धावित होता है। विशुद्ध आनन्द का आकर्षण उसे आनन्द की अान्तियों से विमुक्त 
कर देता है । स्वरूपशक्ति भ्रथवा क्वादिनी शक्ति ही इस झ्राकषंण को उत्पन्न करती 
है । वही विशुद्ध आनन्द की अ्रभोप्सा जागृत करती है। आनन्द की यह अभीष्सा 
प्रेम कहलाती है ।* यही प्रेम भक्ति में ग्राह्म है। ह्वादिनी का सार प्रेम है और प्रेम 
का सार भाव, भावपरक भक्ति ही कृष्णभक्ति की विशिष्ट देन है। प्रेम, श्रानन्‍्द की 
पुञ्लीमुत किरण है, यह आत्मा का नित्यग्रुण है। भट्ट रमानाथ जी शास्त्री के शब्दों 
में “उस आनन्दरूप आत्मा का ही विशुद्ध धर्म या किरण जब मन के द्वारा श्रन्तर 
प्रकट होता है तब वह स्नेह किवा प्रेम कहलाता है ।? वास्तव में यह स्नेह आनत्द 
का हीं घर्मान्तर होने से आ्रात्मघर्म है ।* 

भक्ति का मनोविज्ञान 


आनन्द की यह खोज ग्रात्मचेतन मानव में श्रधिक जागरूक हो उठती है। 
प्रेम उसी आनन्द को पाने का प्रवलतम साधन है किन्तु देह-मन-प्राण के विकारों से 
ग्रस्त होने के कारण आत्मा का धर्म मानव की वाह्य सत्ता में प्रकट नहीं हो पाता । 
ग्रहन्ता एवं ममता से परिचालित मानव-प्रेम देह एवं प्राण की कामनाओओं किवा अधिक- 
से-अधिक मानसिक आदान-प्रदान में उलभकर रह जाता है। जहाँ प्रेम अपने श्रनाविल 
रूप में प्रकट नहीं हो पाता वहाँ भ्रानन्द भी नहीं रह सकता । प्रेम आत्यन्तिक रूप से 
दुःख की निवृत्ति चाहता है, दूसरे शब्दों में आ्रानन्द की खोज करता है । प्रीतिसन्दर्भ 
में कहा गया है कि पुरुष का प्रयोजन सुख प्राप्ति एवं दुःखनिवृत्ति है। भगवत्प्रेम में 
ही आत्यन्तिक सुख है। अन्य आश्रयों से प्राप्त सुख कदापि सत्य नहीं हो सकता 
क्योंकि वह नित्य नही है, जो सत्य है वही नित्य है | भ्रतएवं अन्य प्रेम अफुरन्त न 
होने के कारण अनिवायंत: दुःख में पर्णित होता है, आनन्द का निषेधक बनता 
है । केवलमात्र भगवान्‌ नित्य परमानन्द स्वरूप हैं, श्रतः भगवान्‌ के प्रति उन्मुख प्रेम 





१--हादिनी सार प्रेम प्रेमलार भाव । 
भावेर परमकाष्ठा नाम महासाव ॥--चैतन्यचरितासत, आदि लौला, चतुर्थ परि०, ४० २१ 
२-भक्ति और प्रपत्ति का स्वरूपगत भेद, पृ० ३ । 


७४ सध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ही नित्य आनन्दस्वरूप हो सकता है, उसी में दु:ख की आत्यन्तिक निवुत्ति सम्भव है। 
परमात्मा में लीन होकर, अज्ञान की वृत्तियों के स्तब्ध होने पर योगी जिस नि३चल, 
नीरव आनन्द का अनुभव करता है उससे भी बढ़कर आ्रानन्द का अनुभव भक्त, 
पुरुषोत्तम में स्थित होकर करता है। भगवान्‌ मे देह-मन-प्राण का अज्ञान स्तब्ध नही, 
रूपान्तरित होकर श्रानन्द का उपकरण बन जाता है।ग्रतएवं भक्त की भाव-समाधि 
सक्रिय होती है, उसमें लीला की अनुभूति होती है। भगवान्‌ के प्रेम में ब्रह्मानन्द के 
प्रशान्त सागर के बीच लीला की लहरों का विलास उच्छुलित होता है, अतएव 
भगवानूमूति श्रीक्षष्ण ही प्रेम के परम आधार हैं । 

अ्रइन हो सकता है कि जीव में भी तो भगवान्‌ का अंश रहता है, अतएव 
एक प्राणी का दूसरे प्राणी से स्नेह अ्रपर्याम क्‍यों है ? यह सत्य है कि जीव-जीव 
परस्पर प्रीति करते हैं किन्तु यह भी सत्य है कि कोई किसी की प्रीति का विषय नहीं 
बन पाता । जैशव से यौवन तक और बाद में भी, प्रीति के आधार परिवर्तित होते 
रहते हैं । प्रीति सुखस्वरूपा है, वह भ्रखणएड सुखात्मक वस्तु चाहती है। जीव स्वरूपत: 
प्रानन्‍्द वस्तु होने पर भी अणु-आनन्द मात्र है। वह अ्रणु-आनन्द भी व्यक्ति की 
वहिचेंतना के दुर्भेद्च आवरणों में स्थित है। आवरणकारिणी माया के विकार के 
कारण कोई भी स्वरूपगत आतननन्‍्द के निकट नही पहुँच पाता । भ्रतएव त्रितापग्रस्त 
जीव को चाह कर भी कोई सुखी नही हो पाता । प्रीति चाहती है भ्रनावृत्त आनन्द । 
जीव के आवरण को भेद कर उसके स्वरूप को पकड़ पाने पर भी पूर्शांतृप्ति नही 
मिल सकती, क्योंकि जीव में आनन्द का परिमाण भ्रत्यन्त कियत्‌ है, अणुमात्र है। 
इसीलिये जीव क्रमशः प्रीति के विषयों का परित्याग करता हुआझ्आा निरन्तर नूतन 
शीत्यास्पद के सन्धान में व्याकुल रहता है। औैज्ञव मे जननी, बाल्य में सखा, यौवन 
में प्रेयसी तथा उसके पदचात्‌ और भी नूृतनतर प्रिय के सन्‍्धान में धावित होना 
दिखाई पड़ता है। ग्रतएझव जब सभी प्रीति के विषय का अनुसन्धान कर रहे हैं, तब 
यह बोध होता है कि कोई भी किसी की प्रीति का विषय नही हो सकता । फिर 
भी आश्रय की खोज तो रहती ही है। प्रीति के एक विषय, एक आधार और हैं 
जिन्हें जीव ने अभी तक पाया नही है--वे हैं श्री भगवान्‌ । भगवान्‌ ही यथार्थ प्रीति 


के विषय हैं । उनमें अनावृत श्रफुरन्त सुख है, भानन्द है। इसीलिये प्रीति का पर्यवसान 
भगवान्‌ मे ही होता है ।* 





१--सर्वे हि प्राणिनः ओ्रीतितात्पयंका एवं सदर्थमात्मव्ययादेरपि दर्शनात्‌। किन्तु योग्यविषयमलब्धा 
तैस्तत्र-तत्र स परिवर्यते। अतः सर्वेरेव योग्यतद्विषयेहन्वेष्ठुमिप्टे सति श्रीसगवत्येव तस्या; 
पर्यवसान॑ स्यादिति ।--प्रीतिसन्दर्भ, पृ० ४१-४२ 


भक्ति छू 


यह भगवत्प्रेम आत्मा का नित्यगुरा है, अंश का अंजशी के प्रति, खण्ड का 
पूर्ण के प्रति साम्रह अनुधावन ! यद्यपि कुछ काल तक जीव गभन्य समान जीव में 
अनुरक्त रह सकता है किन्तु श्रन्ततः अपने स्वरूप से प्ररित होकर वह भगवान्‌ में ही 
शाइवत प्रेम और आनन्द का रसास्वादन करता है। कुछ काल तक जीव मित्र तथा 
पत्नी आदि को परमात्म अंश के कारण स्नेह कर सकता है, जैसा कि याज्ञवल्कय ने 
कहा है कि वे स्वयं अपने कारण प्रिय नही है वरनू उनमे स्थित परम-म्रात्म के 
कारण प्रिय हैं, किन्तु सम्पूर्ण की खोजी आत्मा खरडड में प्रतिच्छायित पूर्णोता को 
त्यागकर पूर्णता को उसके स्वरूपगत आ्राधार में खोजेगी। आत्मा, परमात्मा को उसी 
के स्वरूप में खोजती है न कि पत्नी तथा मित्र आदि के मानवीय आ्राधार में। सत्यान्वेषी 
आत्मा सत्य को पाना चाहती है, सत्य के किसी ट्रुकडे को नहीं, सत्य की किसी सुदूर 
कल्पना से वह तृप्त नहीं हो सकती । किसी भी रूप में सही, याज्ञवल्क्य ने यह स्वीकार 
किया है कि पत्नी एवं मित्र आदि प्रीत्यास्पद नही है, वरन्‌ उनमें निहित 'परम-आत्मा' 
है। इसी से मिलता-नुलता एक तक॑ यह है कि व्यक्ति की अपूर्णता के कारण हम 
उसके साक्षात्‌ स्वरूप से प्रेम नही करते वरन्‌ उसके अन्दर निहित भविष्यत्‌ दिव्यता 
की कल्पना के कारण उससे प्रेम करते हैं। जो भी हो, प्रेम में दिव्यता का आग्रह 
परोक्ष रूप से विद्यमान रहता हैं। भक्त में यह आग्रह परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष होता 
है, वह भगवान्‌ के भ्रभिव्यक्त स्वरूप में ही आत्मतुष्टि लाभ करता है ।* 

भक्ति उस परमप्रेमास्पद को निकटतम लाने का सहजतम साधन है। ज्ञान 
की ऊँचाइयों तक पहुँचकर भगवत्साक्षात्कार करना स्वंसाधारण की दुर्बंल शक्ति 
के लिये सुकर नहीं है, कर्म में कर्त्तापन का अभाव या संन्यास उसे नीरस प्रतीत हो 
सकता है, किन्तु प्रेम की अतल तरलता में डूबकर अहं के खो जाने पर भगवान्‌ को 
छू पाना अपेक्षाकृत श्रासान है। प्रेम का मार्ग आकर्षक भी है । कृष्णभक्ति सम्प्रदायों 





१-7 ाए ०७७९ (7672 उषा ६0 छट गा 270 ब्रए0फ़कं पका में, 38 3 0 6 
प्रणब >दंगछ ( एप: हर आठ $5 ) 9पा एएंएड ०० 3 एण 07 ० (0८ 
एाएंपर ज्रापांफओ ( वी ॥ 606 # एप छगी) ण बी यम 50806 ) पीर 
38 776 09]6९४ ०६76 ]098.,.. ऊैए पल म्राफजडांए छण्पाँत 70 96 54४ंभरीत॑ 
परत 0४०१ ०७४४७7६ छा 090 9! 926 --छ०पणौत 70 007३2वम. ६0 गण वां 
$7 [0ए6 छा 76 गगरॉडट 07 ए6 ध्वॉप2 णी 20 प्राःटांडटत प्रिंट, 8 
४०एते इगजंड 0 एप्डॉमंडह 0ए27035 थी >ल्याडबं०त, (0७2705 70778 
६76 तांप्रांगडट 79 छटी? 07 पार दांएांए78 व्गाटहधिड, ॥6 छ0प्राएदे गर00 268 
उप जरी6ते जा 6 ताएंगर पाटछाइट्रो0प5 एण ऑडटॉस, पादाओदिडांटए 070 ्ए 
तींडडणए बंत8 ए0०छ6"” 59 #प्टंंआंतद0 ॥बफ्टाए, पआतठ-ड$टायट8, है. 275 


७६ मध्ययुगीव हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ने प्रेम को ही साधन माना है और इसे ही साध्य भी। प्रेम सारी चेतना का 
शिरोमणि है, सत्ता की आत्मपरिपूर्णता का पथ है। इसके द्वारा आत्मा, आत्मोपलब्धि 
की गहनता, श्राह्नाद एवं सम्पूर्णाता को प्राप्त कर लेती है । प्रेम, विभाजन के क्लेश से 
ऐक्य के आनन्द मे पहुँचाता है, अतः भगवान्‌ की ओर प्रेम सहित अभिमुख होना 
सर्वाधिक आध्यात्मिक पूर्ति के लिये अपने को तेयार करना है । मनुष्य मे प्रेम, संवेग 
के रूप में अधिक व्यक्त होता है। उसे जीवन मे लिप्त करने वाला आकषंख प्रमुखतः 
संबवेग का ही होता है | संवेग से ही जीवन को गति मिलती है, किन्तु दुःख का 
कारण भी वही होता है। यदि सवेग की धारा को भगवान्‌ की ओर मोड़ दिया 
जाय तो व्यक्ति की चेतना मे दिव्य परिवतंन भा जाय । क्ृष्णभक्ति इन्ही संवेगों को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे नियोजित करती है, अ्रतएवं इसकी साधना में आवेग हैं, गति 
है। कृष्णभक्ति में सारे मानवीय मनोरागों के साथ पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है । भक्त का यह विश्वास है कि जिस प्रकार वह भगवान्‌ का 
प्रावाहन करता है उसी प्रकार भगवान्‌ उसे प्रत्युत्तर देता है। जिस प्रकार भक्त 
भगवान्‌ में आनन्द लेता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी भक्त मे आनन्द लेता है-- 
थयियथा मां प्रपचचन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌ । जो भी रूप गुण भक्त भगवान्‌ को प्रदान 
करता है उन्हें स्वीकार करता हुआ वह उसके क्षीण प्रयास को सबल बनाता है श्रौर 
उसका निरन्तर प्रव्युत्तर देता हुआ अन्त मे भक्त को अपना स्वरूप दे डालता है, शभ्रपने 
से एकाकार कर लेता है। परमऐक्य की, भगवान्‌ से तदाकारता की, अनुभूति भक्ति 
से ही शकक्‍य है । प्रेम ऐसा सवेग है जो नितान्त निःस्वार्थ एवं आत्मपरिपूर्ण है, 
ग्पने अतिरिक्त इसमें और किसी प्रयोजन की झावश्यकता नही है। प्रेमभक्ति के 
माध्यम से व्यक्ति-दिव्य-चेतना के आत्मानन्द मे सीध प्रवेश कर जाता है। यह दिव्य- 
प्रेम ही मूलभूत आनन्द की उपलब्धि है, उसका साकार विग्रह है। 
प्रेमाभक्ति का स्वरूप 

किन्तु जिस प्रकार विशुद्ध आनन्द की अनुभूति मानव की बहिइचेतना से सम्भव 
नहीं है, उसी प्रकार भगवदोन्मुख प्रेम किवा भक्ति मानव-कल्पना की पहुँच से परे 
हैं । यद्यपि क्ृष्णप्रेम मानवीय रूप धारण करके जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित 
हुआ, किन्तु उसकी भावगरिमा चेतना के श्रत्यन्त उच्च धरातल की वस्तु है। सत्व, 
रज, तम की वृत्तियों तथा इनकी आसक्तियों से परे कृष्णुरति चिदासक्ति है, चिच्छक्ति 
का विलास है।* भक्ति, गुणों से अतीत तो है ही ज्ञान से भी अ्रतीत है। परा- 





१--शुणाशक्ति सो काम खुख चिदाशक्ति सो नेह। 
चिदाशक्ति तत्सुख़सुवी ग्रुणाशक्ति सो देह ॥४५॥- सुधमंत्रोधिनी, पु० ३० 


भक्ति 9७ 


भक्ति धामिक भावना भी नही है। यह विधिनिषेष से परे आत्मस्थित आनन्द का 
महास्रोत है। सबके ऊध्वे में स्थित रामसक्ति का आसन शत्यन्त ऊँचा है। रास के 
पूर्व श्रीकृष्ण गोपियों को अर्थ-धर्म आदि का उपदेश देते है, वह केवल ब्रजदेवियों के 
शुद्ध प्रेमरस को प्रकट करने के लिये, प्रत्युत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि धर्म की 
उपयोगिता वहीं तक है जहाँ मऋ का कलुष धुल जाय | मन के निर्मल होने पर बुद्धि 
निखर उठती है, उसके अविद्या के नाश पर विज्ञान' प्रकाशित होता है, इस विज्ञान 
चेतना के प्रकट होने पर सत्य, ज्ञान तथा आनन्द रूपिणी ग्रात्मा।प्रभासित होती है, तब 
कही कृष्ण की पराभक्ति व्यक्त होती है ।* विज्ञान चेतना में अभिव्यक्त सच्चिदानन्द 
का यह रस कृष्णभक्ति में मानवीय प्रेम के व्यापारों के रूप में प्रकट हुआ है | यहाँ 
तक कि उसमें ऐन्द्रिकता का भी समावेश है। बहुधा इस बात पर कठ-आक्षेप किया 
जाता है कि क्ृष्णभक्ति में ऐन्द्रियता ( 520870757658 ) ही नही, ऐन्द्रिकता 
( 5८ए5प्रधए ) है और उसका होना कृष्ण॒भक्ति की विशेषता है ।। क्ृष्णप्रेम 
वह अतीन्द्रिय रहस्यपरक प्रेम नही हैं जिससे श्रात्मा व्यक्तित्व के बाधक अंशों को 
छोड़कर परमात्मा से मिलने को आतुर रहती है, वह निर्गुण नही सग्रुण प्रेम है। 
इसलिये व्यक्तित्व के भ्रन्य अंशों को जहाँ का तहाँ न छोड़ कर उन्हें भी कृष्णप्रेम मे 
नियोजित किया जाता है । पुरुषोत्तम की चेतना मात्र ब्रह्मचेतना नही है जो सम्भूति 
से कोई सरोकार नही रखता और जींव की देहबद्ध चेतवा को एक स्वप्त था भ्रम 
समभती है । श्रीकृष्ण जब इस देहबद्ध चेतना में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए तब 
उसका कोई उद्देश्य भी था। पराद्ध सच्चिदानन्द अपराद्ध देह-मन-प्राण में अ्भिव्यक्त 
होना चाहता है अन्यथा श्रीकृष्ण अन्तर्यामी रूप से इनमें प्रविष्ट न होते क्योंकि आत्मा 
तो परमात्मा से नित्य युक्त है ही । जहाँ आत्मा विच्छिन्न है किवा जहाँ परमात्मा 
प्रच्छन्न है, वहाँ भी भ्रपनी अभिव्यक्ति सच्चिदानन्द को काम्य है। श्रीकृष्ण की रुचि 
लीला में है, इस लीला में आत्मा, परमात्मा में लीन हो कर निष्क्रिय नही हो जाती, 
बह अपने समस्त झवयवों सहित वैंचित्य का विस्तार करती है। लीला में जीव के 


तक 





१--धरम करयों इृढ़ ताकौ, धरमहि. रत कोई। 
जा धरमहि आचरत, समल मल निरमल होई॥ 
मन निर्मल भये सुबुधि, तहाँ विग्यान प्रकासे। 
सत्य ज्ञान आनन्द, आतमा तब आमासे ॥११०॥ 
तब तुमरी निज प्रेम-सगति-रति अति है आवे। 
तौ कहूँ तुम्दरें चरर्न कमल को निकट॒हिं पावें ॥११४॥ 
- सिद्धान्त पतश्चाध्यायों, नन्‍्ददास, पु० श्वू८ 


डक मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


प्रत्येक श्रण की क्रीड़ा है, इसलिये कृष्ण॒प्रेम मे इन्द्रियों का बहिष्कार नहीं, समुन्तयन 
है, सच्चिदानन्द के संस्पर्श से जड़ता-ग्रस्त इन्द्रियों की भी चिन्मयता साथित होती 
है। कृष्ण के प्रति प्रेम मे ऐन्द्रिकका काम नही, प्रेम है। आत्मेन्द्रिय की लिप्सा 
काम है, किन्तु सच्चिदानन्द की तृप्ति प्रेम है। कऋृष्णभक्त की इन्द्रियाँ स्वसुख या 
विषयसुख के हेतु नहीं हैं वे परमानन्दरूपी श्रीकृष्णा, केवल श्रीकृष्ण के श्रास्वादन 
हेतु हैं। चेतन्यचरितामृत में कहा गया है-- 

आात्मेद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम । 

कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम धाम । 

हर >< ५८ 

कामेर तात्पर्य निज सम्भोग केवल । 

कृष्णसुख तात्पर्य हय प्रेम महाबल ॥* 

श्रीकृष्ण केवल निराकार सच्चिदानन्द नही है, वे सच्चिदानन्द-विग्नह हैं । 
अतएव यदि भगवद्विग्रह की इन्द्रियाँ चिन्मय हैं तो उन्ही के प्रतिबिम्ब उनके भक्तों 
को इन्द्रियाँ भी आत्मोज्ज्वल है, अन्यथा कृष्ण उनमे रमण नहीं कर सकते । वह 
केवल आत्माराम है, अपने मे, अपने से साहरय-प्राप्त वस्तुओं मे ही रमण करते हैं । 
भक्त सच्चिदानन्द के ही दिव्य अ्रश् है ।* 
चिद्रूप इन्द्रियों की चेतता की समानता विषयग्रस्त इन्द्रियों की निम्व चेतना 

से करना हास्यास्पद है। प्राकृत मानव-चेतना से दिव्य मावव-चेतना का साम्य खोजना 
जड़बुद्धिवादिता है। क्वादिनी की अति-प्रबुद्ध चेतना ज्ञाननिष्ठ सवित्‌ से भी ऊंची 
है। ह्लादिनी में संवित निहित है । क्ृष्णप्रेम भगवत्‌ साधना की सिद्धि है, प्रेमभक्ति 
ज्ञान से भी ऊपर है। ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य से व्यक्तित्व का संस्कार हो जाने पर, 
उसके सुदृढ़ होने पर ही परमानन्द की निविड़ अ्रनुभूति, जिसे मधुर प्रेम कहते है, 
टिक पाती है ।* वैसे ऐन्द्रिकता के विकारों से ग्रस्त होते हुए भक्ति का गली-गली 





१--चैतन्यचरितामृत, आदिलीला, चतुर्थ परि०, ५० २६ । 
२--जैसेई कृष्ण अखणड रूप चिदरूप उदारा। 

तैसेई उज्ज्वल रखे अखण्ड तिन करि परिवारा ॥१०५॥ 

- सिंड्ान्तपश्चाध्यायी, ननन्‍्ददांस, पृ० १६१ 

३--ज्ञानमक्तित वैराग्य बिन छुटे न माया फन्‍द | 

छूटे बिन मेंठे नहीं पूरन परमानन्द ॥१॥ 

शान भक्ति वैराग्य सां पात्र बनाइ पकाई | 

तब निश्चल भाधुये रस रहै (तहाोँ टहराइ ॥२॥--सुधर्मबोधिनी, ५० २६ 


भक्ति ७६ 


ढिडोरा पीटने वालों की कमी नहीं है। इस दूःसाध्य प्रेम में शायद ही किसी का 
दइरसन्धान ठीक लग पाता है। यह पराभक्ति अ्रत्यन्त तलवर्ती अन्तरचेतना है, 
व्यक्तित्व के वाह्यांगों सहित उसमें दूबना विरल है। क्ृष्णप्रेम का सागर श्रत्यन्त 
गहन है, निराकार का रूपवर्म दुर्वंगाह है।* लौह जिस प्रकार दग्ध करने में समय 
नहीं होता उस प्रकार प्राकृत इन्द्रियाँ भी भगवत्साक्षात्कार में समर्थ नहीं होती, भ्राग्ने- 
तादात्म्यप्राप्त लौह जेसे दहन में समर्थ होता है वैसे भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति से 
तादात्म्य प्राप्त इन्द्रियाँ ही उन्हें अतुभव कर सकती हैं। राधा की कामव्यूह बन कर 
ही गोपियाँ कृष्ण साक्षात्कार के योग्य हो पाती हैं । श्वृद्भारपरक राधाकृष्ण प्रेम का 
संद्धान्तिक विवेचन राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में ग्रत्यन्त सुक्ष्मता के साथ किया गया है । 
कृष्णप्रेम अ्न्‍्तरतम की श्रत्यन्त गम्भीर चेतना है जिसमें उच्छूलता को अधिक महत्व 
नहीं दिया गया | केलि, भक्ति की प्रारम्भिक दशा समझी जाती है जिसे नेम” कहते 
हैं। बस्तुत: प्रेम एवं कौतुकमय प्रेम किवा "नेम में अन्तर है। भक्तिरसामृतसिन्धु 
में भक्ति को सान्द्रानन्दविशेषात्मा कह कर उसे ब्रह्मानन्द से प्रगाढतर कहा गया 
है।* जब यह सान्द्र प्रेम उत्नन्न होता है तब वहाँ नेम नहीं ठहरता ।* जिसका 
ग्रादि और अन्त होता है वह सब नेम है । कोक के विलासादि सब प्रेम के नेम हैं ।*९ 

जो सदैव एकरस रहता है वह प्रेम है। इस प्रेम की ऐसी गति है कि 
देह के जितने सुख हैं वें भूल जाते हैं। यह प्रेम अत्यन्त अद्भुत है, इसके एक निमेष 
पर और सुखों के कोटि कल्प न्यौछावर किये जा सकते है ।* जब तक अपने सुख की 
चाह है तब तक कृष्ण प्रेम अ्रसम्भव है। श्रुवदास को हृढ़ोक्ति है कि कामादि सुख 





१--प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे थाह। 
वैकारों दे जान कहावत जान पन्‍यो को कहा परी वाट | 
काहू को शर सभौ न परे मारत गाल गली गली हाट , 
कह दरिदास जाने ठाकुर बिहारी तकत बोट पाट ॥१०॥ 
“सिद्धान्त के पद (स्वामी इरिदास), पद सं० १८ 
२--अद्यानन्दी भवेदेषश्वेत्‌ परादइगुणीकृतः । 
नेति भक्तिसुखाम्भीष: परमाणुतुल्यमपि ॥२५॥ 
“पूर्व विभाग-प्रथम लद्दरी, मक्तिरसामृतसिन्धु 
३--देखी यह रस अति सरस, बिस्तावत सब नेम हीं । 
हित भुवरस की राशि दोठ, दिन बिलसत रहे प्रेम ही ॥ 
“ भजनकुण्डलियालीला (व्यासलीला-भुवदास), पृ० ६५ 
४--सिद्धान्त विचार लीला--(व्यालीसलीला श्रुवदास ), ६० ४४ 
५--वहीं, १० ४४-४६ 


६० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जब स्वार्थ परायरा है तव श्रौर सुखो की क्या हस्ती--निमित्य रहित नित्य-प्रेम सहज 
एकरस श्री किशोरी किशोर जू के हैं और कहूँ नही ।'* यह प्रेम राधाकृष्ण में ही 
सम्भव है। जब तन-मन की वृत्तियाँ प्रेम में थक जाती है तब उन्हें श्रासक्त कहा 
जाता है। इस गहन गम्भीर प्रेम मे मान तक की गृज्जाइश नहीं है। लौकिक दृष्टि में 
मान प्रेम का पोपक समभा जाता है किन्तु उस अकाम एकरस आननन्‍्दतन्मय कृष्ण रति 
में नहीं । राधावललभ मत के अनुसार हित” किवा दिव्य प्रेम आत्मा-परमात्मा के 
मिलन की वह पूर्णावस्था है जहाँ नेम क्या विरह एवं मान तक का प्रवेश असामञ्जस्य- 
पूर्ण है । यह हित स्थूलप्रेम नही है जिसमें अ्रह तथा स्वसुख के कारण मान एवं 
विरह की गुर्जाइश रहती है, यह आत्मा का मूल स्वभाव के होने कारण निरवद्य 
आनन्द का अक्षय स्रोत है| यह प्रेम उज्ज्वल, कोमल, स्निग्ध, सरस तथा सदा एकरस 
है, सहज, स्वच्छन्द, मधुर एवं मादक है। किन्तु इस एकरस प्रेम में स्थूल विरह मान 
के अ्रभाव में भी चाह, चटपटी है, क्षण-क्षण नृतनता का आ्रास्वादन है ।* वह 
इसलिए कि यह प्रेम ही विरह रूप है ।* इस एकरस प्रेम का स्वभाव विरह रूप 
है, अर्थात्‌ चिरमिलन में भी उत्कटता, चिरतृतनता, विभ्रम-वैचित्य तथा दिव्योन्माद 
बना रहता है। यह प्रेम तीत्रतम है किन्तु अ्रगम भी | जिस पर राधा की कृपा होती 
है वही इसे समक सकता है। सारे प्रेम-नेम इस महाप्रेम के साधन है । इस पर न 
और कोई रस है न कोई सुख, और न कोई प्रेम, यह सब रसों का सार है, हेतुरहित 
है, एकरस, ग्रभज्भ है ।* देहगत प्राकृत प्रेम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती । - 
इस महाप्रेम के प्रकट होने पर मनुष्य की प्राकृतता विलुप्त होने लगती है। शरीर 
मे जब यह प्रकट हो जाता है तब केलि कौतुक अहरय हो जाते हैं ।* मन की 
प्रवृत्तियाँ तभी तक विषयोन्मुख रहती हैं जब तक कि भगवत्प्रेम उन्हे आयत्त नहीं 
कर लेता । विषय के लालच को प्रेम नही कहा जा सकता । इस प्रेम की तुलना मे 





१--सिद्धान्त विचार लीला (व्यालीसलीला भ्वदास), पृ० ४६-४७ 
२--प्रंम को निजरूप चाह, चटपटी, अधीनता उज्ज्वलता, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता 
सदा एकरस रुचि तरज्न बढत रहै। सहज सुद्चन्द मधुरता मादकता, जाको आदि अन्त नाहिं 
छिन छित नूतनता आस्वाद......,--सिद्धान्त विचारतीला-- वही, पृ० ४३-४४ 
३-ञ-या श्रेंम में न स्थूल प्रेम की समाई, न स्थूल विरह की समाई, न मान की । एकरस यह प्रेम 
ही विरद रूप है ।--सिद्धान्त विचार लीला- (व्यासलीला मवदास), ए० ५१ 
४+-एक रह रुचि एक रस, अद्भुत नित्य विहार । 
“डहद्वामनपुराण की भाषालीला --वही, पृ० ४० 
५--जैहि तन बन गरजत रहैं, अद्भुत केहरि प्रेम । 
जामें पाव रहन क्यों, गज विहड्न मृग नेम ॥--प्रीतिचौव॑नी लीला -- वही, ६० ५५ 


भर्क्ति दर 


सार प्रेम विषयजन्य ठहरते हैं। सुविस्यात चातक, पत्द्भ, मीन, चकोर आ्रादि का प्रेम, 
प्रेम नही, विधय-विकार है। एकमात्र कृष्णाभिमुखी प्रेम ही कब्चचन प्रेम है, अन्य 
सारे प्रेम, प्रेम की अनुकृतियाँ है । विषय सुख का आदि, अन्त होता है और जिसका 
आदि-अन्त हो, वह प्रेम नही कहा जा सकता। सुख-दुख, विरह मिलन की दतता से 
प्रेम की अखरडता बाधित होती है ।* वस्तुत प्रेम शाइवत वस्तु है, शाश्वत आत्मा 
का शाइवत धर्म है, वह सवेग किवा प्राण एवं देहजन्य वृत्ति नही है । भगवर्सत्त एक- 
तान है, न यह घटता है न बढ़ता और न इसका आझादि श्न्त है-- 
प्रेम रूप वय घदत नह, मिटदत न कबहुँ संयोग । 
आदि श्रन्त नाहिन जहाँ, सहज प्रेम को भोग ॥ रे 
इसके आस्वादन का मूलमन्त्र रूपोपासना है। जिसके हुदय में राधाकृष्ण के 
रूप का दीपक ज्योतित हो उठता है उसके सुख-दूःख का सारा अन्धकार विलीन हो 
जाता है, केवलमात्र आनन्द का प्रकाश छा जाता है ।* लोकवेद से अतीत यह प्रेम- 
पन्‍थ अत्यन्त विकट है। कामना के अइव पर चढ कर इस तक नहीं पहुँचा जा 
सकता । अन्तह् षिट से अलौकिक रूप का अवगाहन करके ही इसका अभ्रास्वादन किया 
जा सकता है। किन्तु यह आस्वादन भी अत्यन्त कठिन है, सर्वचुलभ नहीं।* इसीलिये 
प्रेमभक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन कृपा कहा गया है । 
भक्ति के भेद 
अखरण्ड आनन्दरूपिणी पराभक्ति किवा युगल-प्रेम, भक्ति की चरमपरिणत्ति 
है । यहाँ तक पहुंचने के लिये भक्ति के अन्य प्रकारों का प्रयोजन स्वीकार किया 





?--अलि पतड् मूंग मीन गज चातक चकइई चकोर। 
ये सब भमूठे नेह में बेंच विषय की छोर ॥ 
८ >< हर 
जहँ लगि लालच विषय को सो न होय भव प्रेम । 
तासोी कहा बसाइ शव पीतल सो कहै हेस ॥-प्रीतिचोवनी लीला, पृ० ४८ 
२-आदि अन्त जाकी भयों सो सब प्रेम न रूप। आवत जात न जानिये, जैसे छाँह अरु धूप ॥ 
जब बिछुरत तब होत सुख, मिलतहि हियो सिराइ । राही में रस है भये, प्रेम कह्मो क्यों जाइ ॥ 
-“भीतिचौवनी लीला [व्यासलीला--भ्रवदास), प्ृ० ५६ 
३--वही, १० ५६ 
४--जाके हिय में जगमगे, रूप दीप उजियार । 
परसे ताके जाइ नसि, दुख सुख सब अंधियार ॥-- वही, घृ० ६० 
४--बंकट घाटी नेह की अतिहि दुद्देली आहि। नैन पगनि चलिबो तहा जो शुव बने तो जाहि॥ 
चढ़िके मैन तुरह्न पर चलिबो पावक मादिं । ग्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोउ निबइत नाई ॥ 


घर मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा श्रौर चेतन्य-सम्प्रदाये 


जाता हैं। यद्यपि श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति एक ही है किन्तु भक्त की भावदशा एवं 
उसकी प्रगति के अनुसार वह विविध रूप धारण करती है। वल्लभाचार्य जी के 
अनुसार माहात्म्यज्ञानपुवेंक भगवान्‌ से सुहृढ स्नेह स्थापित करने को भक्ति कहते 
हैं । सामान्यजन के लिये माहात्म्यज्ञान को उद्बुद्ध करने से लेकर सुदृढ़ स्नेह के होने 
तक भक्ति की कई सीढ़ियाँ है। भक्तिरसामृतसिन्धु मे भक्ति के विविध रूपों का 
साज़ोपाजु वर्रान मिलता है। व्यक्ति की चेतना विकास-क्रम के अनुरूप वल्लभाचार्य 
जी ने भी भक्ति का मनोवेज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इनका क्रम से निरूपण हो 
रहा है। 'भक्तिरसामृतसिन्धु' मे भक्ति के तीन प्रकार कहे गये हैं--- 

१-- साधन-भक्ति, २--भाव-भक्ति और ३--प्रेम-भक्ति । 
साधन-भक्ति 

साधनों द्वारा साधित भक्ति को साधन-भक्ति कहते हैं, इसके द्वारा भक्त के 
हृदय में नित्यसिद्ध भाव प्रकट होता है ।॥* इन्द्रियों की प्रेरणा श्र्थात्‌ श्रवण, कीतेन 
आदि द्वारा साधनीय सामान्‍य भक्ति को ही साधन-भक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा भाव 
या प्रेम साध्य होता है । यह साधन-भक्ति वैधी तथा रागानुगा भेद से दो प्रकार की 
होती है-- 

“बेधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा।”े 


वंधी--वैधी भक्ति वह है जिसमे राग की अप्राप्ति हेतु अनुराग उत्पन्न नही 
हुआ है, वरन्‌ शास्त्र-आसन भय से भक्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न हुयी है ।'* झास् के जितने 
विधि-निषेध हैं, वे सब वैधी भक्ति के अन्तगंत आते हैं । हरि के उद्देश्य से शास्त्र मे 
जो क्रियाएं प्रतिपादित हैं, वे वैधी भक्ति के मार्ग में मान्य हैं और ये क्रियाएँ भगवान्‌ 
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये तथा उनके प्रति प्रेम जाग्रुत करने के लिये निर्धारित 
की गयी हैं । वास्तव में प्रभु का स्मरण विधि है तथा उनका विस्मरण निबेध ।* 

रागानुगा--साघनभक्ति का दूसरा रूप 'रागरानुगा' भक्ति है। ब्रजवासियों में 
प्रकाशइयमान भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इस रागात्मिका भक्ति की अ्रनुगा 


१--कतिसाध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनामिषा । 
नित्यसिद्धस्थमावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥ 
“-पूर्वेविभाग, द्वितीय लद्दरी, भक्तिरसामृतसिन्धु 
२--बही, श्लोक, ४ ही 
३--यत्र रागानवाप्तलात्‌ प्रदृत्तिर्षजायते | शासनेनव शारूस्यथ सा वैधीरूुच्यते ॥५॥--वही 
४--विधि अखण्ड स्मृति ससस भूलनि सोई निषेध । अनन्य बत उत्कट यहै प्रगटाप्रगट असेद ॥५०॥ 
-उधर्मबोधिनी, पृ० ७२ 


॥ जी 


भक्ति परे 


जो भक्ति है, उसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है।* राग का लक्षण देते हुए कहा 
गया है, कि अ्भिलषित वस्तु में जो स्वाभाविक परम-आ्रावेश्व श्र्थात्‌ प्रेममयी तृरणा 
होती है उसका नम राग है और ऐसी रागमयी जो भक्ति है उसका नाम राग्रात्मिका 
भक्ति है।* यह रागात्मिका भक्ति कामरूपा एवं सम्बन्धरुपा भेद से दो प्रकार की 
होती है--- 

कासरूपा--जो भवित सम्मोग-तृष्णा को प्रेम रूप में परिणत करती है, उसे 
क्रामरूपा भक्ति कहा जाता है और इस कामझूपा भाकत में केवल कृष्ण सुख के 
निमित्त उच्चयम होता है।* यहाँ काम शब्द से अभिप्रयय अभीप्ट विषयक प्रेम-विशेष 
से है। यह कामरूपा भक्ति केवल ब्रज-देवियों में ही होती है । उनका यह विशिष्ट 
प्रेम किसी अनिर्वेचनीय मांधुरी को प्राप्त कर उन्ही क्रीडाग्ों का कारण होता है जो 
काम में वशित होती हैं, इसलिये पशिइतगण दस प्रेमविशेष का उल्लेख काम शब्द से 
किया करते है ।* 

राधावललभ सम्प्रदाय मे काम को निम' कह कर झ्रभिहित किया यया है। 
ध्रवदास जी ने 'सिद्धान्तविचार लीला' में नेम का स्पष्टीकरण किया है। उनके 
शब्दों मे--ताते सबनि कामसुख नेम मे राखे-- जो कोऊ कहै कि काम नेम मे कहि 
ग्राये तो उनहं की कामकेलि तो गाई है | सो यह काम प्राकृत न होइ प्रेसमई जानिवो 
निज प्रेममई जानिवो निज प्रेम है नेम रस सिद्धार पोपक के लिइ न्यारे के कहे है । 
जो बात प्रिया जु के भ्रज्भ सड्भ ते उपज सोई प्रीतम को प्यारी लगे यह अश्राइुत श्रम 
है, श्रीकृष्ण काम के बस नाही।' * यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राधा 
( प्रकारान्तर से समस्त ब्रजदेवियो ) का नेम अ्रथवा काम अशप्राकृत है। उनका 
अज्भ चिद्रप है, अप्राकृत है। चिदाह्वाद-विग्नह का अद्भ-सज्भ प्राकृत काम की कोदि 





१--विराजन्तीमभिव्यक्ते ब्रजवासी जनादिषु। 

रागात्मिका मनुसता या सा रागानुगोचते ॥१३१॥ 

- पूर्व विभाग, द्वितीय लदरी, भक्तिरसासृतसिस्धु 

२--ष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌। 

तन्‍्मयी या भर्वेद्धक्ति: सात्र रागात्मिकोदिता ॥?१३१॥ - वही 
३--सा कामरूपासम्भोगतृष्णां या नयति स्वता ॥६८५॥ 

यदरस्या कृष्णसौख्यर्थभेव. केवलमुद्मम: ॥ - बढ्ी, अच्युतगन्थमाला प्रकाशन 
४--इयू तु बजदेवबीषु सुप्रसिद्धा विराजते ॥६६॥ 

आसां प्रमविशेषों य॑ प्राप्त कामपि माधुरीस्‌ । 

तत्ततक्ीड़ानिदानत्वात्काम इखुच्यते बुधेः ॥७०॥ - वही 
५--सिद्धान्त विचार लीला, (व्यालीस लीला - श्वदास), १० ४६ 


ध्ड मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिवारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


में नहीं रखा जा सकता । वस्तुतः वहाँ नेम ग्रथवा काम और कुछ नहीं, परस्परलीन 
प्रेम की सक्रियता है, तादात्म्य की उर्मि है। वहाँ प्रेम और नेम एक ही वस्तु के दो 
पहलू हैं, ताना-बाना की भाँति अनुस्यूत । वहाँ नेम अथवा काम प्रेम का साधक है, 
बाघक नहीं ।* आझ्ानन्दरूपिणी राधा एवं ब्रजाजभुनाओं की कीड़ा अपाततः काम सहश 
दीखने पर बस्तुत: प्रेम को पोषित एवं पल्‍लवित करती है। वहाँ देह और शआत्मा, 
जड़ और चैतन्य का भेद नही है। ब्रज मे काम आत्मस्थ प्रेम की चेष्टा मात्र है, 
जड़ देह की अधोवृत्ति नही | श्रीकृष्ण काम के वश्चीभृत नही हैं । वे तो मन्मथमदन 
हैं। उनकी असमोर्दध श्राश्चयंमृरति को देख कर प्राकृत काम स्वतः मूछित हो जाता है 
जेसा कि नन्‍्ददास की रासपण्चाध्यायी मे वर्णित है। श्रीकृष्ण इन्द्रिययामी नही 
हैं, वे प्रत्येक घट मे स्थित अन्तर्यामी हैं जो नित्य आ्रात्मानन्द के कारण सतत एक 
रस हैं-- 

सनहिं कछु इन्द्रिययासो, काम्ी कामसिन के बस । 

सब घट शभ्रन्तरजामी स्वासी परम एकरस ॥॥ 

नित्य आत्मानन्द, अ्रखण्ड सरूप उदारा। 

केवल प्रेम सुगम्य, अ्रगस्थ भ्रवर परकारा ॥ 

ऐसे रस में नेम प्रेम की सक्रियता है ! जब प्रेमीयुगल पर प्रेमसिन्धु व्याप्त हो 
जाता है तब वे विवश हो जाते हैं और जब नेम की तरज्भ तरज्भायित होती है तब वे 
चैतन्य होते हैं। प्रेम की क्रिया विवशता है और नेम की सावधानता। हैं दोनों एक 
ही, स्वाद के लिए भिन्न कहे गये हैं ।* यह भेद असम्प्रज्ञात एवं सम्प्रज्ञात समाधि 
जैसा है। इसीलिये उद्धव जैसे ज्ञानी एवं ब्रह्मनिष्ठ भक्त में भी गोपियों के भाव की 
वाञ्छा देखी जाती है। किन्तु ब्रजदेवियों के विशुद्ध श्रेम के भ्रभाव मे कुब्जा आदि 
पात्रों में जो रति देखी जाती है, उसे कामग्राया कहते हैं | 
सस्बन्धरूपा--भगवान्‌ में पिता आदि के शभ्रभिमान अर्थात्‌ मै कृष्णा का पिता, 

सखा, बन्धु, माता आदि हुं---इस प्रकार की भावना पर आधारित भक्ति, सम्बन्धरूपा 
भक्ति कहलाती हैं। वृष्णिगरण ने सम्बन्धमात्र से ही कृष्ण को प्राप्त किया था। यहाँ वृष्सि 





१--““इहदा को नेम ऐसो है जो प्रेम शोसा पावे । एकरस समझो जैसे ताना बाना दोऊ मिलि 
एक पट भयों, स्वाद के लिये नेम न्‍्यारे कै कहै हैं, नेम प्रेम को साधन सो एके जानिबो ।” 
- वही 
र->नन्ददास , सिद्धान्त पद्चाध्यायी, पृ० १६१ 
३--अवदास--सिद्धान्तविचार लीला, ६० ४£ 


भक्ति यर 


शब्द उपलक्ष मात्र है, इसके द्वारा गोपगरा को भी ग्रहण करना होगा, क्योंकि कृष्ण में 
ईंदवरत्वज्ञानशुन्य होने के कारण गोपों का भी रागात्मिका भक्ति में अधिकार हैं।" 
रायात्मिका भक्ति दो प्रकार की है, कामातुगा व सम्बन्धानुगा ।* इस 
रागानुगा भक्ति के अधिकारी वे हैं जिनकी बुद्धि शास्त्र किया युक्ति की अपेक्षा न 
रखकर केवल ननन्‍्द, यश्ोदा और गोपी झ्ादि के भावमाघधुय का श्रवण करके वत्तत्‌ 
भावों को प्राप्त करने को समुत्सुक रहती है। इस भक्ति में न झास्त्र है न युक्ति, केवल 
लोभ ही इसका एकमात्र हेतु है ।र 
जब तक भाव का आविर्भाव नही होता तभी तक वेधी भक्ति का प्रयोजन 
रहता है । जब तक लगन नहीं लगती तब तक श्ञास्त्र-सिद्धान्त भ्रावदरयक हैँ । जब 
तक देह में श्रासक्ति है तब तक वैधी भवित श्वनिवाय है। देहबद्धचेतना से आत्मा 
जब अन्त नहीं होती तब रस का अधिकार मिल पाता है ।* वैधी-भक्ति के जो 
ग्रधिकारी हैं, उन्हें ज्ास्त्र एवं अनुकूल तर्क की अपेक्षा करना उचित है, रागानुगा- 
नुयायी भक्तों को उतना नहीं। शझास्त्र-विधि के अनुसार भजन वैधी-मक्ति है और 
लोभयुक्त विधिमार्ग से जो भजन है, वह रागानुगा भक्ति है। इन दोलों का थोड़ा- 
" बहुत सम्बन्ध है । ये साथ-साथ कुछ दूर तक चल सकते हैं। इसीलिये वैधी भक्ति 
में श्रवरा, कीतंन आदि नवधाभविन के जो अ्रद्भ कहे गये हैं, रागानुगा भक्ति में भी 
उन अज्भों की उपयोगिता स्वीकार की गयी है | अन्तर केवल भक्त की मनोदशा का 
है । एक में भाव की जागृति बुद्धि प्रेरित है, तर्क से भक्ति की महत्ता उद्बुद्ध की 
जाती है, शास्त्र से उसका अनुमोदत किया जाता हैं, दुसरे में हृदय की श्रबलता 
है---राग से भक्ति की उत्कृष्टता अनुभव की जाती है, एवं रागाविष्ट भक्‍त से 
तादात्म्य प्राप्त कर उसकी श्रनुभूति सम्पादित की जाती है। 





१--सम्बन्धरूपा गोविन्दे पितृत्वाचमिमानिता | 

अन्रोपलक्षणतया वृष्णीनां वलल्‍लमा मता: ॥ 

यदैश्यज्ञानशत््यत्वादेषां रागे प्रधानता ॥१४६॥ 

--पूर्वविभाग, द्वितीय लद्दरी, मक्तिरसाशतसिन्धु 

२--रागात्मिकाया दंविध्या द्विषा रागानुगा च सा । 

कामानुगा च सम्बन्धानुगा चेति निगयते ॥१४७॥--वही 
३--नात्र शास्त्रन्न युक्तिन्न तल्‍लोंभोत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥१४८॥--वही 
४--जब लौ लयन लगी नहीं तबहीं लो सिद्धान्त । 

लगन लगी तब रस बिना अवण कथन संब श्रान्त ॥६१ ॥ 

जब लग मन तन में रहे तब लगि पर्म सम्सार | 

अलग भयो जब देह तें तद रक्त कौ अधिकार ॥६२४/--सुधमेबोधिनी, ६० ६७ 


दद्‌ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतश्य-सम्प्रदाय 


कासानुगा--काम रूपा भक्ति की अनुगामिनी जो तृष्णा है, उसे कामानुगा 
भक्ति कहते हैं। यह सम्भोगेच्छामयी तथा तत्ततभावेच्छामयी भेद से दो प्रकार की 
होती है।* इन दोनों प्रकारों में से अभीष्ट ब्रजदेवी के भाव को प्राप्त करने की इच्छा 
पर आश्रित तत्तद्भावेच्छामयी कामानुगाभक्ति को जो रागानुगाभकति की प्रवर्तिका 
है, मुख्य माना गया है। सम्भोग शब्द का तात्पय॑ केलि श्रर्थात्‌ कऔड़ामात्र से है 
केलिविषयक तात्पयेंबती भक्ति को 'सम्भोगेच्छामयी' कहा गया है और अपनी-अपनी 
यूथेदवरी के भावमाधुर्य की कामना पर झाधारित भक्ति को तत्तद्भावेच्छात्मिका । 
श्रीकृष्ण के माधुयं का दर्शव करके अथवा उनके साथ गोपियो की लीला का श्रवण 
करके जो भक्त उस भाव की गआराकांक्षा करते हैं, वे इस द्विविध कामानुगा भक्ति के 
अधिकारी होते हैं । पुरुषो मे भी इस भक्ति की आाकांक्षा हो सकती है ।* प्रसिद्ध है 
कि दणस्डकारण्य के महपषिगण ने राम के रूप से प्रभावित होकर कृष्णावतार में 
गोपीदेह घारण किया था। 

रागानुगाभक्ति का एक रूप द्वारिका मे महिषियों का प्रेम है। जो भक्त 
सुष्ठु रमणाभिलाषी होकर केवल विधि मार्गानुसार कृष्ण सेवा करते हैं, वे द्वारिका 
में महिषीत्व पाते हैं । रे ह 

रासानुगा भक्ति केवल कृष्ण एवं क्ृष्णभकत की करुणा से प्राप्य है। 
रूपगोस्वामी ने कहा है कि रागानुगा भक्ति को कोई-कोई पृष्टिमार्ग कहते हैं, स्पष्ट 
ही यहाँ वल्लभावायं जी की ओर सद्धूत है । 
भावभक्ति 

शुद्धासत्वमय, प्रेमस्वरूप सु्ये किरण की साहइ्॒यमयी तथा रुचि (श्रर्थात्‌ भगवान्‌ 
की प्राप्ति की अभिलाषा) द्वारा चित्त को स्निग्ध करने वाली भक्ति का नाम भावभक्ति 
है ।? यहाँ पर प्रेमसुर्यांशुसाम्यभाक' से उदय होते हुए सूर्य को समझता चाहिये । 





१--कामानुगा भवेत्तृष्णः कामरूपानुगामिनी। 

सम्भोगेच्छामयी तत्तद्भवेच्छात्मेति सा द्विधा ॥१५४३॥ 

--पूर्वविभाग, ढ्ितीय लह्दरी, भक्तिर्साशृतसिन्धु 

२--श्रीमत्तेर्माधुरी प्रेच्य तत्तल्लीलां निशम्य वा । 

तदभावों कांछिखे ये स्युस्तेषु साधनतानयो: ॥ 

पुराणे श्रयते पद्मे पुंसामपि भवेदियम्‌ ॥१५५॥--वही 
३--रिरंसा सुष्ठु कुब्बेन यो विधिमा्गंण सेवते। 

केवलेनिव स तदा मह्विषीत्व भयात्‌ पुरे ॥१४७॥- वहीं 
४--शुद्धसत्वविशेषात्मा. प्रेमसर्याशुसाम्यभाक्‌ | 

रुचिभिश्चित्तमासव्यक्दर्सोँ साव उच्यते ॥१॥--वही, तृतीय लहरी 


भक्ति ०५६ 


सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार किरणों में अत्यल्प प्रकाश होता है, उसी प्रकार 
प्रेम के अत्यल्प प्रकाश को भाव कहते हैं, यह भाव ही क्रमशः प्रेमदशा को पहुँचता है। 

इस भावभक्ति के आविर्भाव के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु दो कारण 
प्रमुख हैं“ साधन में श्रभिनिवेश तथा कृष्ण एवं कृष्णभकत का अनुग्रह । इनमें से 
साधनाभिनिवेशज भाव प्रायः सभी में हुआ करता है और दूसरा श्त्यन्त विरल है । 

वैधी और रागानुगामार्ग भेद से साधनाभिनिवेशज भाव दो प्रकार का होता 
है । वैधी साधनाभिनिवेशज भाव साधक में रुचि एवं हरि मे आसक्ति उत्पन्न कर के 
रति को श्राविरभूत करता है ।* साधनव्यतिरेक जो भाव उत्तन्न होता है उसे कृष्ण 
अथवा कृष्णभकत-प्रसादजनित कहा जाता हैं।' 


श्रीकृष्ण का प्रसाद ( श्र्थात्‌ उनकी प्रसन्नता या कृपा ) तीन प्रकार का 
होता है -वाचिक, आलोकदान व हार्द । कृष्ण का वचनों से अनुग्रह प्रदान करना 
वाचिक प्रसाद है, कृष्ण का दर्शन कर आद्रंचित्त होना उनका आलोकदान प्रसाद 
है और कृष्ण के हृदयजनित भाव से उत्पन्न प्रसाद हार्द है। 

भाव आविर्भाव के कई लक्षण हैं । जिनमे भाव का अद्भुरमात्र जन्मा हैं उन 
सबका व्यक्तियों मे मुख्यतया निम्नलिखित अनुभाव प्रकाशित होते हैं-- 


१--क्षान्ति ६---समुत्करठा 

२--अव्यर्थेंका लता ७--नामगान में स्वंदा रुचि 

३-- विराग ८--भगवदनुकथन में आसक्ति 
४--मानशुन्यता ६--भगवान्‌ के वासस्थान में प्रीति 
५--आश्ाबन्ध 


क्षोम का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त के श्रक्षोभ को क्षान्ति कहते 
हैं, जसे मृत्यु की बात सुनकर भी राजा परीक्षित का अ्रचञज्चल रहना । अन्य 
विषयजन्य व्यापारों में प्रवृत्त न होकर केवल भगवत्सेवा में ही नियुक्त रहने को 
अव्यथकालत्व कहा गया है। इन्द्रियार्थ अर्थात्‌ शब्दस्पर्शादि के प्रति जो स्वाभाविक 
अरोचकता है, उसका ताम मानशुन्यता है। भगवान्‌ की प्राप्ति की हृढतर सम्भावना 
को झराशाबन्ध कहते हैं। मैं भगवान्‌ को निश्चय ही प्राप्त व रूगाः--इस प्रकार की 





१--साधनामिनिवेशस्तु तत्र निष्पादयन्‌ रुचिस्‌ । 
हरावासक्तिसुत्पाथ रति सबअनयत्यसों ॥४॥ 
-“पृवविभाग, द्वितीय लहरी, भक्तिरसामृतसिन्लु 
२- साध्नेन बिना यस्तु खसहसंवामिजायते। 
स॒ भावः ऋृष्यसद्भक्तप्रसादज इतीय॑ते ॥८॥--वही 


द्प मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


आशा, झ्राशाबन्ध कहलाता है। झपने अभीष्ट लाभ के लिए जो गुरुतर लोभ हैं, 
उसका नाम समुत्करठा है । 

यह भाव रति में परिणत हो जाता है । ग्रन्तः:करण की स्निग्धता रति का 
लक्षण है। मुमुक्ष , ज्ञानी तथा कर्मी में जो रति देखी जाती है उसे रत्याभास कहते 
हैं । रत्यामास दो प्रकार का होता है--छाया व प्रतिबिम्ब । 

जो श्रमव्यतिरेक भ्रभीष्ट प्राप्त करता है एवं जो भोग तथा मोक्ष की भावना 
से आक्रान्त रहता है, उस रत्याभास को प्रतिबिम्ब कहा जाता है । क्षुद्र, कौतुहलमयी, 
चडचल, दुःखहारिणी जो रति है, वह छाया-रत्याभास है ।* 

भगवद्भक्‍तों की कीतेनादि क्रिया, जन्म-यात्रा इत्यादि भगवत्काल, वृन्दावन, 
मथुरा इत्यादि भगवद्धाम एवं स्वयं भगवदभक्त--इनके आानुषज्लिक या युगपत्‌ मिलन 
से कभी-कभी श्रज्ञ व्यक्तियों में मी रति की छाया लक्षित होती है । 





१--चुद्कौतूइलमयी चब्नला . दुःखहारिणी । 


र्तेश्छाना भवेत्‌ किब्वित्‌ तत्सादृश्यावलम्बिनी ॥२०॥ 
“7 पूवेविमाण, ठतीय लहरी, भक्तिरसामृतसिन्धु 


भक्ति का दार्शनिक स्वरूप 
द्वितीय खण्ड 


भक्त का दाशंनिक स्वरूप 
प्रेमभक्ति 


जिससे चित्त सर्वतोभावेन निमंल होता है एवं जो अ्रतिशय ममता सम्पन्न 
है-ऐसा जो भाव है, गाढ़ता प्राप्त होने पर वह प्रेम कहलाता है ।* साधनभक्ति 
पालन करते-करते रति होती है और रति के गाढ होने पर उसे प्रेम कहा जाता है । 
पञ्चरात्र में कहा गया है कि दूसरों के प्रति ममता-परिहारपूर्वक भगवान्‌ मे जो ममता 
होती है, उसका नाम प्रेम है -- 

अनन्यममता विष्णों ममता प्रेमसंगता ॥ 
भक्तिरित्युच्यते भोष्मप्रह्ादोंडवनारदे: ४ 

यह प्रेम भावोत्य व भगवान्‌ के अतिप्रसादोत्य भेद से दो प्रकार का होता है। 
भक्ति के अन्तरज्ध अज्भो का निरन्तर सेवन करने पर भाव जब परमोत्कषं प्राप्त करता 
है तब उसे भावोत्थ प्रेम कहते हैं। यह भावोत्य प्रेम भी दो प्रकार का होता है-- 
वैधी भक्ति सञ्जात एवं रागरानुगीय । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वीय सद्भवान आदि को अतिप्रसादोत्य प्रेम कहते हैं ।* 
भागवत मे श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा है कि गोपियो ने उन्हें प्राप्त करने के लिये न 
वेदाध्ययन किया, न महृत्तम व्यक्तियों का सत्सद्भ, न ब्रताचरण, न तपस्या । 
केवलमात्र श्रीकृष्ण के संसर्ग से ही ग्ोपियों ने उन्हें प्राप्त कर लिया। भगवान्‌ के 
साक्षात्‌ सद्भ से बढकर भर कोई दूसरा साधन नही हो सकता | वे ही सारे शास्त्रों 
के प्रतिपाद्य, सनन्‍्तों के आधार, ब्रतों के लक्ष्य तथा तप के फल हैं। अ्रतएवं भगवान्‌ 
का सद्भ उनकी श्त्यन्त प्रबल कृपा तथा अति प्रसाद का फल है । 

यह शअतिप्रसादोत्थ प्रेम दो प्रकार का होता है-माहात्म्यज्ञान युक्त तथा 
केवल" भ्रर्थात्‌ माधुयेमात्रसंवलित। माहात्म्यज्ञानयुक्त प्रेम में ऐडवर्य भाव की 
प्रधानता न भी हो तब भी उससे भगवाल्‌ की महत्ता से अभ्रभिभृत होने की प्रवृत्ति 





१--सम्यगमसणितस्वान्ती ममत्वातिशयाब्ितः । 
भावः सण्व सान्द्रात्मा बंधे: प्रेमा निगद्यते ॥१॥ 
--पूर्वविभाग, चतुर्थ लददरी, भक्तिरसामृतर्सिन्धु 
२--दरेरतिप्रसादोत्थ सब्दानादिरात्मनः ॥६॥--वही 


हर मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


रहती है। इस भाव से भक्त एवं भगवान्‌ के बीच अधिक निकटवर्ती सम्बन्ध स्थापित 
होने में बाघा पड़ती है, दोनों के बीच एक प्रकार की दूरी बनी रहती है। माघुरय 
संवलित प्रेम अन्य बातों की प्रपेक्षा नहीं रखता, वह स्वय में पूर्णों है। श्रीकृष्ण 
में मन की जो परिलुप्त एवं अभिसन्विश्युत्य निरवच्छिन्न गति है, उसे केवल' भक्ति 
कहते हैं और यह भक्ति भगवान्‌ को वश्ञ मे करने वाली है । ब्रजदेवियों मे ही इस 
प्रकार की 'केवल' भक्ति देखी जाती है। यह भेद वल्लभाचारय जी द्वारा प्रतिपादित 
भक्ति के विहिता-प्रविहिता भेद से साम्य रखता है ।* भक्तिरसामृतसिन्धु में प्रेमोदय 
का एक क्रम भी वर्शित हुम्रा है। श्रद्धा, साधुसद्भ, भजनक्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, 
रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम-- साधारणत: प्रेमोदय में यह क्रम देखा जाता है।* 

पुष्टिभक्ति--वल्लमभाचार्य जी ने जीवक्रोटि के अनुरूप भक्ति के प्रकार 
निर्धारित किये हैं। जीव सृष्टि दैवी श्ौर श्रासुरी मे विभक्त है। इनमें से आसुरी 
जीव दुर्श और अन्न भेद से दो प्रकार के होते हैं। दुर्श का कभी उद्धारे नहीं होता, 
प्रज्ञ का ईव्वर द्वारा संहार होने पर उद्धार होता है। यदि उत्कट वैरभाव को भक्ति 
स्वीकार किया जाय तो अज्ञ जीव में यही भक्ति होती है । 

वास्तविक भक्ति का निरूपण देवी-जीव के प्रसद्भ में किया गया है। दैवी- 
जीव दो प्रकार के होते हैं--पुष्टिजीव एवं मर्यादा-जीव । इनमें से मर्यादा-जीव 
भक्ति के स्वतः अधिकारी नहीं हैं, वे कमं-ज्ञात द्वारा स्वर्ग किवा अक्षर-साउुज्य- 
मुक्ति प्राप्त करते हैं । यदि श्रीकृष्ण चाहें तो अपने कृपाबल से इन्हें सायुज्य-मुक्ति से 
निकालकर लौला में प्रवेश करा सकते हैं, तब ये पुष्टि जीव की कोदि में आ जाते 
हैं । वास्तव में पुष्टि जीव ही भक्ति के अधिकारी हैं । पुष्टि जीव चार प्रकार के कहे 
गये हैं--शुद्ध-पुष्ट, पुष्टि-पुष्ट, मर्यादा-पुष्ट, प्रवाह-पुष्ट । तदनुरूप भक्ति के चार प्रकार 
होते हैं-शुद्ध-पुष्टि, पुष्टि-पुष्टि, मर्यादा-पुष्टि तथा प्रवाह-पृष्टि । 

प्रवाह-पुष्टि--प्रवाह-पुष्टि-भक्ति उन जौवो में होती है जो भ्रान्‍्त हैं, संसार 
चक्र में प्रवाहित हो रहे हैं, किन्तु फिर भी श्रीकृष्ण की पुष्टि अर्थात्‌ श्रनुग्नह की 
याचना करते रहते हैं। प्रवाही जीव को वल्लभाचाये जी ने 'चर्षणी' कहा है । 


१-मक्तिस्तु विद्िता अविहिता च इति द्विविध:। माहात्म्यज्ञानयुत ईश्वस्वेत प्रभौ निरुषधि 
स्नेहात्मिका विंहिता। अन्यतों प्राप्त्तात्‌ कामादिउपाधिजा सा तु अविहिता । 
--अखुमाष्य ३३३६ 
२--आदो श्रद्धा ततः साधुसबझ्ो5थ मजनक्रिया। ततों5नर्थनिदृत्ति: स्वात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ 
अथास क्तिस्ततों मावस्ततः प्रेमास्युदन्वति | साधकानामयं प्रेम्न: प्रादुमवि भवेत क्रमः ॥११॥ 
न-+ पूवेविभाग, चतुर्थ लहरो, भक्तिरसासृतसिन्धु 


भक्ति का दार्शनिक स्वरूप 8६३ 


चर्षणी का तात्पय भ्रान्त से है। प्रवाही-जीव मब मार्गों पर क्षणकाल के लिये 
चलता है किन्तु श्रस्थिर बुद्धि के कारण किसी मार्ग पर हृढ नहीं रह पाता ।* 
अपनी चचलता मे भी ऐसा जीव भगवान्‌ से उनकी कृपा की याचना करता है । यही 
मात्र उसका भक्तिभाव है । 

सर्यादा-पुष्टि-- मर्यादा-पुष्टि भक्ति उनकी है जो विधिमार्ग का अनुसरण 
करते हुए भगवान्‌ की भक्ति मे प्रविष्ठ होते हैं। ये शासत्र वेदोवत नियमों का झाचरण 
करते हुए तथा कर्मज्ञान का सहारा लेते हुए केवल भक्ति को ही लक्ष्य मानते हैं। 
साधन करते हुए भी अपने कतूृ त्व पर भरोसा न रखकर भगवान्‌ के ग्नुग्रह की 
कामना मर्यादा-पुष्टि भक्ति का लक्षण है। 

पुष्टि-पुष्टि--किन्तु भक्ति का निजी रूप पुष्टिपुष्टि भक्तों में प्रकट होता है । 
पुष्ठिपृष्टि, भक्तों में शुद्धाभक्ति के बीच सन्निहित रहते है एवं भगवान्‌ की कृपा से वे 
अचिरातू अद्धरित हो जाते है। अधिकतर ये भक्त विधिमर्यादा के किसी भी मार्गे 
का अवलम्बन नहीं लेते, मात्र श्रीकृष्ण के अनुग्रह एवं उनके स्वरूपबल से ही भक्ति 
सिद्ध कर लेते हैं । प्रभु के अतिरिक्त किसी भी साधन में उनकी रुचिया निष्ठा 
नहीं रह जाती । इनमें भक्ति के संस्कार इतने सब्न्चित होते है कि किल्चित्‌ प्रयास 
या प्रयास के झ्रभाव में भी, ये भक्त, कृष्ण के अनुग्रह से प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त कर 
लेते है । पुष्टिपुष्टि भक्त 'उद्यत होकर साधनों का त्याग नहीं करता किन्तु स्वभावत: 
उसका मन साधनों के रहस्य को समभकर अकरमम हो जाता है। ज्वराभिभूत की 
रुचि अपने आप अन्न पर से हट जाती है ।* पृष्टि अर्थात्‌ भगवान्‌ के अनुग्रह द्वारा 
ही ऐसे जीवों की भक्ति पुष्ट होती है । 

शुद्ध-पुष्टि-- अ्रन्तिम है शुद्धपुष्टि भक्त जो भगवान्‌ के साहचये में लीला का 
आनन्द ले रहे है। इन्हें साघक भक्तों की कोटि में न रखकर सिद्ध भक्तों की कोटि 
में रखा जाता है। मन की श्रीकृष्ण में सतत एवं अ्रविद्धिन्ष गति शुद्ध-पृष्टि भक्ति 
कहलाती है। इस भक्ति में भगवान्‌ से प्रेम का व्यसन हो जाता है। जो भक्‍त 
अहनिश भगवान्‌ की लीलाओं का दक्षत्र एवं उपभोग करता है वह शुद्ध पुष्टिमक्त 
है। इस भक्त मे अनुग्राह्म एवं अनुग्राहक की पृथक्‌ सत्ता नही रह जाती। जिस प्रकार 





१-- सम्बन्धिनरतु ये जीवा: प्रवाइस्थास्तथा परे ॥२१॥ 
चर्षणीशव्दवाच्यास्त॑ सर्व सर्वेवत्मंसु 
क्षणात्सवंत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचिव ॥रसा 
“पष्टिप्रवाह-मर्यादा (पोडश झन्य), ४० ४४ 
२--भक्ति और प्रपत्ति का स्वरूपयत भेद--भट्ठ स्मानाथ शास्त्री, छु० ४० 


8४ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


नदी समुद्र में मिलकर अपना पृथक अस्तित्व खो देती है और उस समुद्र की उमि 
मात्र बनकर रहती है, उसी प्रकार शुद्ध पुष्टिभक्त अपनी समस्त चेतना को श्रीकृष्ण 
में डुबाकर उन्हीं का अंशरूप होकर उनकी क्रीडा का आस्वादन करता है। यह 
साधन भक्ति नही, सिद्धभक्त है, इसे प्रेमलक्षणा भक्ति करिवा दशधा भक्ति की 
चरमपरिणति माना गया है। साधन, भाव, प्रेम भक्ति के भी ऊपर यह कदाचित्‌ 
सिद्धभक्ति की नयी श्रेणी मे रखी जा सकती है । 

ब्रज के अन्य कृष्णभक्ति सम्प्रदायों ने भक्ति को मूलतः दो श्रेणी मे विभाजित 
किया है --वेधी, प्रेमलक्षणा । वैधी भक्ति मे विधिनिषेध का झास्त्रीय विधान तो है 
ही, उसके अन्तर्गत मुख्यतः नवधाभक्ति को परिगणित किया गया है। प्रेमलक्षणा 
भक्ति मे प्रेम-प्रवरा भक्ति के सभी भावों को स्वीकार किया गया हैं। साधन, भाव, 
प्रेम आदि का सूक्ष्मातिसुक्ष्म विश्लेषण ब्रज के सम्प्रदायो ने नही किया । 


भक्ति के अनिवाय साधन 

भक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह केवल अपने १रुषार्थ से प्राप्त नही 
हो सकती । भक्तिमार्ग मे कुछ ऐसे झ्रावश्यक तत्व है जिनके बिना भक्ति नहीं प्राप्त 
होती; इनको बिना स्वीकार किये हुए भक्ति की कल्पना की जा सकती है, अनुभूति 
नहीं । साधना के लिये निम्नलिखित तत्व आवश्यक ही नही, अनिवार्य है - 

१---भगवत्कृपा क्रिवा अ्रनुग्रहू--भक्ति अपने अध्यवसाय से उस प्रकार 
साध्य नही है, जिस प्रकार ज्ञान | भक्त अपने से महत्तर किसी शक्ति की कृपा, 
सरक्षण एवं सहायता पर निर्भर रहकर भक्तिभाव प्राप्त करता है। भ्रतएव भक्तिमार्ग 
विशेषकर प्रेमलक्षणा-भक्तिमार्ग का मूलमन्त्र है, श्रीकृष्ण की कृपा या अनुग्रह । 
वल्लभाचार्य जी ने तो अपने सम्प्रदाय का नामकरण ही (ुष्टि-मार्ग' श्रर्थात्‌ अनुग्रह 
मार्ग किया है। पुष्टि का अर्थ है दुबंल, पडेदवर्यंविहीत जीव का श्रीकृष्ण के पनुग्रह 
द्वारा पोषित होना। पअनुग्रह का अर्थ है भगवान्‌ के द्वारा भक्त का हाथ पकडा जाना, 
उसे ग्रहण किया जाना। अ्रनुग्रह और कृपा समानार्थी है । 

यह श्रनुग्रह हेतुरहित होता है, भगवान्‌ की कृपा अ्रहेतुकी होती है क्‍योंकि 
उनकी कृपा उनके प्रेम का ही रूप है, ऐसा निहेंतु प्रेम जो प्राणिमात्र की ओर झुका 
हुआ है एवं उसको स्वनिकट खीचने मे सतत उद्योगशील है । अज्ञानग्रस्त जीव के 
लिये यह उत्तका 'प्रसाद! है जो उनसे युक्त होने की प्रक्रिया-- भक्ति का सर्वोपरि 
साधन है। श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं, वे सवंशक्तिमान्‌ है। उनका अनुग्नह उनके सर्वंसमर्थ 
प्रेम की शक्ति है अ्तएव भक्त की ओर से भ्रन्य साधनों के अभाव में भी सर्वशक्ति- 
सम्पन्न है श्रीकृष्ण सर्वंसामर्थ्यंवान्‌ हैं, ईइवर होने के कारण “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम' 


भक्ति का दार्शनिक स्वरूप ६ प्र 


की शक्ति रखते हैं। असम्भव सम्भव सभी कुछ वह कर सकते हैं। इसे उनका 
स्वरूपवल कहा जाता है। इसलिये उनकी क्ृपा भक्तिपण के सभी पाधथेयों के अभाव 
में भी स्वेशक्तिमती होकर केवल अपने स्वरूपमात्र से ही जीव का उद्घार करने का 
सामथ्यं रखती है, वही भक्ति के लिये उपयुक्त भूमि बनाती है और वही बीजा- 
रोपण करके उसे पलल्‍लवित-पुष्पित करने के पश्चात्‌ फलवती करती है । अ्तएब 
भक्‍त अपनी सीमित शक्ति के मन्द्ोत से साधना को गति न देकर श्रीकृष्ण के 
अनुग्रह के वेगवान्‌ प्रवाह का आवाहन करता है। श्रीकृष्ण की कृपा का महत्लोत 
जीव के क्षीण दु्बंल रूप को सगकत बनाकर, उसकी मलिनता धोकर, उसे भगवत्प्रेम 
के योग्य बनाता है । बल्‍लभाचारय जी ने कहा है कि हृष्ण की अ्रनुग्रह-रूपिणी पृष्टि 
काल, कर्म एवं स्वभाव आ्रादि की बाधिका है। अर्थात्‌ इन सीमाओ्ो से उत्पन्न मानव 
की तमाम अस्मर्थताओ्रों को केवलमात्र भगवान्‌ की ग्रनुग्रहकारिणी पुष्टि ही निरस्त 
कर सकती है । बिना इन बाधाओं के ध्वस हुए भक्ति नही हो सकती और इन 
बाधाओं का पुरुंरुपेश अतिक्रमण करना जीव की स्वशक्ति से साध्य नहीं है, 
कृष्ण के अनुग्रह से ही साध्य है। अतएवं भगवान्‌ का अनुग्रह भक्ति का सर्वेसमर्थ, 
सशक्त एवं अ्रपरिहार्य साधन है । श्रनुग्नह श्रीकृष्ण का पराक्रम है ।* 

भगवदनुग्रह में पात्र की योग्यता-श्रयोग्यता का कोई प्रन्‍न नही रह जाता । 
योग्यता-अयोग्यता के प्रतिदान में जेसा को तेसा देना तो व्यावसायिक बुद्धि का 
मानदरड है, प्रेम-प्रवणता का नही । भ्रतः व्यक्ति यदि अ्रयोग्य और निस्साघन भी है 
तब भी वह भगवान्‌ की क्रपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान्‌ जीव के उद्धार के 
लिये उसकी योग्यता-अ्रयोग्यता पर विचार नही करते । सुरदास जी के छाब्दों में-.- 

र।म भक्‍त वत्सल निज बानों । 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहि रू होइ के रानों ।* 

योग्यता के अभाव में भी यदि कोई उनका आश्रय ग्रहण करता है, तो उसका 
भी उत्तरदायित्व वे लेते हैं। भगवान्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सर्वंगुणों के श्राकर, समस्त 
योग्यताम्रों के चरमविकास, समस्त शक्तियों के स्वामी स्वनियन्ता हैं, वे किसी 
व्यक्ति की शक्ति किवा योग्यता पर क्या रीक सकते हैं? केवल समर्पण या वदान्यता- 





१-- यह पुष्टि भगवान्‌ का धस है। अनुभ्ह रूप इस सगवद्ध्म से काल कर्म ओर स्वभाव का भी 
बाध हो जाता हैं--अनुआद भगवान्‌ ओीक्षष्ण का पराक्रम है, अतएुव उनका ही भर्म है जैसे 
सूर्य का प्रकाश ।?--अनुभह मार्ग (देवषिं र्मानाथ शास्त्री), पृ० ४-४ 

२- घरसागर-- विनय, पद सं० ११ 


8६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा ओर चैतन्य-सम्प्रदाय 


उनकी सहायता को मजबूर कर सकती है। ग्रतः भ्रपनी सीमाझ्रों से भिन्ञ व्यक्ति की 
अभीष्सा ही उनकी कृपा का आवाहन कर सकती है और दैन्य ही उस मह॒त्‌ तत्व को 
संभाल सकता है । 

यों तो भगवत्पाध्ति के अनेक मार्ग हैं, अनेक साधन हैं, किन्तु सर्वोत्तम साधन 
भगवत्कृपा ही है। कृपामार्ग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 
जिस सम्प्रदाय मे साधन और फल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हो श्ौर जहाँ भगवान्‌ की 
कृपा हीं सब कुछ मानी गयी हो, उसे ही पुष्टिमार्ग कहते है । जहाँ भगवान्‌ की कृपा 
ही भगवान्‌ से मिलाने का एकमात्र साधन समझी गयी हो - इसे भी पृष्टिमार्ग कहते 
है । जहाँ भगवान्‌ स्वय जीव का वरण करने में उसकी योग्यता नहीं देखते प्रत्युत्‌ 
अपने में सम्पूर्ण समर्पण भाव देखते हैं, जहाँ भगवान्‌ जीव की झक्ति पर मुग्ध न 
होकर उसकी अनुरक्ति पर मोहित होते हैं, वही पृष्टिमार्ग है ।* 

अनुग्रह श्रीकृष्ण का स्वरूप-बल है, उनके प्रेम की स्वरूप शक्ति है। वह 
ज्ञान-तप आदि से श्रेष्ठ तो है ही वैधी-भक्ति से भी श्रेष्ठ हैं। किन्तु यह कंपा का 
मार्ग, राजमार्ग होते हुए भी भ्रह की प्रबलता के कारण सहज-साध्य नहीं हो पाता 
क्योंकि इसमे आत्मसमपंण की अपेक्षा होती है और आत्मसमर्पेश में अहंकार का 
समूलविसजंन वाज्छित ही नहीं ग्रनिवार्य है। इसीलिये कहा गया है कि क्रपा-कृपा 
कहना आसान है किन्तु उसका पात्र होना आसान नहीं है। जो भगवान्‌ का श्राज्ञावर्ती 
है, अपनी इच्छाओं से तठस्थ होकर निष्काम बन सकता है, वही कृपा का पात्र हो 
सकता है ।* यह समपंण उस कोटि का होना चाहिये जिस कोटि का बिल्‍ली के प्रति 
बिल्ली के बच्चे का होता है। इस समपंण के होने पर भगवान्‌ स्वयं भक्त का योगक्षेम 
वहन करते हैं। बन्दर का बच्चा स्वयं अपनी झ्रोर से बन्दरिया से चिपका रहता है, 
बन्दरिया उसे नहीं पकड़ती । उसी प्रकार अन्य मार्गों में व्यक्ति अपनी ओर से 
प्रयत्नशील रहता है, भ्रपनी झोर से हाथ छूट जाने पर साधन से पतन की भी ग्रुज्नाइश 
रहती है । किन्तु भगवान्‌ का अनुग्रह बिल्ली की भाँति है। उनकी कृपाशक्ति भक्त 
को इस प्रकार पकड़े रखती है जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चे को । भक्त, बिल्ली के बच्चे 
की भाँति निश्चिन्त होकर भगवान्‌ से चिपका रहता है श्लौर भक्ति पथ पर उसे ले जाने 
की, उसके संरक्षण की सारी व्यवस्था स्वयं भगवान्‌ करते हैं एव उसकी शोर से 





१--औमदवल्लभाचार्य और उनके सिद्धान्त--भडट्ट ओर ब्जनाथ शर्मा, पृ० ६६-७० 
२-- पा कृपा सबही कहें कृपा पात्र नहिं कोय | 
ऊुपा पात्र सो जानियें जो आश्वाक्ती होय ॥१॥--झुधर्सबोधिनी, ए्‌ृ० ७० 


भक्ति का दाशंनिक स्वरूप ६७ 


हाथ छूट जाने पर भी उसे संभाल लेते हैं, गिरने नहीं देते । एक मात्र श्रीकृष्ण को 
कृपा पर भरोसा रखने वाले भक्त एकान्तरूप से श्रीकृष्णा पर निर्भर रहते हुए उन्हें 
निःशेष झात्मसमर्पण कर देते हैं। अपनी ग्लोर से प्रयास का अमाव तामसिक 
ग्रकमंरयता का बहाना भी बन सकता है, इसलिये कृपा की ऐकान्तिक स्थिति को 
प्राप्त करने के पूर्व व्यक्ति के प्रयास की आवश्यकता बनी रहती है चाहे वह प्रयात 
आत्मसमपंणा का ही क्‍यों न हो | उसके लिये प्रयास का महत्व इतना है, बस ॥ कृपा 
की महत्ता इस बात से भी है कि यह अत्यन्त व्यापक है। सासारिक प्रवाही जीवों से 
लेकर प्रेमप्रवणश जीव पर्यन्त इसके अधिकारी हैं। जो जहाँ, जिस अ्रवस्था में, चेतना 
के जिस स्तर पर है, भगवान्‌ की कृपा वहाँ उसी झवस्था मे चेतना के उसी स्वर पर 
उसमे क्रियाशील हो सकती है। सब भ्रपनी सामथ्य के श्रनुतार कृपा का अनुमव करते 
हैं। इस कपा से जीव की कोई कोटि वच्चित नही रहती । अनुग्रह की सीमा के ग्रन्तर्गंत 
प्रवाही जीव से लेकर मर्यादा जीव, पुष्टियुष्टि जीव तथा बुद्ध पृष्टिजीव तक आरा जाते 
है । मोह-माया, ईर्ष्या-हेष तथा कामकोब की प्रबल घारा में बहुता हुआ अन्त जीव 
भी करुणामय श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है एवं उस कृपा के सहारे खंखार के 
दुर्धर प्रवाह से अलग होने में सक्षम होता है। इस प्रवाह से अपने को बचाने मे ग्रक्षम 
पाकर भगवान्‌ के कृपा बल से वह परित्राण पा जाता है। दूसरा वर्ग मर्याद्ाचारियों 
का है, ये सात्विक जन धर्माचरण को अन्तिम मानकर उसे ही चरमप्राप्तव्ध समझ 
बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसपरक सीमाओं मे बंधे हुए आत्मा की स्वच्छुन्दता की 
कल्पना में मगन रहते हैं। इन मर्यादाबद्ध जीवों पर भी भग्रवान्‌ की कृपा होती है । 
बन्धन, बन्धन है चाहे वह सात्विकता का ही क्‍यों ने हो, साया त्रिमुण है चाहे वह 
मुरा सात्विक ही क्‍यों न हो । भगवान्‌ का अनुग्नह ऐसे जीवों के आत्म-तुथ्ट विधान 
में हस्तक्षेप करके उन्हें अपनी कृपा से चेतना का वृहत्तर लोक दिखाता है, विधिनिषेष 
के कफ़स से निकाल कर आत्मा के उन्मुक्त आकाज्ञ में ले जाता हैं। पुष्टयूष्टि भक्तों 
में भक्ति के संस्कार तो निहित रहते हैं किन्तु उनमें सांसारिकता से नितान्त श्रविचलित 
रहने की हृढ़ता नहीं होती । श्रीकृष्ण उनकी उस प्रवाही प्रकृत्ति को रोक कर भक्ति 
को पूर्णतया उद्बुद्ध करते हैं भौर कृपा द्वारा उनका भागे प्रशस्त करते हैं । इस प्रकार 
कृपा का रूप, पात्र की योग्यता के अ्रनुसार प्रकट होता है, किन्तु वह है छुक ही बस्‍्तु--- 
श्रीकृष्ण का स्वरूप बल। 

२--गुरु श्राथय--भगवत्‌-कृपा का अमूर्त रूप किसी सक्षरीरी महत्‌ भात्मा 
में मूत्ते होता है । केवल पअन्तर्यामी को ग्रुद मानकर साधना-मार्य कौ तमाम उसकी 
तथा विपदों का निराकरण नहीं हो पाठा, इसलिये भ्रमवात्र ब्रीक्ृषष्णा ले तादात्म्य प्रात 
सिद्धभक्त का आश्रय लेता आवध्यक ही नहीं, अनिवायें हो उठता है + घुद के संश्रयके 


हद मध्ययुगीन हिन्दी ऋष्ण-मक्तिघारा और चैेतन्य-सम्प्रदार्य 


अभाव में भक्ति नहीं सिद्ध हो सकती। गुरु, मावव-देहधारी होता हुआ भी मानवी चेतना 
में निवास नहीं करता, वह भगवत्‌मय होकर भगवद्गप हुआ रहता है और इसीलिये वह 
भक्त को भगवान्‌ तक ले जाने में समर्थ होता है | वह इष्टदेव का प्रतिनिधि किवा दूत 
है, भक्त और भगवान्‌ का भाव-सूत्र जोड़ने का अनिवायें साधन है। मनुष्य की अन्तरतम 
आवद्यकता को गुरु ही पहिचान पाता है एवं वही उचित मार्ग को झालोकित करता 
है। धर्मे, कम, वैराग्य आदि सभी साधनों मे भठक कर भी सुर जब श्रद्मान्त रहे, 
सब साधकर भी जब कुछ न साध पाये, तब गुरु वल्लभाचार्य जी के भ्राश्रय में उनके 
अन्तर का कमल स्वतः विकसित हो उठा। सूर की वास्तविक श्रावश्यकता को 
श्री वललभाचाय॑ जी ने पहिचाना, उनके अन्तरतम की मॉग जैसे पूरी हो गई, कृष्ण 
के अनुराग की घाटियों में विचरण करते हुए उनका कवि, उनका सद्भीतकार धन्य 
हो उठा । अपने प्रयास की मरुभुमि में सूर का भक्त कब तृप्त हो सका ? चरम 
बुद्धिवादी निमाई परिडत के गुरु-मन्त्र ने तकंवादी युवक के तन-मन-प्राण को इतना 
झाप्लावित किया कि उनका व्यक्तित्व ही बदल गया, ताकिक से वह प्रेमी हो गये । 
गुरु, भक्त के हृदय की वास्तविक माँग को समझता है एवं उसे प्रबुद्ध कर देता है । 
भगवान्‌ की कृपा का सज्चार उसके द्वारा ही होता है, इसलिये भक्तिमार्ग में ग्ुरु के 
बिना साधना करना भ्रान्ति या भटकता है । बिना गुरु की कृपा के गोविन्द भी कृपा 
नहीं करते। हरिराम व्यास जी ने कहा है कि जैसे गुरु वैसे गोपाल, कृष्ण तभी मिलते 
हैं जग गुरु कृपा करते हैं ।* अ्रनन्य-प्रेम की प्रतीक मीराबाई की साधना मे गुरु का 
कितना महत्व था, यह उनके ग्रुरु को सम्बोधित करके लिखे गये पदों से व्यक्त है। सद्गुरु 
ने ही उनके हृदय की उस प्रेमशिखा को उकसाया जो “जोगिया” की निष्ठुरता में भी 
सतत जलती रही एवं मीरा को दःग्ध, भस्म करती हुई केवल इस कामना में पुझ्लीभूत 
कर दिया कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाय । राधावललभीय साधना का मूलमन्त्र 
जुरु “हरिवंश का स्मरण, चिन्तन, तथा नाम-जप है। शुरु के नाम के इन चार 
अक्षरों में प्रेम के समस्त तत्व विद्यमान हैं तथा पराभक्ति की सारी साधना निहित 
है | हरिवंश ताम के जप से तथा उसके ध्यान से, मन में हरि, राघा, वृन्दाविपिन एव 
सहचरी का स्वरूप उद्घाटित होता है ।* 





२--नैसे गुरु सैसे गोपाल । 
इरि तो तबद्दी मिलिहे, जब ही श्रीगुरु होंहि कृपाल ॥--व्यासवाण)-पूर्वाद, पद सं० ६३ 
२--(क) चार अचर वैभव अमित सम्पत्ति नित्य विद्ार | 
आन सकल इनतें प्रगट लीला धाम अपार ॥८॥--सुधर्मबोधिनी, पृ० १८ 
.* ख) शेय रूप हरिकंश की घरयों सो उर आकाश | 
हृदय सु सम्पुट में भरयों इन्दोविंपिन प्रकाश ॥७४॥ 


भक्ति का दाशंनिक स्व॒रूंप॑ 8६ 


वस्तुत: नामरूपात्मक सृष्टि में आ्रान्त मन बुद्धि को सत्य से परिचित कराने के 
लिये किसी मूत्त आ्राधार की श्रावश्यकता होती है। साधारण जीवन-यापन करता 
हुआ जीव भगवान्‌ को भूला रहता है, इस भूलने के परिणामस्वरूप उसे कष्ट का भी 
अनुभव हुआ करता है और आात्मप्रकाश के श्रभाव में वह अज्ञान के तम में डूबा सुख- 
दुख पाता रहता है । जीव 'संसार' में रत होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, जीवन 
के उद्देश्य को विस्मृत कर बैठता है। भौतिकता के भ्रावेश के कारण जीव अपने मूल- 
स्वरूप से, अपने और परमात्मा के नित्य-सम्बन्ध से, बिल्कुल अनभिन्न रहता है । 
शाश्वत सुख के केन्द्र से विच्युत होकर वह तमाम क्षरियक्र सुखो में आत्म परितृत्ति 
खोजता है, किन्तु कभी शान्ति का अनुभव नही कर पाता | व्यामोह के भ्रन्धकार मे 
उसकी आत्मचेतना भटकती रहती है। झ्रात्मचेतत जीव के लिये अज्ञान कमी वरदान 
नही हो पाता तथा 'अज्ञान सुख है' (]87707.470८ 5 53) का सूत्र उस पर चरितार्थ 
नही हो पाता, इसलिये वह भ्रान्तियों में उलभा हुआ असन्तुष्ट रहता है । जीवन के 
मर्म में किसी वेदना का उसे आभास होता है, यह वेदना सत्य के भ्रभाव की होती है । 
किन्तु ग्रसन्‍्तोष के बावजूद भी वह अपने को ससार-चक से छुड़ा नही पाता, गुरु ही 
उसका उद्धार करता है। ग्रुरु, श्रात्मा को श्रश्नान्त दृष्टि देकर सत्य से उसके सम्बन्ध- 
सूत्र को जोड़ता है। गुरु, व्यक्ति का सम्बन्ध आनन्द, प्रेम, सौन्दर्य, शुभ एवं झक्ति के उस 
परमस्त्रोत से जोड देता है जिसके ससर्ग व सान्निध्य से भ्रज्ञान की घुटती हुई खाइयाँ 
ज्योतिमंय हो उठती है। व्यक्ति को सामान्य सांसारिक प्राणी से भगवान्‌ का भक्त 
गुर ही बना देता है, यह अद्भुत सामर्थ्य उसी में है।* 

गुरु, व्यक्ति की आत्म-प्रेरणा को स्पष्टतर एवं प्रबलतर करवा जाता है एव 
झन्त में मगवान्‌ से मिलन करवाता है। अज्ञान के सस्कारों के कारण जीव की 
प्रात्मप्रेरणा बहुत कुछ धुँधली तथा अस्फुट होती है। आत्मा की नीरब पुकार को 
गुरु वाणी देता है एवं प्रकाश की माँग को स्पष्ट करता है । वह न केवल ज्योति को 
उकसाता है वरन्‌ साधना के नाना भज्कावातों में उस लो का सरक्षण करता है । 
शिष्य को बालक की भाँति संरक्षित रखकर वह उसे भगवान्‌ से साक्षात्कार के लिये 
प्रौढ़ एव पुष्ट करता है । ग्रतः गुरु, साधना का अपरिहारय्य श्रद्भ है तथा भगवत्कृपा के 





आचारज गुरु चरन गद्धि इतनों बडो सयान 
झ्ैेय ज्ञान गोचर करयौ ध्येय ध्यान उर आन ॥७५॥--सुपर्मबोधिनी प० ७ 
१--युरूु. बिनु रेसी कौन करे! 
माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छत्न घरे। 
भवसागर तें बूढ़त राखे, दीपक हाथ परे) 
सूरस्थाम गुरु ऐेसो समर्थ, छिन मैं ले उधरें ।--सरसागर,पदसं० ४१७ 


१०० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


पोषण के लिये जल एवं प्रकाश के समान है। वह साधना के पिता का संरक्षण, माता 
का पोषण, मित्र का परामर्श, एवं हित्तेथी का शुभचिस्तन -सभी कुछ अपने दिव्य 
व्यक्तित्व से देता है। अज्ञानलिप्त व्यक्तित्व के सभी अ्रज्धों को ब्रह्म मे समपित करवाता 
है और इस प्रकार अज्ञान का निदान करता है। अहंता ममता के शासन से मुक्त 
करके भगवान्‌ के प्रति शरण का भाव गुरु ही 'ह्या-सम्बन्ध' द्वारा सजीव करता 
है । व्यक्तित्व तथा जीवन के सभी स्रोतों को गुरु भगवान्‌ की ओर उन्मुख कर देता 
है, पुष्टिमार्ग मे इसे 'ब्रह्म-सम्बन्ध' कहा गया है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतना के विकास में गुरु का महत्वपूर्ण हाथ है, 
प्रतः भक्तिमार्ग में भगवान्‌ के साथ ही गुरु के प्रति समर्पण भी श्रपेज्षित है। यह 
समपंण एक प्राणी का प्रन्य समचेतन प्राणी के प्रति नही होता, यह समर्पण मानव 
का अपनी ही दिव्यता के प्रति होता है। उसी का दिव्यरूप जेसे ग्रुर में साकार 
हुआ रहता है, इसलिए गुरु, साधना की प्रेरणा बनता है । यों तो ग्रन्तर्यामी भगवान्‌ 
सबके म्रुरु हैं किन्तु उनका आदेश या प्रेरणा व्यक्ति की बाह्यचेतना मे निर््रान्त नहीं 
रह पाती । अन्तर्यामी गुरु के प्रति भी आत्मसमपंण होता है किन्तु वह पूर्ण नही 
कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ श्रात्मा भगवान्‌ से नित्ययुकत है, वहाँ समर्पण कोई 
विज्लेष अर्थ नहीं रखता । समर्पण की वास्तविक आवश्यकता इस देह, मन, प्रारा में 
श्रावद्ध चेतना में है, श्रह॑ की दुविनीत बाह्यचेतना का समपेरा ही प्रमुख समर्पण है। 
यह बाह्यचेतना अमृत्तं अ्न्तर्यामी को ठीक-ठींक नहीं समझ पाती, अतः समयपंण भी 
नहीं कर पाती । अस्तु, गुरु के मूत्त॑रूप में व्यक्त दिव्य सत्ता को अपना समर्पण करती 
है । गुरु के प्रति समर्पण से व्यक्तित्व की सम्पूर्णता साधित होती है। यह समर्पण 
न कैवल अन्तरात्मा को जागृत करता है, वरन्‌ मनुष्य की बहितंम चेतना में जहाँ 
अहं का एकछत्र साम्राज्य हैं, वहाँ भी भागवत-चेतना को स्थापित करता हैं। 
इद्धीलिए गुरु के प्रति समपंण को सारे समपंणों से श्रेष्ठ कहा गया है । बौद्धिक युग 
में इसे अंघश्रद्धा की संज्ञा दी जाती है। श्रहंप्रधान व्यक्ति इसे व्यक्तित्व-विहीनता 
समझता है किन्तु भक्ति में श्रह का सम्पुर्ण तिरस्कार है, श्रतएवं वहाँ झ्भिमान के 
ग्राहत होने का प्रश्न ही नहीं उठता | श्रद्धा में जिज्ञासा की कहीं भी मनाही नहीं 
है। सत्य का जिज्ञासु-प्राणी गुरु के दिव्य अंश के प्रति समपेण करके श्रपना संस्कार 
करता है। यह सच है कि वास्तविक गुरु अत्यन्त विरल हैं और “गुरु बनने वाले ढोंगी 
साधु विवेकरहित व्यक्ति को नाना प्रकार से ठगते फिरते हैं; किन्तु वस्तु की विरलता 
रुसकी असत्यता का प्रमाण नहीं है। गुरु एक फ्रयेज्न है, श्रत्तरचेतना को बाह्यक्ततना 
से एकाक्ार करने का व्यावहारिक प्रकानज्षफ्थ का झ्रालोक-स्तम्भ । आत्मा के 
गुत्त अद्धछी को पढ़चे के लिए वह किया माध्यम है, अतः गुरु बतना कोई खिलवाड़ 


भक्ति का दाशंनिक स्वरूप १०१ 


नहीं है । शास्त्र में गुरु के अनेक लक्षण बताये गये हैं। गुरु का भ्रनेक विरल मुख्णों से 
विभूषित होना आवश्यक है अन्यथा वह गुरु नहीं हो सकता। गुर कौ सूति इस 
प्रकार अश्रद्धित की गई है-- 

अवदातान्वय: शुद्ध! स्वोचिताचारतत्पर: 

श्राश्मी क्रोधरहितों वेदवित्‌ सर्वज्नास्त्रवित्‌ ॥ 

अद्धावाननसूयद्व प्रियवाक्‌ प्रियदर्श व: । 

झुचि: सुवेशस्तरण: सर्वभूतहितेरतः ॥ 

घीमाननुद्ध&घ्मति:. पूर्योहहन्ता विसशंक: | 

समुरोोच्चासु कृतघी: कृतज्ञ: शिष्यवत्सलः ॥३२॥ 

निग्रहानुग्रहे शक्तो. होसमब्त्रपरायरप: । 

ऊहापोहप्रकारज्ञ: बुद्ध त्वमा यः कृपालय: ॥ 

*“' इत्यादि लक्षरँयुक्तों गुर: स्थादृगरिसानिधि: ध* 

सक्षेप में, गरिमा की निधि गुरु को शुद्ध, श्रद्धावानू, छुचि, ऋ्रौच रहित, 
धीमान्‌ शिष्यवत्सल, निग्रही श्रादि होना चाहिये तथा उसमें झास्तज्ञान एवं किम 
द्वारा ऊहापोह श्रादि को सुलका सकने की योग्यता भी होनी चाहिए । 

रसमार्गीय कृष्णभक्ति साधना में गुरु का राघाकृष्ण के चिदात्मक रख से 
पूर्शांतया परिचित होना भी आवश्यक है। उपरोक्त गुणों के भ्रतिरिक्त उसमें लीलारस 
के स्फुरण की क्षमता भी अपेक्षित है  चेतन्य महांत्रभु, बललभाचायें, हरिदास स्वामी 
एवं हितहरिवंश जी भक्ति की शब्दावली में (रसिक' भी कहे जाते हैं। उनमें सामान्य 
भक्ति को उद्बुद्ध कर देने की ही क्षमता नहीं थी, वे भक्त की चेतना में इृष्ण की 
लीला को, सगुण के रस को प्रवाहित कर सकते में सक्षम ये तथा भक्त एवं भगवान्‌ 
के बीच की रसमाधुरी को प्रकट करने में समर्थ थे। इसलिये ये झाचायें ललिता 
श्रादि सखियों, कृष्ण की वंशी, या स्वयं राघा के भ्रवतार माने जाते थे । 

३. झ्ात्मसमर्पण--प्रेम में दो तत्व समानरूप से विद्यमान रहतें हैं -- प्राकषरा 
एवं समर्पण । भगवान्‌ के प्रति श्राकषंण विकारों के प्रक्षालन पर ही उत्पन्न हो पाता 
है, यह प्रक्षालन उनके प्रति समपेण से साधित होता है। भक्त ज्ञानी किवा तथीं नहीं 
है जो झपने अध्यवसाय श्रथवा कृच्छ तपस्या से माया के बन्धनों एवं मन के विकारों 
से मुक्ति पा जाय । वह अपनी कमियों को दीनता से अनुभव करता है एवं उन्हें 
भगवान्‌ के सम्मुख उद्घाटित कर रख देता है । यही उसकी शोर से भगवान्‌ कें प्रति 
ग्रात्म-समर्पण किया शरणागति है जो प्रेममक्ति की प्रधान मूमिका है ।* न्‍ 





१--ह रेभक्ति विलास, प्रथम विसान--अयम क्लिस इत्ति ३२, ३३। 


१०२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


समर्पण का भअ्र्थ है जो कुछ है, जैसा है, उसे भगवान्‌ को निवेदित कर 
देना । भक्त भ्रपने जीवन एवं व्यक्तित्व के सभी गतिविधियों को श्रीकृष्ण के चरणों 
में श्रपित कर देता है । उसमे जो भी भला-बुरा है,वह भगवान्‌ को सौप दिया जाता 
है। भात्मसमपंण उत्कट आत्मनिवेदन है जिसमें भक्त श्रपनी समस्त त्रुटियों, समस्त 
उपलब्धियों सहित आराराध्य के सम्मुख उपस्थित होता है, उनकी शरण ग्रहण करता 
हैं श्रोर उनका बन जाता है। इसमें कोई कामना, कोई शर्तें, कोई अलगाव नही रखा 
जाता, श्रहद्भा रजन्य, काम्रनाजन्य सारी चित्तवत्तियाँ आराध्य को समर्पित कर दी 
जाती हैं ताकि भक्त, भगवान्‌ के सातब्निध्य के योग्य बन सके । व्यक्तित्व के सभी अड्डों 
सहित समपंण होता है और उसमें देह, मन, प्राण की सारी मूलश्रान्तियाँ श्रात्मा के 
प्रपरिछिन्न प्रकाश से प्रकाशान्वित की जाती हैं, भ्रत: इनमें किसी प्रकार का दुराव, 
दुराग्रह किवा हठ नहीं रखा जाता। मन की कल्पनायें, स्थुलबुद्धि पर आधारित 
उसकी धारणायें भगवत्पेम के सम्मुख आत्म विसर्जन करती हैं । भक्ति में इतना ही 
पर्याप्त नहीं है कि मानसिक गतियाँ समर्पित हों, अपितु प्राशगत एवं देहगत समपंण 
प्रवत्तिमार्गी रामानुगा-भक्ति में अनुपेक्षणीय है । सम्पूर्य व्यक्तित्व का नि शेष श्ात्म- 
समपंण कृष्णभक्त को काम्य है, उन्हें वह सामान्य मानव-चेतना से मुक्त करके 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की परमचेतना से स्फूतिशील करना चाहता है, श्रतः आधार के 


प्रत्येक अद्ध को वह परमाधार से जोड़ता है। इस संयोग में मानव के प्राण एवं 
देह अधिक बाघा 007 करते हैं | प्राशजगत्‌ के उच्चतर घरातल पर नाना 
प्रकार की जटिल आासक्तियों, श्रधिकार भावना, महत्वाकांक्षा आदि का दुर्ग होता 


है भ्लोर इसका निम्त धरातल काम, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, देष ग्रादि का अखाड़ा बना 
रहता है। ये सारी प्राणगतियाँ भक्ति की विरोधिनी हैं। भगवरत्परेम, ईर्ष्या-देष ग्रादि 
क्षूद्गताओं से रहित प्रात्मपरितृष्त वस्तु है, अधिकार-मात्सयं स रहित स्निग्धता, 
उज्ज्वलता ही भगवत्पेम का स्वभाव है। वह हृदय की भत्यन्त मसृण दक्शा है तथा 
प्राखगतत वृत्तियों की कर्कंशता उसे प्रकट नहीं होने देती । जो प्रेम मानस में विशुद्ध 
ग्रानन्द एवं सम्पूर्ण निविकारता की प्रतिभा बनकर धृत होता है, वह प्राण के निस्पृह 
स्पन्दतों में ही गतिमान्‌ होता है। श्रस्तु, पराभक्ति के सक्तिय होने के लिये यह 
अनिवार्य है कि प्राण जगत्‌ की हलचल शान्त हो, बुद्धि की भाँति प्राण को भी 
श्लीकृष्ण में नियोजित होना भ्रपेक्षित है । कृष्ण-भक्ति में मन एवं प्राण के साथ।साथ 
देहचेतना का परिष्कार भी झ्रावर्यक समझा गया है, जेसाकि इस साधना के सूक्ष्म 
गोलोकोपयोगी देह को कल्पना से व्यक्त है | प्रेम का झाधार गशरीरधारी मानव है । 
देह स्वभावत: तमोमय है, तन्द्राग्रस्त है, वह दिव्यप्रेम के चैतन्य का आधार नहीं 
बन पाता । देहचेतना ही मनुष्य की तमाम आसक्तियों का मूल हैं। भक्तों ने कहा है 


भक्ति का दाश्निक स्वरूप १०१३ 


कि धन, गृह, दारा, सुत आदि के सम्बन्ध देह से ही हैं, इनका मोह इतना प्रबल है 
कि भगवान की भक्ति नही हो पाती ।* श्रत्तः देह की वृत्तियों का समर्पण भाव- 
साधना के लिये आवश्यक है। क्ृष्णभक्ति का मुलमन्त्र मानवीय सम्बन्धों तथा 
मानवीय मनोरागों से कृष्ण को भजना है। पअ्रतः इन मनोरागों को उनके मानवी 
श्ालम्बनों से हटाना ऋृष्णभक्त के लिये अनिवार्य हो जाता है। इन्द्रियों के दोषों का 
परिहार उनके कृष्ण की सेवा में नियोजन से सम्भव है तथा भगवद्विग्रह की परिचर्या 
अर्थात्‌ तनुजा सेवा से देह का समपंण साधा जाता है । इन्थियों के कृष्ण से नियोजित 
होने पर उनकी चिदात्मकता प्रकट होती है। समपंण व्यक्तित्व के सभी अज्जों का 
होता है, इन्द्रियों का भी कृष्ण रति में उन्नयन होता है, उनका परिष्कार किया जाता 


है, बहिष्कार नहीं । 


समपंण में तामसिकता बड़ी बाधक होती है। यह सोचना कि भगवान्‌ ही 
सब कुछ कर देंगे, उनकी शक्ति व्यक्तित्व के अज्भो का समपंणख भी कर देगी, व्यक्ति 
का काम केवल चुप बैठकर सब कुछ देखना हैं, नितान्त श्रमात्मक है। ये सब 
भावनायें समपंण विरोधी हैं। समपंण का भ्र्थ निश्चेष्टता या झ्कमरयता नहीं 
है। समर्पण मनोवृत्तियों का दिशा-परिवर्तत है, निम्न से ऊधष्वे में आरोहरा है । 
श्रतएव भक्त मे दैन्य के साथ ही समपण का सद्धूल्प भी अपेक्षित है । किन्तु भक्त के 
सद्धूल्प तथा ज्ञानी के सद्भूल्प में अन्तर है। भक्ति सन्दर्भ के कमर्पिणा-प्रकरण में 
दोनों का अन्तर स्पष्ट किया गया है। देहेन्द्रियाँ ही कर्म करती हैं एवं वे ही कर्म का 
फल भोगती हैं। मैं देहेन्द्रियों से पृथक नित्यसिद्ध-शुद्ध-बुद्ध श्रात्मा हें, अणु चैतन्यस्वरूप 
हँ--यह भावना ज्ञानेक्ष्‌ सावक के कर्मेंसमपंणा की होती है। मैं कुपथ में भटक गया 
हूँ, मेरी इस दुर्वात॒ता को देखकर करुणामय कृष्ण मेरे प्रति करुणा करें, वे स्वयं 
यदि कृपा करके मेरे दुर्वासनाजनित दु.ख को दूर न करें, तो मेरी अपनी शक्ति से 
इसकी निवृत्ति असम्भव ही है--इस प्रकार दैन्यविगलित विज्ञापन भक्त के झात्म- 
समपंण का स्वरूप है। 


आत्मसमपंणा का प्रमुख प्रज्ू शरणागति है। ज्ञान-वैराग्य तथा कर्म प्रादि 
सबका उपदेश पाकर भी हतप्रभ झर्जूब की विकल बुद्धि को कष्ट में देखकर भगवान्‌ 





१--बौरे मन रहन अटल करि जान्यौं। 
पन दारा छुत बन्धु-कुठुम्ब-कुल, निरखि निरखि बोरान्यों ॥--सृरसागर, पद सं० ३१६ 
२-/**** भक्‍्तीच्छूनान्तु अनेन दुर्वासनदुःखदर्शनेन स करुणामयः करुयां करोत्विति वा, वा 
प्री तिरविवेकानां विषयेष्वपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयाज्ञापसर्पतु ॥7 


१०४ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्ण ने अन्त में यही कहा--सर्वंधर्मानू परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज, भ्रहं त्वा 
सर्वधापेस्यो मोक्षयिष्यामि, मा शुच: ।” साधन में असमर्थ व्यक्ति के लिये पुरुषोत्तम 
अीकृष्ण की शरण एकमात्र वरदान है| श्रत: भगवान्‌ ने सभी धर्मों के परित्याग- 
पूर्वक अ्रपत्ती शरण में आने का आवाहन किया-यही भक्ति का प्रथम सोपान है । 
भगवान्‌ अपने अ्रमयदायक शरण में लेकर भक्त को समस्त पापों से मृक्त करने की 
घोषणा करते हैं।पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के शरण ग्रहरा करने के बाद भक्त को कोई भय 
नहीं रह जाता, वे ही उसके व्यक्तित्व का संस्कार करते हैं--मा शुचः । 

शरणागति को प्रपत्ति भरी कहा जाता है। भट्ट रमानाथ शास्त्री के शब्दों में 
“प्रपत्ति का रूढ़ प्रर्थ है स्वीकार और यौगिक अथे है आत्मनिक्षेप । प्र प्रकर्षण 
एकदम, पत्ति: पदनं भगवान्‌ मे चले जाना, और अःत्मन: अपने आपका भगवान्‌ में 
निक्षेप, लितरां क्षेप: एकदम डाल देना दोनों बात एक ही है ।* 


प्रपत्ति तीन प्रकार की होती है---भगवत्कृत भक्त का स्वीकार, भक्तकृत भगवान्‌ 
का स्वीकार एवं मित्र गोपियाँ प्रथम की उदाहरण हैं, प्रह्माद द्वितीय के उदाहरण 
हैं एवं मित्र प्रपत्ति के उदाहरण हैं अर्जुन । इनमें से भक्तक्ृत प्रपत्ति किया मित्रप्रपत्ति 
झ्रधिक देखने में श्राती है। भगवान्‌ कृत भक्त का स्वीकार उनके शअ्रतिप्रसाद का 
उदाहरण हैं । किन्तु ऐसे भी उदाहरण मिल जायेगे जहाँ भगवान्‌ भक्त के पीछे दौड़ा 
करते हैं झलर उसकी इच्छा-अनिच्छा की परवाह न करके उसे अ्रपने में केन्द्रित कर 
लेते हैं । श्रंग्रेजी कवि थामुसन के काव्य (2८ /४0०प70 ० ८०४४८) में इसी 
प्रकार की भावना अ्रभिव्यक्त हुई है । 


भक्त की शोर से प्रपत्ति में कुछ भ्रावश्यक छा्ते हैं, जिनकी पूति पर भगवान्‌ 
की कृपा अनुभव में भ्राती है। शरणागति के घट अद्ध हैं-“-अनुकूल-स दूल्प, प्रतिकूलता 
का वर्जन, रक्षा में विश्वास, गोप्तृत्ववरण, आत्मनिक्षेप तथा कार्पएय । भगवान्‌ की 
इच्छा के अनुरूप चलने का सद्धुल्प अभनुकूलता का सद्ूल्प है, पूर्यसमर्पण की यह 
झावश्यक शर्तें है। यदि सत्ता का कोई अंश समपंण करे श्रौर कोई अपने ही रास्ते 
पुर चलता चले, तब भगवत्कृपा कार्यान्वित नहीं होती । समर्पण के पीछे अपनी 
इच्छाओं, भभिलाषाशों एवं दुराग्रहों का पोषण करते हुये भगवत्कृपा का भ्रावाहन 
करना व्यथे है। समपंरा में भगवान्‌ की अनुकूलता देखी जाती है, अह की नहीं । 
झ्रात्मोत्थान के लिये भगवान्‌ के अनुकूल चलने का सद्चूल्य आवश्यक है। इसी के 
पूरक रूप में प्रतिकूलबा का वर्जन अपेक्षित है। ब्यक्ति के भगवद्विरोधी अंशों-- 
कस्तुओं, विचारों, भावनाओं का परित्याव होना चाहिये। सत्य और मभिथ्या 


रइसलदित और प्रपत्ति का स्वरूपगत भेद--९० 


भक्ति का दाशैनिक स्वरूप १०५ 


प्रकाश शौर भन्धकार, समपंण और स्वार्थ एक साथ नहीं रह सकते । अतः भक्त 
को इस मिथ्या धारणा को त्याग देना चाहिये कि चाहे वह भगवान्‌ के द्वारा निहं छ्- 
पथ पर चले या न चले, भगवान्‌ की कृपा उसके लिये सब कुछ करती रहेगी । जीवन 
की विक्ृतियों एवं सत्य की अनुकृतियों का वजन सत्य के प्रकटीकरण के लिये 
झ्रावर्यक है। जो कुछ भक्त एवं भगवान्‌ के सम्बन्ध को स्थापित होने से रोकता है, 
उनके एकाकार होने में बाधक है, उसका परित्याग भक्त का कतंव्य है। भगवद्विरोधी 
गतियों से समर्पण में व्याघात पहुंचता हैं, अत: उनका परिवर्जन झनिवार्य है । 
गोप्तृत्वव रण का अथे है कि भगवान्‌ मे अनेक युप्त कक्तियाँ हैं, वे सतत सकते 


की रक्षा के लिये उद्योगश्नील रहती हैं। जो मकवान्‌ की शरण में जाता है, मगवान्‌ 
उसकी सहायता कई रूप से करते हैं। प्रमटरूप में उनकी कृपा जितती अ्नुसवमम्य 
हो पाती है, उससे कहीं भ्रधिक श्रग्रकट रूप मे वह क्रियाशील रहती है--यही उनका 
गोप्तृत्ववरण है। भकक्‍त की वाह्मचेतना के अन्‍्तराल में भगवान्‌ की कृपाशक्ति 
अविचल भाव से उसका उद्धार करने मे गतिशील रहती है। जब उसको भगवान्‌ की 
करुणा का भान होता है तब वह उपकृत होता है, आराध्य की श्रसीम दयालुता के 
प्रति कृतज्ञता से भर जाता है ।* रक्षा में विश्वास इसी से सम्बन्धित है। सर्वेश्र्थ 
प्रभु की शरण में जाने पर भक्त की चिन्ता भगवान्‌ करते हैं। किन्तु मानव का 
संशयग्रस्त मन उनकी कृपालुता के प्रति भी सन्दिग्ध हो जाता है। इसलिये उसे यह 
विव्वास हृढ़ करना पड़ता है कि भगवान्‌ उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेगे । इस 
विश्वास के उत्पन्न होते ही रक्षा का अनुभव होने लगता है। सशय से इस झनुभब 
में बाधा पहुँचती है, अत: भक्त के उत्कषं के लिये रक्षा में विश्वास वाञ्छुनीय है । * 
आत्मनिक्षेप एवं कार्पएय परस्पर गुम्फ़ित हैं। भक्त जंसा भी है, भला-बुरा, 

अपने को भगवान्‌ के हाथों सौंप देता है-यही ग्ात्मनिक्षेप है। सब कुछ छोड़कर 
एकमात्र भगवान्‌ की शरण में जाना शरणागति का प्राय: अन्तिम सोपान है । भक्त 
का यह मनोभाव भगवान्‌ की शरण में जाने का हृढ़ सद्छुंत है-- 

जो हम भले बुरे तो तेरे। 

सब तजि तुध शरणागयति झायो हढ़ करि चरसा पहे रे ॥ * 





१--करनी करुण सिन्धु की मुख कहत न आवे। 

कपट हेतु परसे बकी जननी गति पावैं ॥४॥--'विनय, सरसागर 
२--सरन गए को को न उबार्‌यौ । 

जब जब भीर परी संतनि को, चक्र सदरसत तह्ाँ संभारयों । 

सूर स्याम बिनु और करे को, रंग-भूमि मैं कंस बछयारयों 0१४7- दही 
३--दूरसायर--“विनय”, पद १७०५ व 


१०६ ह मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-सक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


इस आत्मनिक्षेप में कापंएय रहता है, श्रपनी दीन-हीन अवस्था का बोध 
रहता है। करुणासय भगवान्‌ के सामने अपनी प्रणति प्रकाशित करने में भक्‍त में 
स्वभावतः कार्पण्य था जाता है। अपने दोषों का बोध उसे दैन्य से भर देता है भौर 
उस दैन्य को लेकर भी भक्त, भगवान्‌ की असीस करुणा का याचक बन पाता है। 
कार्पस्य, भक्त की श्रहंकार-रहितता का सूचक है। संक्षेप में शरणागति के ये मुख्य 
लक्षण हैं। भक्ति में शरणशागति किवा आत्मसमर्पण का सर्वाधिक महत्व है। 
रागमार्यीय भक्ति नवधा भक्ति के इस इति से आरम्भ होती है। कृष्ण-मकत के लिये 
विधिसार्गीय भक्ति के अन्य साधनों को अपनाना उतना अपरिहाय॑ नहीं होता जितना 
आत्मनिवेदन । आत्मसमपंण से भक्त में जो कुछ भी कुटिलता है, वह ऋजु होता है, 
जो कुछ विकृत है, वह सुकृत में परिणत होता है और उसमें जो कुछ मिथ्या है, 
वह सत्य में रूपान्तरित हो जाता है। यह समर्पण लौकिकता को अलौंकिकता में 
परिवर्तित कर देने का प्रमुख साधन है। शरखणागति से भक्त, भगवान्‌ की तद्ूपता 
प्राप्त करता है ।* 


४. नाम--यों तो मध्ययुग के निर्भुण-सगृुण सभी भक्ति-सम्प्रदायों में 'नाम' 
का महत्व है किन्तु इसे जेसी मधुरता कीतंन के रूप में चैतन्य-सम्प्रदाय में प्रदान की 
गईं उससे नाम-साधना में विशेष भाव प्रवण॒ता का सञ्चार हुआ । 

नाम-नामी का सम्बन्ध श्रविच्छेय है । कृष्ण-भक्ति के सगुण मतवाद में 
नाम से अधिक रूप को महत्व दिया यया। किन्तु राग की प्रारम्भिक स्थिति में रूप का 
साक्षात्कार आसान नही है, इसलिये नामी के प्रतिनिधि नाम का महत्व कृष्ण॒भक्ति- 
, भम्प्रदायों मे रहा है। मध्ययुग के कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में स्वरूपविग्रह के साथ ही 
नाम की उपासना का भी प्रचलन था। नाम दो प्रकार का होता है- स्वरूपनाम 
एवं लक्षशद्योतक। एक से इष्ट का स्वरूप प्रकाशित होता है, दूसरे से उनका 
स्वभाव । जैसे कृष्ण, राम भगवान्‌ के स्वरूपगत नाम हैं किन्तु कंसारि, गोपीजन- 
वल्लभ, यद्योदानन्दन आदि कृष्ण के लक्षणयत नाम हैं इनसे उनके स्वभाव का बोध 
होता है। स्वरूप नाम भगवान्‌ के स्वरूप को उद्घादित करता है और लक्षणगत 
वाम उनकी लीलाओं की स्फूर्ति में सहायक होते हैं। किन्तु पुरुषोत्तम की लीला का 
स्फुरण तब तक सम्भव नहीं हो पाता जब तक कि उनके स्वरूप की स्फूर्ति से चित्त 





१-परम कृपाल उदार यह निज सुख सम्पत्ति देत। ः 
शरणागत जन को जु कछु' सौ अपनौ करि लेत ॥७॥-सु० बो०, पृ० ४१ 
धर्मों धर्म प्रबीन लीन सदा दित मधुर रसत। 
शरखामत आभीन ताक़ौ अपनी सम करत ॥३४॥--बही, पृ० ४३ 


भक्ति का दाशंनिक स्वृडप १०७ 


की चञठ्चलता नष्ट नहीं हो जाती । अतएव भगवान्‌ के स्वरूपज्ञान के लिये उनके 
स्वरूपगत नाम का स्मरण लीलास्फूर्ति के पूर्व आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभ ने 
भगवान्‌ के कृष्ण एवं राम इन दो स्वरूपगड़ नामों से अपनी प्रसिद्ध कीत॑न-पक्तियों--- 
“हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हर 
में मन्त्रशक्ति फूंक दी | भगवान्‌ के नाम से सब प्रकार के क्लेश हरे जान मे भक्तों 
का हृढ विश्वास है। 

भगवान्‌ का नाम-स्मरण भगवत्कृपा-झक्ति का निरलर आवाहन है । यह 
सबसे सबल झौर सबसे सुलभ साधन है । इसमे न मन्त्र-जपविधि का व्यौरा है, न 
स्थानास्थान एव कालाकाल का भञ!षूकट | उठते-बंठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, 
सभी झवस्थाओ में सब समय नाम लिया जा सकता है। भक्त का विश्वास है कि 
नाम से सार पापों का क्षय होता है और नाम से कर्मों की यान्त्रिक खद्भुला कठती 
है। मीराबाई के पद में नाम के इन्हीं प्रभावो पर विश्वास प्रकट हुआ है ।* घमम- 
मुक्तिएव ज्ञान-भक्ति सब नाम से सधते हैं ।* केवल यही नहीं, रस-मार्ग के सभी 
उपकरण नाम से प्रकट होते हैं, ऐसा विश्वास राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय का है। हित 
(प्रेम), चित्त (साक्षी चेतना), झानन्द एवं भाव--ये रस के अनिवार्य अज्भहैं। ये सब 





१--मेरी मन रामद्दि राम रटे रे। 
राम नाम जप लींजे प्राणी, कोटिक पाप कटें रे । 
जनम जनम के खतजु पुराने नामहिं लेत फटै रे ॥--मीराबाई की पदावली, पद्‌ २०० 
८ >( >< 
चार अक्षर इरिंवंश के चार विचार स्वरूप । 
हद्वित चित आनन्द भाव मिलि रसनिधि परम अनूप ॥५४॥--छ० बो०, ३० ६ 
/५ #( 0 


चारो प्रगंटे नाम तें. तिनतें प्रगदयो नाम ॥ 
बइक्ष फूल फल बीज तें फलतें बाज सुधाम ॥५८॥--सुधर्म बॉधिनी, ४० ६ 
२--अ्रदूभृुत राम नाम के अडू । 

धर्म-अड्डूर के पावन दबे दल, सुक्ति-बधू-ताटडु । 

सुनि-मन-हंस-पच्छ-जुग, जाके बल उंड़ि ऊरघ जात। 

जनम-मरन-काटन को कतेरिे तीछन बहु बिख्यात। 

अन्धकार-अज्ञान इरन को रबि-ससि जुगल-प्रकास | 

बासर-निसि दोउ करें प्रकासित महा कुमय अनयास । 

दुर्ढें लोक सुखकरन, इरनदुख, बेद पुराननि साखि | 

भक्ति ज्ञान के पन्‍थ यूर ये, प्रेम निरन्तर भाखि ॥६०॥--विनव', दरसाक 


१०८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


“हरिवंञ्' के नाम से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जैसे बीज से वृक्ष एवं फूल-फल ।* अवध्य 
ही यहाँ गुरु के नाम को दृष्टि में रखा गया है । किन्तु साधारणतया भक्त, भगवान्‌ के 
नाम से भक्ति के सब अज्ों के स्फूरित होने में आस्था रखता है। यही नहीं, नामी 
को वहा में करने वाला एकमात्र साधन नाम ही है। इसीलिये उसे गुरु तक का स्थान 
दे डाला गया ।* नाम का महत्व केवल विकार-मुक्त करने तथा नवधा-भक्ति आदि 
देने के कारण ही नही है, उसकी परम सार्थक्ता इस बात में है कि उससे चित्त में 
कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। कृष्ण का नाम कृष्ण के लिये अनुराग 
उद्बुद्ध करता है ।* मीराबाई नाम को ही प्रेम की चोट लगने का कारण बताती 
हैं ।४ इस नाम के प्रभाव से संसार के अन्य श्राकर्षण नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र 
भगवत्मेम का ही नशा छाने लगता है ।* श्रीकृष्ण का साक्षात्कार तो विलम्ब से हो 
पाता है श्लौर ताम भक्त के चित्त को द्रवीभृत कर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व में ऐसी 
अनुभूतियों को जन्म देता है जो भक्त के लिये इसके पूर्व अज्ञात थी। चणडीदास के 
एक पद में राधा पर कृष्ण नाम का प्रभाव अत्यन्त सुक्ष्मता से प्रभिव्यश्चित हुआ है। 

सेह केबा शुनाइल ध्याम नाम । 

कानेर मितर दिया मरसे पहशिल गो, श्राकूल करिल मोर प्राण ॥ब्रू ० 

ना जानि कतेक मधु व्यास नामे श्राछे गो, वदन छाड़िते नाहि पार । 

जपिते जपिते नामे अ्वज्ञ करिल गो, केमने पाइबों शेंद तार ॥ 

नाम-परतापे जार ऐछन करिल गो, श्रंगेर परशे किया हय। 

येखाने बसति तार नयाने देखिया गो, युवति धरम कछे रय। 

पासरिते करि सने पासरा ना जाय गो, कि करिब कि हबे उपाय । 

कहे द्विज चण्डीदास कुलवती कूल नाशे झापनार बोवन जाचाय ॥' 


भ--सवोंपरि, छित नाम, सेवक बानी में कह्मों। ५ 

जहं लौं घामी थाम, सब वैभव हित नाम कौ ॥१८॥--छुधमंबोधिनी, ए० ४ 
२--नाम परम गुरु सर्वे पर नामी नाम श्रधोन । 

सबके मस्तक पर लसत सरन गहवत परवीन ॥७६॥--हुघमंबोपिनी, ए० ८ 
३--एके कृष्णनामे करे सब्बेपापक्षय , नवविध भक्ति पूर्ण नाम हइते हय। 

दीछा प्रश्चर्याविधि अपेच्षा ना करें। जिहृवास्पशं आचारंडोल सबारे उद्धारे | 

आनुसज्ञ फले करे संसारेर छथ। चित्ते आकर्षये करे कृष्णप्रेमोदय। 

--चैतन्यचरितामत-मध्यलीला (१५वाँ परिच्छेद), १० १९६ 

४--शुरु मिलिया रैंदास जी, दीन्हों 92054 की गुटकी । 

चोद लगी निज नाम हसीकी, म्हांरो हिवड़े सलटकी ॥--मीराबाई की पदावली, पद २४ 
५--फिया पियाला नाम कारे, और न रह सोदाय । 

मीरा कहैं प्रमु गिरवर नागर, कांचो रह उड़ि जादू १--बवही, पद ४४ 


६--परकल्पतरूं, पद शदु१ 





भक्ति का दाशं॑निक स्वरूप १०६९ 


किसने आकर राधा को श्याम का नाम सुना दिया । श्रवण के मार्ग से वह 
मर्म में बिघ गया । उनका चित्त उस नामी के लिये आकुल हो उठा। जपते जपते 
राधा शिथिल हो गई किन्तु पाने की जो उत्कट अभिलाषा नाम से जग गई वह कम 
नही हो पा रही है | नाम के प्रताप से जब इतनी विवशता छा गई तो नामी के 
स्पर्श का क्‍या प्रभाव होगा ? राधा का लोक-परलोक सभी नष्ट हो गया, कुलवती 
का शील-सछ्ोच सभी घुल गया, किन्तु उनसे श्याम नाम नही छोड़ा जाता क्योकि 
न जाने इस नाम में कितना मधु है ? पृर्वराग के उत्पन्न होने एवं उसकी कुछ 
दशाओं का अत्यन्त दासिक चित्रण इस पन में हुआ है । नाम से राधा के अन्तस्तल 
में प्रसुप्त कृष्णप्रेम जागरित हुआ एवं उस नाम के प्रभाव से प्रेरित होकर वह नामी 
से साक्षात्कार करने को तुल गई चाहे उसमे उन्हें मर्यादा की तिलाझ्ललि ही देनी 
पड़े । नाम का महत्व केवल यही तक नही है, वरनू विरह की प्रचरड ज्वाला में जब 
भक्‍त को सब कुछ विस्मृत हो जाता है, तब एक नाम के सहारे ही उसका सम्बन्ध 
भगवान्‌ से जुड़ा रहता है। मरखण-दशा के उपस्थित हो जाने पर सबसे नाता टूट 
जाता है, एक नाम से ही नाता नहीं छूटता, क्योकि प्रियमिलन तक जीवित रहने 
का यही एकमात्र सहारा होता है। वेदता से व्याकुल विरहिणो मीरा का यही 
सम्बल हुआ ।* विरह की निस्सहाय अवस्था मे नाम का ही सहारा रहता है । 

नाम-स्मरण के लिये भक्त का अमानी, विनम्र तथा सहिष्णु होना परमावश्यक 
है। चित्त की कोमल वृत्तियों में ही कृष्ण का आाविर्भाव होता है, भ्रतएवं चैतन्य 
महाप्रभु ने कहा कि--- 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता | 
श्रमानिना सानदेत कीत्त नीयः सदा हरि: थे 

५. सत्सड्र--भक्ति के फलीभूत होने के लिये जितना आवश्यक भगवत्क्वपा है, 
उसके पल्‍लवित होने के लिये उतना ही श्रावश्यक सत्सज्भ है। जिन व्यक्तियों ने भक्ति- 
मार्ग में प्रवेश पा लिया है शौर जो माया के बन्चनों से मुक्त हो चुके हैं, उन व्यक्तियों 
का सझ्भ नये साधक की साधना में सहायक होता है । सत्सद्भ से उसमें महत्वृत्तियाँ 
संक्रमरा करने लगती हैं तथा उसकी निस्‍्नवृत्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। जिस दिन सन्त 


१--नातो नाम को मोसं , तनक न तोड्यों जाइ। टेक । 

पानां ज्यू पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग। 

८ ५८ ८ 

मारे नातो नाव कोरें, और न नातो कोश। 

मीरा व्याकुल विरइणी रे, पिया दरसण दीजों मोइ ॥-- मौराबाई की पदावली, पद ७४ 
२--शिक्षाष्टकम्‌, श्लोक ३--(महाअस्जु-अन्थावली) 


११० मध्ययुगीन हिन्दी कऋष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीर्य 


से मिलन होता है, उस दिन सारे धर्माचरणों का फल प्रास-सा हो जाता है| मिथ्या 
बाद-विवाद से परे सन्‍त भगवान्‌ के निर्मल चरित का गान करता है और करवाता 
है । यहाँ तक कि उसकी सद्भति से कर्म के बन्चन भी कट जाते हैं । सत्सद्भ भगवान्‌ 
की स्मृति जागृत करता है, इसीलिए साधना में इसका अमूल्य महत्व है ।* साधु की 
सज्भति से कुमति नष्ट हो जाती है और भक्ति का आविर्भाव होने लगता है । 

रस-मार्य के पथिको के लिये 'रसिक' जन का सद्भ ग्रावश्यक है । युगल-प्रेम 
जिनका सहज स्वभाव बन गया है, ऐसे लोगों का सद्भु रस के अभिलाषी भक्तों के 
लिये झनिवारय है । रस-रीति इतनी गहन और रहस्यमय है कि साधन (नेम) करके 
भी उसे अवगत नहीं किया जा सकता । वह केवल प्रेम से ही गम्य है शोर यह प्रेम 
रसिकों के सज्भ से प्राप्त होता है। रसिकों के सद्भ से चड्चल मन का खोटा लोहा 
प्रेम के स्वर्णा मे परिवर्तित हो जाता है। रस के उद्भावन एवं पोषण का साधन 
रसिकों का सद्भ ही है ।* 





१--जा दिन सन्त पाहुने आवत । 

तीरथ कोटि सनान करें फल लैसोँ दरसन पावत। 

नयो नेह दिन-दिन प्रति उनकें चरन-कमल चित लावत। 

मन-बच कर्म और नहि जानत, सुमिर्त औ सुमिरावत। 

मिथ्यावाद-उपाधि-रहित हब, विमल-बिमल जस गावत। 

बन्धन कम कठिन जे पहिले, सोऊ काटि बहावत। 

सब्जांत रहें साधु की अनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत | 

सूरदास सन्नति करि तिनकी, जे इरि-सुरति करावत ॥३६०॥--सरसागर 
२--गई कुमति लई साधु की सद्गति, भगत रूप भई सांची । 

गाय ग्राय हरि के गुन॒ निसदिन, काल व्याल सं बांची ॥२६॥--मीराबाई की पदावली 
इ--मन गति चन्बल सबनितें, उपजत छिन सतरब । 

आवत ठबदीं हाथ जो, रसिकनि को होइ सह्भ॥ 

भयो न रसिकनि सन्न जो, रंस्यो न मन रंय प्रेम । 

पारस बिन परसे कहो, होत लोह ते हेम॥ 

भर प्र ५८ 
रें मम रसिकलि सन्ञ बिबु, रक्ष न उपजे प्रेम । 
या रस को साधन यहै, ओर करों जिनि नेम | 
-“मेजन सतलीला (व्यालीसलीला -- श्रुवदास), ए० ७० 


भक्ति की साधना एवं विकास-क्रम 
तृतीय खण्ड 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम॑ 


भक्ति का सम्बन्ध हुदय से है, अ्रन्तजंगत्‌ की नाना वृत्तियों का इष्ट के साथ 
भावात्मक सम्बन्ध से है, अतः उसके विकास को कोई सरणि नहीं बनायी जा सकती। 
हृदय को भक्तिभाव की ओर उत्प्रेरित करने में श्रनेक साधनों का सहारा लिया 
जाता है, उनमें से कुछ परम्परा से मान्य है- ज॑से 'नवधा' भक्ति । कृष्ण की भक्ति 
अनुराग-प्रधान है, बहुधा उसमें नवधा-भक्ति का साज्ोपाजड़् विवरण नहीं मिलता 
किन्तु कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में राग उत्पन्न होने के पूर्व उसका स्थान निद्िचत रूप 
से स्वीकार किया गया हैं। राग-भक्ति चाहे जिस भाव की हो, वह चेतना के दिव्यीकृत 
स्थिति की सूचक है । क्ृष्ण-प्रेम का पारा शअत्यन्त गुरु है, उसकी पात्रता के लिए 
नवधा-भक्ति का आचरण श्रावश्यक-सा है ।* 

भक्ति के झास्त्रीय रूप का नाम नवधा-भक्ति है। स्रामान्यतया यही भक्ति 
की जन्मदात्री समझी जाती है। इसी के साथ-साथ अ्रथवा , इसके अनन्‍्तर क्ृष्ण- 
भक्ति-सम्प्रदायों में एक विशिष्ट पूजा-प्रशाली का विधान है, जिसे “अष्ठप्रहर-खेवा' 
कहा जाता है। नवधा-भक्ति के प्रारम्भिक अद्धों के आचरण द्वारा जब मन से 
सांसारिकता का आवेश कुछ क्षीण होने लगता है, हृदय में प्रभु का माहात्म्यज्ञान 
प्रकाशित होने लगता है तब स्नेह अद्भूरित किया जाता है । पुष्टिमार्गीय आचार्यों का 
यह मत है कि जब मन में स्नेह अद्ध[रित होने लगे तभी सेवा-प्रणाली में रत होना . 





१--(क) नवधा विधि ये सेइये सर्वकाल करि नेम । 
बिना पात्र ठहरैे नहीं गरुते पारों प्रेम ॥१०॥--सुधमंबोधिनी, ए० ८ 
(ख) साधनादि ग्रकारेण नवधामक्तिमार्गतः । 
अमपूर्त्या स्फुरदर्मा: स्पन्दमाना: प्रकीतिताः ।। 
-जलमेद्, लोक १०, षोडशग्न्थ (वल्लभयचाय) 
(य) ब्रह्माण्ड अमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव । गुरु-कष्युप्रसादे पाय भक्तिलताबीज ॥ 
माली इजा करें सेइ बीज आरोपण | अ्रवश-कीसेन जले करये सेचन ॥ 
उपजिया बाडे लता तश्याण्ड भदि जाय । बिरजा बह्मलेक भेदि परव्योम पाय ॥ 


तबे जाय तदुपरि गोलोक बृन्दावन | कृष्णचरण-कहंपछतले करें आरोह्ण ॥ 
ष्द 


११४ मैध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदौय 


चाहिए ।* ग्रतः नवधा-भक्ति का क्रम भक्ति के विकास में सर्वप्रथम है, तत्पश्चात्‌ 
सेवा का । किसी-किसी व्यक्ति में स्वाभाविक अनुरक्ति सेवा में देखी जाती है, इसे 
उसका पुर्वाजित सस्कार समझना चाहिए, जंसे मीराबाई में वाल्यकाल से गिरिधर- 
गोपाल की पूजा में अ्रनुरक्ति सुनी जाती है। किन्तु ऐसा प्राय: कम ही होता है | 
श्रवण आदि के श्रभाव में केवल सेवा से माहात्म्य का बोध प्रायः नहीं हो पाता 
इसलिए नवधा-भक्ति विधेय है। स्नेहप्लुत मन से सेवा करते-करते भगवान्‌ की 
लीलाओों का स्फुरण होता है और लीला-स्फुरण से भक्त में रागात्मिकता का 
प्रादर्भाव होता है । इस रागात्मिकता का विकास किसी निरिचित प्रणाली में बंधकर 
नहीं होता, अतएव शुद्ध रागमार्यीय साधना को क्ृष्ण-भक्ति-साहित्य में ऐसे प्रतीको 
के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, जिनका पाद्लेतिक अर्थ समझने पर उसके 
प्रतिसाधारण भावों में भी श्रान्तरिक साधना की गहराइयाँ छिपी हुई मिलेंगी । राग, 
भक्ति की अत्यन्त विकसित चेतना है, भक्‍त में भगवान्‌ के ग्रति न केवल स्नेह बरन्‌ 
दुनिवार श्राकर्ष ए जन्म लेता है और वह आकर ण समस्त विज्लों को रौदता हुआ 
श्रीकृष्ण के व्यसन के रूप में परिणत होता है । 

इस प्रकार नवधा-भक्ति के द्वारा व्यक्ति की सामान्य मानव-चेतना में भक्ति 
का बीज बोया जाता है भौर सेवा द्वारा उसे अ्रद्धुरित एवं पल्लवित करने की चेष्टा 
की जाती है। मानसी सेवा के प्रतिफलित होने पर भक्त और भगवान्‌ का जो 
सम्बन्ध जुड़ता है तथा भक्ति की जो श्रन्तदंशाएं होती हैं, उसका कोई निद् ष्ट साधन 
नहीं है और न उसके लिए भक्ति की कोई विधा सहायक हो पाती हैं । वह इष्ट एवं 
भक्त के निरन्तर आदान-प्रदान की भ्र।त्तरिक भाव-दशा हैं जिसे काव्य-रूपो के माध्यम 
से व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। राग-भक्ति उन्मुक्त प्रेम का निस्सीम आकाश है 
जिसके प्रतिक्षण बदलते रूप रज्भ का अ्रहरण आत्मा के पट पर ही सम्भव है, किसी 
निर्धारित प्रणाली से नहीं । 





वाद्य बिस्तारित इजा फले प्रेमफल | इहा माली सेचे अश्रवणकीतैनादि जल ।। 
--चै० च० मध्यलीला (१६वॉ परिच्छेद), पृ०२३५ 
शत 485३ 945 90 686 $4ए273,  दिवाएका धाते शिावाछा) 65 पट] ॥ फरंधा- 
पंबछआए 06 गए ए्ा पट छणावाए ऋराबाादार छत गद्ंगछ ६ ॥7 (96 
बोएए8079, एफ्ढ छाए फ्रपड तंटाबलाटत 7णा्ा पोल ०-० घ्यए्त 209ए०7८वपें 
709 090वते, ट्वपड्टव 40एड 0 7 ३एजवप्टाटत जातक पाल पल्का+ बाएं 0०४9५ 
प्रवाटा। 0758 0५९ १छवँटाएड, ए2 ग्ा870, 9एछाएटड #०7%ए जी 40507 8 
पाठ 0०्प्राहइद रई 56ए७"* 6 ऊएता$-7ए6-एाट्ज़ जी रेपडधंपाढा हु “पर, 6. 
9277, ?2४८ 3. 


भक्ति-सावना एवं विकास-कँम॑ ११५ 


न॑वधा-भक्ति 

इसके नो अज्ज सुप्रसिद्ध हैं -अवशणा, कीत॑न, स्मरण, पादसेवन, भ्रच॑न, वन्दन, 
दास्य, सख्य, आत्म-निवेदन । इनमे से दास्य और सख्य को क्ृष्णभक्तिरस के भावों 
के अ्न्तगंत ग्रहण कर लिया गया। वास्तव में कृष्ण के प्रति आत्म-निवेदन से ही 
भाव-भक्ति भारम्भ हाती है। विधिमार्गीय श्रवण तथा कीतंन आदि अज्भों का सेवन, 
भक्त के हृदय में भक्ति की भूमिका निर्मित करता है। 

श्रवश--भगवान्‌ के नाम, गुण, रूप आदि के अलौकिक वर्शाव के सुनने को 
श्रवण कहते हैं । यह श्रवण, नाम एवं लीला दोनो का होता है। चैतन्य-सम्प्रदाय में 
नाम-श्रवरा का श्रधिक महत्व है और वल्लभ ग्रादि ब्रज-सम्प्रदायो में लीला का। 
अन्त:करण की शुद्धि के लिए नाम-क्रवरा सबसे बलवान साधन समझा जाता है। 
भक्तिभाव से सुना गया भगवन्नाम चित्तशुद्धि करने में जिस प्रकार समर्थ होता है, उस 
प्रकार अन्य साधन नहीं। चित्तशुद्धि न होने से लीला-अवण द्वारा रूप एवं लीला 
की उद्योगयता घटित नही हो पाती । भक्तिमन्दर्भ मे कहा गया है कि जिस प्रकार 
निर्मेल दपंण में ही रूप उतरता है, उसी प्रकार निर्मेत चित्त श्र्थात्‌ भगवदूभिन्‍न 
विषयान्तर तथा आवेशशून्य चित्त में भगवान्‌ के रूप के उदय की योग्यता आ पाती 
है । रूप के उदय होने पर भगवान्‌ के वात्सल्यादि गुणों की अनुभूति उत्पन्न होती 
है । नाम, रूप एव गुण सहित भगवान्‌ तथा उनके परिकर की स्फूर्ति होने पर 
हृदय में लीला-स्फुरण की सम्यक्‌ योग्यता आती है ।* 

श्रवरर के विषय में यह भ्रपेक्षित है कि वह किसी महापुरुष द्वारा सुनाया 
गया हो । जेंसे श्रोता का परीक्षित की भाँति मोहरहित तथा दन्दरहित होना अपेक्षित 
है, वैसे ही कथाकार का भी शुक की भाँति सिद्धात्मा होना श्रपेक्षित है । साधक किया 
सिद्ध की वाणी का प्रभाव ही भक्ति जगाने वाला होता है, कथावाचकों के प्रवचन 
का नही । 

श्रवण से चित्त के विकार धुलते हैं। भागवत में कहा यया है कि जो 
व्यक्ति महापुरुषों के मुख से क्षरित श्रीहरि के कथाम्ृत को कर्णपूटों में भर कर पीते 
हैं, वे अपने विषय-मलिन मन को पवित्र कर भगवान्‌ के चरणारविंद के सुस्त को 
प्राप्त करते हैं ।* 


धर्मानुष्ठान भ्रादि से चित्त को वश में करना अत्यन्त लम्बी प्रक्रिया होने के 





१--भक्तिसन्दर्म, पू० ३२६ । हे 
२-पिव,न्त ये सगवत आत्मनः सता, कथाम्ूते अवखणपुरेषु सम्भतस्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशर्य, जजन्ति तच्चरणसरोरुह्मन्तिकम्‌ ॥--भा० २२३७ 


११६ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीये 


साथ ही दुष्कर भी है। भक्ति-मार्ग का श्रवण उस वि्लिष्ट कार्य को सहज बना देता 
है और जिनकी भगवत्कथा में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वे कम के साधनों के साथ ही 
ज्ञान ध्यान, धारणा आदि को भी छोड़कर केवल भगवान्‌ के चरित्र का श्रवरा 
करते हैं। भगवान्‌ का सम्पर्क पापों को ध्वंस करने मे सक्षम है, चाहे वह श्रवरोन्द्रिय 
द्वारा हो किवा अन्य इन्द्रियों द्वारा । चूँकि संसार में चित्त रमाने के हेतु नाना प्रकार 
की विषय-वार्ताएँ होती हैं, इसलिए भक्ति में चित्त को उन वार्ताश्रों एवं चर्चाग्रों से 
हटाकर भगवद्वार्ता में रमाने का प्रयास किया जाता है | भगवान्‌ के भ्रलौकिक 
व्यक्तित्व की गाथा को सुनकर चित्त की जड़ासक्ति शिथिल होने लगती है ।* 

क्ृष्ण-कथा में मन का रमना सबसे आसान है क्योंकि उसके समान लीला 
की विविधता अन्य अवतारों की कथा में नहीं है। श्रीकृष्ण का ग्रतिमानवीय 
सर्वाज़ीणा-व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न रुचियों के लिए झ्राकषंक हो सकता है| चाहे उतकी 
उपासना यदुराज द्वारिकावासी के रूप में हो किवा नन्दनन्दन ब्रजवासी के रूप मे, 
किन्तु उनके महान्‌ भक्तवत्सल तथा रुचिर व्यक्तित्व के इतने विभिन्न पहलु हैं कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं संस्कार के भ्रनुरूप उनमें से किसी एक या एक से अधिक 
के साथ अपना तादात्म्य पा लेता है। कृष्णा का रूप जितना आकर्षक है, उतनी ही 
आकर्षक उनकी लीलाएंँ हैं और उनके श्रतिमानवीयता में भी एक मानवीय रस है । 
अत: वह मानव-सुलभ बन जाते हैं। ब्रह्म के नाम से ही जो एक अपार श्रद्धा का 
तथा महामहिम स्वरूप का आतड़ू छाने लगता है, वह कृष्ण के चरित में तिरोहित 
होने लगा । कृष्णावतार की लीलाझों में भक्त एवं भगवान्‌ के बीच दूरी कम हो गई, 
कंध्णचरित प्रारम्भ से ही उस व्यवधान से दूर है । कृष्णा की कथा में एक विशेष रस 
है जो अनुरखन के साथ-साथ मन का बन्धन भी तोड़ता जाता हैं और उसे श्रपाथिव 
सीन्दयं के आकर्षण में बाँचघता जाता है। इसीलिए कृष्ण-कथा भारतीय जीवन में 
इतनी लोकप्रिय हुई । 

अ्वरण का मनोविज्ञान यह है कि श्रोता और श्रव्य का तादात्म्य हो जाता 
हैं। ज्ञान, ज्ञाता और जय एक ही हैं, वेसे ही श्रवण, श्रोता तथा श्रव्य के बीच 
तादात्म्य है। श्रवण से भगवान्‌ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, संशय छिन्न होता 
है, मस्तिष्क स्वच्छ होता है तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्व भगवान्‌ के माहात्य से वशीभूत 


१-- (के) गौर अरु श्याम चरितनि हरयों जास चित, 
तिननि विषश्नु कथा दूरि तें परिहरी ॥--इन्दावन जस प्रकास, ए्‌ृ० ७ 
(ख) सकल रास-मण्डल रस के जे भँवर सये हैं । 
नीरस विषे-बिलास छिया करि छांड़ि दिये हैं ॥२७५॥ 
--सिद्धान्तपन्चाध्यायी (नन्ददास), पृ० १६४ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम ११७ 


होता है। भगवान्‌ के भक्‍्तवत्सल, श्रशरण-हारण, पतितपावन आदि गुरों का श्रवण 
करके भक्त के मन की निराशा कटती है एवं उनके उद्धारक, सखा, सहायक आदि 
स्वरूप का अनुभव कर उनके प्रति तत्तत्‌ भावों से भावित होने की झ्राकांक्षा जागरित 
होती है । राग्रानुग-भकतों में कृष्ण की ब्रजलीला के श्रवरा से उन भावों से तादात्म्य 
प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। साधारण जन के ऊपर श्रवण का प्रभाव 
झ्घनाशक होता है ।* 

२. कीर्तंत--भगवान्‌ के रूप, गुण एवं लीला का गायन कीतंन कहलाता 
है। कीत॑न का सुख धम, अथे, काम, मोक्ष, जप-तप आदि सब सुखों का अतिक्रमण 
कर जाता है ।'* कृष्ण भक्ति-साधना में कीतेन का गेयात्मक रूप प्रचलित है। चैतन्य- 
महाप्रभु ने जिस समारोह के साथ वाच्ययन्त्रों की भंकार में कृष्ण॒-प्रेम की पुकार को 
निनादित किया, वह दक्षिण-पथ से होता हुग्रा उत्तरापथ में फैलकर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
पर छा गया । जन-पथ में विचरण करते हुए उत्कट प्रेम की धारा को प्रवाहित करते 
चलना तथा जन-जन को भक्त का प्रसाद देना, उनके कीत॑न की विशेषता थी । कीर्तन 
का भ्रन्य सम्प्रदायों में भी प्रचार था किन्तु उस आवेश एवं उच्छुवास के साथ नहीं । 
ब्र॒ज-मन्दिरों में अष्टप्रहर-सेवा के साथ कीतंनियों की नियुक्ति वल्‍्लभ-सम्प्रदाय मे विशेष 
उल्लेखनीय है । राधावल्‍लभ- सम्प्रदाय में भी रागबद्ध पदो के गाये जाने की प्रथा थी 
और स्वामी हरिदास तो स्वयं पदकर्ता एवं सुविख्यात सद्भीताचार्य थे। भरत: भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीलाओ्ों का मधुर गान, कृष्ण मवित सम्प्रदायों में समान रूप से प्रचलित 
था, कही पर नाम का अ्रधिक महत्व था, कहीं पर लीलागान का । परन्तु सर्वत्र ही 
भगवान्‌ के चरित ने ग्रेय रूप मे प्रवाहित होकर जनसाधारण की हृदयभूमि को 
स्निग्ध करके भक्ति के लिए उबर बनाया । 





१-मिथ्या वाद-विवाद छॉडि दे, काम क्रोध मद लोगहिं परिदरि। 

चरन-प्रताप आनि उर अन्तर, और सकल सुख था खुख तरदरि ॥ 

वेदनि कह्यौ, सुमृतिहूँ भाष्यों, पावन-पततित नाम निज नरहारि। 

जाकी सुजस सुनत अरु गावत, जैंहे पाप-दृन्द भजि भरिदरि॥ 

--सश्सागर, पद सं० ३१२ 

२--जो सुख होत शुपालहि गाऐ । 

सो सुख होत न जप-तप कीन्‍्हें, कोटिक तीरथ न्हाएे ॥ 

दिऐ लेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएऐ । 

तीनि लोक तन सम करि लेखत, नन्द-नन्दन उर आए ॥ 

वंसीबट, इन्दावन, जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावें। 

सूरदास इरि को सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आवेै।॥ -सरसागर, पद ३४६ 


१५८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कीतंन के स्व॒रों के साथ भक्ति का भावात्मक श्रावेग फूट पड़ा। जो बात 
कथा के सहारे व्याख्या द्वारा मनोगत होने में कुछ बुद्धि की श्रपेक्षा रखती थी, वह 
कीतन के स्व॒र-प्रवाह में परिवृद्ध रागात्मक के साथ सीधे हृदय का पथ खोजने 
लगी । चित्तवृत्तियों के जिस निग्रह-निरोध को उत्पन्न करने के लिए निर्गणमत में 
प्रनाहत-नाद का श्रवरा आवश्यक बताया गया, वह अब श्राहत नाद के श्रवरा से 
सहज ही साधित होने लगा। ज्ञान, कर्म के शुष्क साधनों द्वारा नहीं, सद्भीत के 
सहज आकषेंरा द्वारा वह “निरोध' सम्पन्न हुआ जो कष्टसाध्य साधन से भी नहीं 
बन पाता । सद्भीत से मनोनिग्रह जितना आसान है, उतना अन्य साधन से नहीं, 
प्रतएव कृष्णभक्ति साधना ने इसका अत्यन्त तीव्रतम रूप ग्रहण किया । कृष्णु-मिलन 
के लिए हृदय की विह्वलता से लेकर संयोग की सिद्धावस्था तक का निरूपण सद्भीत 
के तरल स्वरों में हुआ । ब्रह्मानन्द से तो भजनानन्द श्रेष्ठ माना ही गया है, पर कृष्ण 
भक्तों ने उस भजनानन्द को एकदम मूर्त्तरूप दे डाला | उनका विश्वास था कि जो 
चैतन्य योगियों को भ्रन्तर्मखी साधना से प्राप्त होता है, जो ब्रह्मानन्द कृच्छू साधना 
से ज्ञानियों के अनुभव में भ्रा पाता है, उससे श्रेष्ठतर चेतन्य, ग्रानन्द (भजनानन्द), 
परमानन्द श्रीकृष्ण के लीलागान से स्वतः नि:सृत होता है। श्रीकृष्ण के मधुर 
व्यक्तित्व ने मधुर रवरों में अपनी प्रबलतम अभिव्यक्ति पायी। कीतंन में श्रपाथिव 
रस साकार हो उठा । 

इस कौतंन से एक लाभ और भी हुआ | क्ृष्णु-भक्ति की साधना व्यक्तिगत 


न रहकर सामूहिक बनने लगी । कीर्तेत का सामुहिक आयोजन होता था। 
सामूहिकता से कृष्ण के चरित का कीतंन करने से प्रत्येक का मन उसी क्ृष्णरस 
मे निष्क्रमश करने लगा। भक्त-गायक को एक ओर जहाँ स्वरो की रागभयता से 
भावात्मक सम्बल मिलता था, वहाँ दूसरी ओर श्रोता को उस दिव्य प्रेम का 
झाभास सिल जाता था, जो गोप्य से भी गोणप्य, दुस्तर से भी दुस्तर, केवल कृपा से 
गम्य माना गया है | कीतन ने एक प्रकार से सामूहिक प्रार्थना का रूप धारण किया | 

कीतंन के झावेश मे भक्त श्रपनी वाह्यचेतना से विगत हो अन्तरचेतना से 


यहाँ तक वशीभूत हो जाता था कि उसके दरीर में अनेक सात्विक अनुभाव भी 
प्रकट होने लगते थे । चैतन्य महाप्रभु कीतंत करते-करते कभी नृत्य करने लगते थे, 
कभी उच्च स्वर से रोदन, और कभी भूमि पर लुंठित होने लगते थे ।* चैतन्य- 





१--उदस्ड-नृत्ये प्रुर अद्सुत विकार । अष्ट सात्विक भावोदय हय समकाल ॥ 


मांस क्रण सह रोमदून्द पुलकित | शिमुलीर वृक्ष येन कण्यके वेष्टित ॥ 
>< ८ 
कूम्ु स्तम्भ कसु प्रभु भूमिते पड्य | शुष्क काष्ठ सम हस्त-पद ना चलय | 


“-चैतन्यचंरित्तामृत, मध्यलीला, १३वाँ परि०, ए० १०४ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम ११६ 


महाप्रभु में कीतन मानो साकार देह धारण कर आया था। उन्होंने प्रेमामक्ति की 
साधना में इतर किसी साधन का आश्रय नही लिया | एकमात्र सद्डीतन करते हुए 
भावभक्ति एवं प्रेममक्ति की सारी भूमिकाओं का अतिक्रमण कर वह उस महाभाव- 
भूमि पर पहुंच जाते थे जिसकी साकारता श्रीराधा में पायी जाती है, इसीलिए 
उन्हें राधा का झ्वतार तक कहा गया है। सद्डीतंव ही उनके परम रागाविष्ट 


व्यक्तित्व का सूलमन्त्र था । 
बद्भुला-कीतंन में भावप्रधान कोई घुन होती थी और साथ ही उसमें 


शास्त्रीय सज्ीत की घारा भी निरन्तर बहती रहती थी । विभिन्न राय-रागिनियों में 
बद्ध भक्तों के पद कीतंन के श्राधार बनते थे। यही नहीं, कीर्तव की चमत्कारी 
प्रभविष्णुता नितान्त श्वृद्भारिक काव्य, जैसे जयदेव के गीतगोवित्द--चरडीदास एवं 
विद्यापति की पदावली को अलौकिक रस के क्षरण के योग्य बना डालती थी । 
कृष्ण-भक्ति में रागात्मिकता को जन्म देने का प्रथम श्रेय इसी कौतंन-प्रणाली 


को है। भक्ति का अप्राप्य भाव, कीर्तन के स्वरों में साकार होकर सम्पूर्सण भारतवर्ष 
पर छा गया । उपदेश झादि का तिरस्कार कर केवल स्वराघात से ही जनमानस में 


बह राग उपजाया गया जिसने मध्ययुय में भक्ति को एक नया मोड़ दिया, भाव 
प्रवण कृष्णु-भक्ति का रूप खडा किया | 
३. स्मरणख- जो कुछ सुना जाता है यदि उसे स्मरण न रखा जाय तो श्रव्य 


वस्तु का प्रभाव क्षीण होने लगता है। भाव किवा ज्ञान को टिकाने के लिए उसकी 
पुनरावृत्ति आवश्यक है । भवित-सम्प्रदाय में स्मरण मुख्यतया हरि के नाम का ही 
होता हैं । इष्ट का नाम-जप इस स्मरण का एक रूप है। नाम के अतिरिक्त कृष्ण 
के गुणा तथा चरित आदि के माहात्म्य का स्मरण भी किया जाता है। पश्चु-दरीर 
का अतिक्रमण कर जब जीव मानव-तन धारण करता है, तब कुंष्णु-मजन करना 
उसका कत्तेव्य हो जाता है, विषय का रस तो पशु भी भोगता है और भोग कर 
विनष्ट होता है। अविनद्वर से साक्षात्कार नश्वर वस्तु की लालसा के परित्याग से 
सम्भव है । कृष्णु-भजन से मनुष्य विषय-परित्याग करने में समर्थ हो पाता है । 5 


१--(क) मानुष कौ तन पाय भजो वृजनाथ को । दर्बी लै कै मूठ जरावत हाथ को ॥ 


हित दरिवंश प्रप॑च विषय रस मोह के । बिन कंचन क्यों चलें पच्रीसा लोद के ॥ 
-- हित हरिवंश, स्फुटवाणी, पद ६ 
(ख) राम नाम सुमिरन बिनु, बादि जनम खोयौ। 
रखक सुख कारन तें अन्त क्यों बिगोयौं ॥ 


अर >< 2 

काम-क्रौध-लोस-मोह-तृष्ना मन मोयौं । गोबिन्द-गुन चित बिसारि कौन नौंद सौयों # 

सूर कहै चित बिचारि भूल्यौ भ्रम अन्धा | राम नाम भजि लै तजि और सकल घन्‍्चा ॥ 
“-चरसायर, पद ३३० 


१२० मध्यबुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिधारा झोर चैतन्य-सम्प्रदाय 


स्थरख का यह स्वभाव है कि जो जिसका चिन्तन या स्थरख करता है, 
यह उसी में परिणत होने लगता है, मन उसी की गतियों को अ्रपनाने लगता है जैसे 
कीट भृज्भु के ध्यान में रत हो, भूज़ ही बन जाता है। इसी प्रकार जीव भगवान्‌ का 
स्मरख करते-करते तद्॒प बनने लगता है। अतः स्मरण का महत्व श्रवण से 
अधिक है । 

मजित सन्दर्म में स्मरण का क्रम इस प्रकार दिया गया है--नाम-स्मरख, 
रूप-स्मरर, मुस-स्म रण । स्मरण पाँच प्रकार का होता है-- स्मरण, धारणा, ध्यान, 
ध्रुवानुस्पृति, समाधि । यथा कथडिचत्‌ हरि के नाम, रूपादि के भ्रनुसन्धान का नाम 
स्मरण है। सारे विषयों से चित्त को खींच कर साधारण रूप से हरि के नामादि 
में चित्त को धारण कराने को धारणा कहते हैं । विशेषरूप से नाम, रूपादि के चितन 
का नाम ध्यान है | अम्रृतधार की भाँति अविच्छिन्न स्मरण का नाम प्रुवास्मृति है 
एवं ध्यातृष्यान छून्य होकर ध्येय. के आकार मे चित्तवृत्ति के अवस्थान को समाधि 
की संज्ञा दी जाती हैं। स्मरण के ये पाँचों रूप उसको उत्तरोत्तर गाढ़ता के 
परिचायक हैं | 

अवण, कीतंन एवं स्मरण का भक्ति मे इसलिए महत्व है कि वे चिन्तन 
तथा विचार में आराधना का भाव जगाकर आराध्य के प्रति तीव्रनिष्ठा उत्पन्न कर 
देते हैं। वच्पि स्मरण का कुछ साम्य ज्ञानमार्गी ध्यान से प्रतीत होता है, किन्तु 
मक्तिसानी स्मरख उससे भिन्न है। यह ध्यान शान्त, अचञ्चल न होकर लीलाओं का 
झानन्दमम ध्यान है। भक्ति का स्मरण भगवान्‌ के स्वरूप को हीं नहीं, उनकी 
उपस्थिति को सत्ता के झन्दर ले श्ाता है और उस उपस्थिति से व्यवितत्व में 
परिवर्तन होता है । 

४, याद-सेवल--पाद-सेबन का तात्पयं केवल मगवान्‌ के श्रीचरखों का सेवन 
ही नहीं है, वरन्‌ दैन्ब सहित मगवान्‌ की सेवा मात्र को पाद-सेवन कहा गया है । 
सेवा द्वारा भहंकार की कुटिल गतियों का इष्ट के चरसों में दरुडवत्‌ प्ररिपात 
कराना पायसश्रेवन है। भीचररों की सेवा से व्यक्ति में नम्नता तथा झहंकार से विरति 
उत्पन्न होती है । इसके भतिरिक्त, भगवान्‌ का चररण-सेवन मक्तिप्रदायक कहा गया 
है । उनका स्पष्श झ्लीतल एवं कोमस हैं तथा तितापमगी ज्वालाओों को उपशमित करने 
में सब ।' अर के चरखकमल व्यक्त को सारी भ्रवमर्वताओं को सामथ्यं में बदल 





१-- सत्र रे परतसि हरि के जरण । 
झुलक, पीतल, कंकल, कोमल विविभ ज्वाला हरन ॥-- मौराबाई को पदावली, पद १ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १२१ 


देते हैं, अ्रसम्भव को सम्भव बना देते हैं ।! जो चरण जगत्पावनी बज्भा के उत्स 
हैं, जिनके स्पश से अहिल्या की पाषाणु-जड़ता चेतना पा गयीं, जिनके पदनख की 
एक ही किरण मन के समस्त अन्धकार को हर सकती है, उनकी सम्पूर्णा सेवा क्या 
नहीं कर सकती ? कृष्ण के चरण-कमल सुख की राशि हैं, वहाँ अज्ञान का तम नहीं 
पहुँच पाता, नवधा-भक्ति किजल्क के समान उनमें बसी रहती है भ्ौर श्रेय-प्रेय एक हुए 
रहते हैं । * 

५. अ्रचन--पृष्प, दीप, धूप, नेवेध् आदि से भगवान्‌ का पूजन-प्रच॑न भक्ति 
कहलाता है । पूजा, भक्त में आराधना का भाव जग्राती है। सामान्यतया मानव वाह्म 
मन में निवास करता है इसलिए पूजा किवा अचन का वाह्यविधान स्थिर किया गया 
है । बहिमखी मन बिना किसी वाह्म प्रतीक के यहु समझ ही नहीं पाता कि अन्तर में 
क्या भाव उदित हो रहे हैं, वाह्य कर्मकारड के अतिरिक्त भक्ति को महसूस ही नही 
कर पाता, इसीलिए श्रचेन में वाह्य उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है। किन्तु 
यही अच्च ना अन्तरचेतना में प्रवेश कर आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति बन 
जाती है । अचन भगवान्‌ के प्रति भक्‍त की श्रद्धा, निकटता, समप॑ण, विस्मय किया 
अ्भीष्सा का प्रतीक है, इसके द्वारा मन को देनन्दिन-जीवन की साधारण चेतना से 
हटाकर भगवान्‌ के लिए इन्ही सब भावों को जगाने की चेष्टा की जाती है । भक्ति 
का अर्थ है भगवान्‌ से युक्त होना, इसका प्रारम्भिक रूप भगवान्‌ की खोज है, यह 
रूप उनके किसी प्रकार के संस्पर्श, समीपता, स्वीकृति किवा समर्पण की आकांक्षा 
का होता है। अ्रचत मन में इन्हीं भावनाश्रों को विकसित करता है । 


भोतिक उपकरणो के अतिरिक्त श्रच॑न का मानसिक पक्ष भी है । भक्‍त अपने 
जीवन की सभी प्रिय वस्तुओं को जब भगवान्‌ को समर्पित करने लगता है तब पूजा 





१--चरण-कमल बन्दों हरि राइ। 

जाकी कृपा पहन गिरि लंघे अन्धे कौ सब कछु दरसाइ | 

बदिरौ सुनै, गूंग पुनि बोलै, रह चले सिर छत्र घराइ। 

सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बन्दौं तिहि पाइ ॥--सरमागर, विनय के पद, १ 
२--शभृज्गी री, भजि स्याम-कमल-पद, जहाँ न निसि को च्रास । 

जहँ विधु-सानु समान एक रस, सौ बारिज सुख-रास ॥ 

जईं किंजल्‍क भक्ति नव लच्छन, काम-शान रस एक। 

निगम,सनक, झुक, नारद, सारद, सुनि जन झूझ अनेक ॥-- सरसागर, पद ३३६ 


१२२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैनन्य-पम्प्रदाय 


झ्रान्तरिक रूप धारण करने लगती है। वास्तविक भ्रचंन वाह्मपुजा से हटकर 
जब सम्पुर्श व्यक्तित्व एवं जीवन को झपना उपकरण बना लेता है, तत्र व्यक्ति ही 
मगवान्‌ का मन्दिर बनने लगता है एवं उसके हृद-गृहा में स्थित भ्न्तर्यामी उसकी 
झाराष्य मूति । उसके समस्त विचार, उसकी सारी भावनाएं, उसके सभी कर्म, एक 
निरम्तर भ्रभीप्सा एवं भ्रधयं का रूप धारण करने लगते हैँ तथा उसका जीवन 
भगवत्सेवा का क्षेत्र बन जाता है| दूसरे शब्दों में भक्त का सभी कुछ प्रचेन बन 
बाता है, भ्रान्तरिक झाराधना का मूर्तरूप । जिस प्रकार स्मरण का विकास श्रुवा- 
नुस्मति तबा समाधि तक पहुंचता है, उसो प्रकार अचंन भी वाह्म भर्चा से आरम्भ 
दहीकर सम्पूर्ण व्यक्तित्व की हथि एवं अश्जलि बन जाता है | 

६- वन्दत- वन्दन का साधारण पर्थ अपने से किश्री महत्तर सत्ता का गुणगान 
करना होता है | आराध्य के प्रति नमन वन्दन-भक्ति है। वाह्य रूप मे दरडवत्‌ करने की 
भ्रपेक्षा वन्दन तभी चरिता्ं होता है जब प्रहका र-त्याग, समपंण, एवं आराधना की 
वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। मगवान्‌ के माहात्म्य-ज्ञान के लिए इन सब भावों की भूमिका 
झावध्यक समझी गयी है। इसीलिए वन्दन का भ्र्थ केवल मौखिक स्तुति नहीं, प्रभु 
की महिमा का भपने हृदय में उदबोघन करना है। इशष्टदेव की वन्दना से भक्त अपने 
हृदय में उनके रूप, गुण एवं कृतित्व का बोध उद्भावित करता है ।* 


७. दास्य--न ज्रतापूवंक प्रभु की सेवा को दास्य-मक्ति कहते हैं। जीव प्रभु का 
अंल होने के कारण स्वरूपत: उनका सेवक किया दास है। जब तक उसे भ्रपने स्वरूप 
का बोध नहीं होता तब तक उसका भगवान्‌ से सम्बन्ध नहीं जुड़ पाता । दास्य से स्वरूप 
का बोध होता है, दास्य से देन्य उत्पन्न होता है, जो भक्ति का मुलाधार है । सेवा से 
हू का प्रभुत्व नष्ट होता हैं तथा एकमात्र सेव्य का प्रभृत्व स्वापित होने लगता है 
इसीलिए दास्यभाव का अत्यधिक महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 





१--क) जयबति जयति भी गोंदद्धन उद्धरन-ची रे । 
वृष्टि-टूटन करन अज-कुल मे इरन, देवपति-गवं, साँवल सरीरे॥ 
जयति वारिज बदन, रूप लावनि सदन, सिर सिलंड, कि पद जुपीर॥ 
मुरली कल गान, ब्रज जुबवति मन झाकरन, सन्त बहत सुभग जमुना-तीरे ॥ 
जयति रस रास सो बिलास बृन्द्र विपिन, कलिय सुख-पुञ्मय मलय सम रे ॥ 
जवअुजदास! योपाल नर-भेतर सोरं, राधिका कंठ सब गुन सम्भीरे॥ 
-“चनुमुंजदास [पदर्संग्रद] पद १ 
(क) जयति ऋवरापा रसिकमनि मुकुट मनहरनी तिये। 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १२३ 


कहा कि बिना इस भाव के संसार से तारण नहीं हो सकता-- सेवक सेव्य भाव 
बिनु भव न तरिय उरगारि ।” प्रेम की आाकाक्षिणी मीरा ने भी कृष्ण के चाकर 


होने की उत्फुल्ल प्रार्थना की है। उस चाकरी के द्वारा भाव-भक्ति की जागौर पाने 
की कामना प्रकट की गई है ।* 


८. सख्य--दास्य मे भगवान्‌ और भकक्‍त के बीच जो एक सद्भोच तथा दूरी 
रहती है, वह सख्य मे तिरोहित होने लगती है ।* सख्य में श्रात्मसक्कोच नहीं, आत्म- 
विस्तार होता है । इसमे व्यक्तित्व का सयमन ही नहीं, विकास भी होता है । सख्य, 
भक्त के स्नेह एवं भगवान्‌ के प्र॒त्युत्तर का सद्भम है। माहात्म्यज्ञान के साथ ही इसमे 
स्नेह का भी आविर्भाव होता है श्रौर भगवान्‌ केवल प्रभू किवा सेव्य ही न रह कर 
भक्त के मार्ग-दर्शंक बनते हैं। वे सारथी बन कर परिस्थिति-चक्र में सलाह देते हैं, 
विपद में रक्षा करते हैं, शन्रु्रों से बचाते हैं एवं सच्चूर्ष में भक्त की ओर से युद्ध 
करते हैं | 

कृष्णभक्तिधारा में दास्य एवं सख्य, भक्तिरस के प्रीति! तथा प्रेय' रस के 
स्थायीमाव के रूप में स्वीकृत हुए । नवधा-भक्ति मे उनका उल्लेख स्थायीभाव की 
प्रौढ़दशा के रूप में नहीं, मात्र भाव की दृष्टि से भगवान्‌ के प्रति भक्त के मनोभाव 
( «77006 ) के रूप में हुआ है। 





पराभक्तिप्रदायिनी करि कृपा करुणानिधि प्रियें। 
जयति गौरी नवकिसोरी सकलसुख सीमा श्रिये । 
जयति रतिरसवर्द्धनी अतिशअद्भुता सदयाहिये। 
जयति आनन्दकन्दिनी जगबन्दनी वरबदनिये। 
जयति स्यासा अमितनामा बेदबिधि निर्वाचिये ॥- महावाणी-सेवासुख, पद ५२ 
१--मने चाकर, राखों जी, मने चाकर राखों जी । टेक 
चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दरसण पार | 
८ ञ८ भर 
चाकर में दरसण पारऊँ, सुभिरण पाऊं खरची | 
भाव भगति जागीरी पाऊं तीनों बांता सरती ॥--मीराबाई की पदावली, पद १४४ 
२- (क) हे हरि मोसौ न बिगारन को तोसों न सम्हारन को, मोहि तोहि परी होढ़ । 
कौन धो जीतै कौन धो हारै पर वदी ने छोड़! 
तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र भोदे सुनि सुनि काके भूले कोड ॥ 
कद दरिदास इम जीते हारें तुम, तऊ न तोड़ाआ 
--स्वामी इरिंदास, अष्टादश सिद्धान्त के पद, पद ४ 
(ख) मोसों बात, सकुच तजि कहिये । 





























१२४ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


६. आात्मनिवेदन--उपरोक्त आ्राठ प्रकार के साधनों द्वारा जब चित्त में भगवान्‌ 
का स्वरूप उदित होता है तब उनके प्रति समपंणा की प्रेरणा उत्पन्त होती है । इस 
समर्पण के भाव को आत्मनिवेदन कहा गया है। आत्मनिवेदन अनुरागमूलक भक्ति 
का प्रथम चरण है। भक्त का कुछ भी अपना नहीं रह जाता । वह जो कुछ भी है, 
पास जो भी है, सब उसके आराध्य में समपित हो जाता है। उसके सारे 
मनोराग भौर सारे सम्बन्ध भगवान्‌ को निवेदित हो जाते हैं। झात्म-निवेदन का उत्कट 
रूप मीराबाई में साकार हो गया, वे अपने श्रीकृष्ण पर इतनी न्‍्योछावर हैं कि उनका . 
समस्त क्रियाकलाप कृष्ण की ही इच्छा से परिचालित होता है। यदि कृष्ण उन्हें बेंच. 
दें तो वह बिकने को भी तंयार हैं ।* 


ब्रजबुलि-पदावली में उत्कट आत्म-निवेदन का रूप परकीया राधा में चित्रित 
किया गया है। इृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होते ही वह लोक-लाज तथा यौवन-जीवन , 
सब कुछ को तिलांजलि देकर अपना समस्त व्यक्तित्व, अपना सारा मनोराग कृष्ण 
को सोंप देने को आतुर हैं एवं कृष्ण भी उन्हें स्वीकार करते हैं। किन्तु मीरा और 
राघा का समपंण आकषंराजन्य है, विधि मार्ग का नहीं । पुष्टिमार्गीय भक्ति, 
आत्मनिवेदन की भावना से आरम्भ होती है। वल्लभसम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र ही 
आत्म-निवेदन की भावना से ओोतप्रोत है। शिष्य, स्त्री-पुत्र, धन आदि देह-गेह के सारे 
सम्बन्धों को गुरु की साक्षी में श्रीकृष्ण को निवेदित करता है, एवं अपने को श्रीकृष्ण 
का दास मात्र जानता है। दीक्षामंत्र इस प्रकार हैं - 

“श्रीकृष्ण: शरण सम । सहस्त्र परिवत्सरमित कालजात कृष्णवियोगजनित 
ताप क्लेक्षानन्द तिरोभावो5हं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्रास्थान्त:करस्थानि तद्धमहिच 
दारामार पुत्रवित्तेहापरासि झ्ात्मना सह समर्पयामि, दासोहं कृष्ण तवास्सि । ” 














और बतावौ, ताही के इ॒वे रहिये। 

तुम पावन प्रम्नु नाहों, के कछु मो मैं कालौ 

तो हो अपनी फेरे सुधारों, बचन एक जौ बोलौ | 

यूं आर निबादे, इहेँ स्वांग कौ काछें। कप हे 
यहै बड़ों दुख, परत सबनि के पाछे ॥-- सरसागर, 'विनय”, पद १३६ 
पहिरूं, सोई खाऊं। 

के हम 















न बिनि पल न रहाऊं। 
, बैने तौ बिक जाऊँ। 
, बार बार बलि जाऊं ॥-- मीराबाई को पदावली, पद *७ 


गष परिचय, पृ० ६० 

















भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १२५ 


इस समपंणा के अ्रनन्तर ही उसे तनुजा, वित्तजा श्रादि सेवाशों का भ्रधिकार 
मिल पाता है। सेवा द्वारा परिचर्या करते-करते इष्टदेव का सान्निध्य प्राप्त होता है । 
नवधा-भक्ति इस समर्पण तक व्यक्ति की चेतना को विकसित करती है और इघ्ट के 
सान्निध्य एवं सम्पर्क के योग्य बनाती है। नवधा-भक्ति के परिचायक पद चैतन्य- 
सम्प्रदाय के साहित्य में नहीं के बराबर हैं। सिद्धान्तरूप मे स्वीकार्य होकर भी इसका 
परिपाक नहीं हुआ । 
सेवा 

सेवा, नवधा-भक्ति की श्रपेक्षा अधिक क्रियात्मक और साथ ही भावात्मक भी 
है । यह इष्टदेव के नाम एवं स्वरूप (श्रीमूति) दोनों की होती है। नाम-सेवा बहुत 
कुछ अमूत्त होने के कारण स्वरूप सेवा के सामने अधिक प्रमुख नही हो पाई | आरम्भ 
में मन की समस्त वृत्तियों का, देह के समस्त धर्मों का परात्पर नाम में समाहित होना 
दुष्कर है, किन्तु स्वरूप के सम्बन्ध में यह कठिनाई कम हो जाती है । कृष्ण-भक्ति- 
सम्प्रदायों मे राधा-कृष्ण के विग्रहों को मात्र मुति न समझ कर उनके स्वरूप को 
प्रभिव्यक्ति समझा गया है, उनमें आराध्य की स्फूर्त का बोध कर तन, मन का 
पुलकित होना अ्रधिक स्वाभाविक एवं सहज है । 

स्वरूप-सेवा का साज्भोपाज्ु वर्णन पुष्टिमार्ग मे किया गया है | इस मार्ग के 
अनुसार सेवा तीन प्रकार की होती है--तनुजा, वित्तजा, मानसी । तन से की गई 
सेवा तनुजा कहलाती है, तन का श्रर्थ केवल देह के अ्रद्भो का ही नही, देहजनित 
सम्बन्धों--जैसे स्त्री, पुत्र श्रादि का भी है । वित्त तर्थात्‌ घन एवं द्रव्य से की गई सेवा 
वित्तजा कहलाती है । विशुद्ध भावपरक पूजा मानसी सेवा के नाम से अभिहित की 
गई हैं। वित्तजा सेवा के द्वारा सेवा मे वैभव के साथ ही रोचकता का समावेश हो 
जाता है । वित्तजा-सेवा को बाद में चाहें कितनी बिडम्बना भेलनी पड़े, बिट्रुंलनाथ जी 
के द्वारा इसके प्रायोजन का उद्देश्य महत्‌ था। अ्रन्तिम एवं सबसे भ्रधिक महत्वपूरां 
सेवा है, मानसी सेवा जिसमें मन की समस्त वृत्तियाँ कृष्णु'में तन्‍्मय हो जाती हैं । 
उस सेवा में भाव का निर्मल अ्रध्यं और भाव का ही सुमन चढ़ता है तथा भावना को 
ही आरती होती है । उसमें श्राराधक और पश्राराध्य का भावात्मक सम्बन्ध सक्रिय 
हो जाता है, वृत्तियाँ पूर्णतया कृष्ण में लीन हो जाती हैं, भाव उनके सान्निध्य में 
विचरण करते हैं और कल्पना उनकी लीला की अनुभूति में परिणत होने लगती है । 
किन्तु भाव का यह उत्कषे सबस्ले अन्त में या भगवान्‌ की कपा से प्राप्त होता हैं । 
तनुजा और वित्तजा सेवायें इस प्रकार की झ्राभ्यन्तरिक सेवा की भूमिका के रूप में निमायी 
जा सकती हैं और नहीं भी । मात्र इष्ट का पअनुग्रह इस भावभूमि का सव्चार करने में 
समर्थ हो सकता है, यदि व्यक्ति में पात्रता हो। पुष्प, दीप, नैवेद्य तेथां भोग झाहि। 


११६ मंध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-मक्तिवारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदय॑ 


वित्तजा सेवाशों के उपकरण जिन मनोदशाओओं के प्रतीक हैं, वे आराध्य की कृपा से 
प्रनुग्रह प्राप्त भक्त में स्वतः प्रकट होने लगते हैं। धीरे-घीरे भ्राराध्य-प्रार/धक की यह 
दूरी भी मिटने लगती है और वे राघाकृष्ण की भाँति परस्पर झ्ोत-प्रोत होने लगते 
हैं। किलु सभी को यह पूर्राकृपा साघना के आरम्भ में प्राप्त नही होती और न सब 
व्यक्तियों में इस कृपा की पात्रता होती है। अ्रहमाव की दुरूहता तथा ममता की 
जटिलता मानसी-सेवा मे बहुत बाधक होती है भौर अ्रहुंभाव के साथ ही सुख-भोग की 
कामना भी । इसलिए मानसी-सेवा के पूर्व भक्ति के झ्ाकाक्षी व्यक्ति को क्रियाप्रधान 
तनुजा-वित्तजा सेवाओं का आश्रय लेना अपेक्षित है। इनसे संसार दुख की निवृत्ति 
तथा ब्रह्म का बोध जागृत दह्वोता है ।* मानसी-सेवा सर्वंसाध्य न होने से तनुजा- 
वित्तजा सेवाग्नो का रूप भ्रधिक स्पष्ट किया गया। इन स्रेवाओ्ं के द्वारा अहंता, ममता 
का नाश होता है तथा मत एवं इन्द्रियों का निम्नह साधित होता है। जब तक मन एवं 
इन्द्रियों का संयमन नहीं हो पाता तब तक मानसी-सेवा की मावदशाञ्ों की कल्पना 
भी असाध्य है। इसलिए मन एवं इन्द्रियो (तथा इनके द्वारा घन के माध्यम से 
मोसलिप्सा) के निरोध के लिए दिवस-रात्रि चलने वाली भ्रष्टप्रहर तनुजा-सेवा का 
रामपुर्ण वातावरण निर्मित किया गया । मन तथा इन्द्रियों के “निरोध” पर, अ्रहता 
तथा ममता के नाश पर ही यश्ञोदा, गोपी तथा राधा-कृष्ण की वह आनन्द कीड़ा 
भ्राविभृंत होती है जिसे मानसी-सेवा कहा गया है । 

तनुजा-वित्तजा सेवाओं के द्वारा सौंदयंबोध की तृप्ति के साथ-साथ वाह्मचेतना का 
उच्यन होता है, व्यक्ति को बहिमृखता भ्रन्तमुंखी होने लगती है । वस्तुतः तन, मन और 
इन्द्रियाँ हरि के सेवक हैं । जब वे भ्रहं के सेवक बन जाते हैं तब परमात्मा से उनका 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।* इस सम्बन्ध की पुनर्जागृति तनुजा-वित्तजा सेवाओं का 
उद्देश्य है । कृष्ण में समर्पित होकर तन एवं वित्त से सम्पकित वस्तुओं से माया का 
उम्बन्ध, राजसिकता तथा तामसिकता का झ्रावरण हट जाता है भौर वे ही वस्तुएं 
खिदानन्द का झाकार बन कर पअनुभूत होने लगती हैं।रै इन सेवाझ्ों के द्वारा 
मनुष्य के दैनन्दिन चलने वाले प्रति सामान्य कार्यों को कृष्ण से सम्बद्ध कर दिव्यचेतना 
से सवन्बालित करने का प्रवास किया गया। प्रवृत्ति से निवृत्तिमार्गी वैराग्य की 





१-->वैतस्तत्पकर्श सेवः तत्सिद्धये वनुकित्तजा । 

सतः संसारदुःलस्य निइृत्तिजंहनोघकसम्‌ ॥०॥-- सिद्धान्तमुक्तावली--पोडश अन्य (वल्लमाचार्य) 
२-- स्वामी हरि फमात्मा तन सन इनन्‍्द्री दास । 

आई ओट दस्से नहों रहै मिरतर पास ॥३६॥--सुपर्मवोधिनी, पृ० २६ 
ह--सर्व सेव द्विज युमल दर सेक्क सब नर नारि | 

आड़ मन्दिर भस्दार धन रसाकनद आकारि ॥३२॥ - वही, ५० १३ 


भक्ति-साधना एवं विकासं-क्र्म' १२७ 


प्रेरणा नही ली गईं, अहंभाव से उपरामता दिला कर उसे निवृत्तिमय बनाया गया; * 
क्योंकि बिना इस निवृत्ति किवा “निरोध' के कृष्ण रस के उपभोग की योग्यता नहीं भरा 
पाती । जीवन के व्यसनों को छृष्ण की सेवा का व्यसन बना डालना, स्वयं में उच्च 
साधना है। यह कायें पृष्टिमार्ग ने अत्यन्त चारु एव सुलके रूप में किया। प्रभुदयाल 
मीतल जी के शब्दों मे “नित्य और वर्षोत्सव दोनों प्रकार की सेवाविधियों के तौन 
अ्रद्भ मुख्य हैं-- श्वद्भधार, भोग, राग्र। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों सांसारिक विषयों मे 
फंसा हुआ है। इससे छुटकारा पाने के लिए श्री वल्लभाचाय जी ने इनको भगवान्‌ 
की सेवा में लगा दिया है । उनका मत है कि इनको भगवत्सेवा में लगाने से ये 
व्यसन भी भगवत्रूप हो जावेगे।*” 

राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय में सेवा दो प्रकार की भानी गई है--प्रकट तथा 
प्रप्रकट । प्रकट सेवा तन-धत (तनुजा-वित्तजा) के समर्पण से की जाती है और 
अग्रकट सेवा अन्तरज् प्रेम से । बिना प्रकट सेवा के अप्रकट सेवा नहीं हो सकती, 
क्योंकि वह प्रेम के सुदढ़ होने पर ही सम्भव हैं और यह प्रेम प्रकट सेवा द्वारा 
पनपता तथा हृढ़ होता है ।४ अ्रप्रकट किवा मानसी सेवा अ्रखएड अबाघ रस में मग्न 
होने पर होती है | देशकाल मे बद्ध-चित्त को इस भ्रनन्त अप्रतिहत रस तक पहुँचाने 
के लिए अष्टप्रहर सेवा का विधान किया गया है। जब अन्तरज्भ सच्चिदानन्द प्रकट 
हो जाता है तब इन वाह्य सेवाओं की अनिवायंता जाती रहती है। इस आझान्तरिक 
रस के लिये ही वाह्म पूजा-अ्र्चा का आयोजन होता है । अप्रकटलीला मे मन के 
रसलीन होने पर देश और काल की बाघायें विनष्ट हो जाती हैं, तब रह जाता है 
शाइवत अ्नादि रस ।* 

नेमित्तिक सेवा के अन्तगंत वाषिकोत्सव स्वीकृत हैं, किन्तु विभिन्न सम्प्रदायों 





१--संसारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणा हिताय वै । 

कृष्णस्य सवंवस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्‌ ॥१२॥- निरोधलक्षण-पोडशग्न्य 
२--अष्टछाप--परिचय, ए० ५७ 
३--गौर श्याम सहचरि विपिन प्रगठ अप्रगठ विचार | 

अन्तरज्ञ हित चित सुदृढ़ प्रगट सुतन धन हार ॥१०२॥ 

प्रगँ भाव को नीम दृढ़ कीजै कृपा मनाई । 

तब निश्चल हित महल रस रहे चित्त ठदराइ॥१०४॥ 

प्रथ/ भाव सेवा बिना चित्त न आवै प्रेम । 

प्रेम बिंता दरपें नहीं नित्य केलि वन नेम ॥१०८॥--उुधर्मबोधिनी, पृ० ५४० 
४--समय-समय' सेवा प्रगट ओऔराधावल्लस लाल! 

अन्तरज्ञ रस मगन चित तहों नहीं गति काल ॥२४॥--वही, ए० 


१२८ मैध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदौर्य॑ 


के वाषिकोत्सव विविध होने के कारण विस्तार मय से यहाँ उनका वर्रान नहीं किया 
जा रहा है। सब्र में समान रूप से प्रचलित, अष्टप्रहर नित्य सेवा का ही विवेचन 
किया जा रहा है । 

ब्रज के सम्प्रदायों में अष्टप्रहर-सेवा प्रायः इस क्रम से चलती है-मजझुला, 
श्रुद्धार, राजमोग, उत्थापन, भोग, संघ्या, आरती एवं शयन । वल्लभ-सम्प्रदाय में 
राजमोज के पूर्व ग्वाल की प्रथा है क्योंकि उसकी सेवा-प्रणाली क्रष्ण के वाह्सल्य 
एवं सख्य भाव को लेकर चली हैं। शेष दोनों सम्प्रदायों में प्रायः समानता है, 
हरिदास जी की निजी कोई सेवा प्रणाली नहीं मिलती । 

इनमें से वल्लभ-सम्प्रदाय की भावना बाल एवं पौगरड कीं है, अतः उसमे 
भ्रन्य सम्प्रदायों की सेवाभावना से पृथक अपना वेशिष्य्य है। चैतन्य-सम्प्रदाय, 
निम्बार्क एवं राधावललभी सम्प्रदायों में श्रुज्भार रस ही मान्य है श्र उसी के 

' झनुरूप सेवा का विधान किया गया है । विभिन्न सम्प्रदायों की अ्रष्टप्रहर सेवाश्रों में 
सुक्ष्म अन्तर है, इसलिए प्रत्येक सम्प्रदाय की सेवाभावना का यहाँ पर पृथक-पृथक्‌ 
विवेचन किया गया है 

राघावल्‍लभो सम्प्रदाय में भ्रष्टयाम सेवा--यद्यपि इस सम्प्रदाय में सेवा के 
भ्रष्टयाम कहे गये हैं किन्तु विवरण सात प्रकार की सेवाप्नों का ही मिलता है | 
वे हैं मद्भला, झड्भार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, गैया, समय । 

१. समड़्ला--दो घड़ी रात्रि रहे और दो घड़ी दिन चढ़े तक मज्भुला का 
समय होता है । इस सेवा में भक्त, स्तानादि से निवृत्त होकर मन्दिर का परिमाजन 
करता है । उसके पश्चात्‌ राधिका जी को शयन से जयाया जाता है भर उनका 
मुख-प्रक्षालंन करवा कर उनके सम्मुख प्रातः:कालीन कलेवा उपस्थित किया जाता 
है। जागरण में सुन्दर पदों के पाठ की प्रथा है।* कलेवा किवा मज्भुला भोग के 
साथ आरती भी की जाती है । 

इस कार्यक्रम के अझनन्तर राघा' को प्रातःकालीन भ्रमण के लिए सखियाँ ले 
जाती हैं । भ्रमण में राधा का आपादमस्तक श्वृज्भार होता है और फूलों का चयन 
तथा कन्दुक-क्रीड़ा आदि लीलाएं होती हैं । 





१--जगाई री भई बेर बड़ी । 
अलबेली सेली फ्यि के सज्ञ अलक लडे के लाड लडी ॥ 
तरनि किरन रन्प्नन हवै आई लगी दै निवाई जानि छुकर वर तहा हौहू ते रही री अड़ी । 
विद्वारिनदासि रति को कवि वरने जो छवि मो मन मांख जड़ी ॥६२॥--श्रीराफावल्लभन्नी की 
खिचड़ी-उत्सव के 'मइला के पद”, अकाशक (बाबा तुलसीदास) बि० २००६ 


भक्ति-साधंना एवं विक्रास-क्र्म १२६ 


२. शुद्भार-मज्ूला के अन्त से श्ौर बारह घड्ठी दिन के चढ़ने तक घझुज्भार 
का समय माना गया है। झज्ार तमय के आरम्भ होने पर श्री राधिका पुष्पवाटिका 
में बाटिका का सौन्दर्य देखने जाती हैं । 

जेसा कि नाम से स्पष्ट है, श्वद्भार में राधा का शृज्धार किया जाता है। 
स्‍्नान-कुझ्ज में उनको उबटन आरादि लगाकर स्नान करवाया जाता है। तदन्तर 
वस्त्रविन्यास, शद्भार, तिलक आदि से राधा के श्रीग्रद्भ को सुशोभित किया जाता 
है ।* शडद्भार मे राधा के मस्तक पर चन्द्रिका शौर कृष्ण के शीश पर शिखिपिच्छ, 
कलगी तथा सिरपेच घारण करवाना चाहिए। पूरितमा तथा एकादशी को ही मुकुट 
पहनाया जाता है, प्रात: राघा को, साय॑ कृष्ण को । 

इस वेश-विन्यास के बाद घुप-भश्ारती की जाती है। फिर भोग निवेदित 
किया जाता है जिसमें भाँति-भाँति के मिष्ठान्न आदि का विधान है। इस समय 
सखियाँ कुछ क्रीड़ा-कौतुक का आयोजन भी करती हैं, कोई नृत्य करती है, कोई 
गान, कोई राधा को उनकी सौन्दर्य मझजूषा का भान कराने के लिए दर्पण दिखाती 
है तो कोई सखी उन्हें कुछ उपहार देती है। इस रागोत्सव के उपरान्त फिर उनकी 
श्रारती की जाती है जिसे छद्भार-आरती कहते हैं । 

मज्भला एवं श्यूज्धार के कार्यक्रम मे पहिले वशी, तत्पश्चातू श्रीराधिका, फिर 
श्रीकृष्ण की सेवा की जाती है। यह क्रम निभाना आवश्यक है। इससे सम्प्रदाय 
की भावना व्यक्त होती है अर्थात्‌ बच्ची के अवतार आचार हितहरिवंश (किवा सच्ची 
स्वरूप) की वन्दना सर्वप्रथम होनी चाहिए, फिर उनके प्रसाद से आराध्या राघा एवं 


कृष्ण का' स्वरूप समझना चाहिए । 
२. राजभोग--दिन के बारह घड़ी बीत जाने पर तथा दिवस-अवसान की 


छः घड़ी शेष रहने तक राजभोग का समय निरिचित किया गया है। दोपहर का 
भोजन तथा उसके परचात्‌ आराम राजभोग समय के ग्रन्तगंत आंता है। राजभोग 
मे भोजन की प्रधानता है जिसमें ताना प्रकार का व्यज्ञन राधाक्ृष्ण के सामने 
प्रस्तुत किया जाता है । चम्पकलता रुविपूर्वक उन्हें जिमाती है एवं ललिता बातों से 
मनोरक्ञन करती है ।* भोजन कराने के बाद चोौपड़ आदि कीड़ाएं होती हैं, तत्परचात्‌ 
१--काहू सखी तप्त जल आन्यो | काहू घोरि उबटनों बान्यों ॥१०४॥ 
एक फुलेल अरगजा ल्‍्याई। टइल हेत सब फिरत है. धाई ॥१०६॥ 
दम्पति सुख के रस में भीनी । छिन-छिन तिन की प्रीति नवीनी ॥१०७॥ 
--रसजुक्तावली लीला (व्यलीसलीला-भुवदास ), छ० १४३ 
२--मनिमय चौकी राखी आन | हेमथारि तापर धर्यों बानि भश्श्क्षा 
अआलकि रहे बहु कनक कचोरा । बिज्ञन भरि भरि परे चढ़े ओरा ॥१०ण। 
ओ< 24 >९ 


१३०७ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीर्य 


विश्वाम के लिए शयन । इसके पूर्व राजमोग की आरती होती है जिसमें सखियों का 
भावात्मक रूप द्रष्टव्य है ।* 

४, उत्थापन--दिन के पिछले छ: प्रहर से सायझ्भाल तक संघ्या का 
समय है। उत्थापन में राधाकृष्ण को विश्वाम से उठाया जाता है। वाच्ययन्त्रो से 
उनकी तन्‍द्रा भड् की जाती है और जग जाने पर मुख घुलवाकर कुछ हल्का-सा 
भोजन भी करवाया जाता है। उत्थापन में भी धूप आरती होती है । 

इसके उपरान्त राधा-कृष्ण वनविहार के लिए सलियों सहित प्रस्थान करते 
हैं ।* यमुना के तट पर वन की अमराइयों मे विचरण करते हुए उनके पृष्प-चयन, 
नौका-विहार आदि लीलाग्रों की भावना की जाती है। सख्ियाँ अपने नृत्य गान से 
युगलप्रेमी को आमोदित करती हैं।' आरती के श्रनन्तर क्रमानुसार कुछ विशिष्ट 
पदों का गान होता है । 

७, भोग--वनविहार से लौटने पर सायड्राल का भोग अपित किया जाता 
है । कई प्रकार की मिठाइयों का यह स्वल्प भोजन भोग” कहा जाता हैं ।* इस 
भोग के उपरान्त कुछ पदों का गान होता है, तत्पश्चात्‌ सध्या आरती । 





जो बिज्ञन कर पल्‍लरवान, छुवत छबीली बाल | 
तहाँ ते रुचिसों लेत है, नवल रब्लीले लाल ॥१२रणा। 
चम्पक लता चोंप सौं जेवावें। ललिता बातनि रुचि उपजाव ॥१२८॥ 
प्रीत भात सिखरन गाढ़ी। गरास लेत अतिद्दी रुचि बादी ॥१२६॥ 
-- ससमुक्ताक्ली लीला (व्यालीस लीला-मुवदास), १० १५४४-५५ 
१--नन दीप द्विय थार भरि, पूरि ग्रेम श्त ताहि। 
लीने हित के करनि साँ, आरति करत उमाहि ॥१३८॥ -चही, प० १४५४ 
२--जबह्िं घरी चार दिन रहयौ, श्रीतवम श्रान वियास्ों कइयों ॥१४७॥ 
चलहु वुवरि देखे बनराई, फूलन सोभा कही न जाई ॥१४८ा॥ 
फूली लता बढ़ी तरु छाहों, कूमि रही जमसुना जल माही ॥१४६॥ 
सिमटी आइ सखी हितकारी, एक बेस अतिदही सुकुंवारी ॥?५०॥--वही, पृ० १५६ 
३--सखी सबे चहूँ ओर सुहाई, निरखत फूली अद्ननि माई ॥१६३॥ 
एक सारज्ी बीन सुनावे, एक भूःद् अनूप बजावे ॥श६४॥ 
तिरप लेत कलकत तन ऐसे, बहुत रद्न की दामिन जसे ॥१६४॥ 
राग रागिनी मूरति धार, सखी रूप सेवत सुखवार ॥१६६॥ 
- रसम्ुक्तावली लीला (व्यालीस लीला), ए० १५६ 
४ं--अदर्शुत मीठे मधुर फल, ल्याई सम्बी बलाय | 
ख्वावृत् प्यारें लाल कॉ, पहिले प्रिया चताइ ॥१६८॥- वही, पृ० १५७ 


भक्ति-साधना एवं विकास-कर्म १३ १ 


संध्या आरती के बाद रासलीला होती है जिसमे गायन, वादन, नृत्य तथा 
सट्जीत के तीनों अ्रद्धों का होना आवश्यक है ।* 


६. शयन--छः: घड़ी रात्रि बीतने से आठ घडी रात्रि तक शयन का समय 
है क्योंकि आठ घड़ी रात्रि से शैय्या का समय झ्रारम्भ होता है। 

शयन में रात्रि का भोजन प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पक्‍का खाना ही 
होता है । तदवनन्‍्तर आरती होती है ।'* इसमें हास-परिहास, के लि-विनोद हुआ करता 
है । सखियाँ कुञ्जरन्धों से उनकी इस कीड़ा का अवलोकन करती हैं । 

७. शेया--आराठ घड़ी रात्रि बीतने पर बीस घड़ी तक शैया का समय है। 
केलि से श्रान्त होकर राधाकृष्ण शैया भोग ग्रहण करते हैं । शैया भोग को अभ्रनसीथी 
भोग कहते हैं।इस भोग के बाद प्रभात तक राधाकृष्ण निद्रामग्न रहते हैं। प्राव.काल 
उठने पर राधाक्ृष्ण की क्रीड़ा फिर आरम्भ होती है; किन्तु प्रतिदिन उन्हें ऐसा 
लगता है जसे पहिली बार मिले हों। नित्य कीड़ा में रत रहते हुए प्रेमवैचित्य की 
विश्रम दशा दिन के आरम्भ से ही छा जाती है ।रै 
निस्‍्वाक-सम्प्रदाय 


निम्बाक-सम्प्रदाय की सेवा-पद्धति राधावललभीय सेवा-पद्धति से बहुत कुछ 





मिलती-जुलती है । अन्तर केवल इतना है कि राधा का उत्कर्ष इतना अधिक नही 


१--खेलत रास दुलहिनी दूलहु । 
सुनहु न सखी सहित ललितादिक निरखि-निरखि नननि किन फूलहु ॥ 
अति कल मधुर महा मोहन घुनि उपजत हंस खुता के कूनहु। 
भईथेई वचन मिथुन मुख निसरत सुनि-सुनि देह दशा किन भूलहु ॥ 
भृदु पदनन्‍्यास उठत कुमकुम रज अद्सुत बहत समीर दुकूलह। 
कबहुँ श्याम श्यामा दसनांचल कच कुच हार छुबत झुज मूलहु ॥ 
अति लावण्य रूप अभिनय शुन नाहिन कोटि काम समतूलहु। 
भुकुटि विलास हास रस बरषत हित हरिवंश प्रेम रस भूलहु॥ 
-““हितचतुरासी, पद सं० ६२ 
२--सैन समय की बिरियों जानी, भोजन सौजत बहि कछु आानी ॥१७१॥ 
दूध भात मधु अति रुचिकारी, जल सुगन्ध भरि आनी भारी ॥१७र॥ 
ख्वाइ प्याइ के बीरी दोीनी, प्रेम प्यार सो आरती कीनी ॥१७१॥ 
-सरसमुक्तावली लीला (व्यालीस लीला भुवदास ), १० १५४७ 
३---भोर भये सॉक ही को धोखो है दुहुनि मन, सुपनों सी जेत कहै कस बात है भई। 
धकि हम मिले नाहिं बेठे है अबहे आये, ऐेकि निशा आज कछु बीच ही तें है गई ॥ 
भूषन वर्नन छूटे देखे पुनि समुकत, कौन एक अमदशा उपजी है सुखमई। 
हित भ्रव यहै जानें मिल्‍यो अनमिल्यौ मानें, नैनन में रुचिह्दी की प्रेम वेलि है वई॥ 
--भजन दठृतीय श्वंखला लीला (व्यालीस लीला--शभ्रुददास), "१० १०२ 


१३२ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदोय 


है जितना राधावललभ सम्प्रदाय से, फिर भी उनका स्थान इस सम्प्रदाय में भी 
कृष्ण से कुछ अधिक ही दृष्टिगत होता है। सखी के नाम में भी अन्तर है, उसमे 
ललिता प्रमुख हैं, इसमें रद्भधदेवी । निम्बाकं-सम्प्रदाय के हरिव्यास देव जी ने पाँच 
सुख माने हैं--सेवा, सुरत, उत्साह, सहज, सिद्धान्त । सिद्धान्त में प्तद्धान्तिक निरूपण 
है, शेष चार में सुरत, उत्साह और सहज सुख रस की अखराड अ्रबाघ स्थिति से 
सम्बन्धित होने के कारण देनिक परिचर्या के अ्न्तगंत नहीं आते, ये नितान्त 
४३ लि है। सेवा-प्रशाली का निरूपण सेवासुख.. के अ्न्तगंत ही किया 
गया है । 

इस सम्प्रदाय मे श्रष्टप्रहर सेवा, सखियों की वन्दना के पश्चात्‌ गुरुू्प सखी 
की कृपा का उदबोधन कर सखी-भाव से आरम्म की जाती है । 

१. सद्भुला--रात्रि के जिस सुख-रस में राधाकृष्ण निमग्न रहते हैं, वह 
काल वाधाहीन है | उस रस के प्रभाव से शिथिल उन्हें समय--घडी, पल का ध्यान 
नहीं रहता । सखियाँ उनकी इस पारस्परिक आसक्ति को कृतकृत्य भाव से निरखती 
हुई सेवा आरम्भ करती हैं। एक मीठी चुटकी के साथ उन्हें जगाया जाता है-- 

झारस तजिये जाउं बलि लगों मुरहरी होन । 
त्यों त्यों पौढ़त तानि पट बानि परी यह कौन ॥१३॥ * 

सहचरियों के प्रिय वचनों को सुनकर राधा उठती हैं । फिर मद्भला की 
स्तुति गायी जाती है। स्तुति से राधा का रूप तो स्पष्ट होता ही है, उनकी महत्ता, 
उनके आनन्द की परावधि ( श्ाह्वाद-विग्रह ) होने का बोध भी जगाया जाता 
है। फिर दोनों अलबेले आ्राँगन में खड़े होते हैं श्रौर उन्हें उनके विचित्र अस्त-व्यसत्त 
रूप का भान कराने के लिए दर्पण दिखाया जाता है । 

इस प्रकार दिन का कार्यक्रम युगल-स्वरूप की प्रतिष्ठा के साथ आरम्भ 
होता है। मुखशोघ करवाकर उन्हें मद्भुलभोग कराया जाता है । झनन्तर 
सिहासन पर विराजमान युगलमूति की मज्भला आरती की जाती है। मज्लकुल्ज मे 


१--जय जय श्रीहितु सहचरी भरी प्रेम-रस रह । 

प्यारी-प्रीतम के सदा रहति जु अनुदिन सह्ञ ॥२॥ 

अष्टकाल वरनन करूँ तिनकी कृपा मनाय। 

महावाखी सेवा जु छुख अनुक्रमते दरसाय ।।२॥ 

सम्वीनामरत्नावली स्तोत्र पाठ तहं कीज । 

पुनि गुरुसखिन कृपा जु लहि जुगलसेव चित दीज ॥१॥ 

प्रातकाल दी उठि के थारेिे सखी को भाव। 

जाय मिले निज रूपसों याकौ यहै उपाय ॥४॥--सेवासुख (महावाणी), १० २४ 
२--सेवा सुख, (महाकाखी), पद १३ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १३३ 


मज्भुलझारती के प्रकाश में सखियाँ राधाकृष्ण के मज्भलमय मुखारविन्द का दर्शन 
कर उस अलौकिक छवि को हृदय में घारण करतो हैं। इस आरती में भावात्मक 
उपकरणों का विधान है । सम्पूर्ण व्यक्तित्व से थाल को सजाकर सखियाँ यह झारती 
उतारती हैं । हाव-भाव के थाल में रति का घृत, ज्योति तथा तन-मन की मुक्ता 
चौक, युगलविहार की आरती के अमिट उपकरण हैं। सवंस्व समपंण ही इस झारती 
में ज्योति जगाता है ।* 

२. श्रुद्भार-मज्ुल़ा भ्रारती के पदचात्‌ सलियाँ झाराध्य को कूझ् में स्तान 
के लिए ले जाती हैं । मश्िचोकी पर आसीन करके उन्हें सुगन्ध का परिवेष्दन कर 
सुरभित नीर से नहलाया जाता है। नहलाने के बाद मृदुल वस्व्-धारण करवाया 
जाता है, तब उनका सुचारु श्ृद्धार किया जाता है। प्रत्येक क्रियाकलाप का कुड् 
वृथक्‌-पृथक्‌ है, अ्रतः शखद्धार के लिए “श्रृद्धारकुज्ञ'ं स्तानकुज्ज से पृथक है। इस 
कुझ्ज में राधाकृष्ण एक दूसरे का नख-शिख श्युद्धार करते हैं और रज्ु-बिरज्धे आराभरण 
धारण करते हैं। श्वद्भार हो छकने के वाद उन्हें श्वृज्लार-भोग श्रपित किया जाता 
है । कृष्ण राधा का मनुहार करते हुए उन्हें भोग देते हैं।* भोग लगाकर सखियाँ 
दोनों को आचमन करवाती हैं तथा पान खिलाकर रोली का तिलक नगाती हैं। 
भ्रन्त में अग्रवर्ती दीप सहित श्वृद्धार-आरती की जाती है। 


३. वबनविहार--इस आरती के हो जाने पर राधाकृष्ण कुझ्ों में विहार 
करने निकलते हैं ।* 


यों वनविहार को राघावल्‍लभ-सम्प्रदाय के शज्भार के अन्तर्गत भी लिया 
गया है किन्तु श्वद्धार से इसकी भावना पृथक होने के कारण उसे स्वतन्त्र सेवा 
समय में रखना अधिक समीचीन जान पड़ता है, क्योंकि वात्सल्यभाव की उपासना में 
जो समय 'ग्वाल' का होता है वही समय युगल-उपासना मे वनविहार का होता है । 
श्रद्धार-आरती करवाकर हृदय में उमज्भ भरे हुए स्यामा-शयाम, कुज्ज की छायादार 


१--हिय में हाव-भाव लिये थारा। रति घत जोति रु वाति बिहारा ॥ 

तन मन मुक्ता चौक पुरावै।आरति शऔीमट अमिट प्रचावै॥३६॥--युगल-शतक (श्रीभद्ट) 
२--मिलि भोजन स्यामा स्याम करत कर गरसा इसत रस बतियाँ करें । 

पीय कहत हितु हाथ जिमाऊँ इतनों हु फल पाउँ देइ धरें॥टेक ॥ 

करत विने नैननि सो मोहन आनन सुधाकर परस डरै। 

अ्रीमट नेह की घादी अटपटी सेन वैननि सा पैयां परे ॥४१॥-- वहीं 
३--यह सुख दे सब सखिन को सहज सुरत रमलीन । 

कुंजन कुंजन विदरदाँ निज इच्छा आधीन ॥३१॥--सेवाउख (महावालोी), पद रे१ 


१३४ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिघारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


वीथियाँ तकने लगते हैं और कुल्न-कुझ्ञ में विचरण करते हुए भत्येक वस्तु में वे अमृत्त 
का सञ्चार करते हैं-- 

कुडज बिहारी कुडजबिहारिन कुज्जबिहार बिहार री । 

रजुदास दरहसि वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसार री ॥ 

प्रमृत कुड्ज को अमृत ले ले पी पी श्रसु प्रतिपार री। 

फल कल चल दल विथलन में श्रीहरिप्रिया सञ्चारे री ॥* 

४. राजभोग--वनविहार करके राधाकृष्ण भोजनकुज्ज में आ्राते हैं जहाँ 
पर विधिपूर्वक भ्रासन पर बिठाकर सख्ियाँ उन्हें मनभाये व्यक्षन परोसती हैं और वे 
रुचिपुर्वक उन्हें खाते हैं । राजभोग में कृष्ण जब राघा को ममत्व से खिलाते हैं तब 
सखियों में विनोदपुर्ण श्राकह्लाद का भाव सचरित होता है। मध्याक्ल के इस भोजन 
में लेह्म, चौष्य, सकय, भोज्य किसी प्रकार का व्यज्ञन नही छूटता। भक्त अपनी 
रसनेन्द्रिय की समस्त लिप्सा को राधाक्ृष्ण के भोग' के रूप में समपित करके उससे 
उपराम होने की चेष्टा करता है ।* यह अन्नमय कोष को आझ्ानन्दमय कोष तक 


पहुँचाने का उपक्रम है। 
राजभोग के पदचात्‌ आाचसन करवाया जाता है ओर बीरी” प्रदान की 


हैं। फिर राजभोग की श्रारती होती है। राजमोग़ का समय दिन का मध्यकाल होता 
है । इस भोग के बाद राधाकृष्ण, सुमन के पर्यद्धू पर विश्राम करते हैं। इस विश्वाम 
में कही-कहीं रतिकेलि भी वर्णित है। 

५. उत्थान--विश्वाम के अनन्तर उत्थापन का समय होता है। उत्थापन 
भोग में विविध प्रकार की भेवा-मिठाइयाँ अपित की जाती हैं। स्वर्णथाल में प्रत्येक 
ऋतु की सामग्री प्रस्तुत की जाती हैं। सखियाँ भाँति-भाँति से राधाकृष्ण की सेवा 
में लगी रहती हैं, कोई चंवर हुलाता है, कोई मोरछल, कोई भारी लिये खड़ा रहता 


है और कोई मुकुर । ५ 
उत्थापन-भोग करके राधाकृष्णु फूलवारी का आनन्द लेने जाते हैं। वहाँ 


सखियाँ उनकी आरती करती हैं एवं स्तुति गाती हैं। स्तुति मे राघा का प्राधान्य 
रहता है यत्पि कृष्ण की भी वन्दना साथ में रहती है । 
परामक्तिरतिवद्ध नी स्थामा सबसुखदेनि । 
रसिकम॒ुकुटमनि राधिके जय नवनीरजनेनि ॥५रा। 
2५ है ५ 





१--महावाणी -सेवासुख पद श२। 
२- छपन छतीसों रस छद्दों, चतुरविधा बहु पुञ्ञ । 
नन्द नच्दन दृषभानुजा, भोजन करत निकुज ॥४२॥--युगल-शतक (ओरीमट्ट) 


भक्ति-साघना एवं विकास-क्रम १३२५ 


दशक्याह्लादिवि अ्रतिप्रियवादिनि उर उनसादिति ओराधे । 
अज्भः अद्धा ठोना रूपसलोना सुभगसुठोना श्रीकृष्ण ॥५३॥* 


६. संध्या--सन्ध्या-वन्दना के समय सद्भीत का समारोह जमता है। मघुरा 
सखी, मधुर मृदज्कु बजाती है, अनुरागिनी नामा सखी रागरागिनी छेड़ती है, सघस्वरों 
में तान, मीड़, मूच्छेना, ग्राम आंदि सद्भीत की बारीकियों का प्रदर्शन करती है। 
नतृत्यक सखी उरपतिरप, लाग-डाट, हस्तकभेद आदि नृत्य सम्बन्धी खुबियाँ दिखलाती 
है । इस प्रकार सारी सखियाँ मिल कर राधाकृप्णा को हुलसित करती हैं। 

इस समारोह के उपरान्त राधाक्ृष्ण निकुञ्ञ में पधारते हैं और वहाँ केलि 
मे रत होते हैं। कुझ् मे एक सिंहासन पर युगलमूर्ति विराजमान होती है झ्ोर सल्लियाँ 
युगल-छबि का पान करती हुईं आत्मविभोर होती हैं । 

चार घडी रात्रि बीतने पर वे सदन लौटते हैं और वहाँ उन्हें व्याह करवाया 
जाता है। फिर, शयन का समय जान कर उनकी श्लारती की जाती है । 

७. शयन--शयन के समय सख्ियाँ शैया रच देती हैं प्रौर उस पर उनके अ्ाराध्य 
की प्रेमरसपगी पलक लग जाती हैं । वे निद्वित राधाकृष्ण के चरण दबाती रहती हैं 
या चंवर डुलाती हैं। इस स्थल पर सलियों की कोमल भावना द्रष्टव्य हैं ।* कुछ देर 
बाद उन्हें सोया देख, पट बन्द कर बाहर चली जाती हैं और रन्ध्रों से युगल की 
रूपमाधुरी का पान करती हुईं धीमे स्वर में उनका गुणगाव करती रहती हैं । 

श्रद्धंशवरी में जब छः सात घड़ी रह जाती है तब सहचरियाँ भ्राकर राघा- 
कृष्ण को जगाती हैं और उन्हे रासस्थली ले जाया जाता है जहाँ पर रास का 
झ्ायोजन होता है ।* रास के परचात्‌ राघाक्ृषष्ण का व्याह किया जाता है। 

८ शेया--तत्परचातू वे शैय्या पर विराजते हैं प्रौर विविध विलास में 
निमज्जित होते हैं । सखियाँ उनका गुणगान करती हैं। श्रद्धनिशा होने पर ऋष्ण 


सा ७७७७१2 माता ॥ा काका काया रा आता तक 
१--महावाणी -- सेवासुख, पृ० ३६-४० 
२--सोवत ज़ुगल चेंवर हो ढारों । 
कबडुँक सेऊ चरन नेननि में नवतम नेह सुधारस घारों ॥टेक ॥ 
कबडुक पद-पल्‍लव रामे के अपने नेन-कनीन निसारों । 
कबडंक श्रीभट नंदलाल के कोमल चरन कमल पुचकारों ॥५०॥--युगलशतक (श्रीमट्ट) 
३--नाचत नवल नागर रहसि रासरंगे। 
सुभगवन पुलिनथल कल्पतरुतलविमल मंजुमंडलकमलदल अम॑गे॥ 
रुनुनु नूपुर रमक ममक हंसक ऊुनुनु कुनुनु किकेनिकलित कंटि सुध॑गे । 
चरन की धरन उच्चरनसप्तकसुरन हरनमन ने करन उर उमंग ॥७र।ा 


“-सेवासुख, महावायी 


१३६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-मक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


राघा से सोने का अनुरोध करते हैं । इस समय से प्रात: मज्ला तक दोनों सुखनिद्रा 
में निमग्न हो जाते हैं । 

वस्तुत: शैया शयन' का ही एक श्रद्भ है किन्तु प्रहर-भेद के कारण उसका 
प्रपता समय रखा गया है। इस प्रकार निम्बाकोय अष्टप्रहर सेवा का निर्वाह 
होता है । 
गौड़ीय सम्प्रदाय 

इस संप्रदाय की भ्रष्ठप्रहर सेवा प्रणाली में राघा के परकीया होने के कारण 
भावुकता तथा रोचकता है| श्रष्टकालीय नित्य लीला का विश्ञाजन इस प्रकार 
से हुआ है-- 

१--निश्वान्त लीला, २---पूर्व्वाकह्न लीला, ३--मध्याह्न लीला, ४--अपराक्त 
लीला, ५--प्रदोष लीला, ६--रात्रि लीला, ७--अलसनिद्रा लीला । 

शास्त्र के अनुसार निशान्त, प्रातः, पूर्व्वाक्न, मध्याह्न, अपराह्ु, सायं, प्रदोष 
एवं रात्रि--ये भ्राठ काल हैं। पूर्वोक्त काल-विभाजन मे प्रातः एवं साय॑ के दो पारिभाषिक 
कालभेद रहने पर भी लौकिक काल-विभाग से इस काल-विभाग के शअ्रनाहत होने के 
कारण तथा प्रातःलीला के साथ पूर्व्वाक्न लीला, साथं के साथ प्रदोष लीला और 
अलस-निद्रा के साथ रात्ि-लीला के श्रभेद होने पर भी विषयगत व रसगत यथेष्ट 
भेद के कारण, पदकल्पतरु के पद-संग्रहकर्ता ने काल के उक्त सात प्रमेदों को 
माना है ।* 

चैतन्य-सम्प्रदाय की सेवा प्रणाली में लीलागों की विविधता द्रष्टव्य है । 
राधाकृष्ण के अनुरागमय मिलन में मित्रों, विशेषकर सखियों की चाटु लीलाएँ अपना 
रोचक महत्व रखती हैं । 

उपयृक्त काल-विभाजन के अन्तर्गत निम्नलिखित लीलाएँ मानी गयी हैं । इस 
सम्प्रदाय में सवंत्र सुक्ष्म विदलेषण की प्रवृत्ति दीखती है । 

१. निश्चान्त लीला--राधा का रसालस, राघधाकृष्ण का रसालस, राघा- 
कृष्ण का निद्राभद्भ, श्रीकृष्ण के प्रति ललिता का परिहास, श्रीकृष्ण का प्रत्युत्तर, 
पुनदच सखी की उक्ति, ललिता का कौशल, श्रीकृष्णकतृ क राधा की वेश-रचना. 
ग्रहागमन जनित विरह में श्री राधाकृष्ण की व्याकुलता तथा वृन्दा के कौशल से 
राधाकृष्ण का स्वग॒ृह-गसन । 





१- पदकल्पतरू-- चतुर्थ खयड, पृ० १श८ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १३७ 


२. पूर्व्वाद्न लीला--जागरण, श्रीराधा के प्रति भगवती पौर्मासी की 
परिहासोक्ति, विशाखा का प्रत्युत्तर, दासियों का ग्रहकार्यसमापन, श्रीराघा का 
स्नान, रसोदगार, श्रीराधा से रजनी-विलास के सम्बन्ध मे सखियों की प्रइनावली 


श्रीराघा का रसोद्गार-- अनुराग, श्रीराधा का अ्न॒राग, सखियों द्वारा श्रीराघा की 
वेश-रचना, जागरण - यशोदा द्वारा श्रीकृष्ण का जागररा।, ब्रजबालको का नन्‍्दशह में 


झागमन, श्रीकृष्ण का गोष्ठगमन, नन्दालय में खाना पकाने के लिए श्रीराघा का 
लाया जाना, श्रीराधा का रन्धन, सखाओं के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ प्रत्यागमन व 
भोजनलीला, सखियो के साथ राधा का भोजन , यशोदा द्वारा श्रीराधा की वेशरचना 
गोष्ठ--यश्योदा द्वारा श्रीकृष्ण की गोष्ठ-सज्जा, सखाओं के साथ श्रीकष्ण का ग्रोष्ठ- 
ग़मन, यशोदा के आदेश पर कुन्दलता के साथ श्रीराधा का स्वग्रहूनमन, श्रीराघा व 
सखी द्वारा जटिला की मनस्तुष्टि तथा जटिला के श्रादेश से सल्ियों के साथ श्रीराघा 
का सुर्य-पूजा के छल से अभिसार । 

३. मध्याह्न लीला--मध्याह्ल श्रभिसार--सखियों के साथ राधा का भ्रभिसार, 
राधघाकृष्ण का मिलन, राधा-कृष्ण की होली (दोल), राधाकृष्ण की भूलन लीला, 
वन-भ्रमण--श्री कृष्ण राधा का वन-भ्रमण व पुष्पचयन, श्री राधा द्वारा कौतुक छल से 
मुरलीहरण, श्रीकृष्ण से राधा व सखियों का रहस्य-गोपन, कृष्ण का अनुनय व खेद, 
राधा द्वारा मुरली प्रदान, श्रीकृष्ण-श्री राधा का प्रेमवैचित्रय, मधुपान--रा धाकृष्ण की 
मधुपान लीला, भ्रीराधाकृष्ण की रतिक्रोड़ा, जलक्रीड़ा- सखियों सहित श्रीराघाकृष्ण 
की जलक्रीड़ा, मधुमज्भुल व सुबल के साथ श्रीकृष्ण का भोजन, श्रीराधाकृष्ण का 
विश्वाम, शुकसारिका द्वारा राधाकृष्ण का रूप-गुण वर्णान, पाशक्रीडा - राधाकृष्ण की 
पाशक्रीड़ा व हास-परिहास, जटिला के आगमन पर सखियों सहित राधा का सुयये- 
मन्दिर में जाना, विप्रवेश मे श्रीकृष्ण का वहाँ आना व राधा द्वारा पौरोहित्य वरण, 
सुर्य-पूजा के अन्त में सखियों सहित श्रीराधा का ग्ृह-यमन तथा श्रीकृष्ण के विच्छेद 
में श्रीराधा की व्याकुलता एवं सखियों द्वारा सान्त्वना । 

४ अपराह्त लोला--उत्तरगरोष्ठ, श्रीराधा का अपने गृह मे श्रीकृष्ण के 
लिए पकवान बनाना व स्नानादि लीला, श्रीकृष्ण का गरह-प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का 
अपराह्न भोजन । 

५. प्रदोष लीला--श्रीराधा व कृष्ण का प्रदोषोपरि आरोहरण व दूर से 
परस्पर दर्शन, श्रीकृष्ण का नन्‍्दसभा में गन व नृत्यादि दर्शन, श्रीकृष्ण और 
बलराम का रात्रि-भोजन व शयन तथा श्रीराधा की स्वगृह में रात्रि भोजनादि नीला । 

६. रात्रि लोला--अभिसार-- सखियों के साथ राधा का अभिसार--श्रीकृष्ण 
का अभिसार, निकुल्ष में श्रीराधाकृष्ण-मिलन, श्रीराधाकृष्ण का कानन-शोमा 


१३८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णश-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


दर्शन, रास-विलास -श्रीरात्राकृष्ण का रासविलास, राघाकृष्ण की जलक्रीडा, 
राघाकृष्ण का विलास, स्वाधीन भतृ का श्रीराघा, प्रगल्‍म स्वाधीनभतृ का श्रीराघा, 
नर्म सखियों द्वारा राधाकृष्ण का सेवन । 

७. अलसनिद्रा लीला--श्रीराधाकृष्ण की अलस-निद्रा । अब इनका 
सविस्तर रूप प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१. निशान्त रसालस - रात्रि जागरण एवं रतिरज्भु के अतिरेक से श्रीराघा- 
कृष्ण आलस्य से भरे सोये रहते हैं। कृष्ण यशोदा की सत्ता से बे-वाकिफ़ हैं और 
उनसे भी बढ़ कर परकीया नायिका श्रीमती राधिका हैं जो परमविक्ट सास जटिला 
के अस्तित्व से पूर्णतया अनभिन्न हैं। दोनों को अ्रवस्था विचित्र है वेशविन्यास 
अस्तव्यस्त हैं, भोर हुआ चाहता है पर निद्रा और क्लान्ति से वे ध्वस्त हैं । 

सीटल चन्दन दृटल आभरण छूटल कुन्तल-बन्ध । 
अ्रम्वर खलित गलित कुसुमावलि घसर दुहु मुख-चन्द ॥ 
हरि हरि अब दुहुँ ह्यामर गोरि ॥* 

दोनों की यह दशा देख कर रात्रि के अवशेष मे सारी सखियाँ वुन्दादेवी का 
मुख निरख रही हैं और उनसे रसालस में सोये दोनों को जगाने की तरकीब पूछ रही 
हैं। वृन्दा ने कहा कि शारी, शुक झ्रादि पक्षियों को जगा दो, अन्य सारें जन जटिला 
के आगमन की चर्चा चलायें जिससे राधिका की निद्रा भज्ज हो। दुन्दा की भश्राज्ञा 
से सारे पक्षी मधुर स्वर छेडने लगे, पक्षियों के कलर से राधाकृष्ण की नींद खुली। 
आलस्य के कारण वे एक-दूसरे से विलग नही होना चाहते । 

प्युद्भधार रस में परकीया भाव की प्रमान्यता के कारश गौड़ीय सम्प्रदाय में 
शूद्धारिक वर्णन अत्यन्त खुल कर किया गया हैं । कृष्ण को जगाने में व त्सल्य का 
अभाव है, जटिला प्रादि के प्रसज्भ विषयानुकूल रस का सजञ्चार करते हैं । जगाने 
के समय मज्ूला की भाँति ही रावाहृष्ण को स्तुति भ्रत्यन्त भक्तिमाव से की जाती 


है और उनसे शैया छोड़ने की प्रार्थना की जाती हैं --- 
गोकुलबन्धो, जय रससिन्धो, जागृति तल्पमु, त्यज शशिकल्पस्‌ । 
प्रोत्यनुकूलम,, जक्षित-पद-मूलास , ब्ोचय कान्तास,, रति-भर-तान्ताम_ ॥ * 
प्रात:काल जान कर सखियाँ उनके मुखारविन्द का दर्शन करने चल पड़ती 
हैं। दोनों की सेवा वे बड़ी तत्रता से करती हैं । इधर पुत्र को खोजती हुई विकल 





१--परदकल्पतर--चतुर्थ खख्ड, पद सं० २४७७३ 
२--वही, पद सं० रहेदद 


भक्ति-सावना एवं विकास-क्रम १२६ 


यशोदा कुछकुटीर पहुँचती हैं। उनका विचक्षणा भाषण सुनकर श्रीकृष्ण चौंककर 
उठ बंठते हैं । जटिला भी राधा के अन्वेषण मे उधर ही जा पहुँचती हैं। जटिला के 
वचन सुनकर राधा को होश आता है। उनकी मनोदशा का एक सुन्दर पद 
बलरामदास का है--- 
भूकर बन भरि मघुकर मधघुकर, कजइ कोकिल-वुन्द । 
शनि तनु भोरि गोरि पुनि शुतलि, मूदि नयन-अरविन्द ॥| 
जागह प्राण-पियारि, रजनि पोहायल गुरुगनन जागल । 
ननदिन देयब गारि ॥ प्र ०॥ 
जटिला द्ाशु आसु भरि रोयइ, खोजई यामुन-तीर । 
शारिक बचने चमकि धनि उठइते, दुलि-दुलि पड़इ अधीर ॥ 
छलहि चियाउल तुरतहि सखिगन, जागल श्राभरण-बोले | 
श्लरासम' हेरि जगाइ उठायल, दुहु तनु कपि निचोले ॥* 
सहचरियों को सामने देखकर कमलमुखी राधिका लज्जा से आधा मुख ढाँक 
लेती हैं। कृष्ण, राधा को दोषी ठहराते हैं और राधा की सखियाँ विशेषकर ललिता, 
कृष्ण को । जग कर वे दोनों अपने-अपने ग्रह को प्रस्थान तं करते हैं किन्तु अत्यन्त 
कातर होकर । परोढ़ा-प्रेम के कारण दिन भर के सामाजिक बन्धनों को सोच कर वे 
बार-बार अ्रधीर हो जाते हैं ।९ 
२. पूर्व्वाह्न--रात्रि के अवसान पर सारी सखियाँ सतकंतापूर्वक काम मे लग 
जाती हैं। वेश के मन्दिर को स्वच्छु करके वहाँ वेशभूषा का साज-श्वद्भार रखती 
हैं। दशन-मार्जती, रसना-शोधनी को थाल में, कर्पर श्रादि से सुवांसित जल गागर 
में, मुखप्रक्षालत एवं स्नान के निमित्त वेंदी पर रख दिया जाता है। गमछा 
(अज्ोछा ), उबटन आदि भिन्न-भिन्न आवश्यक वस्तुएँ सखियाँ लाती हैं। विधि से 
भी अगोचर नाना प्रकार के उपहार स्नेहमयी सल्चियाँ अ्रपती आराध्या के दन्त- 
मार्जन व स्नान के लिए थाल में सजाकर ले भ्राती हैं । 


इयामला, विमला, मद्भ ला, अबला भआ्रादि को देखकर राधिका उनसे गले मित्तती 
हैं और रात्रि की रसकथा कहते-कहते 'रसोद्गार' से उनका कंठ गद्गद्‌ हो जाता है । 
अपने प्रति किये गये कृष्ण के मनुहार को राधा उच्छल हृदय से बखानती हैँ। यह 
युगल रस ही सखियों का साध्य है । राधिका के मुख से अप्राकृत रस का वर्सन 





१--पदकल्पतरु, चतुर्थ खण्ड, पद सं० र४डं८& 
२--पद आधघ चलत खलत पुन फीरत कातरे नेह्वारइ मुख । 
एकूइ परान देह पुन सिन-भिन अत् से मानिये दुख--परदकल्फ्तरु, ॥२४०प्ग) 


१४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सुनकर सख्तियाँ उस रस का श्रास्वादन करती हैं। “रसोद्यार” में प्रकारान्तर से 
राघा का महामाव जग उठता है। वे अनुराग! से विवज्ञ हो जाती हैं और उस 
प्रीति को विचित्र कहती हैं जो उन्हें ही सताती है । आखिर, किस प्रकार विधाता ने 
उनका निर्माण किया है, प्रेम तो सभी करते हैं, किन्तु उनके ही प्रेम में यह अदम्य 
ज्वाला क्‍यों ? 
कौन विधि सिरजिल कुलवती बाला । केबा नाहि करे प्रेम कार एत ज्वाला॥ 
शानदास कहे मई कारे कि बलिब। बच्चुर लागिया हास सागरे पश्षचिय ॥* 
अपने अनुराग दा का वर्णेन करती हुई राधिका चित्त की क्लेशमयी 
श्रवस्था को सुनाती हैं। प्रेम के इस महाभाव से केवल वही भिज्ञ है, कोई दूस री गोपी 
नहीं । अ्रनुराग के अतिरेक में उनका मन श्रन्य सभी वस्तुओं से उचाट हो जाता है 
झौर गात्र में पुलक, नेत्रों में जल समाया रहता है । तिलाड़ें न देखने पर प्राण विकल 
हो जाते हैं! क्या करे वे, कहाँ जाँय ? इस पर ननन्‍्द कु-वचन बोवती है और टोला- 
>पडोसी दुःख देते हैं। हृदय में प्रेम का अड्ूर प्रवेश करके दिनोदिन बढ़ता हुआ 
वृक्ष हो गया, फल-फूल के समय विपत्ति आ पडी। ऊब्कर राधा कहती हैं कि वें 
'वनवासिनी हो जायेंगी । उधर कृष्ण का स्नेह भी अत्यन्त गुरु है, वे उससे अनमभिन्न 
नही हैं, राधा उसके प्रति क्ृतज्ञ हैं।* राधा के व्याकुल चित्त को सखियाँ किसी प्रकार 
स्थिर करती हैं और उन्हें स्वान करवा कर उनका षोडश श्ृज्भार किया जाता है । 
इधर कृष्ण के दास मुख घधुलवाकर उनका श्युद्भार करते हैं। सखाओं के 
साथ नाना रस-रड्ज करते हुए श्रीकृष्ण के गोष्ठ जाने पर यशोंदा, रावा को कुन्दलता 
से खाना बनाने के लिए बुलवाती हैं। कुन्दलता, जठिला को प्राइवस्त्र करके राधा 
को लिवा ले जाती हैं । विश्वासपात्री कुन्दलता रास्ते में राधा को, कृष्ण से मिलाती हुई 
यशोदा के घर पहुंचा जाती हैं। यश्योदा के मन में राघा के लिये अत्यन्त ममत्त्र है। 
राघा देखते ही उन्हें गोद में लेकर छुम्बन करने लगती हैं तथा प्रेमाश्रु से सींच देती 
हैं ।दास-दासियाँ सारी सामग्री जुटाते हैं और राधा अपने कर कमलों से भाँति-भाँति 
के व्यज्ञनों को पकाकर यशोदा को सन्तुष्ट करती हैं । गोष्ठ से सखाग्रों सहित श्रीकृष्ण 
जब घर आते हैं तव स्नान करके वही सुस्वादु-भोजन करते हैं। आाचमन करके 
कृष्ण पर्येद्धु सेवन करते हैं और दासयरणा उनका पाद-सवाहन । फिर राधा झ्रादि 
ग्रन्य जन भी भोजन करते हैं। भोजन के उपरान्त यशोंदा, राधिका के कुज्न्चित केशों 


१--प्दकल्पतरु, पद सं० २५०६ 
२--वत यत पिरित करये पिया मोरे। 
आखरेते लिखा आछे हिंचार समाझारे ॥--फदकल्पतरु, पद सं० २५३३ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम॑ १४४ 


का श्वज्भार करती हैं, सिन्दूर पूरित करती हैं, काजल लगाती हैं तथा रत्नाभूषणों से 
सुसज्जित करती हैं। अपना स्नेहातिरेक व्यक्त करती हुई यद्योदा कहती हैं कि यह 
रूपगुण की निधि विधाता ने उन्हें वही सौंपा नहीं तो वे न जाने कितना दुलार 
करती ! श्रपने पुत्र के लिए उन्हे कोई रमणी ही नहीं जचती, ढूंढ़ने पर भी किसी 
देश में न मिल सकी । यशोदा की इस विषाद-कथा को सुनकर राधा मुख पर वसन 
ढंक कर हंसती हैं। 

सखागरण वेण से और गौवे अपने स्वर से, कृष्ण का वन मे झआावाहन करने लगते 
हैं, इसलिए कुछ क्षण विश्राम करके कृष्ण वन चले जाते हैं । यशोदा इस विच्छेद को 
किसी प्रकार सहन करती हैं। उधर क्ृष्ण गोष्ठ जाते ही राधा का इन्तजार करने 
लगते हैं क्योंकि कुन्दलता राधा को उनके घर पहुंचाने श्रभी जायेगी ही । कृष्ण से 
मिल कर राधिका घर पहुँचती हैं। यशोदा द्वारा अलंकृत अपनी वधु को देख कर 
जटिला किड्चित्‌ क्ष्‌ब्ध होती हैं किन्तु राधा के रूप यौवन के सम्भार पर न्योछावर 
हो जाती हैं । वह वधु से सूर्य-पूजा की तेयारी करवाती हैं और सखियों सहित वन के 
किसी सूर्य मन्दिर में उन्हें पूजा करने भेजती हैं । 

३ भध्याह्न--परूजा के छल से राघा सखियों को लेकर दिवाभिसार करती 
है | कुसुमित कुझ्न मे कातर कृष्ण कामिनी राधा के विषय में न जाने क्या-क्या 
अनुमान लगाते है। कभी सुबल से पूछते हैं कि आखिर राधा ने इतनी देर क्‍यों लगा 
दी ? दारुण गुरुवनों ने बाधा डाली या कि उसने मान ठाना है ? अथवा स्वजनों 
के स्नेह में विभोर है ? सुबल उनकी कातरता देख कर समभाते हैं कि राधा से 
उनका मिलन शीघ्र ही होगा। इधर राघा को विरस-वदना देख कर वृन्दादेवी 
कष्ण का पता-ठिकाना दे देती हैं। कुरडलीर पर दोनों का मिलन होता है। 

देवता-पुजन के मिस राधा कृष्ण से मिलती हैं और सारी आराधना का फल 
कदम्बतरु के नीचे ब्यामल देवता से प्राप्त हो जाता हैं। अनुराग-विह्लल प्रेमी-युगल 
एक दूसर को पहिचान नहीं पाते, एक-दूसरे को देखते-देखते उन्‍्माद एवं विभ्रम दशा 
को पहुंच जाते हैं--- 

दुहु मुख हेरइते दृहु भेल धन्द, राइ कहे तमाल साधव कहे चन्द । 
चीत-पुतलि जनु रहुदुहु देह, ना जानिये प्रेम के मन श्रछू नेह ॥* 


दोनों प्रेम-गुरु के शिष्य-नट बन जाते हैं, जो उन्हें उज्जवल-रस के नाना 
भाव-भूषा से सुसज्जित करता है। हावमाव सात्विक अलझ्भार उन पर चढ़ने लगते हैं-- 





ह-- पदकल्पतरू, पद सं० २६०६ 


१४२ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिवारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


दुहु प्रेम गुरु मेल शिष्य तनु मन । शिखाय दोहांरे नृत्य अति सनोरम ॥ 
चापल्य ओत्सुक्य हर्ष भाव-प्रलडुा र । दुहु मन शिष्या परे भूषणर भार ॥ 
सुजुम्भादि उद्भाव सुदीप्त सात्विक । एई सब भावभूषा राधार भ्रधिक ॥ 
झ्यत्नज शोभा ग्रादि सप्त अलडू।र । स्वभावज विलासादि दश परकार ॥| 
भावादि श्रद्धरजा तिन मौग्ध्य चकित । हाविज्ञत्ति घलड्भूार राषाड़ः भूषित ॥ 
नाना भावे विभूषित कहने ना जाय । ए यवुननन्‍्दन दात्त विस्तारिया गाय ॥ 


' इस मिलन के बाद होली-लीला होती है भौर फिर झ्ान्दोलन (मूल) लीला । 
तदनन्तर राधाकृष्ण सखियो सहित वन में भ्रमण करते हैं। श्रवसर तक कर राधिका, 
कृष्ण की वंशी चुरा लेती हैं श्र क्रमशः: सारी सखियो के पास उसे पहुँचाती जाती 
हैं । ख्याल आने पर कृष्ण वद्ी के लिए अनुनय-विनय करने लगते हैं। शअ्रन्त मे 
सखियो द्वारा ब्दंका लिये जाने पर राधा से उन्हे मुरली मिल जाती है। कानन की 
कुसुम-सुषमा तथा घटऋतुओं की शोभा का अवलोकन करते हुए राधाकृष्ण वन में 
विचरण करते हैं । 

इस वन-विहार के उपरान्त किसी रत्न-मन्दिर में सखियों सहित बैठ कर 
नागरी-नागर मधुपान करते हैं। मधुपान करके उनकी अवस्था और भी विचित्र हो 
जाती है | एक तो मधुर प्रेम का सहज उन्माद, उस पर मधुपान । राघाकृष्ण शिथिल 
हो जाते हैं, सारी सल्ियाँ अपने-अपने कुझ्ज मन्दिर मे शयन करने चली जाती है । 
यहाँ तागरी-नागर के केलि-विलास को देख कर मन्मथ भी कतरा जाता है । 
तदनन्तर श्रम-परिहार के लिए जलक्रीड़ा का भ्रायोजन होता है । स्नान के 
बाद, राधाकृष्णु को दासियाँ फलफूल का सस्कार करके थाल में अपंण करती हैं । 
राधकृष्ण पर द्ारी-शुक का वार्तालाप चल पड़ता है। शुक, क्रृष्ण के रूप-गुण का 
वर्शान करता है और शारिका राधा के । शुक की गुरु हैं वृन्दा, झारिका की ललिता । 
इस स्थल पर प्राय: राधा के रूप-गुरा की ही विजय होती है । कृष्ण के रूप की 
अनुपम व्यज्ञना जयदेव के शुक के शब्दों में इस प्रकार हुई है-- 
सौरभ-सेवित-पुष्प-विनिस्मित निर्म्मेल-बन-साला-परिसण्डित ॥| 
मन्दतर-स्मित-कान्ति-करम्वित वदनाम्बुज नव-विश्वस-पण्डित ॥। 
जय जय मरकत-कन्दल सुन्दर ॥ * 
इसके बाद पाझ्मक्रीड़ा होती है। पण मे नाना प्रकार की केलियाँ लगायी 
जाती हैं। शुक इस रसमय प्रसद्भ की भड्कारिणी जटिला के आगमन की घोषणा 





१--पदकल्पतरू, पद सं० २६०६ 


२--वही, ६२२२ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम॑ श्ड्ये 


करता है। जटिला का आगमन सुन कर राधा सखियों सहित सूर्य-मन्द्रिर मे प्रवेश 
करती हैं | कृष्ण गग॑ घुनि के शिष्य बन कर शास्त्रपरायण ब्रह्मचारी-ब्राह्मण के वेश 
में उस मन्दिर में पधारते हैं। कुन्दलता की सिफारिश से जटिला उन ब्रह्मचारी 
महाशय को बुला भेजती हैं । कृष्ण धीर-शान्त-कलेवरधारी साक्षात्‌ विप्र का वेश घर 
कर आते है । जटिला घृ्त शिरोमणि की बनावटी गम्भीरता से प्रभावित होकर राघा 
को उन्हें सोप देती हैं कि वे ही सूय्य-पूजा के पुरोहित बने । विदा पाकर बद्ु सहित 
राधिका कानन की ओर प्रस्थान करती हैं और सूययं-पूजा करके राधा घर वापस झाती हैँ । 

४. अ्रपराह्ललीला ( उत्तरगोष्ठादि )--श्रीकृष्ण गोष्ठ से लौटते हैं और इधर 
राधा गरहकार्य समास कर चुकती हैं। मुरली ध्वनि सुनकर ब्रजज्भनाएं उत्कशिठ्त हों 
प्रपनी-अपनी अट्टालिका पर चढ़ कर श्रीकृष्ण-दर्शन मे नेत्र बिछाये रहती हैँ । किन्तु 
राधा चातकी सखी की चतुराई से इ्याम के साथ जा मिलती हैं और हथित मन से 
उनके रूप तथा प्रेम सुधा का पान करती हैं । 

कृष्णगमन से प्रफुल्लित यशोदा आनन्दविह्लल दीप जलाकर उनकी आरता 
की तयारी करती हैं। सखियों की भीड़ लग जाती है, कोई घरटा बजाता है, कोई 
भाँकर तो, कोई घड़ियाल । कृष्ण की जयजयकार से प्राजूण गूंज उठता है। यशोदा 
विधिपुर्वक कृष्ण की आरती उतारती है, द्विजो को दान देती हैं। दासगण अपने- 
झपने कार्य में तत्परता से नियुक्त हो जाते है, कोई वेदी पर शीतल नीर रखता है, 
कोई पतला चीर ले आता है, कोई बलराम-कृप्ण को वेदी पर बिठालता है, कोई 
उबटन मलता है, कोई श्रद्ध मर्दन करता है और कोई स्नान करवाता है आदि-भ्रादि। 
माँ की प्रीति से प्रसन्न कृष्णा, राधा द्वारा बनाया हुआ भोजन करने बैठते हैं। जलपान 
करके कृष्ण, खरिक मे गोदोहन के लिए जाते हैं। गोदोहन का दुग्धपात्र लेकर माँ 
के निकट बेठते है । उनके किसी इज्धित से राघा की एक सखी यह समझ जाती है 
कि गोदोहन हो चुका, अब एकान्त में राधा से उनके मिलने की बेला आ रही है । 

५. प्रदोष--प्रपराह्न के अन्त मे कृष्ण, नन्‍द उपनन्द के साथ घर के बाहर किसी 
सुरम्य स्थली पर बंठते हैं श्रौर नट की तरह भाँति-भाँति का प्रदर्शन करते हैं । गायन, 
वाद्य तथा नृत्य का समारोह जब समाप्त होता है तब सेवकगश बलराम-कृष्णु के अस्त- 
व्यस्त वसन, अलडूार भ्रादि उतार कर भोजन का वस्त्र घारण करवाते हैं। उनका 
चरख-प्रक्षालन करके उन्हें भोजन-भवन में ले जाया जाता है। राम कृष्ण माता- 
पिता के प्रेमरस से सिव्व्चित भोजन के सब रसों का आनन्द लेते हैं ।झ्ाचमन करवा 
कर सेवकगर उन्हें शयन-कक्ष में ले जाते हैं। अलसित तन नींद के कारण ढल-ढल 
पड़ता है, सेवक उनका पाद संवाहन करते हैं तथा नींद में अ्रचेत देखकर वह 
अपने-अपने घर चले जाते हैं । 


२१४४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


राधा भी भोजनोपरान्त अपने घर सखियों से परिसेवित होती हैं। वृन्दादेवी 
यमुना-पुलिन पर किसी चम्पक-कानन में फूलों का पर्यद्धू निर्मित करती हैं। सुकोमल 
कमलदलों की शैया बनाती हैं, उपधान भी फूलों का ही होता है। कानन की शोभा 
द्विगुण क्या सहख्रगुण बढ़ जाती है। उनकी श्री-सुवमा में जेसे अ्रप्राकृत मदन ही 
फूल-शर लेकर विचरण कर रहा होता है। शीतल-मन्द-सुगन्धित समीर बहता है 
और पराग से वीथी परिपुरित हुई रहती है। ऐसे मादक वातावरण में एक सखी 
राधा को बुलाने जाती है । 

६. रात्रिलीला--कृष्ण के द्वारा आवाहन किये जाने पर चम्पकवर्णी राधा 
कुटिल गति से अभिसार करती हैं। सारी सखियाँ प्रसन्न हैं कि रात्रि घोर अन्धकार- 
मयी है, राधा को कोई पहिचान नहीं सकता । गुरुजन, दुर्जेन, सभी नीद में अ्चेत 
हैं । राधा, कृष्ण को आनन्दित करने योग्य निरुपम वेश-रचना करके, नीला नीला- 
कमल लेकर अभिसार के लिए चल पड़ती हैं। पथ के सारे कर्टक दूर हो जाते हैं । 
केवल श्र मनन्‍्मथ जगा हुआ रहता है बाकी सब सोये रहते है। इसलिए राधा को 
ग्रश्मिसार में और किसी बःत का भय नही रहता । नवीना कामिनी, कतक-लतिका, 
त्रिभुवन सुन्दरी श्रीराधिका स्वणंचम्पा के निभृत-निकुझ् मे उपस्थित होती हैं । 

इधर कृष्ण ने जब देखा कि सारा घर सो रहा है तब हीया छोड़ कर 
युवतियों के मन को हरने वाला वेश धारण करके अंधेरी रात में चल पड़ते है । 
राधा की सखी उन्हें माग मे ही मिल जाती है और उन्हें राधा के पास लिवा जाती 
हैं । इस प्रकार राधा-माधव का अपरूप मिलन घटित होता है। वे.एक-दूसरे को 
देखकर अत्यन्त उल्लसित होते हैं और पुलक से दोनों का तन परिपूर्ण हो उठता है । 
चतुर्दिक सखियों का समाज, बीच मे राधामाधव की युगलमूर्ति | दोनो की अ्रमृत- 
सिचित वाशी सुनकर सखियाँ तृप्त होती हैं श्रोर उनके मधुर गुण से हथित हो उनका 
फूलों से मसडन करती हैं | सल्ियाँ उन्हें सुगन्‍्ध, कपूर, चन्दन, माला इत्यादि भ्रपंण 
करती हैं। उनके हृदय पर माला के दोलन को देख कर सखियो की आँखे शीतल 
होती है । 

तत्पदचात्‌ रास-विलास आरम्भ होता है। सख्रियों के सुख के निमित्त 
श्रीकृष्ण ललित त्रिभज्भी मुद्रा धारण करके रास रचाते हैं। इसी समय वे त्रिभू वन- 
मोहक कामजयी वंज्ञीनाद अपनी उद्भलियों से रु्त्र में पूरित करते हैं । उसके सुधा 
से परिकरों का हृदय अभिसिड्नचित होता है। तदनन्तर अनेक रसाल अन्त्रों की सद्भति 
में राघाकृष्ण निरुपम नृत्य करते हैं। डम्फ़, रबाब तथा स्वरमरुडल के ख्वरों के 
साथ दस़ों दिल्लाओ्रों में प्रेम की हिल्‍्लोल तरज्भायित होती है । 

रास के उपरान्त श्रम मिटाने के लिए जल-कीड़ा होती है। इसके बाद 


भेक्ति-सावना एवं विकास-क्रम॑ १४५ 


राधाकृष्ण का एकान्त मिलन होता है। राधा स्वाधीतभतृ का हैं, कृष्ण सम्पूर्णत: 
उनके श्रधीन हुए रहते हैं। कृष्ण, राधा का श्ृज्भधार करते हैं और प्रिय सख्ियाँ दोनों 
का पादसंवाहन करती हुई भाँति-माँति की सेवाओं में लगी रहती हैं। 


७. अलसलनिद्रा--कुसुम जैया पर राधाकृष्ण एकमेक होकर शयन करते हैं । 
सखियाँ राधाकृष्णु की परमानन्द-लीन सुषुस्ति मे मग्न हो जाती हैं । 


वलल्‍लभ-सम्प्रदाय 


इस सम्प्रदाय में वात्सल्य एवं सख्य भावों की प्रधानता के कारण प्रन्य 
सम्प्रदायों के श्रष्टप्रहार सेवा विधान से भिन्नता हैं। इसमें भावों की विविधता के 
कारण अनुरज्ञकता का समावेश हो गया है। वल्जभ-सम्प्रदाय में सेवा का क्रम इस 
प्रकार है--१--मजडुला, २--शड्भार, ३->-ग्वाल, ४--राजभोग, ५--उत्थापन 
६--भोग, ७--संध्या-श्रा रती, ८--शयन । 

१. मद्भला--प्रात: के उदय होते ही मज्भुला का विधान है। इसमे श्रीकृष्ण 
के स्वरूप को जयाना, मद्भुलमोग करवाना और मद्भुला आरती, ये तौनों कार्य झ्न्य 
सम्प्रदायों के अनुरूप ही हैं किन्तु इन सभी कार्यों मे वात्सल्य का उच्छुलन है, सस््ियों 
की विदग्धता नहीं । 

कुसुम मात्रा गूंथकर ब्रजवनिताएं प्रात: होते ही कृष्ण-दर्शन की प्रतीक्षा मे 
नन्‍्द भवन झा जाती हैं । यशोदा, कृष्ण के मुख पर से जब वस्छ हटाती हैं तब ऐसा 
प्रतीत होता है जैसे समुद्र-मन्थन के फेन के बीच से चन्द्र प्रकट हुआ हो । कृष्ण के 
जागरणोद्बोधन में कहीं-कहीं ग्राध्यात्मिक सक्कुत स्पष्ट हो उठा है। पानन्द की 
निधि के जगते ही भव-विलास विम्त हो जाता है, कृष्ण का जमगना ज्ञान के सूर्य का 
उदय होना है जो आशा के त्रास-तिमिर को दग्ध कर सन्‍्तोष विकीर्ं करता है। 
प्रात:काल में खय का चहकना परब्रह्म की विरुदावली है । इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया 


किसी न किसी सात्किक भाव को जागरित करती हैं, कृष्ण का जगना आान्तरिक 
जागरण बन जाता है--- 


जागिये गोपाल लाल, आनन्द निधि नन्‍्द-बाल, 
जसुमति कहे बार बार, भोर भर्रों प्यारे। 
नेन कमल-दल बिसाल, प्रीति-बापिका-सराल, 
मदन ललित बदन उपर कोटि वारि डारें। 
डउगत झरन बियत सर्वरी, ससांक किरन-होन, 
दीपक सु मलीन, छीन-बुति समूह तारे। 
२७ 


!डष मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीय 


मसतो ज्ञान-धन-प्रकास, बीते सब भव-विलास, 
आास-त्रास-तिमिर तोष, तरनि-तेज जारे। 
बोलत खग-मनिकर मुखर, सघुर होइ प्रतीत सुनो, 
परम प्रान-जोवन-घन, मेरे तुम बारे। 
सनौ वेद बन्दीजन, सूत-ब॒न्द सागध-गन, 
बिरद बदत जे जंं जं, जेति कंठभार। 
बिकसत कसलावली, चले प्रपुञओज-चञ्चरीक, 
गुडजत कल कोमल घुनि त्यागि कठ्ज न्यारे । 
सानो बेराग पाइ, सकल सोक-गह बिहाइ, 
प्रेम-मत्त फिरत भृत्य, गुनत गुन तिहारे। 
सुनत वचन प्रिय रसाल, जागे प्रतिसय दयाल, 
भागे जज्जाल-जाल, दूख कदम्ब ठार। 
त्यागे भ्रम-फन्द-दन्द, निरखलि के मुखारबिल्द, 
सूरदास अश्रति अनन्द मेटे सद भारे।* 
इस सम्प्रदाय मे कही-कही मदझ्ला के अन्तर्गत खश्डिता भाव के पद भी 
हैं । ऐसे पद गोविन्दस्वामी के काव्य में अधिक हैं । 
मड़ुलभोग में कृष्ण को मक्खन, मिश्री, दूध, मलाई श्रादि दिया जाता है। वे 
कुछ खाते हैं, कुछ ग्रिराते हैं ओर कुछ मुख मे लिपटाते हैं । यों उन्हें मकक्‍्खन-रोदी 
विज्येष प्रिय है किन्तु यदि चोटी बढ़ जाय तो कच्चा दूध तक पी जाने को राजी हो 
जाते हैं। प्रातः:कालीन इस कलेऊ के पदरचात्‌ मद्भला आरती की जाती है। झ्ानन्द 
निधि कृष्ण की क्ृपा-दृष्टि की प्रार्थना की जाती है । 


नेन भरि देखों ग्रिरिधरत कों कमल मुख , 

मड्ल आरती करों प्रात ही परम सुख । 

लोचन बिसाल छबि सड्चि हदे में घरी , 

कृपा अवलोकनि चादर भकुटोनु रुख। 

चत्रुभुज' प्रभु झानग्द निधि रूप निधि, 

निरक्षि करों दूरि सब रंनति को दुःख धरे 

२. शुद्भार--श्रीकृष्ण को उष्णुजल से नहलाकर भूषण-वस्त्र झादि से 

श्यूज्धार करने को 'घ्ुज्ार' कहा गया है । कृष्ण सहज ही वश्य मे नही झाते । नहाने 
१--सूरसायर, पर सं० ८२१ 
२--चलुभजदास, फद सं० १४२ 


भक्ति-साथना एवं विकास-क्रम १४ 


से वे आनाकानी करते हैं झौर भकारण रोते-रोते घरती पर लोट जाते हैं। माता 
बद्योदा उन्हें तरह-तरह से फुसनाता हैं, किन्तु वे माचते नहीं - 

जसुमति जर्बाह कह्यो अ्न्हवावन, रोइ गये हरि लोटत रो। 

तेल उबटनो ले झागें घरि, लार्लाह चोटत-पोदत री॥ 

में बलि जाऊं न्हाउ जनि मोहन, कत रोवत बिनु काज री । 

पाछे धरि राख्यों छपाइ के, उबदन-तेल-समाज री॥ 

सहरि बहुत बिनती करि राखति, म्रानत नहीं कन्हैया री । 

सूर स्पासम अभ्रतिहीं बिरुकाने, सुरूमुति श्रन्त न पेया रीवा 

किसी प्रकार नहला कर चित्र-विचित्र वसनों से उनका श्वृद्भार किया जाता 
है । श्रांख में काजल तथा दिठौना लगाया जाता है। कृष्ण का रूप-ध्यात भत्ति 
पनिवाय अज्भ है। इस रूप-घ्यान मे श्यज्भार सहायक होता है । 


३. र्वाल--आड़ार भोग तथा ग्वाल भाव से घेया झ्ारोगना 'स्वा। के 
बन्तगंत झ्राता है । ग्वाल के पदों मे कृष्ण की बाल-क्रीडा भी वश्शित है ' वे भौंरा 
चकडोरी क्‍या खेलते हैं गोपियों का मन नचाते हैं। कभी वह छत पर पतड्भ उाते 
हैं किन्तु वह डोर खींचते हैं या गोपियों का मन, इसका फैसला करना दृष्कर हो जाता 
है । कृष्ण का खिलौना खेलना भी रहस्यमय सड्भेंतों से भरपूर है। 

लाल झाज खेलत सुरद्ध खिलोना । 

काम सबद उघटत है पपीहा बड़ी मधुर मिलोना ॥। 
प्रेम घुमेड़े लेत हैं फिरकी भुञ्कता मर्ताहिं सलोना । 
चहाबहा चौबत चकई हिंत जु सब ही करोना॥ 
भुमिरि भूमि भुकि बाटठ देखत हथबड्धी मनु जौना । 
'परमानन्द' ध्यान भगतन बस ब्रज केर तिरौना फिरोता ॥* 

गाल में घैया आरोगना महत्वपूर्ण है। प्रात:काल यशोदा दही मथ कर 

कृष्ण-बलराम को घेया पिलाती हैं। कृष्ण पसन्न होकर नाचते-कूदते घया पीते हैं । 
ननन्‍दरानों भथि प्यावत घेया । 
बल मोहन खेलत आंगन में सुनत श्रचानक घेया ॥ 
नाचत हँसत करत किलकारी उर पझ्ानन्द ब ढुया । 
कूंकि-झूंकि पथ पीवत कमल मुख भरत परस दोऊ भेया ॥ 





१--सरसागर, पद सं० ८ण०्ड 
२--परमानन्द सायर, पद सं० ६२६ 


४८ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्म 


बाल विनोद सुर नर मुनि सोहे जोग ध्यान बिसरंया । 
गोविन्द प्रभु पिय वदन चन्द को जसुमति लेत बलेया ॥* 

ग्वाल के बाद कृष्ण सखाओं सहित वन मे गोचारण के लिए प्रस्थान करते 
है। बन में राजभोग का समय होता है । 

४. राजभोग--वन में यज्ञोदा किसी ग्वालिन से मध्याक्ष का भोजन, जिसे 
“'छाक ' कहते हैं, भेजती हैं। छाक को ही राजभोग कहा जाता है। इसमें भाँति-माँति 
के व्यञ्जन होते हैं । छाक खाने मे कृष्ण के मैत्रीभाव की प्रबलतम अ्रभिव्यक्ति 
होती है । किसी पहाड़ी पर चढ़कर वहु सब सखाश्ोों को टेरते हैं और अर्जुन, भोज, 
सुबल, श्रीदाम, मधुमद्भल आझ्रादि के जुटने पर वे सब को छाक बाँटते हैं। कमी किसा 
का जूठा कौर छीन कर खाने लगते हैं तो कभी किसी का । व्यज्ञत को सराहते हुए 
यज्ञ-पुरुष उसका सहज भाव से स्वाद लेते हैं, उनके इस मानवीय व्यवहार पर 
देवतागण श्रादवर्यं चकित होते हैं--- 

हँसत परस्पर करत कलोल ॥ 

बिडजन सबब सराए मोहन स्ीठे कम्तल बदन के बोल ॥। 
तोर पलास पत्र बहुतेरे पनवारों जोयों बिस्तार। 
चहुंदिसि बेठों ग्वाल संडलोी जेंवन लागे ननन्‍द कुमार ॥ 
सुर विमान सब कोतुक भूलें जग्य पुरुष हैं नीके रड्ड । 
सेस प्रसाद रहो सो पायो 'परमानन्ददास' हो सद्भ भरे 

अष्टछाप के कुछ कवियों ने छाक के प्रसद्भ में श्वज्धभार-रस का पुट भी भर 
दिया हैं । ग्वालिन छाक लेकर कष्ण को टेरती हुई किसी गह्दर वन में भटक जाती 
है, कृष्ण उसे खोजते हुए सघन वन में झा पहुँचते हैं श्रथवा कभी मेघ बरसने 
लगता है और छाक लाने वाली ग्वालिन के वस्त्र भीम जाते हैं, उसे श्रपना पीताम्बर 
देकर कृष्ण उससे प्रीति जोड़ते हैं। इसी प्रकार के कई प्रसद्धों की उद्भावना की 
यई है । 

५, उत्थापत--मोजन करने के उपरान्त कृष्ण दोपहर को झ्यन करते हैं । 
इस विश्राम-शयन से उन्हें जयाना उत्थापन कहलाता है। उत्थापन में भोग भी 
लगता है जिसमे उन्हें फल-फूल भेंट किया जाता है। 

उत्थापन के क्षेष में सन्ध्या होने पर ऋष्ण गायें बटोरने लगते हैं और ब्रज 
लौटने की तेयारी करते हैं। सखाझ्रों से गौंवें घेरे नहीं घिरतों किन्तु कृष्ण की एक 


१--गोौविन्द स्वामी, पदर्सख्या २८१ 
२--परमानन्द सामर , पदसंख्या ६५१ 


भक्ति-साधघना एवं विकास-क्रम रैंडहे 


वशी-तान पर भ्रनुरागविह्लल हो वे स्नेह दुग्ध से घरती सीचती हुई कृष्ण के पास 
समुपस्थित हो जाती हैँ । इसलिए सखागण कृष्ण से ही गाय बुलवाते हैं-- 
गयां गई दूरि ठेरो जू कान्‍ह। 
जो ऊँचे टेर सुनावो सब बदरेंगी मेरे जान॥ 
व॒न्दावन में चरत हरित तन चोंकि चमकि टेर परी कान । 
दूध घार घरनों सॉंचत झाई “गोविन्द' प्रभु कौ--- 
जहाँ करत कमल सुख पान ॥* 
सध्या होते ही कृष्ण गायो के साथ घर लौटते हैं। गोपियाँ उनका गौरण- 
मश्डित रूप देखने को आतुर अपने-अपने द्वार पर खड़ी रहती हैं । 
६. भोग--धर आने पर कृष्ण को सन्ध्या का मोग अ्पित किया जाता है। 
कृष्ण को देखने के लिए गोपियाँ नन्द-द्वार पर भीड़ लगा देता हैं। उनके इस व्यवहार 
पर रोहिणी निकलकर कटाक्ष भी करती हैं -- 


जेवत हैं री ! मोहन भब जिनि जाओ्रो तिवारी । 

सिहपोरि तें फिरि-फिरि ग्रावति बरजी हाँ सो बारी ॥ 

रोहिनि झाई निकसि ठाढ़ी भइ दें दे झ्राडि सुख सारी । 

तुम तरनी जोबन-मदसमाती एसो ज देखन-हारी ॥ 

कोड गरजत कोउ लरजत श्रावति कोउ बजावति तारी । 

कुंभनदास' प्रभु गोवद्धन-घर श्रव हां बेंठे थारी ध्े 

७. संघ्या-आरतो-- भोग के उपरान्त कृष्ण की सन्ध्या-पआरती होती है । बड़े 

घृमधाम से यह आरती की जाती है । रत्नजटित कज्चन-थाल में अगरु, चन्दन आदि 
मिलाकर दीप सजाया जाता है । घण्टा, कालर आ्ादि वाद्यों तथा प्रीतिपगी गोपियों के 
कण्ठस्वर सहित आरती उतारी जाती है-- 

रतन जटित कनक-थार मधि सोहै । 

दोपसाल झगर झादि चन्दन सों श्रति सुम्रन्ध मिलाई ॥ 

घतन-घननत घणष्टा घोर, ऋनन-ऋूनन फालर जझकोर । 

तत अबईवेई बोलति ब्रज की नारि सुहाई ४ 

तनन-तमन  तान स्ान लेति जबती सुर-बन्धान | 

मोपी सब ग्रावव हैं भड़ल . बचाई ४ 


कह छा 


*--गोविन्दस्वामी, पद सं० ३३६ 
२--कुम्भनदास, पद सं० १८३ 


१५० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भमक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


'चश्ुुभुज' प्रभु गिरिधरन लाल, झारती बनी रसाल । 
तन मत घन वारति हैं सब जसोमति नन्दराई॥ 

८. शयन- सन्ध्या-झ्रारती करके कृष्ण को रात्रि का भोजन करवाया जाता 
है जिसे व्यारू कहते हैं। व्यारू करवाकर उन्हें पयंद्धु पर सुला दिया जाता है। 
शयन के समय यशोदा का कहानी कहना और कृष्ण का हुँकारी भरते हुए निद्रा- 
मस्त हो जाता, वात्सल्य का विशेष भाव-स्थल है। तंद्विल कृष्ण राम की कथा मे 
लक्ष्मण से “चाप-चाप' कहते हुए जगकर यशोदा को चकित कर देते हैं किन्तु 
प्रवतारी कृष्ण को बालक का चौंकना जान यशोदा उन्हें थपकी देकर शान्त कर देती 
हैं। कृष्ण के सो जाने पर उनके दिन भर के कष्ट थकान पर अफसोस करती *हुई 
यशोदा उन्हें प्रेम-विभोर होकर सहलाती ही जाती हैं। 'शयन' में राधाकृष्श- 
लीला का वर्णन भी प्राय: कवियों ने किया है । 
रागमूलक साधना 

तवधा भक्ति एवं सेवा-प्रणाली सामान्य सरणियाँ हैं जिनका अनुसरण करता 
हुआ व्यक्ति भक्ति के पथ पर दृढ़ होता है। इनके झ्तिरिक्त एक पथ और भी है -- 
भगवान्‌ से अत्यधिक समीपता का, जिसका आरम्भ ही प्रेम से होता है और केवल अपनी 
उत्कट अभीष्सा की तीब्रता से पोषित होकर अन्य प्रणालियों के प्रभाव में भी अपनी 
चरम परिणति पा लेता है। श्रवण, कीतंत, भ्राराधन भ्रादि इस प्रेम के प्रतिफलन मे 
स्वतः नेसग्रिक रूप से आ जाते हैं, भक्ति के साधन बनकर उसे विकसित करने नहीं 
वरन्‌ प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बनकर । यह मार्ग केवल उन आत्माओं का है 
जो सामान्य जीवन में व्यस्त रहते हुए कृष्ण के श्रप्रत्याज्षित सौन्दर्य की झलक से 
किया उनके अ्रलौकिक मुरलीनाद से खिंचकर उनके पीछे दोड़ पड़ती हैं श्रौर जब 
तक उनका साजन्निध्य नहीं मिल जाता तब तक विकल रहती हैं | कृष्ण की खोज में 
ये साधक प्रपना सवंस्व गंवा देते हैं। ऐसी साधना कृष्ण की अतिकपा से श्रद्धूरित 
होकर फलीभूत होती है। यह अदम्य प्रेम ह्लादिनीं नामा स्वरूपशक्ति का सार है 
जो व्यक्ति को सांसारिक पदार्थों के श्राकबंरा से विमुख कर हृदय को शाइवत सौन्‍्दय॑ 
झोर प्रेम के आधार की श्रोर प्रेरित करता है। हृदय ही इस निगृढ़ भ्रन्त्चेतना 
का रज़्स्थल होता है किन्तु सामान्य मनोरागों में उलभा प्राकृत हृदय नहीं, वरन्‌ 
वह हृदय जिसके अन्तर में झ्राष्यात्मिकता का दिव्य कमल प्रस्फुटित हो रहा हो । 

यह प्रेम-मार्ग झआपाततः सानवीय प्रेम की विभिन्न सनोदशाओं का झाकार 
घारण करता हुआ श्रीकृष्ण से तादात्म्य पा लेता है। यद्यपि यह दिव्य प्र, सगुरा- 





१---चतुअुजदास, पद सं० रद्द 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १५१ 


साकार की मानव से यह लीला, “मन वाणी से पअ्रगम झ्रगोचर” नही है, तथापि हैं 
यह दिव्य ही, है त्रिगुणातीत के ही प्रति प्रेम । इस प्रेम-मार्ग का निरूपण अभ्रवध्य 
ही मानवीय ढड़ से किया गया है क्योंकि इन मानवीय प्रतीकों के अतिरिक्त उस सत्य 
को और किसी भाँति अभिव्यक्त नही किया जा सकता अनुरागमूलक साधना कृष्ण 
से मानवीय सम्बन्धों को स्वीकार करती है क्योंक्रि भगवान्‌ भक्त के लिए अ्निवंचनीय 
निराकार नहीं रह पाते, वे दिव्य पुरुषोत्तम के रूप में जीव के साथ नाना 
सम्बन्ध-सुत्र जोड़ते हैं। पिता-पुत्र, मित्र-स वा, शिशु-माता, प्रेयसी-प्रियतम झ्ादि-- 
सभी प्रकार के मानवीय सम्बन्धों का सहारा लेकर यह भक्ति सिद्ध होती है। ये 
सम्बन्ध भ्रारोपित नही किये जाते वरनू उसी निकटता से अझनुभूत किये जाते हैं 
जिस निकटता से मानव मानव का सम्बन्ध अनुभव किया जाता हैं। मानव के प्रति 
कृत्रा-प्रकाश के लिए ही श्रीकृष्ण की नरलीला हैं। उनकी सारी लीलाग़्ों में नर- 


लीला सर्वोत्तम है, एवं नर-वपु उन्हीं का 'स्वरूप' है, किसी प्राकृत मानव पर भ्रवतार 
का अ्रध्यारोप नही । 


परब्रह्म-मराकृति ही इस साधना के उपजीव्य हैं। विधिविधान का उल्लंघन 
करती हुई इस परामक्ति मे प्रेम की सारी अन्तदंशाएँ निरूपित हुईं हैं। प्रेम का 
उदय, प्रियतम का अनुचिन्तन, मिलन, विरह, मान, पुनर्मिलल -सभी अ्रवस्थाओं का 
साज़ोपाज़ वर्णन हुआ है । यह भावात्मक साधना कृष्ण के प्रति कान्त भाव को 
लेकर चली है, अन्य भाव केवल बल्‍लभ-सम्प्रदाय में सद्भधुलता से और चैतन्य- 
सम्प्रदाय में अत्यन्त विरलता से उपलब्ध होते हैं। राधावल्‍लभ एवं निम्बाक- 
सम्प्रदायों मे प्रेम की साधनावस्था की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धावस्था का ही कथन 
है। भागवत-प्रेम की तमाम मनःस्थितियों का विस्तारपूर्वक क्रमाडून चैतन्य एवं 
बलल्‍लम सम्प्रदायों में हुम्रा है। यों बल्‍लभ-सम्प्रदाय मे बालभाव की उपासना ही 
दृष्ट है, किन्तु इस सम्प्रदाय के साहित्य में मधुरभाव की जितनी विपुल चर्चा है 
उतनी सूर के श्रतिरिक्त किसी कवि मे बालभाव की भी नहीं है। मधघुरभमाव की 
साधना ही रागभक्ति का प्राण है। चैतन्य-सम्प्रदाय में यह काव्यरूप की अ्रनुगामिनी 
बनकर चली है भ्रौर वल्लभ-सम्प्रदाय में विशिष्ट लीलाग्रों की । शृज्भारपरक साधना 
की प्रतीकात्मक व्याख्या का यहाँ यत्किचित्‌ प्रयास किया जा रहा है । 
चैतन्य सम्प्रदाय में मधुर-भक्ति 

इस सम्प्रदाय में मघुरभाव की साधना श्यद्धार-रस के काव्यशाज्यीय रूप पर 
झ्राधारित है । पूर्वराग, मान, प्रवास, सम्भोग झादि शइड्भार रस के सभी पक्ष लिये 
गये हैं । किन्तु उज्ज्वल रस के भन्तगंत इन अ्रवस्थाश्रों का विवेचन करते समय 
कृबि एवं विद्वानु उनके आध्यात्मिक सद्धेत की झोर जागरूक रहे हैं। मान्य लेखक 


१५२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिधारा भौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


ओऔ दिनेशचन्द्र सेन ने स्पष्ट घोषित किया है कि “पदावली साहित्य के गीति-तत्व का 
उत्कषं उसकी आध्यात्मिक व्यञ्जना के कारण है ।” * अतः हम यहाँ उन रस-तत्वों 
की प्रतीकात्मकता पर विचार करने की चेष्टा कर रहे हैं । 


हू 


पृवेराग 


पूव॑ राग श्रीकृष्ण कौ झोर से झ्रावाहन का प्रथम प्रत्युत्तर है। प्रेमोदय का 
ही दूसरा नाम पूर्वराग है। सामान्य सानवी चेतना में विन्यस्त मन दिव्यपुरुष का 
प्रथम संस्पर्श पाकर उसके नित्य-नवीन चिर-आकर्षण की झोर झ्राकषित द्वोता है, 
उस अहृहय किवा किचित्‌ दृष्टसत्ता के प्रति आत्मा में एक नवीन राग जन्म लेता 
है । यह राग कई प्रकार से उत्पन्न हुआ करता है--दर्शन--रूपदशंन, स्वप्न में रूप- 
दर्शन, चित्र-दर्शन; श्रवणा-बंशी या वर्णान से । पूर्व॑राग के जन्म में इनमें से कोई एक 
या एक साथ ही कई कारण हो सकते हैं । स्वप्नदर्शन से मीरा में ऐसा राग उदय 
हुआ जिसमें उन्हें लोक-परलोक सब विस्मृत हो गया । 

श्राध्यात्मिक प्रेम के यमुना तट पर श्रीकृष्ण को देखकर राधा कहती हैं, 
“यह इयामवर्ण का मनुष्य-प्राकार कौन है ? इसके नेत्र पर मैं बिक गई । नित्य- 
नित्य मैं इस पथ से झाती-जाती रही हूँ किन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ था, न जाने 
किस श्रभागे क्षण में मैंने घर से बाहर पैर बढ़ाया । प्रब तो मुझे काला ही काला 
दीखने लगा । उस रूप ने ऐसी आकुलता उत्पन्न कर दी कि गुरु गये, कुल आदि नष्ट 
हुए जा रहे हैं। मन वद् में नहीं रह पाता ।* * 

इस प्रेमोदय में स्थानास्थान, कालाकाल नहीं है । इस पूर्वेराग में मनुष्य घर 





१--“लुप्ादट 80788 72 ए2८ 4 दृप्रॉ६ट एग्रांचुप्ठ फॉ8८८ 7 णत॑ 5 [्रगाए्ण पटा2- 
घा, हित 88 (िटए 276 99 धीठ 8766 घुजापाएनोीं एपॉपघा८ (08 छागता 
बगते. 929 ए6तंबा0९० श्॒री080फ्ाए, क्रफली हुरएड ६० 2एएक्मादय इटा ड0005 
ठड०एच078 8 हाददा प्राएडप0 एाए077--१2. €. 8८7- एश्ांडाएए 870 
प्रं७ #&8५. ९. 33. 
२- कि पेखतूँ जमुनार तीरे । 
कालिया-बरण एक मानुष-आकार गो विकाइलूं तार आँखि “ठारे। 
निति-निति आसि जाइ एमन कु देखि नाई कि खेने वाड़ाइलाम पा घरे । 
गुरुया गरव कुल वाशाइल कुलवती कलंक चलिया श्राने फिरे । 
कामेर कामान जिनि सुरुर मज्ञिमा गो इिंयुले वेड़िया दुटि आँखि। 
कालियार नयान बाज भश्में हानिलगो धरने म जाय मोर हिया। 
कत चाँद निंगाढ़िया सुखानि माजिल गो यदु कद्दे कत छुवा दिया । 
“-पक्कल्पतरु, पद सं० १४७ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १५३ 


से बाहर होकर सीमा से भ्रसीम के पथ पर झा खड़ा होता है। जीवन के परिचित 
पथ पर तो राधा नित ही भ्ाती-जाती रही हैं किन्तु ऐसा श्रनुभव अभुतपुर्व ही था। 
कृष्ण का संस्पर्श उनके मर्यादित मानव-जीवन मे अप्रत्याशित है । किन्तु जिस दिन 
से कृष्ण के साथ झ्ात्मा का संसर्ग जुड़ जाता है उस दिन से जीवन की सारी 
मान्‍्यताएँ परिवर्तित होने लगती हैं। श्रीकृष्ण का झ्राकर्षण रागप्रवण आत्मा को 
सारी भौतिक मान्यताओं, लोकिक मूल्यों के प्रति उदासीन बना देता है; उदासीन ही 
नहीं जीवन जिस मानदर॒ुड पर टिका होता है वही ढहने लगता है। यह मानवीय 
चेतना का भ्रतिमानवीय चेतना में निष्क्ममण है । 


यही नहीं, जीवन में जो झ्रासक्तियाँ जडबद्ध होती है उनका स्थान भी कृष्ण 
के प्रति नाना प्रकार की आसक्तियाँ ग्रहण करने लगती हैं। श्रीकृष्ण का दर्शन, उनके 
व्यक्तित्व किवा मुरली का श्रवण स्वभावतः मन एवं इन्द्रियों की गति को निरुद्ध 
कर लेता है। नैतिकता की हद छोड़कर आत्मा प्राध्यात्मिकता में पदार्पण करती है, 
इसलिए कुलभील की मर्यादाओं का भी उल्लंघन होने लगता है । राधा की मनोदृत्ति 
में श्रामुल परिवर्तन घटित होने लगता है। अरब वे पति के शब्द सुनकर चौंक उठती 
हैं, किन्तु कृष्ण के मझ्जीर रव को सुनकर उन्मत्त की भाँति दौड़ पड़ती हैं । पति के 
इतने लम्बे साहचये पर भी वे यह नहीं पहिचानती कि वह काला है अथवा गीरा, 
किन्तु श्रीकृष्ण को अभी तक न देखने पर भी श्यामल-वर्णां वादलो को देखकर उनके 
नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है।पति का स्पर्श वह जज्ञाल समभती हैं भौर 
तरुण तमाल का एकान्त में भ्रालिजुन करती हैं। गुरुजन के वचनों को सुनकर वह 
झनसुनी कर देती हैं, कृष्ण की मुरली ध्वनि का पान श्रवण मर कर करती हैं। इस 
प्रकार राघा की सारी इन्द्रिय-चेष्ठाएँ कृष्णाभिमुखी हो जाती हैं ।* साधक की दर्शन, 
स्पर्श, श्रवरा की सारी इन्द्रियाँ पुवेराग के उदय होने पर कृष्ण में प्राकषंण प्रनुभव 
करने लगती हैं। कृष्ण के अनिर्वेचनीय रूप श्लौर यौवन से आाकृष्ट जीव जाति, 
कुल, शील, मर्यादा सभी भूल बंठता है -- 





१--शुनइते चमकद गृहपति--राव । तुया मऔर-रबें उनमति धाव ॥ 
नाह न चिन्दर काल कि गोर। जलद नेहारि नयने मर लोर ॥ 
काईं तुहँ यौरि आराधलि कान | जानलुं राई तोदे मन मान॥ 
स्वामिक शयन-मन्दिरे नादह्टि उठइ। एकलि गहन कुअज माहा लहुझ्‌३ ॥ 
पतिकर परशे मानये जज्ञाल। विजने आलिह्ृइ तरुण तमाल ॥ 
सुरलि निसान अवण् भरि पिवह। गुरुजन-वचन शुनइ नाहि शुनइ ॥| 
ऐेछन जतहु मरम अमभिलाष | कतहुँ निवेदिय गोक्लिदास॥ 
“- पदकल्पतरू, पद खुं० शे£ 


१५४ मध्ययुगीन' हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जाति कुल शील सब हेन बुच्धि गेल । भवन भरिया भोर घोषणा रहिल॥। 
कुलवती सती हुइया दु बुले दिलूं दुख । ज्ञानदास कहे दढ़ करि थाक बुक ॥* 
सारे सांसारिक संबलों को छोड़कर हृदय कुछ-कुछ भयभीत होता है, किन्तु 
वह अपने में हढ़ता प्राप्त किये रहता है-“'जश्ञानदास कहे दढ करि थाक बुक ।' 
यह हृह्ता प्रेमोदय के साथ ही थ्रा जाती है, क्योंकि जिसने एक बार भी कृष्ण का 
दर्शत पा लिया वह उनकी सुधा को त्याग नहीं पाता । जीते जी यह रस उससे कोई 
छीन नहीं सकता, और न ही वह छोड़ सकता है । कृष्ण के रूप को देखकर कौन 
नहीं अपना सर्वस्व गेवा बैठता ? राधा अपनी सखी से कहती हैं -- 
कि पेखलूं कदम्ब-्तलाते । 
बितलि परिचय मोर परान केसन कर जिते कि पारिये पासरिते ॥ 
जे देखाये एकबार से कि पासरये आर झुघुई सुधार तनुखानि। 
दास पअ्रनन्त बले रूप हेरि के न भूले जगते नाहिक हेन प्राणी ।* 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कृष्ण आत्मा की ओर आकपित होते हैं और 
पूर्णगरूप से, उनका प्रेम अन्तिम सीमा तक पहुँचा हुआ होता है-- 
बसि मोर पद तले गाये हात देइ छले झ्रामा किस बिकाइलूं बोले ॥* 
किन्तु ग्यात्मा जैसे सोती रहती है, उस पर निद्चेतता का, जड़ता का 
आवरण पड़ा रहता है। कृष्ण की ्रोर से प्रेम प्णांतया प्रकाशित है किन्तु राधा 
को उसका भान तक नही, कोई अनुभूति ही नही है उस प्रेम की उन्हें ! 
सुन्दरि तुहु बड़ि हृदय पाषारप । 
कानुक नवमि वर्मा हेरि सहचरि धरइ न पार पराणता' 
किन्तु भागवत-प्रेम इतना सशक्त होता है कि देर से सही, आत्मा उस प्रेम 
का प्रत्युत्तर देने को बाध्य हो जाती है। यह सत्य है कि ग्रात्मा की श्रोर से परमात्मा 
के प्रति प्रेम किवा परमात्मा की ओर से आझात्मा के प्रति प्रेम एकाड्ी नहीं रह पाता, 
वह बिना तअत्युत्तर उत्पन्न किये नहीं रह सकता । दोनों में एक-दूसरे से मिलने की 
तीत्र उत्कएठा होती है। हो सकता है कि आ्रारम्भ मे प्रात्मा के प्रेम को दृढ़ एव 
सुदीस करने के लिए परमात्मा छिपा रहे, कुछ काल तक विरह तीब्र करने के लिए 
सम्भव है कृष्ण, मीरा बाई के प्रति बाह्यतः अवज्ञा प्रकट करें; किन्तु भ्नन्‍त तक एसा 





१--प्रदकल्पतरु , पद सं० १२३ 
२--वही--पद सं० १२५४ 
३--वद्दी--पद सं० शड४ 
इं--वही--पद सं० ६७ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १४५५ 


नहीं रह पाता । प्रेम की शिखा प्रोज्वल होकर जब सारी सांसारिक एपणाझ्ं को 
भस्म कर देती है तब कृष्ण का प्रतिदान सम्भव ही नहीं, श्रवश्यम्भावी है। बज़ला- 
पदावली में आत्मा-परमात्मा दोनों ओर स्ले प्रेम की प्रबलता व्यञ्जित हुई है। राधा 
को कृष्णा से मिलने की जितनी तीद्र उत्करठा है, कृष्ण को भी राधा से मिलने की 
उतनी ही तीब्र उत्कण्ठा है--- 

ए सखि विहि कि पुरायब साधा | हेरव पुन किये रूपनिधि राधा ॥। 

यदि सोहे न सिलव सो वर रामा । तवे जिउ छार धरबव कोन कामा ॥ 


श्रीकृष्ण भी भक्त के श्रन्तराल-निकुञ्ज मे कातर भाव से उसके वहाँ झाने 
का पन्‍थ निहारते हैं ।* व्यक्ति की बाह्नचेतना जब तक प्न्तमुंखी हो आत्मयत नहों 
होती, तब तक कृष्णु-मिलन प्रसम्भव है । 
अभिसार 
नवराग से स्फूतिशील आत्मा सारी बाधाओं को पैर के नीचे कुचलती, 
रॉदती, पथ विपथ के भय से मुक्त होकर, कृष्ण से मिलने अकेले चल पड़ती है । 
प्रेम-साधना के विज्न-सकुल पथ को प्रेम के भ्रायुध से काटती हुई राधा, कृष्ण के 
निकट अभिसार करती है--- 
नव झनुरागिनी राधा | कछु नाहि सातये बाघा॥ 
एकलि कयलि पयाव । पन्‍थ विषय नाहि. भाव ॥ 
विधिन वियारित ब्वाट। प्रेमक शायुध. काट ॥* 


प्रेम-मार्ग की साधना के विश्न-बाधाशं का वर्णन साझूतिक रूप में किया गया 

है । भगवान्‌ से म्रिलने का मार्ग प्रासान नही है। मार्ग अन्तर-बाह्य के अज्ञान- 
श्रन्धकार से परियुरित है श्रौर भयावक शक्तियाँ उस ओर के प्रयाण को अवरुद्ध 
करना चाहती हैं। इन शक्तियों का प्रतीक सर्प है जो साधक के पैरों को जकड़ना 
चाहता है। इतना ही नहीं, निरन्तर वर्षा होने के कारण पथ मे फिसलने का भय 
है। भ्राधिदेविक शक्तियाँ भी प्राधिभौतिक सर्पों की भाँति साधक को विचलित करना 
चाहती हैं । मार्ग में फिसलन की श्राशडूगा तो है ही, साथ ही वह कश्टकाकीरशां भा 
हैं--अन्य कष्टों से मन को जजर कर देने वाला भी । किन्तु कृष्ण के दर्शन की 
धाशा मे मार्य के दु.ख, दुःख नहीं लगते । पथ की सारी बाधाएं चित्त पर नहीं टिक 





१--परकल्पतरु, पद सं० ६६७ 
२--ऐलन कु एकलि बनमालि। 

अन्तर जर जर पंथ नेइारि--वही, पद सं० 88१ 
इ--वहीं, पद सं० ६९७ 


१५६ मध्ययुगीत हिन्दी कृष्ण-मक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


पाती । कृष्ण का धावाहन सुनकर राघा गृह के सीमित सुल्लों को तिलाओ्जलि दे 
दुरन्त पथ पर प्रभिसार के लिए आारुढ़ हो जाती हैं-- 


माधव कि कह वेव-विपाक | 

पय-आ्रागमन कथा कत ना कहिब हे यदि हम सल लाखें लाख ॥ 

मन्दिर तेजि जब पद चारि आउल निश्ि हेरि कम्पित भड़ः । 

तिमिर छुरन्‍्त पथ हेरइ न पारिये पद-युगे बेड़ल भुजड्भ॥। 

एके कुल कामिनी ताहे कुहु यासिनि घोर गहुन श्ति दूर । 

झार तहे जलधघर बरिखये कर भर हाम जाउब कोन पूर ॥ 

एके पद-पंकज पंके विभूषित कंटके जरजर भेल। 

ठतुया दरशन-श्राशे कछू नाहि जानलूं चिर दुःख श्रव दूर गेल «। 

तोहारि मरलि जब श्रवण प्रवेशल छोड़ल गुह-सुख श्रास। 

पन्‍यक दुख तखण-हु करि न गनलूं कहुतहि गोविन्द स है 

कभी-कभी अभिसार का पथ दान्त एवं स्वच्छ भी होता है, जेसे झुवलाभिसार 
में । किन्तु पथ चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, अभिसार।के लिए तो राधा जाती ही 
हैं। कटकाकीर्ा मार्ग उन्हें विचलित ली कर पाता | एक बार जब घर का ध्राज़ूण 
छोड़कर वह बाहर निकली, सीमा से प्रसीमता के पथ पर आ खड़ी हुई, तब उन्हें 
पथ-विपथ का विचार नही रह जाता । एकाकिनी प्रात्मा कृष्णा-मिलन के मनोरथ 
पर चढकर सभी दुस्तर मार्गों को पार कर लेती है ।* क्योंकि कृष्ण से मिलकर पथ- 
जनित सारा क्लेझ मिट जाता है । 

हेरि राधा मोहन सोइ सुशोभन मीटब पुरवक दुख ३ 

इस अभिसार के फल में पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से साक्षात्कार होता है । उनके 
ग्रनुपम रूप एवं अ्रमाप प्रेम को पाकर राघा भभिस्तारकालीन सारे कष्ठों को भूल 
जाती हैं। रह जाता है केवल अ्रगाघ, अपरिसीस भ्रानन्द । 
मान 

परन्तु प्रथम मिलन में आनन्द की प्राप्ति होने पर भी दुःख की निःशेष 
निमृत्ति नही हो पाती । वारण आत्मा के उज्ज्वल प्रेम में कुछ मलिनता भ्रवशिष्ट रहती 
है, उसमें अहं का आवरण रहता हैं। इसलिये भगवरत्प्रेम में भी राधा के मान की 





१--परदकल्वतरु, पद सं० ६७88 
२--विषधर सरल दुतर पथ पांतर एकलि चललि तजि गेह। 

चढलि मनोरये दोसरे मनसथ पन्‍्च विपथ नादि माल ॥--वहीं, पद सं० १००८ 
हे --वही --पद सं० १०४२ 


भक्ति-साधना एवं बिकास-क्रम १्श्छ 


ग्रवतारणा हुई । राधा, कृष्ण के बहुनायकत्व पर झकारण या सकारण रूठ जाती 
हैं, रूठ ही नही उन्हे कृष्ण से प्रेम करने का पश्चात्ताप तक होता हैं; किन्तु उनकी 
यह आात्मकेन्द्रिता भ्रज्ञानजन्य है, सीमित बुद्धि का परिणाम है। वस्तुतः एक ही 
पराशक्ति विभिन्न जीवों में श्रपना प्रकाशन करती है, और इस विविध परावक्ति के 
साथ ही श्रीकृष्ण आात्मक्रीडा करते हैं। भ्पने ही बिम्ब होने के कारण कृष्ण सभी 
जीवों में भ्रपना प्रतिबिम्ब खोजते हैं, यह प्रतिबिम्ब खोजना या देखना ही भगवान्‌ 
का जीव के प्रति अनुग्रहपूर्ण प्रेम है। सभी कृष्ण के अंश हैं, सब पर उनका समान 
प्रेम रहता है। इस सत्य को भूल जाने पर जीव में 'मम' से प्रेरित 'मान' का दुःख 
उत्पन्न होता है। मान में गरब॑ भी निहित रहता है। यह गये कृष्णप्रेम में बाघक 
होता हैं। मान, कोप, गर्व, अधिकार भावना के द्योतक हैं श्रौर भगवत्परेम में स्‍्ात्म- 
समपंण प्रमुख हैं, भधिकार भाव तो अहं का एक सकुचित भोर तुच्छ रूप है । यह 
ग्रहुं-जन्य अ्रज्ञान असीम को केवल अपने में ही बाँध रखना चाहता है, इसलिये राधा 
मानवती हो उठती हैं । जीव के इस झअज्ञान को कृष्ण दूर करने का प्रयास करते हैं, 
तत्वज्ञान से नहीं वरन्‌ अपने प्रेमातिशय्य से । राधा का दोष अपने ऊपर आरोपित 
कर स्वयं भ्रपने को कृष्ण अपराधी मान लेते हैं, तब कही राघा का अभिमान 
विगलित होता है, तब कहीं उनका मान भज्ज हो पाता है । कृष्ण कहते हैं कि राधा 
उन्हें छोड़लर सुली रह सकती हैं क्‍योंकि श्रज्ञानी जीव स्वरूप-विस्मृति में भी सुख 
मानता है, परन्तु कृष्ण उन्हें उस परिस्थिति में नही रहने देना चाहते । वह सदेव 
जीव की झोर उन्मुख रहते हैं--- 

सुन्दरि दूर कर बिपरित रोष । 

तुहँ जब भोहे छोड़ सुख पाउबि हाम नाहि छोड़ब तोंय। 

तुया पद-नख-मरस्पि-हार हृदय धरि दिल्लि दिल्लि फोरब रोग 

एत घुनि सानिनि ऐछें कातर बानी अआ्लाकुल थेह ना पाय । 

ग्रभिमान पॉरिहरि बेठलि सुन्दरि झ्वाध नयाने मुख चाय ॥ 

नाह रसिकवर कोरे भागोरल पुहुक नबने झर वारि। 

दुह् करे बहु क नयन-लोर सोछइ उद्धधवास बलिहारि # 

श्रीकृष्ण जानबूक कर एक के प्रम्भोग चिह्नों श्रे रक्षित होकर भन्य के पास 

बाते हैं। उनके इस व्यवह्वार से योपियाँ खिन्न होती हैं किन्तु कृष्ण का प्रबलतम 
प्राकषंण उन्हें मधिकार भावना से ऊपर उठाता है । इसीलिये जब कृष्ण कचरा 
चले जाते हैं तब सब विरह दुःख में स्पर्दाफून्य हो, समावरूप से कावर हो बाली 


१--पदकन्यत्तरु, पद सं० ४६७ 


शब्द मभ्ययूगीन हिन्दी कृष्णु-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदार्म 


हैं। उनका प्रेम विवशता को पहुंच जाता है भोर इसलिये उसमें झ्रह स्वभावत: विलीन 
हो जाता है । 
माथर--माथुर विरह प्रात्मा की उस अवस्था की बेदना है जिसमे वह 
कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर पाती । यह माथुर गीत उन अंधेरी गहराइयों के गोत 
हैं जहाँ कृष्ण का प्रकाश झनुभूत नहीं हो पाता । इस विरहातिरेक में राधा का शअहं 
पूर्णु रूप से नष्ट होजाता है, उन्हें एकमात्र श्रीकृष्ण की ही स्मृति रहती है, भपनी 
नही । कृष्ण के भ्रभाव में सारा जगत्‌ शुन्य प्रभासित होता है। देह-मन-प्राण की 
प्राकत गतिविधियाँ निवचल होकर केवल कृष्ण के संयोग की ही उत्कशठा में स्पन्दित 
रहती हैं म्न्यथा उनका प्राकृत रूप मरण' दशा को पहुँच जाता है। केवल कृष्ण- 
मिलन की प्राश्ा से ही राधा का अस्तित्व रहता है, ससार के लिये वे ज्रियमारा 
हो जाती हैं। उनका आत्मसम्पंणा निःशेषरूप से सम्पादित होता है। 
पुनमिलन--भक्त के इस निःशेष आत्मसमपंण के प्रत्युत्तर में, उसको 
सर्वाद्भीण भ्रहं-शुन्यता में श्रीकृष्ण पुनः अकट होते हैं और राधा से उनका मिलन 
चिरन्तन हो जाता है। जो सम्बन्ध केवल आत्मा में चिर था वह रुपान्तरित देह, 
मन, प्राण मे भी चिर-प्रकट हुआ रहता है। यही श्रीकृष्ण के गोपन का रहस्य है, 
यही साधना की चरम परिणति है। राधा के व्यक्तित्व के समस्त झ्वयवों मे कृष्ण 
समा जाते हैं । उनकी स्थिति उस कीट की भाँति हो जाती हैं जो भृज्भकाचित्तन 
करते-करते तद्प भूज़ ही बन जाता है। आत्मा-परमात्मा का भेद में अभेद 
सम्बन्ध पूर्रांप्पेण स्थापित हो जता है। राघा-कृष्ण, तन मन प्राण सबसे एकाकार 
हैं। इस चिर मिलन को समृद्धिमान्‌ सम्भोग कहा गया है । उनका मिलन झाइवत हो 
जाता है, जीव का भगवान्‌ से फिर कभी वियोग नहीं हो सकता। श्रब आनन्द 
निरन्तर समृद्ध होता जाता हैं। राधा कृष्ण से कहती हैं : 
शुन शुन है परान पिया । 
चिर दिन परे पाइयाछि लाशि झार ना दिब छाड़िया गा 
तोमाय ग्रासाये एक्ट पराण भाले से जानिये आसि | 
हियाय हुइते बाहिर हइया कि रुपे आछिले तुसि ॥ 
जें छिल झामार करमेर दुख सकल करिलूं भोग। 
झार ने करिब झांखिर आड़ रहिय एकइ जोय ॥* 
वल्लभ-सम्प्रदाय में गोपीभाव 
गोपीभाव में जिन लीलाझों का वर्णोन है, वे कविकल्पना की उद्भावनायें 





१-- पिदकल्पतरु, पद सँ० २००६ 


भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १५६ 


नही हैं, वे रहस्य में मरपूर हैं। उनका प्राध्या-मक संकेत छपा हुआ है, भ्रप्रकट है । 
अतिसाधारण तथा नितान्त लौकिक लीलाश्ों में भी गृह दार्शनिक सत्य, झाध्यात्मिक 
व्यज्जना है जिसे दृष्टि मे रखकर अथवा जिसे प्रनुभव कर भक्तकवि मगवल्लीला के 
गान मे प्रवृत्त हुये थे । वेद मन्‍्तों पर भी लौंकिकता का आरोपण लगाया जाता रहा 
है, किन्तु उन मन्त्रों में भ्रध्यात्म जीवन की कितनी गहराइयाँ खोई पड़ी हैं, यह भ्राज 
समझा जाने लगा है। पुराणों में वही प्रतीक शैली, कथा के रूप में सुरक्षित कर ली 
गयी । यद्यपि आज उन प्रतीको को प्रथम दृष्टि में खोज पाना ग्रासान नहीं रह गया, 
क्योकि वैदिक युग की विचारधारा श्र लुप्तप्राय हो चली है, फिर भी यदि ऋतचाप्रों 
में इज्धित कुछ शब्दों का सादड्ूतिक अर्थ समझ लिया जाय तो कृष्ण कथा सम्बन्धी 
कुछ उपकरणों का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट हो जाता है। वेद के अतिरिक्त योगपरक 
चेतनाकेन्द्र जेसे मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत ग्रादि को दृष्टि में रखने से 
कृष्णलीला का कुछ रहस्य झ्राइचर्यंजनक रूप से उद्घाटित होने लगता है। कहा 
नही जा सकता कि बुद्धि की प्रक्रिया से प्रन्वेषित ये निष्कर्ष कहाँ तक ठींक हैं, किन्तु 
उनका युक्तिसज्भुत श्र्थं निकल आता है, बृद्धि के लिए इतना ही ययथेष्ट है । 

श्रीकृष्ण की लीला का धाम ग्ोलोक है, उनकी लीला में भाग लेने वाले 
पात्र हैं गोप-गोपी। “गो झब्द का क्‍या अर्थ हैं? यदि गो का प्र॒र्थ हम केवल 
इन्द्रियाँ लेते है तो सम्पूर्ण कृष्ण कथा इन्द्रियों के परमानन्द दशा को प्राम करने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाती, जो कि विश्वास करने योग्य नहीं जान पडता । 
परमानन्द की प्राप्ति क्या केवल व्यक्तित्व के एक ही शअज्भ से होती है, बह भी चेतना 
की सबसे निम्न अभिव्यक्ति-इन्द्रिय से ? क्या एकदम अ्रधदचेतना पर ही अभवलम्बित 
होकर प्रमृतस्वरूपा दिव्यभक्ति की साधना की जा सकती है ? “गो' का अर्थे इन्द्रिय 
स्वीकार कर लेने पर तो ये निष्कर्ष निकलते हैं। सत्ता के अन्य परिष्कृत अंगों का 
क्या साधना में सर्वप्रथम उपयोग स्वाभाविक नहीं है ? यदि हम वेदमस्त्रों पर 
दृष्टिपात करते हैं तो 'गो' शब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ प्राघ होता है। ऋग्वेद में 
शो प्रकाश, ज्योति प्र्थात्‌ सत्य चेतना छिवा आ्राध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है । 
वल (असत्‌ शक्ति) गौश्ों को तिरोहित कर देता है, गोप इन्द्र इन्हें मुक्त करते हैं। 
यो झब्द वेद में सुयं तथा उषा के साथ सतत वर्तमान है। कहा गया है उषा विश्व 
के लिए मौझों को खोल देती है, वह गोमती हैं, भवववती है। दो एक स्थलों पर 
एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि गो! प्रकाश्ष की किरणे हैं जसे--प्रति भद्ठा 
प्रहक्षत गयां सर्यगा न र्सयः ।* इससे भ्री अधिक स्पष्ट यह मन्त्र है । 





१-.ऋम्बेद ४।५२४--आँध (जि० - सतारा) के स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकाशित वि० सं* श्ध्दृद्‌ 


१६० मशभ्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतल्म-सम्प्रदांम 


स॑ ते गाउस्तम ग्रावर्तेयन्ति ज्योतिर यच्छन्ति ॥* 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोलोक ज्योतिमय चेतना का लोक है तथा 
गोप-गोपी उस चेतना को घारण करने वाले व्यक्ति हैं। गोपीभाव की साधना उस 
दिव्यप्रकाशमयी चेतना से मन, प्राण तथा इन्द्रियों के रूपान्तर की साधना है। 
रुपान्तर तो मनस से आरम्भ होता है, फिर वह प्राणजगत्‌ (सवेग, मनोराग, आावेग ) 
पर उतरता है, प्रन्तिम दशा में इन्द्रियों को भी वह अपनाता है । 
माखतचोरी--गोपी-कृष्ण लीला माखनचोरी से भ्रारम्भ होती है । घृत, जो 

मक्खन का ही अभ्रधिक परिष्कृत रूप है, वेद में विचार किव। परिष्कृत बुद्धि के सन्दर्भ 
में प्रयुक्त किया गया है। एक मन्त्र मे अत्यन्त स्पष्ट करते हुए बुद्धि (घीषसा) को 
धृतरूप कहा गया है--वैद्वानराय धीषणामृतावु्धे घृत न पूतमग्नेयजनामसि ।* दूध, 
दही, इसी मानसिक चेतना के प्रकाश में आरोहरा करती हुई दशाश्रों के प्रतीक 
माने जा सकते हैं। दधिमन्थन, बुद्धि किवा विचारशक्ति का मनन्‍्थन है जिसके 
फलस्वरूप मवंखनरूपी शुद्ध मानसिक चेतना प्राप्त होती हैं। कृष्ण के प्रति आकर्षण 
शुद्ध विचारों के कारण जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें मेवान्यकवान उतना 
रुचिकर नहीं है जितना मदखन । इतना सुनते ही ग्वालिन मन में यह अभिलाषा 
करती है कि कब कृष्ण उसका मक्खन खाने आवे | वह अपने विचारों को श्रीकृष्ण में 
समपित करने को उत्सुक हैं। अन्तर्यामी प्रभु साधक के मव की अभीष्सा जान लेते 
हैं-सुरदास प्रभु भ्रन्तरजामी ग्वालिन मन की जानी! और उसे पूर्ण करते हैं-- 
गए स्याम तिरहि ग्वालिनि के घर ।* मानसिक विचार जब परिष्कृत होकर कृष्ण के 
झ्रास्वादन के योग्य तथा उनके द्वारा रस लिए जाने के योग्य हो जाते हैं तब छूतमें 
प्रेम जो उत्पन्न होने लगता है। मानसी प्रेम, हृदयजन्य प्रेम में परिणत होने लगता 
हैं। कृष्ण को मक्खन खाता देखकर, श्रपने विचारों को कृष्ण द्वारा श्रपताया जाता' 
देखकर, भ्रक्त का हृदय उललसित हो उठता है और उसके हृदय का भाववन्ध भी हट 
जाता हैं--उमज्ि भज्भ अज्िया उर दरकी, सुध क्सिरी तन की तिहि ब्रौसर 
आज्िया का दरकना भावचेतना का लौकिक बस्पनों से मुक्त होना है। ग्राध्यात्मिक 
का््य में वस्त्र सदेव आवरण किवा बन्धत के प्रतीक माने गये हैं। जो वस्त्र जहाँ 
घारण किया जाता है वह वहाँ की चेतना का रूपक बना लिया ण्या है, जैंसे श्रज्भिया 
का स्थान करुठ से हृदय तक के प्रदेश में है, योगिक दृष्टि से देह का इतना हिस्सा 





१८--अस्वेद ७७७६२ ऑंघ (लि० सतारा) के स्वाध्याय मणस्छल द्वारा प्रकाशित, वि० सं० १६६६ 
२--अम्वेद ३३१ आँध (जि० सतारा) के स्वाध्याय मण्डल द्वारा प्रकाशित, बि० सं७ १६६६ 
<--सरुछखागर, पद सं७ दफड़े 


भक्ति-साधना एवं विकास-कर्म १६१ 


वाह्ममनस्‌ तथा उच्चतर प्राणचेतना (जिसके भ्न्तर्गंत संवेग आते हैं) का अधिष्ठान 
हैं। मानसिक प्रेम जब इस संवेगात्मक प्रेम को जाबत करता है तब एक क्षण 
के लिए देह चेतना विस्मृत हो सकती है---सुधि बिसरों तन की तिहि श्रौसर”, 
किन्तु देहिक वासनाओं का रूपान्तर एक ही दिन में नहीं हो जाता, साधना को 
ग्रपरिपक्वावस्था में मन भले ही भगवान्‌ से ग्राकर्षित हो, देह भपनी प्राकृत मतियों 
में मूला रहता है । इसी की ओर इज़ित करते हुए कृष्ण भोले भाव से कहते हैं कि 
ग्वालिन ने दही में पड़ी चीटी को मुफ्त में ही उनसे बिनवा लिया, कृष्ण तो उसकी 
सेवा मे लगे थे झौर वह श्रपने पति के सज्भ सो रही थी।* पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
व्यक्ति की चेतता को दोषमुक्त करने में लगे रहते हैं भोर व्यक्ति उस महत्सेवा से 
बेखबर वासनाओ्ं मे लिप्त रहता है । ढ 

चीरहरणख--मन का कृष्ण में समपित होना ही यथेष्ट नहीं हैं। मन के साथ 
ही सत्ता के झ्न्य वाह्यांगों--प्रारा, देह-- का समर्पण भी भरपेक्षित है। सम्पूर्स 
व्यक्तित्व का संस्कार करके ही कृष्ण उसे अपने योग्य, चिद्रप बना लेते हैं। माखन- 
चोरी के परचात्‌ गोषियाँ यह संकल्प करती हैं कि कष्ण उन्हें सर्वात्ममाव से, पतिरूष 
में प्राप्त हों । वें एक वर्ष तक तन-मन से इसी संकल्प का अनुष्ठान करती हैं, व्रत- 
पारायण में लग जाती हैं।इस तपदचर्या के द्वारा कृष्ण प्राप्ति के लिए वें कृत-संकल्प, 
हढ़-मति होती हैं ।* 

यमुना आध्यात्मिक चैतन्य का प्रवाह है, वह आभाध्यात्मिक प्रेम किया आनन्द 
की प्रतीक हैं ।* नीलारज् मनसोपरि चेतना तथा आध्यात्मिक भ्रानन्‍्द का प्रतीक 
होता है । हितहरिवञ्ञ जी ने यमुना को भग्वत्कृपास्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति तथा 
परात्पर रस कहकर सम्बोधित किया हैं ।* कृष्ण को छेड़छाड़ अधिकतर यमुनातट 
पर ही होती है, प्राष्यात्मिक चेतना के प्रदेक्ष में ही कृष्ण-प्रेम उद्बुद्ध होता हैं। 
मोपियाँ यमुनारूपी आध्यात्मिक-चेतना-प्रवाह में नित्य स्नान करने आती हैं। 


१--दधि में पड़ी सेंत की मौपषै चीटी सब कहाई। 

टइल करत मैं याके घर की यद्दट पति सद्ठ॒ मिलि सोई ॥--रूरसागर, पद सं० ६४० 
२--वृथा जनम जग मैं जिनि खोबहु, शां अपनों नहिं कोइ । 

तब प्रतीत सबहिनि को आईं, कीन्द्ों इृढ विस्तास । 

सूर स्थाम सुन्दरि पति पावें यही इमारी आस ॥--कढी, पद सं० शरेंसरे 
३--रविजा आनन्दरुपिणी विति रुचि ले ढरती ॥--इन्दाबन जसप्रकास, १० १४ 
४--वहन्तिकां श्रियां हरेमुंदा कृपा-स्कहपिखों, 

विशुद्धमक्तिमुज्वलां परे रसात्मिका किदुः ।--यमुनाष्टक, श्लोक ४ (द्वितहरिकंत) 

११ 
























ध्ध्रे क्‍ भध्ययुगौन हिन्दी कृष्णा-भक्तिघारा और चेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


: गेह-नेह को भूलकर वे षट ऋतुओं में तप करती रहीं--छहौं रितु तप करति नीकें, 
गेह नेह बिसारि !! जब वे यमुना जल में निमग्न थीं, अ्रतिमन में प्रविष्ट थीं, तब 
श्रीकृष्ण उनकी अभीष्सा के प्रत्युत्तर में प्रकट हो गये और उनकी पीठ का मर्दत 
करने लगने |* पीठ-मर्दन का तात्पयं वाह्य-चेतना पर कृष्णा चेतना का दबाव है 
क्योंकि पृष्ठभाग में भ्रत्यन्त बहिरज्-चेतना का अ्रविष्ठान होता है। वाह्म-चेतना जब 
कृष्ण॒-संस्पक् प्राप्त करती है तब वृष्ण॒-प्रेम मनसपरक ही न रहकर हृदयगत-भाव 
भी हो जाता है---कछु दिन करि दधि-माखन चो री, भ्रव चोरत मन मोर ।* मन 
के अपहररा से गोपियों का मन संसार तथा गृह-व्यवहार से उचट जाता है। कृष्ण 
में जब मन के भाव लग जाते हैं तब वे किसी की बात नहीं सुनतीं, प्रात: उठते ही 
यमुना तट की ओर चल देती हैं।२ 
नित्य तप करते-करते जब गोपियों की साधना काफी सुदृढ़ हो चली तब 
उनकी तपस्था से प्रसन्न होकर कृष्ण ने एक दिन उनके सारे वस्त्र कदम्ब पर चढ़ा 
दिये। वस्त्र विभिन्न प्रकार की वाह्म-चेतना के प्रतीक हैं जिन्हें कृष्ण भ्रधिमानस के 
_कदम्ब पर चढ़ा देते हैं। वस्त्र ही नहीं, अज़-भ्राभूषण सभी कृष्ण कदम्ब पर झटका 
देते हैं ।४ कज्चुकी उच्चतर प्राण अर्थात्‌ भाव तथा संवेग का प्रतीक है, लहड्भा 
निम्न प्राण तथा देह चेतना का क्योंकि वह कटि से नीचे के अज्भ में धारण किया 
जाता है झोर इस अज्भ में निम्न प्राण, जिसमें नाना प्रकार के ऐन्द्रिय शआवेग होते 
हैं, तथा देहिक चेतना एवं अ्रवचेतन का आवास है । योग की पारिभाषिक शब्दावली 
में मस्पुर-चक्र (नीबी-बन्द) निम्न प्राण का अ्धिष्ठान है, मूलाघार स्थूल दैहिक 
.. चेष्टाओ्नों का तथा स्वाधिष्ठान प्रा एवं देह के मिश्रण से उत्पन्न नाना वासनाओ्रों 
का । आभूषण भी, इसी प्रकार, जिस ग्रज्धभ में घारण किये जाते हैं उस अद्भ की 
चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हार, करठ देश से हृदय तक की चेतना का 
. प्रद्नीक है, कण्ठ, वाह्म-मन का केन्द्र है और वक्ष प्रदेश, प्राणमय आवेगों का । कृष्ण ने 
_ जब ग्ोपियों को भ्रन्तमंन पें डूबा देखा तब उनकी वाह्य-चेतना के समस्त अज्ों का, 





.. १--प्रकट भये प्रमु बलहीं भीतर, देखि सबनि कौ प्रेम । 2 9 
..._ माजत पीठ सबनि के पाछें, पूरन कीन्हों नेम ॥- सूरसागर, पद सं० १३८६ 
३--नैकहुँ कहें मन न लागत, काम थाम बिसारि।...... 

मालु पितु कौ डर न मानति, सुनति नाहिं न गारि। ४. रज 
तद्दीं उठि चलीं सब मिलि, जमुन॒ तट सुकु 
गोष-कल्वनि के, अज्न-आभूषन सहित चुरावे ॥- वही, पद सं० १४०२. 








कं. 





सु का हरे की पी पा 
(४:५७ + 














भक्ति-साधना एवं विकास-क्रम १६३ 


आत्मा पर पड़े हुए बहिर्मुखी चेतना के सारे आझ्रावरणो-प्रध्यासों का हरण करके 
उन्हें अपनी आनन्द चेतना ( कदम्ब ) पर चढ़ा दिया और कृष्ण उस ऊर््यंमन में 
स्थित होकर गोपियों का निरीक्षण करने लगे । जब गोपियाँ यमुनाजल से, आ्राध्या- 
त्मिक चेतना से, निकलकर तटरूपी वाह्यम-चेतता में आती हैं तो भ्पने वस्त्र वहाँ 
नहीं पाती । कृष्ण उतका आवाहन करके कहते हैं कि बस्त्र तट पर नहीं ऊपर हैं, 
वाह्मचेतना मे नहीं, ऊध्वं चेतना में अटके हैं। देहबद्ध चेतना के ग्ध्यासा से मुक्ति 
के लिए जो ब्रत गोपियों ने लिया था, वह कदम्ब पर फल रहा है, प्रतिचेतन में 
श्रीकृष्ण ने उसे पहुँचा दिया । श्रीकृष्ग कहते हैं कि ऊर्ध्व बाहु करके सब प्रकार के 
ग्राच्छादत से रहित होकर गोपियाँ उनकी वन्दता करें तब वस्त्र पुनः मिलेगा । हाथ 
को ऊपर उठाकर प्रार्थना करना देहबद्ध चेतना (2:0200|20 (707820057285) 
की उध्व अभीष्सा का प्रतीक है । पहिले गोपियाँ ऐसा नहीं करतीं, थे आच्छादनों 
को छोड़ने से हिचकती हैं, कहती हैं कि ग्रधिक बद्ध करनवाली चेतना को हम 
तुम्हे दे देते हैं, जो आवरण कुछ कम बद्ध करता है उसे हमें दे दो--“चोली हार 
तुर्माह को दीन्‍्हीं, चीर हर्माह दो डारी। किन्तु कृष्ण स्वीकार नहीं करते, 
वह कहते हैं कि सब प्रकार का ओट दूर करो, जो मैं कहता हूँ वह करो। भ्रन्तर्मन 
में ही नही, वाह्म-चेतता में भी मुझे प्राप्त करो, तट पर आकर मेरी बन्दना 
करो, तब मैं तुम्हारी समस्त चेतना को दिव्य बनाकर वापस कर दूंगा और तुम 
उन्हें मेरे आनन्द के लिए धारण करना ।* साधना के क्रम में प्रायः ऐसा देखा 
जाता है कि जब तक भक्त अन्तरचेतना में निमज्जित रहता है तब तक वह वाह्म- 
व्यक्तित्व को भूला रहता है, किन्तु वाह्म-चेतना में आते ही' वह पुनः: उन जड़ 
संस्कारों को घारण कर लेता है। श्रीकृष्ण गोषियों को ऐसी अधघुरी भक्ति 
नहीं करवे देता चाहते, वे उनके अनन्‍्तर्वाह्म की समग्रता को अतिचेतन से 
आप्लावित करना चाहते हैं। जब तक वाह्म-चेतना का रूपान्तर नहीं हो जाता 
तब तक अन्तर्वाह्म चेतना का सामझस्य नहीं स्थापित हो पाता । इसज्नि ए कृष्ण 





१--आपयु कदम चढ़े देखत स्याम । 

बसन अभूषन सब हरि लौन्हें, बिना बसन जल भीतर बाम ॥--सूरसागर, पद सं० १४०३ 
२--लाज ओट यह दूरि करो । 

जोइ में कहों करो तुम सोइ, सकुच बापुरिई्ट कहा करौ ॥ 

जल तें तीर आइ कर जोरह, मैं देखाँ तुम विनय करो। 

पूरन ज्त अब भयी तुम्हारी, गुरुजन-सझ्डा दूरि करो। 

सूर स्याम कहें चीर देत हों, मो आगे सिज्ञार करो ॥-- वही, पद सं० १४०८ 


१६४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा झौर चेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


एक बार मोपियों की झात्मा पर पड़े हुए सारे भावरणों का उच्छेदन कर देते हैं, 
इस उच्छेदन के पदचात्‌ ही वाह्य-व्यक्तित्व को अपने दिव्य सस्पर्श से पुत करके 
उसे पुनः: घारण करने को देते हैं। यदि वे देह, मन, प्राण के वस्त्रों को दिव्य 
करके न दे तो उनकी लीला का उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योकि शेष व्यक्तित्व 
को छोड़कर केवल झात्मा से ही ब्रह्म मे मिल जाना अद्वत अनुभूति को जन्म 
देगा, सीला की द्वंताद्त अनुभूति को नहीं। इस अन्‍्तर्वाह्य के एकाकार होने 
पर साधना साथंक एबं क्तार्थ होती है, वाह्य-चेतना में हढता आा जाने पर ही 
कृष्णा प्रकट होते हैं, फिर वे जोव से दूर नही रहते । ' 

घनघट लीला--चीर-हरण के परैचात्‌ू पनघट का प्रसद्भु श्राता है।' 
जमुना-जल से घट भर लेना श्राध्यात्मिक ग्रानन्द से शरीर बद्ध चेतना (30006 
(32079८407087८58) को भर लेना है। घट सन्‍्तों की पारिभाषिक भाषा में सदेव 
देहवारी चेतना का प्रतीक रहा हैं -फूटा घट जल जलहि समाना । श्रीकृष्ण का 
कद्भुड़ से मगरी तोड़ डालना, इसी देह बद्ध चेतना को तोड़ देना है, देह की सीमा का 
टूटना है । किसी-किसी की वे गगरी ढरका देते हैं, तोइते नहीं कदाचित्‌ इसलिए 
कि उस गोपी की देहबद्ध चेतना इस योग्य नहीं होगी कि वह दिध्य आनन्द को 
अपडिूल रखकर प्रपने व्यक्तित्व में समा सके । हो सकता है कि उसका व्यक्तित्व 
आध्यात्मिक प्रेम को घारण करने योग्य न हो। पनघट प्रद्भत में चोलीबन्द तोड़ने का 
प्रसद्ध मी भाता है । चोलीवन्द अनाहुत चक्र की भाव चेतना का बन्बन है, जो 
यौगिक छब्दावली में विष्णु-प्रन्थि कहलाती है, जिसे कृष्ण तोड़ देते हैं या खोल देते 
हैं । उसी प्रकार नीबी-बन्धन तोड़ना भी निम्न चेतना की रुद्रभ्नन्थि को काट देने का 
प्रतीक है । हरिव्यास देवाचार्य ने होली के प्रसज्भ में कहा है-- 

चांचरि माची मैन की, हो हो हो मृल बोल | 
सब मुन रूप क्‍्रचामरे, तन सन ग्रन्थिन खोल । * 


>६ की >< >< 
सत्र को ग्रंथि चोलोबन्द है, तन की नौबीबन्ध । 





१--अब जत करे तुम तनुद्दि न गारो। मैं तुमतें कहुँ होत न न्वारौ ॥ 

मोहि कारन तुम झति तप साध्यां । तन मन करिमोकों आराध्यों ॥ 

फुस्याम जन के सुखदाई। दृदताई में प्रगट कन्हाई ॥--सूरसागर, पद सं० १४१७ 
२---क्सन इरे मोषिन सुख दीन्हौों। सुल दे सबको मन इरि लीन्हों ॥ 

ज़ुबतिनि के अह ध्यान सदाई | नैकु न भन्तर शोदि ऋहाई।॥ 


घाट बार जमुना तट रोकें। भारय चलत बहाँ तह टोकें ॥- कही, पद सं० २७०८ 
३--महावालो---उत्साइसुस, पद सं» १३, पृ० ६८ 


भक्ति-साघना एवं विकास-क्रम १६९५ 


दानलोला--वाह्म-व्यक्तित्व के सामान्य समपंण के पश्चात्‌ भी सुक्ष्माति- 
सूक्ष्म कुछ अवयव समपंणा के लिए बच रहते हैं। देह व्यक्तित्व का सबसे नि३चेतन, 
जड़ तथा स्थुल अंश है। वह सबसे प्रन्त में समपंण करता है। दानलीला के मिस 
श्रीकृष्ण इस देह चेतना का समपंणा करवाते हैं। वह कहते हैं कि मैं सामान्य रूप से 
भौतिक चेतना का समर्पण पाकर सन्तुष्ट नहीं हो गया, स्थुल देहचेतना के समस्त 
श्रधिष्ठानों का दान लूँगा --“लै हों दान सब अगनिकौं,”” योवन का दान लूगा--“जोबन 
दान लेऊँगी तुम सो ।” शरीर के प्रड्भ-प्रत्यज्ञ की चेतना का समपंण श्रीकृष्ण माँगते 
हैं ।* भ्रमी तक गोपियों ने अत्यन्त स्थूल चेतना का समर्पण नहीं किया था, यह भ्रन्तिस 
व्यवधान उनके और श्रीकृष्ण के बीच बना हुआ था । कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल 
दूध, दही, घृत (मानसिक चेतना) का समपंण लेकर क्‍या करूँगा, जिस यौवन रूप 
को छुपा रक्‍्खा है उसका समपंण क्‍यों नही करती, हे मृढ (अयानी) ग्वालिन, मुझ 
से यह अन्तर क्‍यों रखती हो ।* कृष्ण स्पष्ट व्यज्ध करते हैं कि मैं मक्खन दही लेकर 
क्या करूँ, तुम यौवन का लौकिक-व्यापार करती हो, यह नहीं जानती कि मैं इसका 
भ्रधिकारी हूँ ? मैं नित्य यह सोचता हूँ कि अब तुम मुझसे इस यौवन को ले लेने के 
लिए कहोगी, किन्तु तुमने ऐसा अभी तक नहीं किया । श्रब तक तो तुम अन्य 
लोकिक व्यक्ति से इसका व्यापार करती रही हो, आज मैं सबका लेखा कछूँगा । र 





१-लैहों दान सब अन्न अज्ञ कौ । 

गोरे माल लाल सेन्दुर छवि, मुक्ता बर सिर सुभग मह् कौ ॥ 

नकनेसरि खुटिला तरिवनि कौ, गर इमेल, कुच जुग उतज् की । 

कण्छसिरी दुलरी, तिलरी--उर मानिक--मोती--हार रह कौ ॥ 

बहु नग जरे जराऊ अद्लिया, झुजा बहुँटनि, बलय सक्ञ कौ | 

कटि किंकिनि को दान जु लैहों, जिनही रीकत मन अन कौ॥ 

जे हरि पग जकरयों गाठे मनु, मन्द्र मन्दर गति इह्दि मतज्ञ कौ । 

जोबन रूप अज्ञ पाटंबर, सुनहु सर सब इह्टि प्रसब कौ ॥--सूरसागर, पद सं० २०६३ 
२--कहा करों दधि-दूध तिहारौं, मोसों नाहिन काम । 

जोबनरूप दुराइ धरयौ है, ताकीौ लेत न नाम ॥ 

सर सुनहु री ग्वारि अयानी, अन्तर इमसौं राखति ॥- वह्दी, पद सं० २०६४६ 
३--माखन दचि कद करों तुम्हारौं । 

या बन मैं तुम बनिज करति हौ, नहिं जानत मोकों घटवारों ४ 

मैं मन में अ्रतुमान करों नित, मोसाँ कैद बनिज-पसारौ । 

काहे को तुम मोह कहति हो, जोबनधन ताकौ करि गारों ॥ 

अब कैसें धर जान पाइहौं, मोकों यह सममझाइ सिधारौ । 

सूर बनिज तुम करति सदाई, लेखौ करिहदों आज तिहारों ॥--वही, पद सं० २१४२ 


१६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


मुझसे प्रीति क्‍यों नहीं करती, ब्रज के गाँव में व्यापार करने से क्या लाभ, यदि तुम 
रूप-यौवन को मुझे समर्पित कर दोगी तो सर्वतोभावेन निश्चिन्त हो जाओोगी, 
फिर तुम्हें किसी बात का डर नहीं रह जायगा, अआ्राशचूारहित, निर्भय हो जाओगी ।* 
नाना बाद-विवाद के परचात्‌ गोपियों को श्रीकृष्ण वशीमत कर लेते हैं । वे प्रपनी 
देह चेतना को समर्पित करने को प्रस्तुत हो जाती हैं।* इस समर्पण के परचात्‌ 
गोपियाँ देह से विगत हो जाती हैं। उनकी लौकिक वासनाएँ देह समपंण में बाधक 
तो थी हों, सद्छोज भी इस समपंण में बाघक था, ये कहती हैं-“जोबन रूप नही 
तुम लायक, तुमकों देति लजाति ।* जिस प्रकार वारिधि के सम्मुख्ध जल सीकर 
होता है, अमृत-सरोवर के सम्मुख मधु की एक बंद होती है उसी प्रकार कृष्ण के 
भ्रगाघ॒ सौन्दर्य भोर शोमा के सम्मुस्त गोपियाँ अपने यौवन और रूप को समझती हैं । 
किन्तु कृष्ण भक्त के इस आत्म-सद्छभोच को मिठाकर यत्किव्चित्‌ू-रूप यौवन को ही 
स्वीकार कर लेते हैं। दानलीला के बाद भक्त के मन, प्राण, देह का सर्वात्म समपेर 
साधित हो जाता है, सभी कुछ कृष्ण का हो चुकता है। गोपियाँ कहती हैं -- 
दधि मासन कौ दान और जो, जानो सब तुम्हारों । 
सुर स्थाम तुमकों सब दोन्हों, जीवन प्राण हसारी ॥* 

इस समपंण के अनन्तर ग्रोपियों की संसार से भ्रन्तिम आसक्ति भी छूट 
जाती है । उनका मन, प्राण, इन्द्रिय, सारा व्यक्तित्व श्रीकृष्ण के प्रेम में रज्भ जाता 
है । कृष्ण विरहित सारे कार्य-व्यापारों, सारे भाव-सम्बन्धों को वे खुलकर घिक्‍कारती 
हैं; उनके लिए कृष्ण के बिना संसार का कोई प्र ही नहीं रह जाता ।* दावलीला 
के पदचातू्‌ ग्रोपियाँ श्यामरस से मतवात्री हो जाती हैं, उनका व्यक्तित्व भ्न्य सभी 





१--पति करो भोसों तुम कादे न, वनिज करति अब-्याउं । 

आवहु जाहु सभै इई मारग लेत इमारों नाउं ॥--सरसागर, पद सं० २१८४ 
२--लागी काम-नृपति की साँटी, जोबन रूपहि आनि अरयौ ॥--वहीं, पद सं० २२०७ 
३---कढी, पद सं० २२०८ 
४- वही, पद सं० २२३० 
४-- तुमहि बिना मल पिक अर विक घर । 

तुमदि बिना भिक-विक माता पितु, विक कुल कानि, लाज डर ॥ 

बिक एत पति, घिक जीवन जग कौ, घिक तुम बिनु संसार | 

घिक सो दिकस पहर, परिका, पल जो बिनु नन्‍्द कुमार ॥ 

बिक थिक अवन कता बिनु इरि कै, धिक लोचन वितु रूप। 

सूरदास भ्रज्जु तुम विनु भर ब्यों, वन-मीतर के कूप ॥--बहों, पद सं० २२१६ 


भक्ति-साघना एवं विकास-क्रम १६७ 


रसों से रिक्त हो जाता है, एकमात्र चिदानन्द का महारस उसे झापूरित किये रहता 
है ।* कृष्ण एक पल के लिए भी अभ्रलग नहीं होते--'पलक झोट नहिं होत कन्हाई।' 
सूरदास व्यज्जना से ही वहीं, स्पष्ट कह देते हैं-- 

गेह-नेह, सुधि-देह बिसारे, जीव परयों हरि सख्यालहिसों। 

स्थास घास निज बास रच्यो, रचि, रहित भई जव्जालहि सों ॥ 

अरब गोपियों को किसी का भय नहीं रह जाता, वे कष्ण के प्रति भ्रपन्री 
झतन्यमति को हृढ़ शब्दों में घोषित कर देती हैं, उन्हें स्पष्टरूप से झ्पना पति 
कहने में नहीं हिचकती-- हों अपने पतिब्रतहि न टरिहों, जग उपहास करो बहुतेरो॥' 
कृष्ण -तन्‍्मय गोपियों को जग कौ निन्‍्दास्तुति की परवाह नहीं रह जाती, हरि से 
ग्रपना भन जोड़कर वे प्रन्य सभी से तोड़ लेती हैं --'मैं अपनों मन हरि सो जोर्‌यौं 
हरि सो जोर सबनि सों तोर्‌यों ।' 

रासलीला--प्रेम के पूर्णतया परिपक्व हो जाने पर गोपियाँ श्रीकृष्ण के साथ 
रमणा करती हैँ । नन्ददास की उक्ति हैं कि श्रीकृष्ण जीव को अपने समान बनाकर 
उसके साथ रास-रस में रमना चाहते हैं।र अंशी-अंश का यह परस्पर रसास्वादन 
परमानन्द की लीला का प्रयोजन है, पुष्टिभक्ति का उद्देश्य है। मुरली-ध्वनि कृष्ण 
के उस तीव्र आवाहन का प्रतीक है, जो जीव की सासारिक प्रासक्तियों को छुड़ा 
देता है, उस ध्वनि को सुनकर गोपियाँ श्रीकृष्ण के निकट पहुँच जाती हैं ।* किस्तु 





१--तरुनी स्थाम-रस मतवारि। 

प्रथम जोबनरस चढ़ायौ, अतिददि भई खुमारि ॥ 

दूध नहिं, दधि नहीं, माखन नहाँ, रीतौ माट। 

महारस अन्ज अकज्ञ पूरन, कहाँ घर कई बाट॥ 

मातु-पितु ग्ुरुजन कहाँ के, कौन पति को नारि। 

सर प्रभु के प्रेम पूरन, छकि रहों जजनारि ॥-सूरखायर, फर स० २२४२ 
२--वही, पद स्व० २२५६ 
इ--कमल नेंन करुनामय सुन्दर ननन्‍्द सुवन इहरि। 

रम्यौ चहत रस रास, इशनहिं अपनी समसरि करि ॥१३५॥ 

- सिद्धान्त पन्नाध्वावी--नन्ददास, दूसरा भाग, पृ० १८६ 

तथा, तैसेंई जज की बाम, काम-रस उत्कट करिके। 

सुद्ध प्रेममय भई, लई मिरिधर उर धरिके ॥२३०॥ -- कही, पू० १६३ 
४-गई सोरह सइस दइरि पै, छाँड़ि सुत पति नेह। 

एक राखी रोकि के पति, सो गई तजि देह ॥ 

दियो तिहि निर्वान पद हरि, चिते लॉचन कोर | | 

सूर भजि गोविन्द यौं,जग मोह बन्चन तोर ॥-यरसागर, पद से० श्दुरुर 


१६८ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उनके साथ रमख॒ करने के पूर्व कृष्ण योषियों की प्रच्छी तरह परीक्षा लेते हैं। वे 
इस तथ्य को पुष्ट कर लेते हैं कि गोपियों को सिवा श्रीकृष्ण के और किसी से 
कोई ह्ासक्ति नहीं रही भौर वे पाप भौर पुराय को लौकिक मान्यता्रों से परे जा 
जुकी हैं । गोपियाँ कहती हैं कि वे एकमात्र कृष्ण को ही जानती हैं, धर्म-कर्म को 
नहीं । श्याम के बिना उनकी कोई गति नहीं है, यदि श्रीकृष्ण उन्हें स्वीकार नहीं 
करेगे तो वे प्राण त्याग देंगी किन्तु धर वापस नहीं जायेगी। जब कृंष्ख को यह 
विश्वास हो गया कि गोपियाँ कहीं से भी कच्ची नहीं हैं, उनका प्रेम तथा समपंण 
भात्यन्तिक हैं, तब वे उतपर पुरा कृपा करते हैं। प्रभुता छोड़कर श्रीकृष्ण गोपियों 
की प्रक्षता करते हैं-- 
सोकों सजी एक चित छू कं, निदरि लोक कुल कानि। 
सुत पति नेह तोरि तिनुका साँ, मोहीं निज करि जानि।॥ 
ताक॑ हाथ पेड़ फल ताजो, सो फल लेहू कुमारि। 
सूर कृषा पूरतन सौं बोलें, गिरि-गोबरघन-धारि ४* 
फिर, रास-मस्डली जुटती है । राघा-मझ्डली की केन्द्र हैं श्रोर राधा सम 
गोपियाँ उस मस्डली की ज्यूह ।* किन्तु रमझा करने पर गोपियों को भपने श्रेष्ठ 
होने का भाध्यात्मिक अहद्भार हो जाता है जिससे कृष्ण अन्तर्ष्यान हो जाते हूं । 
किन्तु विरह से जब वह गर्व वियलित हो जाता है तब कृष्ण पुनः प्रकट होकर 
बोषियों के साथ रास में मग्न होते हैं । रास के द्वारा श्रीकृष्ण अपने आात्मप्रसार 
का रसास्वादन करते हैं, ऐक्या नुभ्ूति का वैचित्रय भ्रनुभव कर आनन्दी होते हैं । 
जलकीड़ा, हिडोंल, फास झादि लीलाएँ ग्रानन्द की उच्छल, स्वच्छन्द, उन्मुक्त 
कीड़ाएँ हैं । होली, झानन्द की परिपुस्मंतम ग्रवस्था है जिसमें भक्त प्रौर मगवान्‌ एक 
दूसरे के रजू में रख्षित होने लगते हैं । 
कथ्सु के मथुरागमन से उत्पन्न विरह में मोपियों को पूर्ण निरोधदल्या प्राप्त 
हो बाती है तथा निरुद्ध चित्त में श्रीकृष्ण का मिलन “नित्य! हो जाता है--राघा- 
कृष्ण झोतप्रोत ही नहीं, तद्ूप हो जाते हैं । 





खस्तो-माव--राधाकृष्ण की निकुझ्-लीला साधना की सिद्धावस्था है। इसमें वे 





३-- चरसागर, पद संख्या १६५१ 
२--राषा-सम सब बोपकुमारी क्ीड़ति रास-बिद्ार । 
बल्दस सदस पोषकुमारी, पठ्दस सहस गुपाल ॥ 
बाड़ सो कह्लु अन्तर नाई, करत परस्पर र्वाल ॥--कही, पद सं० १६६५ 


भक्ति-साधघना एवं विकास-क्रम श्ध््ह्‌ 


तन, मन, प्रारा से एक हुए परममघुर भाव में निमग्न रस का विस्तार करते हैं। 
मान विरह रहित यह झारवत लीला निकुल्ल-लीला' या “नित्य-विहार' कहलाती है । 
पुरुषोत्तम एवं पराशक्ति के घनीभूत चिदावन्द का आस्वादन जीवात्मा के 
लिए एकमात्र एक भाव से सम्भव है, वह है तत्सुख-सुली भाव किवा सखी भाव | 
यह भाव गोपी भाव से श्रेष्ठतर कहा गया है | गोपीसाव अपने में चाहे कितना भी 
उदात्त, परिष्कृत एवं भ्रकुरुठ क्यों न हो, उसमें आत्म-सुख का लेश रहता है । 
स्वसुख भूलकर राधाकृष्ण के सुख में सुखी होना श्र्थात्‌ तत्सुख-सुखी भाव से 
भावित होना अवश्य ही निः:शेष ग्रात्मनिक्षेप का परिचायक है । सलियों की विशेषता 
ही यह है कि उनमें स्वसुख को वाञ्छा नहीं होती, कृष्ण यदि उन्हें श्रपना प्रीतिदान 
करना भी चाहें तो उन्हें स्वीकार्य नहीं होता, वे राधाकृष्ण के सुख में ही सुखी 
रहती हैं । प्रिय के सुख में सुखी होना प्रेम का परम विकास है ।* सखी का तात्पय॑ 
भक्त की उस भावदशा से है जब वह शक्ति श्लौर शक्तिमान्‌ के प्रात्मलीन परात्पर 
रस का झास्वादन सत्ता की तुरीय अवस्था में करता है। यह रस जो गोपनीय से 
भी गोपनीय हैं केवल मात्र सखी भाव से गम्य है । इस परात्पर लीला में सखी भाव 
के अतिरिक्त किसी भाव की भी गति नहीं है। सखी भाव से इस रस का बिस्तार 
होता है और उसी भाव से इसका झ्रास्वादन; “नित्य-विहार' या निकुश्ललीला' का 
रस एकमात्र सखी भाव से ही प्राप्य है ।* निकुज्ञ रस को पाने के लिए गोपी भाव 
तक को भूलना पड़ता है। भगवतरसिक जी ने स्पष्ट कहा है कि रास को भावता 
भरुलकर ही स्वामी हरिदास जी की रस-रीति समझी जा सकती है।'* वस्तुतः रास 
की भावना से संवलित गोपीभाव सत्ता का वैश्वरूप है--जीवात्माश्रों के साथ ऋकृष्ण 
की कीड़ा उनकी सत्ता का विश्वव्यापी रूप है। किन्तु ऊध्वेतम स्थिति परात्पर 
स्थिति है जो वेश्व भावना का भी अतिक्रमण कर जाती है। सख्ली जीवात्मा की 





१--जाको जो मन भावतौ मिलें सुखी सब कोच । 
बिबि मिलाप तत्सुख छुखी नेह कहावै सोय ॥२२॥--सुधर्मबोधिनी, पृ० १२ 
२--राधा ऋृष्णेर लीला एड अति शूद्तर। दास्य वात्सल्यादि भावेर इय ग्रोचर ॥ 
सबे एक सखी गनेर इहा अधिकार । सखी हैते इय शइए लीलार विस्तार ॥ 
सखी बिनु णइ लीला पुष्टि नाहि हय। सखीलीला बिस्तारिया सखी आस्वादय ॥ 
सखी बिना एड लीलाय नाहिं अन्येर गति । सखी भावे ताहा जेइ करे अनुगति ॥ 
राधाकृष्ण कुअसेवासाध्य सेइ पाय | सेइ साध्य पाइते आर नाहिक उपाय ॥ 
--चै० च० मध्यलीला, (प८्वाँ परिच्छेंद) पृ० १४४ 
३-पाँचे भूलै देह निज छूठें भावना रास की । सातें पावै रीति रस औ स्वामी इरिदास की ॥ 
# भेगवृतरसिक, पद सं० ४८६ (निम्बा्क माधुरी) पृ० १६७ 


(७७० मध्यगुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा शौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


तुरीयावस्था है, नित्यविहार परात्पर है ।* विद्व में अ्भिव्यक्त चिदानन्द से तुरीया- 
तीत चिदानन्द महत्तर है, परात्पर स्थिति ही पुरंतम है । ग्रतएवं जीवात्मा गोपी 
भाव से भानन्द लेना छोड़र ससी भाव से पूर्णातम रस का आस्वादन करना चाहती 
हैं। सल्ली को राधाकृष्ण की क्रेलि में दी पूर्ण परितृप्ति मिलती है। राधा कृष्शाप्रेम की 
कल्पलता हैं सस्तियाँ उनकी पल्‍लव उष्प आदि कायव्यूह । पल्‍्लवादि को अपने सिज््बन 


से अधिक सुख लता के सिज्चन स्ले प्राप्त होता है।र काया व्यूहों की समग्रता है, उनका 
निचोड़ है । 


बल जल, लक की किलर 
१--निगुख देइ तें पृथक हैं तुरीय अपनौ रूप । तुरीयातीत परा सुर नित्य बिहार अनूप ॥४६॥ 

नी, पृ० ६६ 
२--सखीर स्वभाव पक अकथ्य कथन । कुष्स सह निज लीलाय नाहि सखीर मन | 
इष्द सइ राषिकाय लीला जे कराय। निज केलि इश्ते ताते कोटि सुख पाय ॥ 
पवार स्वझम कृष्ण प्रेमकल्फलता। सख्ीमल हय तार पहलव पुष्प पाता॥ 
कृक्लीलामूते यद्दि लता के सित्रव | निज्र सु्त हश्ते पलल्‍लवाधेर कोटि सुख हय ॥ 

-- चै० च०, मध्यलीला (प्वाँ परिच्छेद), एृ० १४९८-४४ 


प्रथम खष्ड 


रस 


रस के आधार 


जीवन-जगत्‌ की अनुभूति में एक विशेष प्रकार का सुख, श्रप्रतिहृत रुचिरता 
पाने की लालसा प्रारिमात्र में होती है। यह लालसा संवेदना में परिण॒त हो जाती 
है । 'भुक्ति की यह सवेदना “रस” कहलाती है। रस का स्वभाव है अखराड अ्रबाध 
सुखात्मक होना-व्यक्ति में भी श्रखए्ड सुखोपभोग की कामना होती है । किन्तु लोक 
में “रस” की ग्रखणएड किवा निर्बाध स्थिति दृष्टिगत नहीं होती । इसका कारण क्‍या 
है ? रसोपभोग शाइवत और पूर्ण॑तृष्त क्‍यों नहीं हो पाता ? क्ृष्ण-भक्ति के भाचायों 
ने इस पर भत्यन्त गम्भीरता से विचार किया है। उत्का कथन है कि पहिले हमे इस 
बात का ज्ञान होना चाहिए कि 'रस' है क्या ? साधारणुत: व्यक्ति जिसे रस समझता 
है, वह रस न होकर रस की विक्ृति मात्र होता है। किसी भावना का सुखद होना रस 
नही है, कल्पना के मनोराज्य मे इन्द्रजाल निर्माण करना रस नहीं है, रूपासक्ति के 
उपभोग की मादकता रस नहीं है । यहाँ तक कि काव्य में क्षरित रस भी वाघ्तविक 
रस नहीं है । यदि ये सब रस नहीं है तो रस हैं क्या ? प्रत्युत्तर में कहा गया है कि 
रस पआात्मा की वह निरपेक्ष अ्रनुभूति है जिसमें प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अनुभव झानन्द- 
निमज्जित लगते हैं । रस, श्रात्म वस्तु होने के कारण स्वयं प्रकाश, चिन्मय तथा एक 
तान है--स्वय-प्रकाद्य है इसलिए किसी बाह्यवस्तु या वाह्म-सत्ता पर प्राश्नित नहीं है 
चिन्मय है इसलिए दुःखरहित है, एकतान है इसलिए प्राप्ति-अ्रप्राष्ति (मिलन-विरह) 
के द्वैत से मुक्त है। लोक में प्राप्त रस मे इनमें से कोई भी विशेषता नहीं रहती । 
नदवरता मे, बाह्य रूप में रस लेने की जो प्रवृत्ति होती है वह चेतना की दिय्ृश्नान्ति 
है । परिवतंनशील सत्ता का उपभोग निर्बाघ तथा एक रस नहीं हो सकता, उसमें 
घात-प्रतिघात होना भ्रवश्यम्भावी है भरत: रसचर्वंण शभ्रक्षोम्य किवा निरपेक्ष नहीं हो 
पाता । अखर॒ड सुख-स्वरूप रसोदबोध का आधार कोई निरपेक्ष, स्वयंप्रकाश, क्षाइवत 
वस्तु हो तभी उसके भोग का स्वभाव अखड, निरपेक्ष एवं शाइबत होगा । ऐसी वस्तु 
केवल एक ही है - स्वतन्त्र, स्वयंप्रकाश, चिदृविलास-विलसित ब्रह्म भर्थात्‌ पुश्वोत्तम 
श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण ही वास्तविक रस के झ्माधार हैं । 

श्रुतियों ने जिस परमतत्व को 'रसों वै सःः कह कर रस रूप निर्धोषित किया 
है, वही श्रीकृष्ण का विश्नद घारंज कर भूमडल पर अवतरित हुआ । राधावल्लभ- 


१७४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदा्य 


सम्प्रदाय ने 'रसो वै सः” की साकारता श्रीराघा में देखी | सामान्यतया श्रीकृष्ण को 
ही रस का पभ्राघार माना गया है। श्रीकृष्ण अखिल रसामृतमृति हैं और सृष्टि में 
प्रवह्मान समस्त रसों के आगर। वे समस्त रसों के मूलाघार हैं, उनमे सारे रस अपनी 
चरमसाथंकता एवं पूर्ण -परितृप्ति पाते हैं । कृष्ण भ्रन्य भ्वतारों की भाँति केवल त्राता 
रूप में वीरमृर्ति ही नहीं हैं, वरनू भपने बहुमुखी व्यक्तित्व से सभी रूप रसों के 
झ्रालस्वन बनते हैं। 'मागवत' की टीका में श्रीधरस्वामी ने इसका निर्देश करते हुए 
कहा है कि झ्ग्रज बलराम सद्दित मच पर प्रवेश करते हुए श्रीकृष्ण मल्‍लों को बच्च सदर, 
दक्षकों को नरश्रेष्ठ, स्त्रियों को मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं 
को दृष्टदटलनकारी, पिता को शिश्षु, कंस को मृत्यु, मूखों को राक्षस, योगियों को 
परमतत्व तथा बृष्शियों को परमदेव प्रतीत हुए । काम, क्रोध, भय, स्नेह, किसी भी 
भाव के श्रीकृष्ण प्रालस्बन बन सकते हैं, उनमें नियोजित होकर सारे भाव उन्हीं के 
समान पअर्थात्‌ अखड आनन्द-स्वरूप हो जाते हैं ।* 
मक्ति-रस का स्वरूप 

श्रीकृष्ण की भक्ति का रस ब्रह्मानन्द से श्रेष्ठतर है, क्‍योंकि निर्भुश ब्रह्म की 
झानन्दानुभूति में भोकता-भोग्य की पृथक्‌ सत्ता नहीं रह पाती, वैचित्रुय एव कल्लोल 
विरहित एक निविकार, प्रशान्त भ्ानन्दसागर व्याप्त रहता हैं। जब यह समरसता 
वेचित्रय घारण करती है तब उप्तके करोड़ में भगवान्‌ एवं उनकी स्वरूप-शक्ति की 
कड़ा तरद्भायित होती है। कीड़ा का यह उच्छेलन भजनानन्द किवा लीला कहलाता 
है | पुरुषोत्तम शक्ति का बह विलास अक्षर-अरह्य की निदचल पृष्ठभूमि पर मुखरित 
होता है। इस नीला के उपभोग की क्षमता ही रस है, इतर कोई अहन्निष्ठ 
सुखाकांक्षा नहीं । 

रस के भ्निवाय उपकरण हैं-चित्‌, ग्रानन्द, प्रेम (हित) अर्थात्‌ भोक्ता, भोग्य 
तथा साक्षी । चित्‌ भ्रास्वादक है, भोक्ता है, आनन्द भोग या आस्वाद्च, तथा प्रेस 
(द्वित) तत्व दोनों की सन्धि है, यह रसोपभोग में साक्षी जेसा है। ये तीनों वस्तुएं 
एक हो हैं-रसानुभूति के ग्रनिवायें ग्रविच्छिन्न भद्ध ।' 





१--काम, कोष, मद, नेह, सुदुृढ़ता, काहू विधि करि कोइ । 
घरै ध्यान हरि को जो दृढ़ करे सर सो हरि सम होइ ॥--धूरसामर, पद सं० १६२६ 
२--खित सकहत सी भोक्ता आनन्द तासु को भोग । 
 दित स्वरूप सरों साथी होंत ना कलहूँ विदोम ॥१५॥ 
ओम सोका साथी विविम वस्तु शुर एक। 
, पद अकर या बिनु न कछु भदयतत्न विवेक ॥१६॥--सुधमंबोधिनी, पू० २७ 


रस १७५ 


सामान्यतः सभी सम्प्रदायों मे श्रीकृष्ण को आनन्द तथा श्री राघा को 
(प्रकारान्तर से पराग्रकृति के सभी अंझों श्रर्थात्‌ भक्त जीव को) चित्‌ स्वरूप माना 
गया है । हित हरिवंश जी के सम्प्रदाय में इस क्रम का विपर्यय देखा जाता है । वहाँ 
राघा झानन्दस्वरूप हैं, कृष्ण चित्स्वरूप ।* 

जब रस के वास्तविक झालम्बन चिदानन्दघन विग्रह श्रीकृष्ण है तब यह अत्यन्त 
स्पष्ट है क्रि यह रस किसी भी प्राकृत उपकरण की पहुँच से परे है। विश्व सत्ता का 
चैतन्य नित्य है, शारवत आनन्दस्वरूप है, अत: वह नश्वर उपकरणों की पकड़ में नही 
भाता । ब्रजरत्वदास जी को उक्ति है, “सत्ता ही जब ज्ञान है तब वह नित्य ज्ञान है, 
गौर जब ज्ञान आनन्द है, तब वह नित्य संवेद्यमान झ्रानन्द है । यही नित्य संवेद्यमान 
झानंद ही रस है। यह रसास्वादन अ्रखण्ड तथा पूर्ण झनुभूति का स्वरूप है, वृत्ति न 
होकर रस-स्फूर्ति है ।” * जिसे हम आनन्द या रस कहते हैं, वह एक वृत्ति होती है, चाहे 
कल्पना हो, चाहे प्राणावेग, चाहे इन्द्रियलिप्सा। काव्यश्ञास्त्र में जिस प्रलोंकिक रस 
की निष्पत्ति होती बतलायी गयी है, वह भी वास्तव में विशुद्ध रस नही है, चिन्मय 
तथा भलोकिक नहीं, गुणबद्ध ही है ।र काव्य मे रसानुभूति सत्व गुण के श्राधार पर 
की जाती है, सत्व भी अ्रन्ततः चित्त की एक वृत्ति है, चाहे मनस्‌ घरातल पर सबसे 
परिमाजित वृत्ति क्‍यों न हो । किन्तु “चिदानन्द! स्व|भाविक रूप से अलौकिक है, वृत्ति 
न होकर रस-स्फूर्ि है । तम में चित्त के निष्क्रिय रहने से तथा रज में उद्देजित रहने 
से रसानुभूति सम्भव नहीं है । सत्व द्वारा इन दोनों के अ्भिभृद्र होने पर काव्य-रस 
की जो अनुभूति होती है, कृष्ण-भक्तों की दृष्टि में वह श्रपुर्ण एवं भ्रमयुक्त है क्योंकि 
प्रकृति के तीनों गुर सदैव एक-दूसरे में ओतप्रोत रहते हैं, वे एक-दुसरे में संचरण 
करते हैं, जहाँ सत्व है वहाँ रज शोर तम भी अझ्रवश्य होंगे, सत्व की प्रबलता के 
कारण वे दब-से जाते है' किन्तु आत्मविसजंन नहीं करते, कर भी नही सकते 
क्योंकि प्रकृति जहाँ भी विराजमान रहती है वहाँ त्रिघा ही, यह उसका स्वभाव है । 
भ्रतः सत्व की एकान्त तथा निरपेक्ष स्थिति सम्भव नही है। सत्वप्रधान काव्य-रस 





१--चित्‌ समुद्र साँवल वरन गौर सिन्धु आनन्द | 
दोऊ मिलि रससिन्धु के सार थुगल वर चन्द ॥३५॥--छुपर्मवीधिनी, ए० २४ 

२--मीरामाघुरी, ४० १०४ 

३--“रसास्वादन इसी प्रकार मनुष्य की त्रिगुखात्मिका प्रकृति से सम्बन्ध रखता है--रजस्‌ और 
तमसू पर जब सत्व का प्रभाव जम जाता है, तब अन्तःकरण में ज्ञान का उन्मेष होता है, सत्य का 
परिचय होने लगता है और चित्तदृत्ति शान्त हो जाती है। उस समय यह न सममकना चाहिए 
कि शरीर में रबस्‌ और तमस का बिल्कुल अभाव हो गया है, बल्कि सत्वभुख की प्रधघानता के 
कारण वे दब से जाते हैं ।”- का य में अभिव्यञ्षनावाद, लच्मीनारायण 'सु्ांश', पृ० ५ 


१७६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


अन्‍्ततोंगत्वा प्राकृत होता है, वृत्ति पर ग्वलम्बित होने के कारण नचश्वर तथा अपूरां 
होता है। वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह निरपेक्ष नही रह सकती । अ्रप्नाकृत रस 
में निरपेक्षता एक विशेष गुण है, उसमें भोक्ता एवं भोग्य के अतिरिक्त एक और तत्त्व 
ग्रतिवार्य है- साक्षीतत्व, चित्त का प्रकृति के गुणों से उपराम होकर निरचल तथा 
झचउ्चल होना । इसे काव्य की भाषा में 'सखी' या सहचरी" तत्व कहा गया है। 
सहच री, जीवात्मा का विशुद्ध स्वरूप है, तरिगुणातीत रूप है।* 

भक्ति की साधना का सिद्धिस्वरूप यह रस त्रिगुणातीत है, भ्रप्राकृत है । इस 
रस के उपभोग की क्षमता का अनिवार्य उपकरण है शुद्ध सत्तव' । शुद्ध सत्त्व, तभ 
झौर रज से परे तो है हो, सत्व की सीसा का भी अतिक्रमण कर जाता है।"* शुद्ध 
सत्व सच्चिदानन्द का स्वाभाविक आधार है, स्वरूपदक्ति की वृत्ति-विज्ञेष है । सत्‌ 
जिस चेतना के द्वारा भ्रपता अनुभव आनन्द रूप में करता है वह शुद्धसल्वमय होती 
है। शुद्ध सत्व अव्यय है, अ्रविक्ृत है, निर्गूण होकर भी समस्त मुरझ्खों का ह्राकार 
है । जब चित्त नित्य अ्रखएड-सुख में निवेशित हो जाता है, तब मन की सारी 
वृत्तियाँ उस चिन्मय भावरूप में लीन हो जाती हैं, तभी पुरे रस की निष्पत्ति 
होती है ।* 

इस रस के लिए साधना की जाती है। भक्ति द्वारा, विशेषकर रागभक्ति द्वारा 
यह रस प्राप्त होता है । चल वृत्तियों के ग्रात्मनिष्ठ होने की साधना कठिन होतीं है । 
निकुञ्जरस की साधना में इन्द्रियासक्त जीव, सच्चिदानन्दमयी श्री राधा के प्रति नि:शेष 
झात्मदान करके अपना संस्कार करता है, तब कही उसे रस का अ्रधिकार मिल 
पाता हैं। ग्न्‍्य रसों की साधना में व्यक्ति सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण के प्रति निःशेष 
झात्मोद्घाटन करके, परमानन्द को देह, मन, प्राण की आहुति देकर ज्योतिस्वरूप 
होकर लौलोपयोगी व्यक्तित्व प्राप्त करता है, तभी कृष्ण का लीलारस अनुभवगम्य 
हो पाता है। कृष्ण रस-साधना को अपनी विशिष्ट प्रणाली है। स्थून्न व्यक्तित्व के 





१- विशुण देह तें प्रथक है सखी आपनों रूप। 

नामें स्थिति इवे के निरमि नित्य विहार अनूप ॥४4॥--सुधर्मवोधिनी, पू० ६६ 
२- तामस में राजस भलों राजस ने सन नीक | 

सत तें ज्ञान प्रकाश भल तापर भक्ति सुटीक ॥श॥ 

भ्रक्तिताव बहु भेदरस सबनि कहे विस्तार ॥३॥--बढ़ी, पृ० १८ 
३--झुद्ध सत्व भव्यय झमिकृत कृत भ्रगुन गुनालय ईश अनूप ! 

- महाबाखी सिद्धान्तसुख, पद मं० १४ 

४-- मात्र रूस में अचल समे चित सित अखश्द सुख मान । 

सखी सगे मल वृत्त हमारी स्रीन भई तहाँ आन ॥४॥-सुपसंबोधिनी, ६० ८६ 


सम १७७७ 


पूर्ण संस्कार के उपरान्त ही भ्रलोकिक रस के अनुभव करने की क्षमता झा पाती है । 
भक्त, कृष्ण के नाम! किवा रूप अथवा दोनों के सान्निध्य से, उनके निरन्तर सम्पर्क 
एवं संस्पर्श से पूर्वाजित कमं-संस्कारों, भाव-सस्कारों तथा विचार-मंस्कारों को दग्घ 
कर देता है।। प्रेममक्ति का मार्ग श्रत्यन्त रहस्यमय है, ज्ञान सभी मार्गों से न्‍्यारा है। 
इसलिए मीराबाई योगी' से यह प्रार्थना करती हैं कि वे उन्हें प्रेमाभक्ति की गली 
बताते जायें। नाम के अ्गरु और रूप के चन्दन की पवित्र चिता में पड कर जब 
प्राकृत वासनाएँ जल-बल कर भस्म की ढेरी बन जाती हैं तत्र क्ृष्णाप्रेमाी के एक 
नुतन व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है जिसे भाव-देह या घुड्सत्वमय सूक्ष्मरेह कहते 
हैं। यह देह अप्राकृत तथा ज्योतिस्वरूपा चिन्मय होती है, इसी के प्राप्त होने पर 
जोत से जोत' मिलायी जा सकती है। भौनिक शरीर के धर्म -- भूख-प्यास, ईर्ष्या-द्वेष, 
काम-क्रोध आदि से यह भावदेह असंपृक्त रहती है। इसी भावदेह की प्राप्ति से रस- 
साधना आरम्भ होती है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर भावभक्ति का ग्राविर्भाव 
होता है। भाव या तो नवधाभक्ति आदि वैधी भक्ति-सज्ञात होता है या मात्र ह्वादिनी 
राधा तथा कृष्ण अथवा कृष्ण-भक्त के अनुग्रह से प्रस्फुटित हो जाता है। साधनभक्ति 
के अ्नन्तर मावभक्ति का जन्म होता है। भगवत्कृपा भावसम्प्राप्ति का प्रमुख कारण 
है, साधनभक्ति से भाव के उपयुक्त भूमिका का निर्माण अवश्य हो सकता है, साक्षात्‌ 
भावोदय नहीं । यही भाव जब परिपक्‍व हो जाता है तब प्रेम रूप होकर रस दशा को 
पहुँच जाता है ।* 
काव्यरस एवं भक्तिरस 

'सच्चिदानन्द का रस ही एकमात्र स्वयंसिद्ध तथा अलौकिक रस है। यह रस 
भक्ति द्वारा ग्राह्मय है, किसी बुद्धिकौशल या सामान्य रसिकता द्वारा नहीं । काब्य- 





१-- “बिना योग्य आधार के आमेय की सत्ता नही हो सकती । बिना विशुद्ध देह के भाव का उदय 
नहीं हो सकता। यह प्राकृत देह अशुद्धियों का आगार होने से नितान्त मलिन, दोषपूर्ण तथा 
अशुद्ध होता है । इसमें भाव जैसे विशुद्ध पदार्थ को धारण करने का सामर्थ्य ही नहीं रइता, 
इसी लिए भावदेह की आवश्यकता होती है। प्राकृत मालिन्य आदि दोषों से विरहित शुद्ध देह 
ही भावदेह” के नाम से अभिहित किया जाता है। भावदेह आन्तर विशुद्ध देह होता है और 
वाह्मदेह बाहरी अशुद्ध देह | इन देहों में प्रथमतः योग या पररपर सामशञ्ञस्य नहीं होता ।...... 
भावदेह के सिद्ध होने पर ही साधक के हृदय में 'भाव' का उदय होता है और यही भाव नाना 
साधनों से विकसित होकर प्रेम” के रूप में परिणत हो जाता है। बिना प्रेम के उदय छुए 
संगवान्‌ के अपरोक्ध शान का उदय नहीं होता है। भाव तथा रस में यही अन्दर दे.कि>पब 
होता है अपवव दशा तथा रस होता है पकव दशा ।” | 

--बलदेव उपाध्याय, भागवत-सम्प्रदाय, पू० ६४३०-४४ 
१२ 


१७८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


शास्त्रकारों ने भक्ति को भाव कह कर छोड़ दिया था किन्तु भक्ति के काव्यश्ञास्त्रियों 
ने भक्ति को ही वास्तविक रस घोषित किया, अन्य सब रसों को रप्ताभास । उन्होंने 
काव्यरसों को भी रसाभास की श्रेणी से परिगणित किया। उनका कहना है कि 
काव्य में प्रस्फुटित रस केवल कवि-प्रतिभा का चमत्कार है, स्वयंसिद्ध, स्वग्रकाश 
नहीं । रस की स्थिति एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम राबा-कृष्ण में ही सम्मव है, किसी 
खण्ड-सत्ता मे नही । जो अल्प है, अ्रपूर्ण है, वह आनन्द किवा रस उत्पन्न कर सकने 
में सवंथा प्रक्षम है, रस का श्रम अवश्य उत्यन्न कर सकता है--'भूमा वै सुख, 
नाल्‍पे सुखमस्ति ।' काव्य मे वशित नायक-नायिका लोकिक व्यक्ति होते हैं, ससीम 
एवं प्राकृत, भ्रत: उनके झाधार से उत्पन्न रस रस नहीं, रसाभास है । रस इसलिए 
नहीं क्योंकि रस अखरडइस्वरूपात्मक है, भूमामय है। जीवगोस्वामी ने प्रीति 
सन्दर्म में विस्तार से इसकी भ्रालोचना की है। उनके मत से लोकिक रति आदि 
को सुखरूपता यत्सामान्य है। वस्तु-विचार की दृष्टि से लौकिक रत्यादि दुःख में ही 
पर्यवसित होते हैं। विषय सम्पकित सुख-दुख के ध्वंस को ही झानन्द कहा गया है । 
विधयसुस्त की लोज करने पर दुख उपस्थित होता है ।* 

केवल स्वरूप-्योग्यता का अ्रभाव ही लौकिक रत्यादि के रस निष्पत्ति की 
झयोग्यता का कारण नहीं है, आलम्बन विभाव को भी भक्तों ने जीवश्रम कहा है । 
झइक्मिसी देवी के कथन को सामान्‍य रूप देते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति आनन्दघन 
श्रीकृष्ण को छोड़कर कृमि, विष्टा, क्लेदपूर्णो देहघारी का वरण करता है, उससे 
बढ़ कर संसार में कोई मतिद्वीन नहीं है। यह बात कैवल श्यूद्भार रस के विषय में 
झरक्मिशी देवी ने कही है, तथापि भक्तों का कथन है कि यह बात सभी नर-नारी के 
विषय में सत्य है, सभी प्राणी देहघारी हैं। देह॒धारियों मे शुद्ध सत्व की पूर्ण प्रभिव्यक्ति 
तो क्‍या, उसका छुप्लाव तक नहीं रहता । ऐसी तमोमय देह के विषय में सामाजिक 
के मन में जुगुप्सा के भ्रतिरिक्त भ्रन्य वृत्ति का उदय सम्भव नही । इसलिए लौकिक 
प्रीति के विभावादि की रस-योग्यता में विश्वास नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार, लौकिक अनुकाये नायक-नायिका में लौकिकता, परिमितता एवं 
झन्तराय के कारण भक्त उनमें रसोद्बोधन नही स्वीकार करते । तब भी जो उनका 
चरित्र रसावह होता है, उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि यह केवल काव्य में । 
जिसे काव्य कहते हैं, वह कवि की लेखनी-चातुयं की विज्लेषता हैं। काव्य में कवि 
रवि झ्रादि रसोपकररणों को अभसीम सौन्दर्य प्रदान कर देता है, इसलिए सहृदय नट 
सिक्का द्ाएकाधानलवाापंधमाउत्ताप- नगद 
१०-“किल्र लौकिकत्य रत्यादे: सुखरूपत्व॑ यवाकवन्निदेव। क्स्तुक्चारे दुःखपरय॑क्सायित्वात्‌ । तदुत्त 

स्वयं मगकता-सुर्त॑ दुःखसुखात्यय: । इुःख॑ कामसुखापेचति ।”-..प्रीतिसन्दर्भ, वृत्ति ११० 


स्सं १७६ 


वे सामाजिक उसमें रसास्वादत का अनुभव करते हैं। किन्तु भगवत्मीति तथा 
भगवद्रस केवल कवि प्रतिभा नहीं है, वह सत्य है। उसके समस्त उपकरण स्वभावत: 
रसरूप हैं, आनन्दरूप हैं, श्रतः नेसग्रिक रूप से रसयोग्य हैं । 

भक्तिरस के आचार्य काव्यरस को अनित्य तथा कृत्रिम मानते हैं--प्रनित्य 
इसलिए कि उसकी स्थिति मात्र सवेदनकाल तक रहती है, कृत्रिम इसलिए कि उसकी 
निष्पत्ति कतिपय कृत्रिम व्यापारों के कारण होती है। जो रति, लोक में नितान्त 
वैयक्तिक एवं लौकिक होती है उसे कवि सार्वजनिक किस प्रकार बना देता है ? भाव 
में यह सर्वेसंवेद्ता साधारणीकरण' या 'विभावन' नामक प्रक्रिया से भ्राती है, जो 
कवि की लोकोत्तर-प्रतिभा का चमत्कार है। अनुकार्य (नायक-नायिका) में रस का 
प्रलोकिक आस्वाद नहीं होता, उसमें सारे उपकरण लौकिक होते हैं, श्रतः वह 
काव्यरस के समकक्ष भी नही ठहरता । एक मात्र भगवद्रस ही अक्लत्रिम, नित्य तथा 
अलौकिक है, क्योकि वह अपने विभावन के लिए कवि-प्रतिभा पर आाश्चित नहीं है, 
न ही उसके अनुकार्य लौकिक हैं । 

काव्य-रस को भ्रलौकिक सिद्ध करने की चेष्टा कदाचित्‌ परिडनराज जगन्नाथ 
से प्रारम्भ हुई | श्रो ललिताचरण जी गोस्वामी का मत है कि पणिडतराज जगन्नाथ 
से पूर्व श्रालड्भारिकों ने रस को 'रसो वै सः' श्रृति से प्रमाणित करने की चेष्ठा नहीं 
की है । उनकी दृष्टि में इन दोनों रसों का भेद स्पष्ट था और उन्होंने काव्य-रस के 
लिए केवल सहृदय को प्रमाण माना है । सर्वप्रथम परिडतराज जगन्नाथ ने काव्यरस 
को उपर्युक्त श्रृति से प्रमाणित करना चाहा है। उनके पूर्व गोंड़ीय गोस्वामी गण 
भगवत्‌-प्रेमरस की व्याख्या काव्यरस की परिपाटी से कर चुके थे और स्पष्ट है कि 
उनसे प्रभावित होकर परिडतराज ने दोनो रसों को एक करने का प्रयास किया था। 
उनके बाद के काव्यरसज्ञों ने जहाँ-तहाँ उनका पदानुकरण किया है किन्तु इस सम्बन्ध 
में प्राचीनों का मत ही ठीक है ।* 

किन्तु समस्त काव्य-रस को कृतिम एवं कविप्रतिभाजन्य नहीं कहा जा 
सकता । मन्त्रद्रष्टा कवि-ऋषियो के काव्य ने भावों के अलौकिक स्लोत का सन्धाच 
किया । वेद और उपनिषद्‌ की वाणी सत्य-हृष्टि से दीप्त होते हुए भी सौन्दर्य का भार 
लिए हुए है, उदात्त होते हुए भी रसमय है | इन तपःपुत वाणी को कौन नहीं काव्य 
कहेगा ? ऐसा अलौकिक काव्यरस केवल कवि-५नीषी ही दे सकता है, मात्र कल्पना- 
सम्पन्न कवि नहीं, इसलिए भक्तशास्त्रज्ञों ने सामान्यतः काव्यरस को कृत्रिम एवं 
झनित्य कहा है। 





१-- औहितहरिवंश गोस्वामी--सम्प्रदाय और साहित्य, लेखक ललिताचरख योस्वामी, पृ० १०० 


१८० मध्ययुगीन हिन्दी कृप्ण-भक्तिघारा झोर चैतन्य-सम्प्रदाय 


बहुधा यह विवाद उठाया जाता है कि कृष्णकाव्य में रस जिस रूप में वर्णित 
है वह देखने मे सभी प्रकार से लोकिक लगता है, उसमे लोकसुलभ सारी वृत्तियों का 
निरूपण हुआ है | भक्तकवि यह कहते हैं कि ऐसा कहना केवल वाह्म-दृष्ठि की सीमा 
है । यद्यपि भगवदू-रति का वर्शान लौकिक ढड्ढू से किया गया है तथापि है वह अपने 
में श्रसमौकिक ही । लौकिक ढल्ज् से इसलिए उसका निरूपणा किया गया है जिससे वह 
मानव-मन की पकड़ में कुछ-कुछ भरा जाय । जिन अभिव्यक्तियों से मानव-मन सवंथा 
अपरिचित है, उन्हें वह कैसे प्रहरा कर सकता है ? परमकांदणिक श्रीक्षष्णा ने अ्रपने 
दिव्यव्यक्तित्व को स्वंसुलभ बनाने के लिए ऐसी लीला सम्पादित किया जो वाह्मत: 
मानवीय होते हुए भी प्रभाव में अतिमानवीय एवं ग्रलोकिक ही थी ।* यही भ्रवतार 
का उद्देश्य है। अग्नि से जाने-प्रनजाने छू जाने पर प्रत्येक वस्तु दःघ होकर निखर 
उठती है । वैसे ही कृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व से सम्बन्ध जुटने पर भावनाएं एवं 
वस्तुएं मानवीय नहीं रह जातीं, उनके रूपान्तरकारी संस्पर्श से वाह्यत: मानवीय 
दिखने पर भी वे सारभूत रूप मे अलौकिक हुई रहती हैं । 
भक्तिरस की स्थापना 

मध्ययुग के पूर्व भक्ति की स्वतन्त्र रूप में साज्रोपाज़ प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। 
वैदिकयुग से लेकर बौद्धाल तक भक्ति, ज्ञान की सहगामिनी और सम्पोधिका बन 
कर रही | उपनिषत्‌काल तक ज्ञान, कर्म और भक्ति की समान प्रतिष्ठा थी, किन्तु 
बाद के युग में ज्ञान एवं कम का ऐसा उत्कर्ष हुआ कि भक्ति की एक क्षीर 
झ्रन्तर्घारा मात्र प्रवाहित होती रही | क्‍ग्रत: उसमें भक्ति का रूप न मिलकर उसके 
मोटे-मोटे प्रारम्भिक तथ्यों की ही विहृद्भम दृष्टि मिलती है, जंसे श्रद्धा, निष्ठा, 
समपंण झादि । ये तत्व हृदय से सम्बन्ध रखते हुए भी विशुद्ध रागतत्व से सम्बन्धित 
नहीं हैं, इसलिए भगवद्रति को काव्यश्ास्त्रियो ने मात्र भाव कह कर छोड़ दिया । 
“रस स्थापना में रागात्मिका वृत्ति का पुर परिपाक वाड्चछित ही नहीं, अनिवाय॑ है, 
जो उस समय तक को ज्ञान-प्रधान भक्ति में पूर्ण प्रस्फुटित नहीं हो सका था| 
मध्ययुग में प्राकर जन-मानस, कर्म तथा ज्ञान को शुष्क शऔर नीरस साधन-मार्ग 
समझने लगा, उसे किसी ऐसे सरस मार्ग की खोज थी, जो व्यक्तिगत सीमाग्रों को 





१० अवधिमूत गुन-रूप-नाद तरजन जहँ होई। सब रस कौ निरतास, रास-रस कहिये सोई ॥ 
नधु गिफीत परम बह, अति धुन्दर दरसन करि | कौन परम-रछ्तवारों अनुसरै जीउ-सद्स हरि ॥ 
बे जात संसार-धार, जिन फन्दें-फल्दन । परम तरुन करना करि प्रकटे श्रीनन्द-नन्दन ॥ 
समन सपब्जिदानन्द नन्द-नन्दन इस्वर जस। तैसेई तितके भगत, जयत में मये भरे रक्त ॥ 
: “सिद्धान्त पद्माध्याची, नन्‍्ददास, द्वितीय भाग, पू० श्थ४ 


रस रेप 


तोड़कर भी मन की रागात्मकता को झआाकधित कर सके, राग की समस्त प्रेरणा को 
अपने में समाहित कर सके । इस युग में भक्ति को ज्ञान के भ्रद्ू ज्ञ से मुक्त करने की 
तीव्रतम श्रास्पृह्ा देखी जाती है। बोद्धयुग तक ज्ञान को सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता 
था; किन्तु मध्ययुग में भावष्रवण भक्ति को ही चरमपुरुषार्थ सिद्ध किया गया । 
नारद एवं शारिडल्य के भक्तिवृत्रों तथा भागवत के भ्राधार पर भक्ति की ऐकान्तिक 
प्रतिष्ठा सम्भव हो सकी । उसे अपने आप में पूर्णा, ज्ञान से भी अधिक श्रेयस्कर 
समभा गया क्योकि ज्ञान जिस संवित्‌ को प्राप्त कर कृतकार्य हो जाता है भक्त 
उस संवित्‌ को अपने आह्लाद मे ठीक उसी प्रकार सेंजोये रहती है जैसे सीम में 
मोती । भक्ति का प्रमुख स्वरूप ह्लादक ठहराया गया और “आनन्द किया 


आह्वाद' का ही दूसरा नाम रस है। अब भक्तति की परिभाषा परम प्रेमस्वरूपा, 
ईश्वर से परानुरवित तथा अ्रमृतस्वरूपा के रूप में दी जाने लगी। प्रभु के 


माहात्म्य एवं ऐश्वयबीध का स्थान - जिससे अभिभूत एवं विस्मित होकर श्रद्धानत 
तथा प्रणत होने की भावना मात्र हो सकती है -अ्रतुरक्ति एवं माधुयंत्रोध ने ले 


लिया । भगवान्‌ के माधुयेमशिइत रूप ने हृदय की रागात्मकता का आवाहन किया । 
यह रागात्मकता ऐसी उमड़ी कि उसमे श्रद्धा, विस्मय, नमन आदि भाव बह चले, 
परात्पर सौन्दयं के भ्रकूल-सागर मे डूब कर सारे भाव रक्त हो उठे। भक्त में 
केवल एक ही स्वर की धुन गज रही थी--रागतत्व, अन्य सारे मनोभाव इसी की 
भंडार बन कर बजने लगे | जब चित्त की सभी वृत्तियाँ भ्रसीम सौन्दर्य के अमृतरस 
में मग्न होकर आत्मविस्मृत होने लगी तब भगवत्नक्ति की रसख्पता के विषय में 
सन्देह ही कहाँ रह सका ? भगवत्‌भवित अब भावमात्र नहीं रही, उसमें रस के 
सारे उपकरण उत्कीर थे। निर्मण-निराकार ब्रह्म के श्रवतार रूप में साकार होते 
ही भगवद्रस का आलम्बन विभाव स्पष्ट हो उठा, उनके मिलन के आज्लाद और 
विरह की टीस को उद्दीम्त करने वाले तत्वों मे उद्दीपन विभाव की क्षमता देखी गई, 
केबल अतिमन या अन्तमंन में ही निवास न करके व्यक्त सत्ता के सारें भज्भ-उपाज़ों 
में भक्ति के अभिव्यक्त होने से अनुभावों को पहचानना सहज हो गया और भक्ति- 
भाव के लिए जब यह स्वीकार कर लिया गया कि व्यक्ति किसी भी भाव से 
भगवान्‌ को भज सकता हैं, तब, मानव-मन में सचरण करने वाले छोटे एव 
क्षणभज्ञुर भाव भी आझालम्बन से रति जोड़कर सज्चारीभाव बने । इस प्रकार 
विभाव, झनुभाव, व्यभिचारी सभी का संयोग जब उपस्थित था तब भक्तिभाव से 
रख की निष्पत्ति क्‍यों न होती। जो भक्ति भ्रगम-प्रगोचर बनकर अतिकेतन का 
रहस्थ बसी हुई थी, वह प्रकट होकर चेतना की समस्त गतिविधियों को प्रेरित रुच॑ 
परिचालित करने लगी | व्यक्ति की सारी चेतना श्रीकृष्ण के आकर्षण से बिक कर 


श्प२ मध्ययुगीन हिन्दी ऋष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ग्रोपी-सी ऐसी निमग्न हुई कि उसे सिवा रसदशा के और कोई संज्ञा ही नहीं दी 
जा सकती । किसी गहनतर रागात्मकता मे प्रात्मविलयन ही रस है झ्ौर यह 
झ्व॒स्था सध्ययुग की भक्ति में उत्कद रूप में उपस्थित हो चुकी थी । चेतन्यदेव, 
मीराबाई ब्रादि रागाप्लावित भ्रक्तों से श्रलौकिक रस की विभिन्न प्नन्तदंशाएँ ऐसी 
विकीरण होने लगीं कि भक्ति की रसरूपता को अब इनकार करना सम्भव नहीं हो 
सका । भक्ति की रसरूपता को साक्षात्‌ देखकर उसे केवल दाशं निक सत्य ही नहीं, 
मवोवैज्ञानिक सत्य भी माना जाने लगा । 

झ्रालद्भारिकों ने भगवदू रति की रसयोग्यता को अ्रस्वीकार कर दिया था । 
किन्तु मध्ययुगीन कृष्ण-भक्ति के आचायों ने, विशेषकर चैतन्य सम्प्रदाय के विद्वान 
मोस्वामियों ने भगवद्रति कौ रस दशा मनोनीत करवायी । उनका कथन है कि 
भगवद्रस, साधारणतया जिन्हें सहूदय' कित्रा ““सिऊ' कहा जाता है उन्हें संवेद 
व हो सकने के कारण, रस होने से वज्चित नही किया जा सकता। केवलमात्र 
“सहृदयता' रस निर्शय की कोई कसौटी नहीं है। जो रस अप्राकृतिक है, दिव्य है, 
वह साधारण जन की परिचित 'रसिक्रता' की पकड़ में कैसे श्रा सकता है? यह रस, 
चेतना की गहराइयों के कुण्ड मे, या ऊष्वं मन के यमुना-प्रवाह में निवास करता है, 
जो रसिक इनमे प्रवेश करता है वही इसका श्रास्वादन कर सकता है 'सहृदय' 
कहलाने वाले सभी 'सामाजिक' नहीं । यह रस साधारण रसिक को सवेद्य नहीं 
हो सकता, उसके सामने मात्र ध्वनित हो सकता है, पूर्ण प्रस्फुटित वही । इसलिए 
झास्वादक की अपरिपक्व॒ता के कारण मक्ति को 'भावध्वनि' या “रसध्वनि” नहीं कहा 
जा सकता, ऐसा कहना हास्यास्पद है। भक्तों ने भगवद्रति को भावध्वनि या रसध्वनि 
की संकीर्णय गली से निकाल कर रस के प्रश्नस्त राजमार्य पर प्रस्थापित किया, 
उसकी स्थतन्द रसरूपता घोषित की । 

यवपि भक्ति के लिए वह ग्रावश्यक नहीं था कि उसकी रस दश्ा उन्हीं 
झवयवों से निध्पज्ष हो जिनसे काव्यरस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि वह स्वयं में 
पूर्ण एक ऐसी भ्नुभृति है जो प्रमृतस्वरूपा है, भरत: स्वयंसिद्ध रस है, किन्तु काव्य में 
भगवद्रति को भाव, भावध्वनि या रसघ्वनि मात्र का जो तुच्छ स्थान दिया गया 
था, उससे शुब्ध होकर भक्ति के आचायों ने भक्ति की रसरूपता भरत के सूत्रवाक्‍्य 
के भ्राधार पर ही उपस्थापित कर पण्डितवर्ग मे उसको मान्यता दिलवाई । 

अनवत्पीति की रसयोग्यता रसश्ञास्त्र के भ्रनुसार जीवगोस्वामी ने अपने ग्रन्थ 
“्रीतिसन्दर्म में प्रस्थापित की है। रसशास्त्र के अनुसार स्थायीभाव, विभावादि के 
संयोग से रसरूप में परिखत होता है। अतएवं भगवत्प्रीति को भी इन्हीं कसौ्टियों 
प्र कृसा गया है । 


रस श्८३ 


स्थायी भावत्व ु 

सबसे प्रथम भगवत्प्रीति का स्थायी भावत्व प्रतिपादित किया गया है । स्थायीमाव 
में स्थायित्व व भावत्व का रहना आवश्यक है। प्रीतिमात्र भाव है, भगवत्प्रीति 
भी भाव-विशेष है, इसलिए उसमें भावत्व है तथा स्थायीमाव के सारे लक्षण 
भगवत्पीति में हैं। विरुद्ध एवं प्रविरुद्ध भावसपृह द्वारा जो विचलित नही होता, 
प्रत्युत्‌ अ्रन्य विरुद्ध एवं अ्विरुद्ध भावों को ग्रात्मभाव प्राप्त कराता है उसे स्थायीभाव 
कहते हैं। रसशास्त्रोक्त यह स्थायी भाव-लक्षण भगवत्प्रोति में व्व मात है । उदाहरण 
के लिए यशोदा के वात्सल्य-भाव को कृष्ण की अनुकूच चेष्दाएँ जैसे गौदोहन, क्रीड़ादि 
तथा प्रतिकूल चेष्टाएँ जसे माखनचोरी इत्यादि वात्सल्यविराधां लोलाएं, सभी 
पुष्ट करती हैं। प्रतिकूल भावों से यज्ञोदा के वात्यल्य की किड्चित्‌ भी हानि 
नहीं हो पाती | श्रस्तु, भगवत्प्रीति का स्वायित्व निदिचत हुआ । कारणादि की स्फति 
द्वारा स्फूतिप्राप्त भगवत्पीति भगवत्‌-प्रीतिरस कही जाती है। यह भक्तिमय रस है 
इसलिए इसे भक्विरस कहते हैं। जीवगोस्वामी के शब्दों में-- 

ध्तत्र तस्या भावत्व प्रीतिरूपत्वादेव । स्थायित्ववुच विरुद्ध रविशद्ध वा- 
भाव॑विच्छियते न यः। झात्मभाव॑ नयत्यन्यानू स॒ स्थायी लवणाकर इदति रस- 
शास्त्रीय. लक्षशव्याप्ते: । प्रन्येषाँ विभावत्वादिकड्च तहिभावनादिशुसणेन 
दर्शयिव्यमाण॒त्वात्‌ । तत: कारणाविस्फूतिविशेषव्यक्तस्फ्तिविशेषो तन्मिलिता 
भगवत्पीतिस्तदीयप्रीतिरसमय उच्चते । भक्तिसयों रप्ते भक्तिरस इति च ॥! 
योग्यता-त्रय 

रसत्व-प्राप्ति की सामग्री तीन प्रकार की होती है--स्वृरूपथोग्यता, परिकर- 
योग्यता, पुरुष-योग्यता । स्थायीभावत्व तथा सुखतादात्म्य हेतु रति इत्यादि की 
स्वरूपयोग्यता प्रतिपन्‍न होती है। भगवत्पीति में स्थायीभावत्व तो प्रमाणित किया 
जा चुका है । अशेष सुखतरज्भु के सागरस्वरूप ब्रह्ममुखल से भी उसकी अधिकता 
कथित हुई है। श्रीकृष्ण का रस परम तथा असमोद्ध्व॑ है श्र्थात्‌ उससे ऊर्घध्वे भौर 
कोई रस नहीं है ।* यही सुख की परावधि है, भ्रतः भगवत्प्रीति की सुखरूपिता 


प्रतिपादित हुईं । 
इमके अतिरिक्त इसमें परिकरयोग्यता भी प्रचुर है। भगवत्पीति में कारण 


आदि परिकर स्वभावत: अल्ोकिक होते हैं। प्रह्लनाद आदि की प्रबलप्रीतिवासना 
भगवत्प्रीति की पुरुषयोग्यता का परिचायक है । 





१--प्रीति सन्दर्भ, वृत्ति ११० 
२--वहीं--परमत्व॑ चासमो्त्म, वृत्ति €७ 


रैपोई मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


इस प्रकार भगवत्पीति की रसरूपता निर्धारित होती है । यह रस अझलौकिक 
है | मगवत्पीति-रस में भगवान्‌ के अंश होने के कारण सारे उपकरणा झलौकिक हैं, 
भ्रत: रस भी अलौकिक है | आलम्बन श्रीकृष्ण की अलौकिकता उनके असमो्धर्वा- 
तिश्यीं भगवन्ता द्वारा सिद्ध है। उनके परिकरगण उन्हीं की तुल्यता प्राप्त कर 
उनके आस्वादन के योग्य बनते हैं। उद्दीपन विभाव उनसे सम्पर्क हेतु अलौकिक हैं।* 


जीवगोस्वामी ने इस प्रकार यूक्ष्म विश्लेषण एवं विवेचन के साथ भक्तिरस 
की प्रस्थापना की है। रूपगोस्वामी ने भक्तिरस का इतना तर्कपूर्णा विवेचन तो नहीं 
किया किन्तु भगवत्‌प्रीति की रसरूपता का निरूपण उन्होंने भी किया हैं। जिस 
परिषाटी से काव्यशारत्र मे रस-निरूपण हुआ करता है, उसी परिपाटी से रूपगोस्वामी 
ने भक्तिरस की सुनिपुण प्रतिष्ठा की है। भक्तिरसामुतसिन्धु में ऋृष्णुरति को 
विभावादि के संयोग से रस रूप में परिणत होता दर्शाया गया है। इस ग्रन्थ मे 
स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक आदि रस के सभी अज्भी का भक्तिरस के 
' सन्दर्भ में सम्यक निरूपण हुआ है । 
कृष्ण भक्तिरस 

रूपयोस्वामी के मत से विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भाव 
द्वारा श्रवणादि से भक्तजन के हृदय में आस्वादनीय होने पर क्ृष्णरति नामक 
स्थायीमाव भक्तिरस कहलाता है ।* रूपगोस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि यह कृष्णरति 
केवलमात्र भक्तों को आस्वादनीय होनी है, इतर जनों को नहीं । भक्तिरस सबको 
प्रेषबणीय नहीं हो सकता क्योंकि सब मे उसे श्रनुभव करने की योग्यता नहीं होती । 
जिनमें जन्मान्तरीय अथवा इहजन्म सम्बन्धी मगवद्भक्ति की सदवासना विद्यमान है, 
उन्हीं के चित्त में मक्तिरस का आस्वादन होता है, सभी 'सहृदय' जन के चित्त में नहीं । 


रसनिध्यत्ति की पूर्ण प्रक्रिया से कृष्णादि विशभाव द्वारा कृष्णरति परमानन्द 
की पराक्ाधष्ठा को पहुँचती है, किन्त्‌ अल्प विभावादि से भी यह सद्यः आस्वादनीय 
होती है, जेमे स्वप्न में श्रीकृष्ण का दर्शन कर मी राबाई का मधुर (श्वृज्भार) रसापन्न 
होना । रूपगोस्वामी ने कृष्ण भक्तिरस के उपकरणों का साज़ोपाज़ विवेचन किया है । 





१-अऔति चन्दर्म, वृत्ति १११ 
२०-विभावैरमुभावैश्व॒ साल्विकैन्यंसिचारिसि: । 
स्वाचलं हृदि मक्तानामानीता अ्रवजादिमिः ॥ 
घएवा कृष्शरतिः स्थायीभमावों भक्तिरसों मवेत्‌ ॥ 
“भ० २० सि०, दक्षिय विभाग, प्रथमलहरी, श्लोक २ 


रस १८४ 


स्थायी भाव 


श्रविरुद्धऔविर्द्ध भावों को वशीभूत करके जो भाव महाराज की माँति 
विराजमान रहता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं ।* 


कृष्णभक्तिरस में एक ही स्थायीभाव है जो कई प्रकार से भासमान्‌ होता 
है, वह है कृष्णरति । यह कृष्ण विषयक रति मुख्य एवं गौण भेद से दो प्रकार की 
होती है । 

शुद्धसत्वविशेषर्पा जो रति होती है उसे मुख्य रति कहते हैं । यह स्वार्थो- 
परार्था भेद से दो प्रकार की होती है ।* स्वार्थामुख्यरति वह है जो भ्रविरुद्ध भावों 
द्वारा स्पष्ट रूप से अपना पोषण करती है तथा जिसमे विरुद्ध भावी द्वारा ग्लानि 
उत्पन्न होती है। परार्थामुख्यरति वह है जो स्वयं सद्धू चित होकर विरुद्ध-अ्रधिरुद् 
भावों को ग्रहण करती है । * 

मुख्यरति स्वार्थ एवं ५ राथ रूप मे शुद्धा, प्रीति, सख्य, वात्सल्य, अियता भेद 
से पाँच प्रकार की होती है तथा गौणीरति हास्य, अद्भुत, वीभत्स, भयानक, रौद्र, 
वीर, करुण, शान्त भेद से आठ प्रकार की होती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य-परम्परा के मान्य भाव ऋृष्णरति के हेतु 
प्रपना मुख्य आसन छोड़ देते हैं एवं जिन्हे भोजादि ने केवल भाव या रस ध्वनि कह 
कर छोड़ दिया था, वे कृष्ण रति में मुख्य आसन ग्रहरा करते हैं। भक्ति के लिए 
कृष्णरति ही प्रधान है एवं उससे साक्षात्‌ सम्बन्धित भाव ही रसोत्पन्न करने मे सफल 
होते हैं, भय भाव इन भावों का पोषणमात्र करते हैं । ग्रधिक से अधिक वे मुख्य भाव 
के सहायक बन सकते हैं, स्वतन्त्र वहीं । लोकमानस के संस्कार में अजित आदि भावों 
का संक्रमण कर भक्त जिस सच्चिदानन्द की भावभूमि में निवास करने लगता है उसमें 
एकमात्र कृष्णुप्रेम की ही सत्ता है, चराचर तथा उसके भाव कृष्ण के श्रनुचर बन 
कर कृतकार्य होते हैं। कृष्ण॒भक्तों के निकट भाव की सत्ता एकमात्र क्ृष्णपरक है, 
कृष्ण के लिए सौहाद्॑मय-स्नेह ही चिरन्तन भाव है, लोकमानस का शासन करने 
वाले भाव उस श्राधारभाव को अ्रनुरक्षित कर सकते हैं इससे अधिक भौर कुछ नहीं। 
वृन्दावन में एक ही सर्वोपरि भाव है -#ष्णरति, जो पाँच प्रकार से प्रकट हुई रहती 





१---अविरुद्धान्‌ विरुद्धांव भावान्‌ यो वशर्तां नयन्‌ । 
सुराजेव विराजेत सस्थायीभाव उच्यते ॥!॥ 
--दक्तिण विभाग, पत्ममलदरी, भ० २० सिं० 
२--शुद्धासत्वविशेषात्मा रतिसुख्येति कौर्तिता । 
मुख्याक्षपि द्विविवा स्वार्था परार्थां चेति कीत्वते ॥३॥ “वी 


१८६ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-मक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


है । मथुरा एवं द्वारिका में इन्हीं पाँचों प्रकार के भावों का क्षीणतर तथा क्षीणतम 
प्रकाशन हुआ रहता है । 

मुख्यारति के पाँच प्रकार ये हैं--शुद्धारति, प्रीतिरति, सख्य रति, वात्सल्यरति 
व प्रियतारति किवा मधुरारति । 

झुद्धारति--सामान्या, स्वच्छा व जान्ति भेद से शुद्धारति तीन प्रकार की 
होती है । 

साधारश जन में एवं बालकादि में श्रीकृष्ण विषयक स्वच्छा या शान्तिरूप 
झर्थात्‌ कोई विशेषशण न प्रात करके जो रति उत्पन्न होती है, उसे सामान्या रति 
कहते हैं । 

स्वच्छारति वह है जो नाना प्रकार के भक्तों के सद्भ से,साधनों की विविधता 
से विविघ-मावक साधकों को जन्म देती है। साधक की भाव-विविधता का कारण 
यह है कि जब जिस प्रकार की रति में भक्त की आसक्ति होती है तब उसी प्रकार 
का भाव स्फटिकमरिय की भाँति उसमें स्वच्छरूप से प्रतिबिम्बित होता है, इसलिए 
इसे स्वच्छा रति कहते हैं। भाव कभी प्रभु रूप में, कभी बन्घु रूप में श्ौर कभी तनय 
रूप में प्रकाशित होता है । 

सन की निविकल्पता, मंशयरहितता को शान्ति कहते हैं। विषय का 
परित्याग करने पर मन में उत्पन्न आनन्द का नाम झ्म है। प्रायः शम-प्रधान 
व्यक्तियों में परमात्म ज्ञान से श्रीकृष्ण के प्रति ममतागन्धशून्य शान्तरति उत्पन्न हुईं 
रहती है। प्रीति आदि के ग्राश्चित स्वाद से विहीन होने के कारण इसे शुद्धा कहते हैं। 

प्रीति इत्यादि तीन भावों द्वारा रति के हृदयद्भम करने के तीन प्रकार हैं 
झौर ये तीनों गाढ़ प्नुकूलता से उत्पन्न होते हैं तथा सदेव स्नेह के झ्राश्चित रहते हैं । 
कष्ण-मक्त के झनुग्रह-पात्र, सखा एवं गुरुजन होने के क्रम से भगवद्रति प्रीति, 
सल्य एवं वत्सल रति हुआ करती है। यह रतित्रयी केवला एवं सक्ूलाभेद से दो 
प्रकार की होती है | 

प्न्‍्य रति के गन्ध से शुन्‍्य होने को केवलारति कहते हैं। यह ब्रजानुग रसाल 
झादि मृत्यवर्ग , श्रीदाम इत्यादि सखावर्ग तथा नन्द प्रावि गुरुजन में स्फृति पाती है। दो 
या तीन भावों के एक साथ मिलने पर रति को सलारति कहते हैं। यह उद्धव- 
भीम प्रादि में प्रकाक्षित हुई रहती है। किन्तु जिसमें जिस भाव का प्राधान्य रहता 
हैं, वह उसी भाव से भावित कहा जाता है जेसे उद्धव में सह्य भाव रहने पर भी 
दास्य की प्रधानता के कारण उन्हें प्रनुग्राह्म ही कहा जाता है । 

म्ति-रति -जो व्यक्ति कृष्ण दे न्यून है उसे उनका पनुग्रह-पात्र कहा जाता 


रस श्प्छ 


है । ऐसे व्यक्ति की रति, श्रीकृष्ण के प्रति आराध्य बुद्धि से युक्त ज्ञानस्वरूपा होती 

है एवं आराध्य में आसक्ति उत्पन्न करती है, इसलिए अन्यत्र प्रीति विनष्ट कर देती 

है। अतः इस रति को प्रीति-रति कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है--- 
स्वस्नादुभवन्ति ये न्यूनास्तेल्नुग्राह्मा हरेमेता: । 
आराध्यत्वात्मिका तेषां रति: प्रीतिरितीरता । 


तत्रासक्तिकूदन्यत्र प्रीतिसहारिशी छासो । 


सख्य रति--जो श्रीकृष्ण के तुल्य हैं वे उनके सखा हैं। सखाझओं की रति 
विश्वासरूपा होती है, इसलिए इस रति को सरूप रति कहा गया है। यह परिहास 
एवं प्रहासकारिशी है, इसलिए इसे झयन्त्रणा रति भी कहते हैं ।* 


वात्सल्यरति-- हरि के प्रति गुरुत्वाभिमानमय जिन्हें रति है, उन्हें पूज्य कहते 
हैं एवं उनकी अनुकस्पामयां भक्ति का नाम वात्सल्य है। लालन, मगलक्रिया आदि 
इसके मुख्य अनुभाव हैं ।* 

प्रियतारति--हरि एवं मृगाक्षी रमणी के परस्पर सभोग का नाम प्रियता है । 
इस प्रियता का एक और नाम है--मघुरा ।*९ 


इसके अतिरिक्त प्रीतिसन्दर्भ में दो श्र भावों का कथन है--आ्राश्नय एवं 
प्रश्नय । इनमें से आश्रयभक्ति को प्रीतिरति के अन्तर्गत लिया जा सकता है, 
क्योंकि उसमें श्रीकृष्ण के विभुत्व रूप से पालक होने का भाव होता है। प्रश्रय 
भक्तिरस श्रीकृष्ण की वत्सबता पर ग्राघारित वात्सल्यभाव है। प्रश्नय भक्ति रस 
का कृष्ण॒काव्य में वर्शात प्राय: नहीं के बराबर है। इस प्रकार मुख्य भाव पाच ही 
ठहरते हैं । रस के अगले प्रकरण में इनका साज़ोपाजु विवेचन होगा । 
विभाव 

रति के आस्वादन के हेतु को विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता 


१--भक्तिरसामृतसिन्धु , दक्षिण विभाग, पत्रमम लइरी, श्लोक १४ 
२--ये स्थुस्तुल्या मुकुन्दस्य ते साय: सता म्मत्ता:। 
साम्यादिश्रम्भरूपैषां. रतिः सख्यमिदोच्यते। 
परिद्मासप्रड्मासादिकारिणीयमयन्त्रणा ॥१६॥--वही 
३--झरवो ये दरैरस्य ते पूज्या शति विश्वता: । 
अनुमइमयी तेषां रतियवात्सल्यमुच्यते । 
इृद लालनभव्याशी श्चिबुकस्पशना दि कृत्‌ ॥ १६॥--बही 
४- मिथोहई रेनेंगाक््याश्व सम्भोगस्यादिकारखाम । 
मधुरापरफ्याया. भियताख्योदिता रतिः ॥२०--वह्दी 


१्म८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


है--भलम्बन तथा उदीपन । सग्रुण भक्ति में रस का आस्वादन भगवान्‌ तथा भक्त 
की पृथक सत्ता के ऊपर अवलम्बित होता है । यदि ये दोनो अद्वंत की भाँति परस्पर 
लीन रहें तब रसानुभूति का मर्म विकसित नहीं हो पाता, इसलिए लीलारस के लिए 
ये प्रंश्ो-पंश, अस्वादक-आस्वाद्य, भगवानू-भक्त, श्रालम्बन (विषय आश्रय ) विभाव 
बनते हैं । 

झालम्बन--कृष्ण भक्तिरस वे आ्रलम्बन-विभाव असूुत्तं नही हैं, मर्मी सन्‍्तों की 
भाँति किसी प्रनिर्देश्य दिशा से कोई अरूप आत्मारूपिणी प्रेमिका का आवाहन नहीं 
करता, किसी निर्गुणा सत्ता” का ्राकर्षण सगरुणभक्तिरस को उत्प्रेरित नही करता, 
वरन्‌ सच्चिदानन्द का विग्रह॒धारी व्यक्तित्व, श्रीकृष्ण के मूर्त रूप में मानव-भक्‍त के 
प्राह्नाद को जागृत करता है| प्रस्तु, रति के विषय एवं आधार रूप में कृष्ण इस 
भमक्तिरस के आलम्बन-विभाव है। श्रीकृष्ण इस रति के विषय रूप आलम्बन हैं, 
तथा उनके मकता ण आ्राश्चय रूप आलम्बन । 

नायकों के शिरोरत्न, स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिनमें नित्य मह॒द्‌ ग्रुण 
विराजमान्‌ हैं, इस रति के 'स्वरूप' एवं 'अन्यरूप' इन दो प्रकारों से आलम्बन 
बनते हैं ।* श्रत्य रूप से तात्पर्य है श्रीकृष्ण का अपने निजस्वरूप से भिन्न कोई 
दूसरा रूप धारण करना, जैसे ब्रह्मा-विमोहन में गोपबालकों का । स्वरूप दो प्रकार 
का होता है--प्रावृत अथवा प्रकट । अन्य वेश द्वारा प्राच्छादित स्वरूप को आ्ावृत 
कहते हैं जैसे श्रीकृष् का गोपी बनकर राघा के पास जाना और प्रकठ स्वरूप है 
उनका तरुण तमाल-इयामल कलेवर । 

झालम्बन की श्रेष्ठता उसके गुणों के कारण मानी जाती है। श्रीकृष्ण यों 
तो अनन्तमगुणशाली हैं किन्तु उनमें पचास मुख्य गुण हैं जिनका अवगाहन करना 
उतना ही दुःसाध्य हे जितना सागर का । श्रीकृष्ण सुरम्याज्भ, सर्वे सल्‍्लक्षणसमन्वित, 
रुचिर, तेजस्वी, बलीयानू, वयसमन्वित, विविध अद्भुत भाषज्ञ, संत्यवाक्‌, प्रियम्वद, 
बावदूक, सुपण्डित, बुद्धिमान्‌, प्रतिमान्वित, विकघ, चतुर, दक्ष, कुतज्न, सुदृठत्त, 
देखकालसुपात्रज्ञ, झास्त्रचक्ष, शुति, वशी, स्थिर, दान्‍्त, क्षमाशील, गस्मीर, 
शृतिमानू, सम, ददान्य, धामिक, झूर, करुण, मान्यमानकृत, दक्षिण, विनयी, 
हीमानू, क्रणागत-पालक, सुल्री, भकत-सुहत्‌, प्रेमवदय, सर्वश्चुभद्कूर, पत्ापी, 





१--नायकानां रिरोरतन कृष्थस्तु भगवान्‌ स्ववस्‌ ॥ 
यत्र नित्थतवा सब्य विराजम्तें महागुलाः ॥ 


(हच कखु कह ६ 7६:४८, सलः | 4 
“+मभ७० २० सि०, द० बि७, प्रथमलइरी, श्लोक २ 





ह कक: 





कु १५६ 


कीतिमानू, रक्तलोक, साधुममाश्रय, नारीगगमनोहारी, सर्वाराष्य, समृद्धिमानु, 
वरीयान तथा ईइवर हैं। इनमे से कुछ गुणों की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की 
जा रही है-- 

सुरम्याड्र--इलाघया ज्रनन्निवेश को सुरम्याज़ कहते हैं । 

रुचिर--सौन्दर्य द्वारा नत्रों की जो झ्रानन्दकारिता है, उसे रुचिर कहते हैं । 

प्रियम्वद--अ्रपराधी जन के प्रति भी जो सान्त्वना के वाक्य प्रयुक्त करते हैं 
उन्हें प्रियम्वद कहा जाता है जंसे, इन्द्र के प्रति श्रीकृष्ण के वचन । 

बावदुक - अवरातक्रिय तथा अर्थपरिपाटीयुक्त वक्‍ता को बावदुक कहते हैं । 

विदग्ध --शिल्पविलास आदि में युकतचित्त का नाम विदग्घ है। श्रीकृष्ण 
गीत रचना, तारडव रचना, प्रहेलीरचता, वेगुवादन, मालाप्रन्थन, चित्रकला, 
इन्द्रजाल निर्माण तथा उन्मत्त जनो को बूतक्रीड़ा मे पराजित करने में निपुण हैं । 


दक्ष -दुःसाध्यकायय को शीघ्र सम्पादित करने वाले को दक्ष कहते हैं । 

बद्ी -- इन्द्रिय जयकारी को वश्ञी कहते हैं | 

दान्त--उपयुक्त क्लेश के दुःसह होने पर भी सहन करने वाले को दान्त 
कहा जाता है । 

स्थिर -- फलोदय पर्यन्त कम करने को स्थिर कहते हैं । 

धृतिमान्‌ -जो व्यक्ति पूर्रास्पृह है भ्र्थात्‌ निराकाक्ष है एवं क्षोत्र के 
कारणो के बावजुद भी झान्त है, उसे घृतिमान्‌ कहते हैं । 

वदान्य--दानवी र को वदान्य कहा जाता हैं । 

भक्‍्तसुहदू-भक्‍तो के सुहृद्‌ दो प्रकार से होते हैं -सुसेब्य एवं दासवन्धु । 
सुसेग्य है एकदल तुलसी से ही विष्ण का प्रसन्न हो जाना | श्वत्तर न ग्रहण करने की 
प्रतिज्ञा पर रथचक्र द्वारा पाएडवों का पक्ष ग्रहण करना कृष्ण का दासबन्धृत्व है । 

रक्‍्तलोक -- समस्त लोकों का अनुरागभाजन रक्‍्तलोक कहलाता है । 

समृद्धिमानू- महासम्पत्तिशाली को समृद्धिमान्‌ कहते हैं । 

वरीयान -- सबके मध्य अ्तिशय मुख्य व्यक्ति वरीयान कहलाता है । 

इन समस्त मुझों का जीव में द्ोना सम्भव है किन्तु भगवान्‌ के द्वारा 
अनुग्रहीत जीवों में भी यह विन्दु रूप में हीं होता है। पृरुषोत्तम में ये गुण सम्पूर्ख 
रूप से विराजमान हैं | इन पचास गुणों के अतिरिक्त श्रीकृष्ण में श्वन्प्र पाँच गुण 
हैं जो आंशिक रूप से सदाक्षिव एवं ब्रह्मादि में भी हैं। वे हैं--सदास्वस्यसम्प्राप्त, 
सब्वंज्ञ, नित्य तुतन, सच्चिदानन्दसान्द्राज़ु एवं सर्वंसिद्धिनिषेषित । नारायण के भनुवर्ती 


१६० मध्यथुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-पम्प्रदाय 


पाँच गुरा भी श्रीकृष्ण में हैँ---प्रविचिन्त्य महाशक्ति, कोटिब्रह्मार॒ड-विग्रह अवतारावली 
बीज, हतारिगतिदायक, आत्मारामगणाकर्षी ।* 

इन सब गुणों के ऊपर विराजमान हैं उनका कृष्ण नाम साथंक करने वाले 
गुर । लीला, प्रेम के वश्ीभूत प्रियाओं का मरडल, वेणमाधुयं, तथा रूपसाधुय-- 
कृष्ण में ये चार भसाधारण गुण हैं जो सर्वोपरि विराजमान हैं।* 

श्रीकृष्ण का यह लीलामय रूप ही भक्तों को सबसे श्रधिक प्रिय है । वेण- 
माधुरी, रूपमाघुरी, प्रेमवेचित्य-मयी लीला कृष्णावतार का केन्द्रिय चित्र है तथा 
कृष्ण-भक्तिधारा में जिन रसो का प्रमुख विस्तार हुप्रा है, उनके उद्दीपन में ये चार 
गुण ही प्रमुख हैं । 

यद्यपि श्रीकृष्ण ग्रनन्त गुराशाली हैं किस्तु भक्तापेक्षिक उनके तीन गुण 
प्रधिक प्रमुख हैं, वे हैं-पूर्णंतम, पुर्णतर तथा पुर्ण। यह वर्गीकरण नास्यशास्त्र के 
ज्येष्ठ, सध्य, कनिष्ठ के श्राधार पर किया गया है। गोकुल में श्रीकृष्ण पूर्ंतम हैं, 
मथुरा में पूर्णंतर तथा द्वारिका में पूर्ण । गोकुल मे उनमें सारे गुण व्यक्त रहते हैं, 
मथुरा में गोकुल से कम ग्रुणों का प्रकाशन हो पाता है और द्वारिका मे सबसे कम | 
वृन्दावन या गोकुल के कृष्ण एकमात्र रूपओर रस के अवतार हैं, प्रेम के 
भ्धिनायक हैं; वहाँ उनके ऐश्वर्यंपक्ष-संवलित नारायण गुण का पूर्ण तिरस्कार है । 
ऐश्वर्यंभावना के तिरोहित हो जाने से सबच्चिदानन्द में विशेष चमत्कार उदभासित 
होता है क्योकि तब बिता किसी भन्य प्रयोजन के उनके प्रति जो उद्यार होता है 
वह प्रेम की निराकांक्ष, अहेतुक एवं श्रकुण्ठ अभिव्यक्ति होती है। माघुय का हेतुरहित 
ऋजु भ्राकषंटा हृदय को पूर्णंतम रूप में श्राकषित करता है, इसलिए 'वृन्दावन 
में रत की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मथुरा मे कृष्ण का क्मंवीर रूप भी 
विकद्धित हुआ, इसलिए वहाँ उनके मधु में ऐशवर्य की मात्रा का मिश्रण हो जाता 





१--अविचिन्य महाशक्ति: कोस्ििह्ाण्डविग्नह: | 
अबतारावली बी ज॑ इतारिगतिदायकः । 
झात्मारामगजाकर्षात्यमी ऋष्णे किलादझताः ॥१६॥ 
“-भक्तिरसामृत सिन्धु, दक्षिथ विभाग, प्रथम लद्दरी 
२--सब्बांदुमुत चमत्कारलीलाकल्लोलवा रिषि: । 
अतुल्यमथुरपेमम श्डितप्रियमस्डल ॥३३॥ 


॥३४॥-- बडी 








रस १६१ 


हैं। माधुय में ऐदवर्य के गुरु पारा के मिश्रण से रस की तरलता कुछ बोभिल होने 
लगती है, वहाँ रस का आलह्वाद कुछ भारवाही होकर उतना सूक्ष्म नहीं रह पाता 
जितना व॒न्दावन में । श्रत' मथुरा मे रस की पूर्णंतम स्थिति, जो निरपेक्ष एवं प्रकारण 
होती है, न रह कर पूर्णंतर स्थिति रह जाती हैं। और जब यही पग्रानन्द कुदक्षेत्र के 
भीषण संग्राम में सक्रिय होता है, जब विश्व की कौरव परिस्थितियों का घटाटोप 
उसकी मधुरता को आच्छदित कर लेता है, तब मधुरता गोण हो जाती है, सद्भूषं 
मुख । वहाँ वेशधारी किशोरवपु श्रीकृष्ण का नही, चक्र-सुदर्शनघारी श्रीकृष्ण की 

विराटमृत्ति का ऐश्वर्य पर्णरूप से उद्घाटित हो जाता है। इस प्रकार द्वारिका 
श्रीकृष्ण के ललित आनन्द की नितान्त सापेक्ष्य गति हो जाती है, अ्रतएवं वहाँ उन्हें 
पूर्ण कहा जा सकता है प्र्णातम नही, पूर्गातर भी नही, पूर्ण इसलिए कि पूर्ण-ब्रह्म 
होने के नाते वे प्रत्येक भ्रवस्था में पूर्ण हैं । 

इस भक्तिरस में पूर्रातम, पूर्णातर, पूर्ण का निर्धारण विशुद्धल्प से प्रेम के 
भावावेग के झ्राधार पर किया गया है। कमंठ जीवन की नितान्त सरल भ्वस्था 
जहाँ है वहाँ वे पूर्णतम कहे गये । किन्तु श्रानन्द जब सत्ता के विरल कुड्ध अन्तरालों 
में ही विचरण न करके जीवन के युद्धक्षेत्र मे भी रथारूढ़ होता है तब तो उसकी 
ग्रभिव्यक्ति की पूर्रातम स्थिति समकनी चाहिए । सच्चिदानन्द की सत्ता भावजगत्‌ 
तक ही क्यो सीमित की जाय, कर्म जगत्‌ मे उतरने पर वह क्षीणतर क्‍यों अनुभूत 
हो ? श्रीकृष्ण से युक्त होकर सत्ता सभी परिस्थितियों मे उनका वही आनन्द क्‍यों 
न अनुभव करे ? योग-बुद्धिपरिचालित निष्काम कर्म किस प्रकार निहेतुक आनन्द 
को बाधित कर सकता है ? आनन्द की वही स्थिति पुर्णतम क्‍यों समभी जाय 
जिसमें गप्रपरिवर्तित रधुल जीवन की जड़ता से दृष्टि मूंद ली ग्रयी हो ? वस्तुतः 
झानन्द को सत्ता के समस्त अज्भो- प्रेम, प्रज्ञा, कम॑ - को अधिक्ृत करके प्रकट होना 
चाहिए । प्रेम मे तो वह किन्‍्हीं विरल क्षणो में प्रकट भी हो जाता है, कर्म एवं 
बुद्धि मे न प्रकट होना ही जीवन की बड़ी भारी विडम्बना है । 

जहाँ पर कृष्ण की शक्ति और प्रज्ञा उनके प्रेम्राक्रान्त भक्तों को दृष्टिग्रत 
नहीं होती, वह वृन्दावन है । मथुरा में कृष्ण के सोन्‍्दर्य के साथ शोल झौर शक्ति 
का योग भी होता है भौर द्वारिका मे उनके कमं, भाव एवं विचार की दिव्यता 
पुर्णारूपेण प्रभिव्यक्त होती है । द्वारिका में श्रीकृष्ण के पुरुषोत्त म-व्यक्तित्व में कर्म, ' 
ज्ञान एवं भाव का सुचारु सामझ्जस्य होने से उनका व्यक्तित्व वहाँ पूर्णातम माना जा 
सकता है। गीता के प्रणेता, कुरुक्षेत्र के सारथी तथा राजमहिषियों के भर्ता 
श्रीकष्ण के गम्भीर व्यक्तित्व से मध्ययुगीन कृष्णभक्ति श्रप्रमावित रही है। कानु' 
या कान्हा के चिर-किशोर, चञ्चल, छेल-छुवीले, निद्वंन्द स्वरूप को वह भ्राराघवा 


१६२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


के योग्य पूर्णातम रूप मानती हैं। किन्तु यह पूर्णातमता आझम्यन्तरिक पूर्णता है, 
ग्रन्तजंगत्‌ की एकाड्री निश्चिन्त सिद्धि है, सम्पूर्ण जीवन की सद्छुल साधना की 
सिद्धि नहीं, व्यक्तित्व के सृक्ष्म वायवीय वायुमण्डल की सिद्धि है, स्थुलपाथिवता की 
नहीं | जेसा कि पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण-भक्ति आ्रानन्द की 
घिद्धावस्था को लेकर चली है, साधनावस्था को नही ।* किन्तु अ.नन्‍्द केवल सिद्धि 
में ही नहीं, साधना में भी अनुभूत होना चाहिए। साधना की प्रक्रिया को हटाकर 
एकदम सिद्धि पर नही पहुँचा जा सकता। सत्ता के सबसे नमनोय शब्रश मे ही 
आनन्द प्रनुभव करना आनन्द की पूर्राता नहीं हो सकती, उस बज्ध से भी कठोर 
अथच कुसुम से भी सुकुमार सच्चिदानन्द ब्रह्म को उसकी समग्रता में ग्रहरा करने 
की दक्षता रसानुभूति की पुर्णातम स्थिति कही जायगी । 


नायक की दृष्टि से श्रीक्षप्ण चतुविध रूप में वर्णित हुए हैं--धी रोदात्त, 
घोरप्रशान्त, घीरललित एवं घीरोद्धत्त । सामान्यत: एक ही व्यक्त में इन चारों 
प्रकार का नायकत्व होता सम्भव नही है किन्तु श्रीकृष्ण समस्त गुणों एवं क्रियाओं 
के झ्ाधार हैं, उनके लीलावश यह चतुविधता परस्पर-विरोधी नहीं हो पाती । 
श्रीकृष्ण को विरुद्ध धर्मों का आश्रय कहा गया है, उनमें मानव-व्यक्तित्व के सारे 
विरोध एक विचित्र सामझ्जञस्य मे स्थित रहते हैं । श्रतएव एक झोर वे धीरोदात्त हैं 
तो दूसरी ओर धीरोद्धत्त । धीरोद्यत्त के समस्त लक्षण उनमे है, वे विनयान्वित, 
क्षमामुणशाली, करुण, हृढ़न्नत, भ्रात्मरलाधाशून्य, ग्रूढ़गवं, वीर एवं सुन्दर देहधारी, 
हैं-उदाहररखा स्वरूप इन्द्र के द्वारा वर्षा किये जाते पर उनका ग्रोवद्धंनंघारी रूप । 
धौरतलित कृष्ण मध्ययुगीन कृष्णभक्ति आन्दोलन के नायक हैं। उनमे रसिकता, 
नवयोबन, परिहास-पटुता, व निश्चिन्तता है, वे प्रेयसियों के वशीभूत रहते हैं, राघा के 
तो किद्सुर बने रहने में ही प्रपना सौभाग्य सराहते हैं । झ्ान्तप्रकृति, क्लेश सहनकारी 
विवेकी तथा विनय आदि ग्रुणों से समन्वित नायक धीरप्रशान्त कहा गया है; कृष्ण 
का घीरप्रज्ञान्त रूप पाण्डवों के बीच प्रकाशित होता है, वुन्दावनलीला में इस रूप का 
प्रस्फुटन भ्रधिक नहीं हुआ है। पीरोद्धत्त मात्तयंय्रुक्त, प्रहकारी, क्रोपपरवश, चज्चल 
एवं झात्मक्लाघी होता हैं, श्रीकृष्ण के घोरोद्धत्व का उदाहरण कालयवन के प्रसद्ध 
में दिया जाता है, यथा-- भरे पापरूपी यवनेन्द्र दादुर | झब निवृत्त होकर अन्धकूप 
के मतं में अपना निवास-स्थान बना, यहाँ कृष्ण नामक भुजड्भुस्वरूप मैं तुझसे खा जाने 
को जागरूक हूँ ।भेरा पराक्रम ज,नता नहीं ? मेरे अवहेलदापुर्वक ऊध्व में टष्टिनिक्षेप 





१--चिन्तामणि, पहला भावग--ले० रामचन्द्र शुक्ल, ( 'काब्य में लोकमजुज की साधनावस्था” ) 
+ बू७ २६५, प्रकाशक--इस्डियन प्रेस पब्लिकेशन्स प्राश्वेर लिमिटेड, भ्याग १६४८ 


रस १९३ 


करते ही ब्रह्माण्ड भस्म हो जाता है ।* यद्यप्रि मात्सयं इत्यादि दोषरूप प्रतीत होते 
हैं तथापि लीला में सहायक होने के कारण श्रीकृष्ण की गुणातीत निर्दोष पात्रता में 
वे गुण रूप में परिणत हो जाते हैं । 

श्रोकृष्ण में पुरुष-सम्बन्धी सारे सत्त्वगुरा विद्यमान हैं | शोभा, विलास, माघुर्य 
माजूल्य,स्थैयं, तेजस्विता, ललित, झ्ौदार्य -इन्हें पुरुष का सत्वगुण कहा गया है । ' 

तीच में दया, प्रधिक में स्पर्डदधा, गौयं, उत्साह, सत्य एवं दक्षता को झोभा 
कहते हैं, जैसे श्रीकृष्ण का इन्द्र के प्रति दया, दानव-बध इत्यादि में शूरता, उत्साह 
ग्रादि। जिससे वृषभ की भाँति गम्भीर गति, स्थिर निरीक्षण एवं सहास्य वावय 
प्रकट होता है, उसे विलास कहते हैं, यथा मल्लश्रेणी मे श्रीकृष्ण का विनयशुन्य 
स्थिर दृष्ठि निक्षेपपृर्वक हाथी की भाँति भूकम्प उठाते हुए सहास्यवदन मज्य पर 
गमन । चेष्टादि की स्पृहणीयता को माधुये कहते हैं। श्रीकृष्ण की सारी चेष्टाएँ 
मधुर हैं ज॑सा कि वल्लभाचार्य जी के मधुराष्टक में व्यक्त हैं। जिस गुण से व्यक्ति 
जगत्‌ का विश्वास-स्थल बनता है उसे माज्ुल्य कहते हैं। परमेश्वर होने के काररण 
श्रीकृष्ण, जगत के विश्वासस्थल हैं, ब्रजवासियों के तो वे सर्व॑स्व हैं। कार्य के 
विज्नाकुल होने पर भी प्रविचलित रहना स्थैये है । इन्द्र द्वारा अतिवृष्टि के कारण 
ब्रजवासी आकुल होने लगे किन्तु श्रीकृष्ण ने घैयंपूर्वक स्थिरता से सात दिनों तक 
गोवद्धंनपर्वत को घारण किया । अन्य के चित्त के भाव का अवगाहन करना तेज 
है। झवज्ञा की असहिष्णुता को भी तेज कहा गया है, जैसे ब्रह्मा द्वारा गोप-गोवत्स 
के हरण किये जाने पर श्रीकृष्ण का स्वरूप । 

प्रचुर खज्जार चेष्टा को ललित कहते हैं। कृष्ण वृन्दावन के अप्राकत मदन 
हैं, वें ललित गुणों के रत्नाकर हैं। झ्ात्मसमपंणकारिता को झौदाये कहते हैं । 
श्रीकृष्ण के उत्कट झौँदार्य का अवगाहन हितहरिवंश जी ने इन शब्दों में किया है-- 

प्रीति की रीति रद्भीलोइ जाने । 
जद्यपि सकल लोक चरवामरि दीन प्रपुनपां माने ॥रे 

श्रीकृष्ण के भ्नन्‍्य गुरा भी किव्चित वशणित हैं जेसे--सहाय, धर्मंविषय में 
गर्गमुनि आदि, युद्ध विषय में सात्यकि, मन्त्रणा मे उद्धवादि श्रीकृष्ण के सहाय कहे 
ग़ये हैं । 





१--भक्तिरसाम्त सिन्धु, दर्घिजविभाग, प्रथम लइरी (अच्युत भ्न्थमाला प्रकाशन), पृ० १७४ 
२--शौभाविलासो माधुय मांगल्य स्वैयंतेजबसी । 
ललितौदायमित्येते सत्वभेदास्तु पौरुषा: ॥१३१३॥।--वही 
३--हितनौरासी, पद सं० ४१ 
१३ 


१६४ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-मक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


कृष्ण भक्त 

कृष्णभक्ति ते भावति झ्न्त:करण वाले व्यक्ति को कृष्ण भक्त कहा गया है-- 
तदूमावभावित स्वान्ता: इृष्णभक्ता इततीरित: ।* कृष्णभज्त दो प्रकार के होते 
हैं- साधक एवं स्वयंसिद्ध । 

साधक भक्त वे हैं जिनमें कृष्णविषयक रति उत्तन्न हुई है। यद्यपि इनमें 
सम्यक रूप से विन्न निवृत्त नहीं हुए रहते, तथापि ये कष्ण-साक्षात्कार के योग्य 
होते हैं। सिद्धभक्त वे हैं जिन्हें कुछ भी क्लेश श्रनुभव नहीं होता, सववंदा कृष्ण 
सम्बन्धी कर्म करते हैं तथा सर्वंतोभावेन प्रेमसौख्यादि के श्रास्वादन में परायणा 
रहते हैं ।* 

सिंद्धभकत दो प्रकार के होते हँ--सम्प्रा मिसिद्धिरप तथा नित्य । जो भक्त 
साधन द्वारा किवा भगवत्कृपावश सिद्ध होते हैं उन्हें सम्प्राप्तिसिद्धिरूप कहते हें । 
ये दो प्रकार के होते है--साधनसिद्ध यथा रुक्मिणी आदि, कृपासिद्ध यथा यज्ञपत्नी 
झुकदेव इत्यादि । नित्यसिद्ध भवत वे हैं जिनके गुण श्रीकृष्ण की भाँति नित्य एवं 
प्रानन्दस्वरूप हैं, जो श्रपनी श्रपेक्षा श्रीकृष्ण के प्रति कोटिगुण अधिक प्रेमवान हैं, 
जेंसे-- नन्‍्दगोंप, श्रीदामा सखा ग्रादि । 

शान्त, दास पुत्र ग्रादि, सला, गुरुवर्ग व प्रेयसीगण --ये पाँच प्रकार के 
कृष्णभकत कहे गये हैं । 

उद्दीपन-- जो भाव उत्तेजित करते हैं, उन्हें उद्दीपन कद्ठते हैं। क्रष्णमक्ति- 
रस के उद्दीपन हैँ--श्रीकृष्ण के गुण, चेब्टा व प्रसाधन, हास्य, श्रज्भुगन्ध, वंझी 
श्रद्ध, तुपुर, भद्ध, पदचिह्त, शेत्र, तुलसी, भक्त, तद्बासर अर्थात्‌ एकादशी इत्यादि । 

गुण - गुण कायिक, वाचिक, मानसिक भेद से तीन श्रकार के होते हैं । 
वयस्‌, सौन्दयं, रूप एवं मृदुता इत्यादि को कायिक मुझ कहते हैं । यज्ञपि ये कायिक 
गुर उनका स्वरूप ही है भर्थात्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप से वे भ्रभिन्न हैं, स्वभ!वबद्ध हे, 
तथापि भेद स्वीकार करके उन्हें उद्दीपन विभाव में कहा गया है। 

१. वयस--कष्ण की वयस्‌ तीन प्रकार की है--कोमार, पौगण्ड तथा कैझोर । 





१--भक्तिरसासृत फ़ितु, दक्चिलविभाग, अवमलहरी, श्लोक १४२ 
२--वलन्‍नरक्यः सम्वक नैविभन्यमनुपागता: ॥१०४॥ 
इऋनससाकात्कृतों योन्वा: सापकाः इतिकीविंता: ॥१०५॥ 
खिलकलेशा: सदा ऋृष्णामितक्रिया: 
प्त्ताप्रेमसोस्वास्वादपरायसा: ॥१०६॥ 
- यहीं, भच्चुत गन्यमाला अ्रकाशन, १६८८ चिं० 





रस १६५ 


पाँच वर्ष तक कौमार, दस वर्ष तक पौगण्ड, तथा पदच्चादश वर्ष तक कैशोर, तदनन्तर 
घोडश वर्ष से योवन का झारम्भ माना जाता है । कीड़ाभेद से वत्सलरस में कौमार 
सख्य में पोगण्ड बयस्‌ उपयुक्त होती है, किन्तु मघुर रस के लिए केशोर ही श्रेष्ठ 
है | श्रीकृष्ण प्राय: सर्वरसाश्रय हैं प्रतएव उनमे सब वयसों के कारयिक उद्दीपन 
मौजूद हैं । इनमें से मुख्यतः बेशारावस्था को ही परम मधुर मान कर कुष्णुकाव्य 
लिखा गया है, इसलिए इस झवस्था का विस्तृत विवेचन हुग्ना है । 
कैशोर तीन प्रकार का होता है-- ग्रादि, मध्य, शेष या अन्त । ग्र।दि कैशौर 
में वर्ण में प्रनिवंचनीय उज्ज्वलता, नेत्रान्त में अरुण वर्ण कान्ति, तथा लोमावली 
प्रकाशित होती है | वैजयन्ती मयूर पुच्छ, नटवरवेश, वस्त्र-शोभा एवं परिच्छुद भादि 
कैशोर के उद्दीपन हैं। तीदण नखाग्र, चञ्वबन अूधनु व चूरांखदिर द्वारा रज्चित दन्त 
इत्यादि भी उद्दीपन हैं। मध्यकेशोर मे उरुद्वय, बाहुद्रय, एवं वक्ष.स्थल में कोई 
प्रनिवेचनीय शोमा, एवं मूर्ति में मघुरिमा प्रकाशित हुई रहती है । मन्दहास्ययुक्त 
मुख, विलासान्वित चञऊचल लोचन तथा त्रैलोक-मोहक गीत इत्यादि मध्यकैश्नोर 
की माधुरी हैं। रसिकता का सार विस्तार, कुज्जकीड़ा-महोत्मव, रासलीला आदि 
का प्रारम्भ इस वयस्‌ की चेण्ठाएँ हैं। शेषकशोर किदा चरमकंशोर के प्रवृत्त होंने 
पर सारे अद्भ पृवपिक्षा प्रतिशय उत्कषं घारण करते हैं एव उनमे स्पष्ट रूप से 
त्रिवली रेखा व्यक्त होती है | अन्तकशोर को ही नवयौवन कह कर भी उल्लिखित 
किया जाता है । इस वयस्‌ मे ब्रज देवियों के साथ पपूर्वे कन्दर्प क्रीडा रूप लीलानन्द 
के भावसमुदाय विकसित हुए रहते हैं । इस केशोर में श्रीकृष्ण के मोहक रूप का एचन्र 
पति सुन्दर उदाहरण भक्तिरसामृतसिधु में प्रस्तुत किया गया है-- 
कर्णाकरि सलीजनेन बिजने दूतीस्तुति प्रक्रिया, 
पत्युर्वंचनचातुरी गुणनिका कुण्जप्रयाणें निश्लि। 
बाधियें गुरुवाचि वेशुविद्तावुत्करंतेतिब्रतान , 
कंचोरेसर तवाद्य कृष्णगुरुणा गौरीगणा: पाठ्यते ॥* 
प्र्थात-- हे कृष्ण ! भ्रव तुम्हारा केशौर वयस्‌ गोपियों के ग्रुरुषदवी पर 
प्रारोहण व रके उनको सखियों के साथ कानाफूसी, निर्जन में दुतियों के स्तवन की 
रीति-पतिवन्चना में चातुर्य, रजनीयोग में कुड्जगमन का अभ्यास, गुरुवाक्य के प्रति 
बधिरता, तथा वेशुघ्वनि मे उत्कीणता इत्यादि ब्रतों का पाठ करा रहा है । 
२. सौन्दर्य--अ्रड्ों के यथायोग सन्निवेश को सौन्दययं कहते हैं। 





१--भक्तिस्सामृत सिन्धु -- दक्षिख विभाग, प्रथम लइरी, श्लोक १६८ 


१६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


३, रूप--जिसके द्वारा प्रलद्भारों की शोभा समधिक रूप में प्रकाश पाती है, 
उसे रूप कहते हैं । 

४. मृदुता--कोमल वस्तु के स्पर्श-प्रसहिष्णुता को मृदुता कहते हैं। 
नवधनश्याम सुकुमार श्रीकृष्ण का अज्भ इतना कोमल है कि नवपललव के सस्पशे- 
मात्र से विवर्ण हो जाता है । 

५. चेष्टा--रासलीला भ्रादि तथा दुष्टवध श्रादि लीलाओो को चेष्टा 
कहते हैं । 

६. प्रसाधन--वसन, शज्भार तथा भूषणादि को प्रसाधन कहते हैं । अ्ररुण, 
कुमकुम, व हरिताल वर्ण के युग, चतुष्क व भूयिष्ठ भेद से श्रीकृष्ण के वसन तीन 
प्रकार के होते हैं--युगवसन्‌, परिधान व उत्तरीय । 

चतुष्क के भ्रन्तर्गंत चञ्चुक (जामा,, उष्नीष (पाग।,तन्दुबन्ध (उदरबन्ध), एव 
प्रस्त॒रोयक भ्र्थात्‌ परिधेय ब्राता है। 

नटवेश के उपयुक्त खण्ड एबं भ्रखण्ड नाता वर्ण के वसन को भ्रूयिष्ठ 
कहते हैं । 

७. झाकल्प--केशबन्धन, आलेप, माला, चित्र, तिलक, ताम्बुल तथा 
क्रीड़ापद्म को भ्राकल्प कहते हैं । 

जुट (ग्रीवा के पीछे केशबन्धन), कवरी (पुष्पादि द्वारा केशबन्धन), चूड़ा 
(भद्धंबद्ध केश ), वेणी (पृष्ठभाग में लम्बित केशझिल्प) इन सबको कैशबन्धन 
कहते हैं । 

इवेत, चित्रवर्स तथा पीत--इन तीन रज्ज़ों का आलेप होता है । 

माला तीन प्रकार की होती है--वैजयन्ती, भ्र्थात्‌ पत्नचचवर्ण के पृष्पों 
से निभित जानुपर्यन्त लम्बित माला, रत्नमाला एवं वनमाला भ्र्चात्‌ पादपर्येन्त लम्बी 
पत्रपृष्पमयी माला । कुछ विक्षेष मालाएं मी हैं जेसे वैकलक्षक अर्थात्‌ वक्षस्थल में 
बक्माव से निश्षिप्त माला, झापीड़ ग्र्थात्‌ चूड़ावेष्टन माला, प्रालस्ब अर्थात्‌ कण्ठदेश 
से सरलमाव से ब्रस्वित माला । 

इवेत, पीत व अस्णवर्ण मकरी पत्र निर्माण तथा घिक्षक रचना को चित्र 
कहते हैं । 

८. भध्कन--किरीट, कुम्हल, हार, चतुष्की, वलय, प्रद्भरीयक, कैयूर व नूपुर 
इत्यादि को रत्यसुथरा कहते हैं । 

पृष्प ध्ादि द्वारा किये गये भूषण को वन्यभूषस कहते हैं! गेरिक आदि 

धातुनिभित तिलक को पत्रभद्भ इत्यादि कहा जाता है । 


रस श्श्ज 


९, स्मित--स्पष्ट ही है ।* 
१०. अ्रद्धपौरम भी स्पष्ट है। कृष्ण के अड्भ की दिव्यगन्ध भक्तों को 
उन्मादित करती है । 
११. बंश--वेण, मुरली तथा वंशिका भेद से वश तीन प्रकार का होता है । 
वेण वह है जो बारह अगुत्र लम्बी तथा अंगूठे के बराबर मोटी होती है 
प्रौर छः छिद्रो से युक्त होती है, इसे पाविकाख्य वेण कहते हैं ।* मुरली दो हाथ 
लम्बी, मुश्ल में रन्‍्ध्न तथा चार स्वरो के छिठ्रों से समन्वित होती है।' वंशी में एक 
अंगुल के अन्तर पर आ्राठ छिद्र होते हैं, साध अंगुल के प्रन्तर पर मुखछिद्र, ऊपर 
चार अ्गुल, पीछे तीन अंगुल, एवं ग्रन्यि का परभाग ग्रद्धश्रगुन होता है । इसमें 
नौ छिद्र होते हैं तथा यह ससदश अग्ुल लम्बी होती है ।* यदि उस वंशी का मुख- 
छिद्र व स्वरछिद्र दम अंगरुल के व्यवधान पर हो तो उसे महानन्द व सम्मोहिनी, 
द्वादश अंगुल के अन्तर पर हो तो आकर्षिणी, चतुर्दंश झंगुल पर हो तो आनन्दिनी “ 
कहते हैं। यह आवन्दिनी भोपों को प्रिय हैं एवं बल्लुली नाम से अ्भिहित की 
जाती है । 
वंशी मणिमयी, हैमी व वेशवी होती है। मश्िमयी का नाग्र सम्मोहिनी, 
स्वर्शनिभिता का नाम आकर्षिणी तथा बासनि्सिता का नाम आभ्रानन्दिनी है । 
१२: शूज़--मागे पीछे स्वर्ग द्वारा बद्ध तथा मध्यभाग मे छिद्रयुक्त रत्नभूषित, 
मन्त्रणा ध्वनिकारी, बनमहिय के सींग को श्वुक्ल कहते हैं ।* 
१३. नपुर--स्पष्ट है । 
१--रसखान -कानन दे अंगुरी रहिनो जबहीं मुरली धुंन मन्द बजहें । 
मोहनी वानन सो रसखानि अठा चढि गोधन नैहैं सो गैहैं ॥ 
टेरि कद्दों सिगरे जब लोगनि कालह्दि को कितनौ समुमैदें । 
माइरी वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैह न जैदे न जैदे ॥ 
--रसखान और घनानन्द, रसखान, पद स॒० ४६ 
२--पाविकाख्यों भवेद्व जुर्दादशांगु लद्ैध्य॑भाक्‌ । 
स्थौल्येंपज्ुष्शमितः पद्मिरेष. सन्‍्मेःसमन्वित: ॥१८७॥ 
--भक्तिर्सामृत सिख, दक्षिण विभाग, मथम लदरीं 
ह -..हस्तद्व यमितायामा मुखरन्भसमन्विता । चतुःस्वरच्छिदयुक्ता मुरली चारुनादिनी ॥१८८:॥--कही 
४--अर्दाहुलान्तरोन्मान॑ तारादिविवराष्टकम्‌। ततः सा्दान्लुलाइबत्र मुखरस्यतर्थागुलम्‌ ॥ 
शिरो वेदाहुलं पुच्छे ब्यछुलं सा तु बंशिका । नकरन्या स्टृता सप्तदशाजुलमिता बुचै: ॥१८६॥ 
- कही 
४--आबन्तु गले देम निबद्धाश्रिमपस्चिमस्‌ । रक़्जालस्फुरमध्यं मन्त्रपोष््िर्ष सूठठम्‌ लि 


श्श् मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


१४. शह्गु--कम्बु कई प्रकार का होता है। दक्षिणावत्ते शद्धु को पाञ्चजन्य 
कहते हैं । 

१५. पदाज--चरणचिहक्न देखकर भक्त पुलकायमान होते हैं । 

१६, क्षेत्र--घाम | 

१७. तुलसी--स्पष्ट है । 

१८, भकत--ध्पष्ट है । 

१६. तहासर--कृष्ण से सम्बन्धित पुण्यदिवस, जैसे भाद्रकृष्णाष्टमी इत्यादि। 
अनुमाव 

जो भाव उद्भास्वरगत चित्त के भावसमृह को प्रकाशित करके उन्हें वाह्म 
विकार की भाँति दर्शाते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। यो कृष्ण रति में वे ही अनुभाव 
कथित हैं जो काव्य में रस के प्रसदड् मे वशणणित होते हैं, किन्तु इसके कुछ विशेष 
झनुभाव भी हैं, जो साधारणतया प्रचलित झनुभावों से भिन्‍न हैं। वे हैं--नृत्य, गीत, 
ऋरोशन, तनुमोटन, हुद्भार, जम्मण, दीघ॑नि:इवास, लोकानपेक्षिता लालाखब, अट्ठ हास, 
घूर्णा व हिक्‍का ।* इन भनुभावों का प्रकाशन स्वयं चेतन्य महाप्रभु की देह में हुआ 
करता था । 

इन पअ्रनुभावों की समष्टि का नाम शीत तथा क्षेपण है झोर जुम्मा इत्यादि 
को शीत तथा नृत्यादि को क्षेपण कहते हैं । 

भक्ति के सन्दर्भ में थे अनुभाव अपना विशेष भ्र्थ रखते हैं। आनन्द के 
अतिरेक से भगवत्परीति का प्रभाव जब देह में सम्न्बरित होने लगता है तब भक्त 
एक विश्षेष प्रकार के पद एवं श्रद्भध-सञ्चालन मे प्रवृत्त होता है जिसे नृत्य कहा जा 
सकता है । यद्यपि नृत्य की शाज्य्रीयता इसमें नहीं होती तथापि अन्तर के भाव-विश्लेष 
को व्यक्त करने में यह अपनी भज़िमाओ्रों में पुर्ण सक्षम होता है। जग्रन्नाथ का 
झावाहइन करते हुए दोनों बाहुओ का ऊध्वंवोत्तोलन प्रमु-मिलन की अभ्रभीप्सा को 
अभिव्यक्त करने में समय हैं। अज्ो को समलय में दाहिने-बाँये दोलित करते रहने 
की क्रिया कीतंन के नृत्य में देखी जाती है। शरीर में जिस भावलहरी का सम्चार 
होता है वह इस दोलन में प्रकट होती है भ्रथवा देह की ऐसी गति भक्त को सामान्य 
देह चेतना से मुक्त करने में सहायक होती है भर उस विश्लेष छुन्द को उतार ब्ाती 
है जो भगवद्रति की भावमज्जूषा को वहन करने मे समर्थ होता है । 

भावावेत को प्राप्त करने किया अभिव्यक्त करने में गीत सबसे भ्रधिक 





१--नत्वं विल्छ॒ुस्टित॑ नौत॑ क्रोशन तनुमोटनम्‌ । हुड्डारों जम्भखं श्वासभूमा लोकानपेद्िता । 
जालालावोइइहासशस्व पूर्शाइिककादयो5पिच ॥२॥-- भ० २० सि०, दिल विभाग, द्वितीय लहरी 


रस १९६ 


स्वाभाविक उपकरण है। अन्तरचेतना का आझावेग जब श्रहूं के प्रवरोधों को काटता 
हुआ प्रवाहित होता है तब गीत के भावुक शब्दों तथा स्वरों में ही काकलित हुआा 
करता है। गीत प्रीति-निवेशित हृदय की सहजतम भाषा है, भावावेग की यह प्रथम 
एवं झ्निवारय अभिव्यक्ति है | 

क्रोशन एक विशेष प्रकार का उच्च रव हैं जो कदाचित्‌ भगवान्‌ की महिमा 
के स्मरण से उत्पन्न होता है, भ्थवा प्रीति की किसी प्रबल वासना मा भ्रनुमृति को 
व्यक्त करता है। 

भाव के विकार से जब्र देह आ्राक्रान्त होता है तब साधक का झरीर भनेक 
भड्िमाश्रों मे स्वतः मुड़ता रहता है। वस्तुत: भ्रतिचेतन का भार जब देहचेतना पर 
पडता है तब उसकी तमस-तन्द्रा को काठनेवाली उसमें भ्रमेक क्रियाएं होती हैं जिसके 
फलस्वरूप वह विचित्र रूप से मुड़ता है। इसे तनुमोटन कहा गया है। स्तायुप्रों में 
चिद्रस के सव्चार से चैतन्याविष्ट साधक में तनुमोटन की क्रिया देखी जाती है । 

प्रायः साधक किसी भावान्वेषण या मावानुभुति में खोकर आत्मविस्मृत 
चेतना में पहुँच जाता है। उसका चित्त निमीलित हो जाता है झोर जब वह 
सुषुप्ति-चेतना में किन्ही गहनतर अनुभूतियों को प्राप्त करता है तब जृम्भा प्रनुभाव 
प्रकट होता है। सुषुप्ति की स्वप्निल-दक्षा में ही यह अनुभाव श्रायः व्यक्त हुमग्ना 
रहता है । 

हुड्डार एवं अ्रद्टह्ास, भाव के ग्रति क्षोभ में प्रकाशित होते हैं । 

दीघ॑नि:श्वास विरह में अधिक प्रकाहित होता है, मानपिक मिलन की झनुभूति 
में भी यह विद्यमान रहता है । प्राणवायु की गति जब वाह्म-चेतना से हटकर नितान्त 
प्रस्तःप्रदेश में पहुँचने का प्रयास करती है तब भक्त की निःश्वास भ्रत्यन्त गहरी एवं 
दींघे हो जाती है । हठयोग में चित्त को समेठने के लिए प्राणायाम का आश्रय लिया 
जाता है, भक्तियोग में यह भाव के दबाव से स्वतः साबित होता है । 

मन के एकदम अ्न्तराल में डूब जाने पर जब वाह्य-चेतना पर नियन्त्रख 


समाप्त होने लगता है तब लालाखव का बिहद्ध देखा जाता है । 
किसी अलौकिक वस्तु के सस्पर्ध से मन की जो चकित अथच सम्मोहित दक्षा 


उत्पन्न होती है, उससे उद्धूर्ण प्रकाशित होता है। मावक का आत्महारा चित्त 
सम्मोहन में बद्ध होकेर विजड़ित तथा घृशित होने लगता है, यही भक्ति की उद्‌धूर्खा 


प्रवस्था है । 
प्रात्मा की महत्तर पुकार के लिए लोक की सीमित मान्यताओ्ों, कृत्रिम 


मर्यादाओं-का त्याग लोकापेक्षा-परित्याग (लोकानपेक्षिता) है । भक्त जिस ऊध्वंशत 
का भावाहन खुनता है उसकी दिव्य पुणुँता के भ्रागे जीवन-जगत्‌ की सानव-निर्मित 






































२००... मध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैेतस्य-सम्प्रदाय 


मान्यताएँ अ्रपूर्ण, संकुचित तथा बालकोचित लगने लगती हैं । उसे लोक की अपेक्षा 
नहीं रह जाती । उसका मन जिस चेतना में निष्क्रण करने लगता है, उसमें 
सांसारिक मूल्यों का स्थान नगण्य होने लगता है। 'हद' को छोड़कर “बेहद' में प्रवेश 
करने के लिए इनका तोड़ना आवश्यक भी है, अ्रन्यथा शअ्रसीम में प्रवेशाधिकार नहीं 
मिल पाता । द 

हिक्‍का की झनुभाव दशा अत्यन्त दुलंभ है। देह की प्रफुल्लता एवं रक्तोद्‌गम 
इत्यादि जो और अनुभाव हैं, वे भौर भी विरल हैं। इसलिए भक्तिग्रन्थों में उनका 
उल्लेखमात्र है, वर्णन नहीं । अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु के देह में इन विरल अनुभावों 
का भी प्रकट होना वर्णित है । द 
सात्विक क्‍ 

साक्षात्‌ कृष्ण सम्बन्धी प्रथवा किड्चित्‌ व्यवधान के कारण भावसमूह द्वारा 
चित्त के आकान्त होने को सत्व कहते हैं ।* सत्व से उत्पन्न भावों को सात्विक कहते 
हैं। सात्विक तीन प्रकार के होते हैं--स्निग्घ, दिग्ध तथा रुक्ष । 

स्निर्ध--स्निग्ध सात्विक, मुख्य और गौरा भेद से दो प्रकार का होता है । 
मुख्यभाव द्वारा आ्राक्रान्त सात्विक का नाम मुख्य है, इस मुख्यमाव के साथ श्रीकृष्ण का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है। गौण रति द्वारा प्लाक्रान्त भावों को गौण कहते हैं, इस गौण 
सात्विक में किडिचचत्‌ व्यवधान से कृष्ण के साथ सम्बन्ध हुआ रहता है । 

दिश्घध--मुख्य व गौण-रति व्यतिरेक जातरति जन का मन यदि भाव द्वारा 
आकान्त हो झौर वह भाव रति का अनुगामी हो, तो उसे दिग्ध सात्विक कहा जाता 
है। जेसे, निशान्त में स्वप्नावेश के कारण प्राजुरा में लुण्ठित पूतना को देख कर 
_यद्योदा कम्पित होने लगीं तथा व्याकुल चित्त होकर पुत्र का अ्रन्वेषण करने लगीं । 
यहाँ पर रति की अनुगामिता के कारण इस कम्प को दिग्ध सात्विक कहा गया है । 
रुक--यदि कभी मधुर एवं आ्राइवर्यंमयी भगवत्कथा से रति घृन्‍्य जन के हृदय 


में आनन्द विस्मय आ्रादि द्वारा भावों का उदय हो तो उसे रुक्ष कहते हैं । 
ष्ण रति के सात्विक भाव वे ही परम्प रागत ग्राठ हैं स्वेद, रोमाउ्व 











प्रारा जब 
तेजस्थ होता है तब 





स्थ होता है तब स्तम्भ, जब जलाश्रित होता है तब भश्ु, जब 
एवं जब आ्राकाशाश्रित होता है तब प्रलय विस्तार करता है 























रस २०४६ 


और जब वायु में ही स्थित रहता है, तब क्रमशः मन्द, मध्य, तीव्र भेद के भनुसार 
रोमाओ्, कम्प व स्वरभेद इन तीन सात्विकों का विस्तार करता है। इनका विस्तृत 
वर्णान भी प्रस्तुत किया गया है-- 

१. ध्तम्भ--हषं, भय, आइचयं, विधाद एवं ग्रमर्ष से स्तम्भ उत्पन्न होता 
है। इसमें वाक्य-रहितता, निश्चलता, शून्यता आदि प्रकाशित होते हैं । 

२. स्वेद--हषं, क्रोध, भयादि जनित शरीर की प्राद्ता को स्वेद कहते हैं । 

३. रोमाञ्च--प्राइ्चर्यदर्श न, ह॑ , उत्साहु व भय के कारण रोमाश का उदय 
होता है । 

४. स्वरभेद--विषाद, विस्मय, क्रोध, आनन्द व भयादि से स्वरभेद उत्पन्न 
होता है । गद्गद वाक्य को स्वरभेद कहते हैं। 

५. वेषथु--वित्रास, क्रोध व हर्षादि द्वारा गात्र का चाखल्य वेपथु अथवा कम्प 
कहलाता हैं । 

६. बैवष्यं--विषाद, क्रोध व भयादि से उत्पन्न वर्णाविकार का नाम वैवष्य 
है। इसमें मलिनता व कृशता भी आ जाती है। 

७. झश्यु--हष॑, क्रोध, विषाद प्रादि के द्वारा बिना प्रयत्न के नेत्रों में जो 
जलोद्गम होता है, उसका नाम अश्रु है। हषजनित पश्रु में शीतलता तथा क्रोधादि- 
जनित अश्व में उष्णाता होती है । 

८. प्रलय--सुख-दुःख रहित चेष्टा एवं ज्ञानजुन्यता का वाम प्रलय है, इसमें 
मुमिनिपतन आ्ादि अनुभाव प्रकाशित होते हैं। 

ये सात्विक उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कर घृमायित, ज्वलित, दीध्र व उद्दौपत 
अवस्थाएं धारण करते हैं। उक्त वृद्धि बहुकाल व्यापित्व, बहुश्रज़ुव्यापित्व तथा 
स्वरूपोत्कर्ष के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं। प्श्रु व स्वस्भेद के झतिरिक्त 
स्तम्भादि भावों का सर्वाद्भ व्यापित्व है । 


सात्विक की भ्रवस्थाएँ 
धुमायित--जो भाव स्वयं था द्वितीय भाव के साथ युक्त होकर अ्त्यल्व 


प्रकाशित होता है एव जिसे गोपन नहीं किया जा सकता, उसका नाम घुमायित है।* 
ज्वलित--दो-तीन सात्विक भाव यदि एक ही समय में उदित हों शौर 


१--अद्वितीया अमीसावा अबवा साद्रितीयका: । ईपदव्यक्ता अपहोत' शक्‍्या शूमायिता मताः ॥डंडी। 
- भक्तिस्सामृठसिन्धु, दक्षिख विभान, तृतीय लदरी 


२०२ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उन्हें कष्टपर्वंक गोपन किया जा सके, तब उसे ज्वलित कहते हैं ।* यथा किसी 
वयस्क गोप ने श्रीकृष्ण से कहा, हे सखे ! वन में तुम्हारी वंशीष्वनि के करों में 
भेषसीमा तक प्रवेश करने पर मेरा हाथ कम्पित होकर ज्ञीघत्र गुझ्जा ग्रहण नहीं कर 
पाया, दोनों नेत्र अश्रपूर्ण होकर मपूरपुच्छ नहीं पहिचान सके, एवं उरुद्यं स्तम्भयुक्त 
होकर एक पल भी नहीं चल सके । हे बन्धु ! तुम्हारी वंशी की कैसी श्राइच्यमयी 
महीयसी क्षवित हैं ।* 

बीप्त--वृद्धिप्रात्त तीन-चार प्रथवा पाँच सात्विक भाव यदि एक ही साथ 
उदित हों और उन्हें संवरण न कर पाया जाय, तो उन्हें दीप्त कहते हैं।रे 
यथा, राघा की कोई सल्ली राधा से कहती है, हें सखि ! ग्राँखों में अश्रु श्रा 
जाने पर वृथा क्यों पृष्परज को गज्ञित कर रही हो, गरात्र रोमाज्चित होने पर 
शीतल वायु के प्रति क्यों श्राक्रोश प्रकट कर रही हो, उद्स्तम्भ के कारण वन- 
विहार के प्रति क्‍यों क्षुब्ध हो रही हो, राधे ! स्वरभेद तुम्हारी मदनवेदना प्रकाशित 
किये दे रहा है ।* 

उद्दीप्त--एक ही समय यदि पाँच, छः ग्रथवा सारे सात्विक भाव उदय 
होकर परमोत्कषं प्राप्त करें, तब उन्हें उद्दीत्र कहा जाता है ।* उदाहरशास्वरूप, है 
पीताम्बर ! आ्राज तुम्हारे विरह में गोकुलवासी घममंयुक्त होकर कम्पित व पुलकित 
अज् द्वारा स्तम्भ धारण कर रहे हैं, श्राकुल होकर चाटुवाक्य द्वारा विलाप कर रहे 
हैं, भ्रत्यधिक ऊष्मा द्वारा स्‍लान, एवं नेत्राम्बु द्वारा आई होकर अतिशय मोहित हो 
रहे हैं ।* 

सात्विक भाव, महाभाव में परम उत्कर्ष धारण करते हैं, इसलिएं सारे भाव 
मरह्ममाव में सुद्दी्त होते हैं । 

सात्विकासास --सात्विक में बार प्रकार के झामास सम्भव हे--रत्याभास, 





१--तै दो क्यों वा युगफ्दयान्त: स्वप्रकर्त दर्शा। 
शक्‍या: ऋषच्छे श निड्ठोतु' ज्वलिता इति कोर्तिता: ॥४४॥ 
“-भक्तिरसामृतसिन्धु, दष्षिख विभाग, तृतीय लइरी 
३--बही, सलोक ४४ 


३--०औद़ां चित्रतुरा व्यक्ति प्॑च वा युगपदगता 

पकरीतुमशक्यास्ते. दीप्ता. पीरेरूदाइता: ॥४५४॥--वहो 
४--अही, श्लोक ४५ 
४--एकदा व्यमितिमापन्ना: पत्नथा: सब्बें एवं वा। 
“ चाहा परमोतक्कपंसुद्रीक्षी इसि कीतिताः भरृ६४--वबही 
ई---कही, सलोक ४६ 





रस २०३ 


सत्वाभास, निःसत्व एवं प्रतीप । ये सब माव पूर्व॑-पूर्व श्रेष्ठ है। रति के प्रतिब्रिम्ब 
हेतु रत्यामास, ह्ष-विस्मय आदि के द्वारा चित्त के ग्ाकान्त होने पर सत्वाभास, 
हु विस्मयादि के आभास से भी वाह्य अन्तर स्पर्श ने करने को निःसत्व कहते हूँ, 
तथा विरोधीभावजनित प्रतीप देष का विषय बनता है | 


मुमुक्ष में रत्यामास हुआ रहता है जेसे किसी वाराणसीवासी का संन्‍्यात्ती 
सभा में हरिचरित्र का गान करते-करते पुलकाकुल होकर प्रश्नु द्वारा गण्डों का 
सिऊचन करना । 

जाति से इलथहृदय में उदित हषं, विस्मय भझ्रादि के भ्राभास को सरवाभांस 
के कारण सत्वाभासभव कहते हैं। जैसे कृषप्णलीला श्रवण करते-करते प्राचीन 
मीमासक का भ्रानन्दित होकर पुलकान्वित होना । 

स्वभावशतः या अ्रभ्यासवशत: ऊपर से कोमल श्रन्तर से कठिन हृदय में 
सत्वाभास व्यतिरेक कही अश्रु पुलक आदि नहों देखा जाता, ऐसे को निःसत्व 
कहते हैं । 

श्रीकृष्ण के शत्रुओ्नों में क्रोचप, भय आदि द्वरा जो सात्विकाभास हुआ रहता 
हैं, उसे प्रतीप कहते हैं । 

व्यभिचारी--वाक्‍्य भृनेत्रादि अद्भ एवं सत्वोत्पन्न भाव द्वारा जो सब भाव 
प्रकाशित होते हैं, उन्हें व्यभिचारी कहा जाता है । व्यभिचारी भाव में गति सल्चार 
करते है, इसलिए उन्हें सचारी भी कहा जाता है।"* कृष्ण रति भ्रन्त.सत्ता का 
स्थायीभाव है, देह, मन, प्राणु के भाव जब उसके अवरोधक न बनकर उसे पुष्ट 
करते हूँ तब वे भक्तिरस के सारी की संज्ञा पाते है । 

व्यभिचारीमाव स्थायीभाव में मगत होऋर तरज्भु की भाँति स्थायीभाव को 
बद्धित करते हैं, इसलिए ये स्थायीभाव का स्वरूप प्राप्त किये रहते हैं । 

कृष्णुरति में वे दो सच्ाचारी कथित हुए हैं जो काव्य परम्परा मे अन्तर्मुक्त हैं । 
ग्रवश्य ही इनका आध्यात्मिक पक्ष भी उद्घाटित किया गया है । 

ये सचारी हे--निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, यवव, शद्भा, त्रास, 

भावेग, उन्‍्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, भालस्य, जाय, ब्रीड़ा, भ्रवहित्या, 
स्मति, वित्क, चिता, मति, घृति, हुं, उत्सुकता, उम्रता, भ्रमर्ष, असुया, चपलता, 
निद्रा, सुप्ति, बोध । 





१- वायाइसल्वद्त्या ये ब्ेयास्ते व्याभिचारिख:। 
सुन्चारयग्ति भावरय गति सब्चारियोंडषि ते ॥शा। 
--भक्तिरसामतसिन्धु, दक्षिख विभाग, चतु्ये लइरी 


२०४ मध्ययुगीन हिम्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


इनमें से कुछ का विवरण दिया जा रहा है-- 

१. निर्वेद--महादुःख, विच्छेद, ईर्ष्या, सद्वविकादिकल्पित अर्थात्‌ भ्रकत्तंव्य के 
करण तथा क्तंव्य के प्रकरण निमित्त चिन्ता तथा अपने झअपमान---इन सबसे निर्वेद 
जन्म लेता है। इसमें चित्ता, अश्रु, वैवण्य देन्य एवं दीर्घ निःश्वास झादि अनुभाव 
प्रकट होते हैं । 

२. विषाद--इृष्ट वस्तु की प्राप्ति, प्रारब्ध कार्य की असिद्धि, विपत्ति एवं 
प्रपराध आदि जनित जो अनुताप होता है, उसका नाम्र विषाद है। 


विषाद मे उपाय व सहायता का झनुसन्धान, चिन्ता, रुदन, विलाप, वास, 
वैवर्ण्य व मुखशोष आदि अनुभाव प्रकट हुए रहते हैं । 
३. देन्य -दुःख, त्रास, व अपराधादि से जो दौबंल्य होता है, उसका नाम 


दैन्य है। चाहु, हृदय मे क्षण्णता, मलिनता, चिन्ता एवं अद्भ की जड़ता इसमें 
प्रकाशित होती है | 


४. अम--पथ, नृत्य तथा रमणादिजनित खेद को श्रम कहते हैं। निद्रा, 
धर्म, ्ज्जग्रह, जुम्भा, दीघंनिःशवास भ्रादि इससे उत्पन्न होते हैं । 

५. मद- ब्लाननाशक आह्लाद का नाम मद हैं। यह दो प्रकार का होता 
है--मघुपानजनित तथा कन्दर्प विकारातिशय जनित | गति, भझ्ज्भू, वाक्यस्खलन, 
नेत्रघूर्णा आदि इसके विकार होते है। उत्तम व्यक्ति मद उत्पन्न होने पर सोता है, 
मध्यम व्यक्ति हास्य व गायन करता है, एवं कनिष्ठ व्यक्ति स्वेच्छानुसार निष्ठुर 
वाक्य प्रयोग तथा रोदन करता है। 

६. झआावेग--चित्त सम्भ्रमकारी सचखारी को प्रावेग कहते हैं। यह आावेग 
प्रिय, भ्रप्रिय, अग्नि, वायु, वर्षा, उत्पात, गज एवं झत्र से उत्पन्त होकर झ्लाठ प्रकार 
का होता है । 

७. उनन्‍्माव--म्रतिशव आनन्द, आपद एवं विरहु आदि जनित हृद्॑अ्रम को 
उनन्‍्माद कहते हैं। भ्रट्टहास, नटन, सद्भीत, व्यर्थच्रेष्ठा, प्रलाप, धावन, चीत्कार 
इत्यादि कियाएँ उन्माद में प्रकट होती हैं । 

८. सोह---हष॑, विच्छेद, भय एवं विवादादि से उत्पन्न मन को मूढ़ता 
भ्र्यात्‌ बोधझुन्यता मोह है । भूमिपतन, झवश्नेन्द्रियता, भ्रमण एवं निशचेष्टता आदि 
विकार इसमें प्रकात्ष पाते हैं । 

६. मुत्ि--विधाद, व्याधि, ऋास, प्रहार एवं सलानि इत्यादि द्वारा जो प्राण 


पर 


रस २०१४ 


त्याग होता है, उसका नाम मृति है| इसमें अ्रस्पष्ट वाक्य, देहवेवण्यं, अल्पशवास एवं 
हिक्‍्कादि हुआ करते हैँ । 


०४०] 


१०. जाइय--इष्ट एवं झनिष्ट के श्रवण, दर्शन एवं विरहादिवनित 
विचारशुन्यता का नाम जाइय है। यह मोह की पूर्व तथा पर अ्रवस्था है। इसमे 
प्रनिमिष नयन, तुष्णीभाव तथा विस्मरण प्रकाशित हुए रहते हैं । 


११. घति--ज्ञान, दुःखाभाव व उत्तम वस्तु की प्राप्ति, भ्र्थात्‌ भगवत्सम्बन्धी 
प्रेम के द्वारा मन की जो पूुर्णाता, अचञ्चलता है, उस्षका नाम घृति है । इसमें श्रप्रापत 
व शअ्रतीतनष्ट के कारण सोच नही होता । धृति ज्ञान से भी उत्पन्न हो सकती है। 


१२. लिद्रा--चिन्ता, आलस्य, श्रम ग्रादि के निमीलन अर्थात्‌ वाह्मवृत्ति के 
ग्रभाव को निद्रा कहते हैं। भक्त के हृदय में किसो प्रकार की क्ृष्ण-स्फूर्ति होने से 
हन्मीलन की पूर्वावस्था को निद्रा कहते हैं । 


१३. सुप्ति--नाना प्रकार की चिन्ता व नाना विषय के प्रनुभव स्वरूप 
निद्रा का नाम सुप्ति है। इसमें इन्द्रियों की प्रवसन्तता, निःश्वास एवं चक्षु-निमोलन 
हुआ रहता है । 

१४. बोध--प्रविद्या, मोह, निद्रा भ्रादि के घ्वंस द्वारा प्रबुद्धता शअर्थात्‌ 
ज्ञानाविर्भाव का नाम बोध है। मोह विनष्ट होने पर दब्द, स्पर्श, गन्‍्ध व रस द्वारा 
भगवद्‌-विषयक ज्ञान होता है| इसे ही बोध कहा गया है । 

इसी प्रकार अन्य सञ्चारियों का भी विस्तृत वर्णान है। जेसे, उन्‍्माद 
साधारण चित्तविक्षेप न होकर एक गअतीन्द्रिय अनुभव है जिसमें भक्त पर सम्पूराँ 
आत्म-विस्मृति छा जाती है! मृत्यु कोई लोकिक दमा नहीं है, यह भक्त की समग्र 
वाह्मचेतता का लोप है, भक्ति की अन्तदचेतना इतना भाच्छादित कर लेती है कि 
भक्त की सारी चेष्टाएँ प्रवसन्त हो जाती हैं भ्ौर वह वाह्मतः मृत्यु की निरचलता 
प्राप्त कर अन्तरतम में भगवत्सान्तिध्य में निमर्न रहता है। वस्तुतः मृत्यु भक्ति की 
सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञानमार्ग में इसे निविकल्प समाधि कहा गया है भौर भक्तिमा्े 
मे संविकल्प समाधि । इसी प्रकार निद्रा भगवच्चिन्ता मे झृन्यचित्तता एवं भगवातू 
के सम्मिलन से उत्पन्त भानन्द की व्याप्ति से उत्पन्त होती है। चिन्मय भक्ति में 
तमोमुरामयी निद्रा का सव्चार नहीं होता | भगवद्भक्ति की निद्रा प्राकृत न होकर 
भावसमाधि-मात्र होती है। परमानन्दमय श्रीकृष्ण के निमित्त श्रायास-तादात्म्यापति 
में श्रम होता है। कृष्णभिन्‍न अन्य-सम्पकित क्रिया में भालस्य उत्पन्न होता है । 
भगवहश्लंन श्ादि की वासना उद्बुद्ध होती है, इसलिए बोध उत्तन्न होता है। 


२०६ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्जदाय 


मगवत्मीति में अ्धिष्ठान के कारण निर्वेद झ्रादि व्यभिचारी भावसमृह लौकिक 
मुणमय भाव की समाँति प्रतीत हँने पर भी वास्तविक पक्ष में गुणातीत हैं ।* 

सज्चारीभाव दो प्रकार के होते हैं--परतन्त्र एवं स्वतन्त्र । 

परतन्त्र--ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भेद से परतन्त्र दो प्रकार का होता है। वर 
या ज्येष्ठ परतन्त्र साक्षात्‌ एवं व्यवधान भेद से दो प्रकार का होता है । जो ज्येष्ठ 
किया वरपरतन्त्र साक्षात्‌ भ्रर्थात्‌ मुख्य रति को पुष्ट करता है, उसे साक्षात्‌ कहते हैँ 
झोर जो भाव गौणी रति को पुष्ट करता है, उसे व्यवहित वरपरतन्त्र कहते हैं । 

जो भाव दो रसों का प्रद्धत्व प्राप्त करता है उसे भ्रवर किवा कनिष्ठ कहते 
हैं, जेसे विश्वरूप दर्शन के पदचात्‌ भ्र्जत की अवस्था भय के झ्ाधीन मोह की थी । 

स्वतन्त्र->सव्चारी सर्वदा पराधीन होने पर भी कभी-कभी स्वतन्त्र होते 
हैं। अर्थात्‌ स्थायीभाव के ग्राधीन रहते हुए भी ये समब्चारी कभी-कभी स्वतन्त्र 
हो जाते हैं! 

भावज्ञ मे रतिगन्धि, रत्यानुस्पर्श व रतिशून्य भेद से स्वतन्त्र सब््चारी तीन 
प्रकार का होता है । 

झाभास--सल्चारी भावों के अस्थान- प्रयोग का नाम श्राभास है । सज्चारी 
का आभास प्रातिकूल्य तथा श्रनोचित्य भेद से दो प्रकार का होता है। 

प्रातिक्ल्य--विपक्ष में वृत्ति को प्रातिकुल्य कहते हैं, जेसे कंस ने अक्र का 
तिरस्कार करते हुए कहा, भरे मूर्ख ! जिस व्यक्ति ने एक जलचर साँप कालियनाग 
का दमन किया शोर लोख्ठखण्ड सहश ग्रोवद्धंध उठाया, उसमें तूने ईश्वरत्व अ्रपेण 
कर रखा है, इससे प्रद्भूुत भौर क्या हो सकता है ? यहाँ श्रसूया प्रतिकूल भाव है । 

झनोचित्य--असत्यता एवं प्रयोग्यवारूप से अनौचित्य दो प्रकार का होता 
है। भ्रग्रासी में प्रसत्यता तथा पश्ुपक्षी में श्रयोग्यता का आरोपरा होता है। जैसे 
कदम्ब का रोमाड्चित होना असत्यतारूप भ्रनौचित्य है । 

सल्चारो का सूक्ष्म विश्लेषण भमक्तिरस क्षास्त्र में हुझा है। किन्तु भक्ति के 





६० प्यु भास: कत्सलादिषु सदानकादिदशंनात्‌ तदर्थ तत्सक्तिहानितरकेशत्मकथ्न्न भवति। निद्रा 
उच्चिन्तदा शत्यचित्तत्वेन तत्सडुत्यानन्दब्धाप्ता च मबति। अम्रः परमानन्दमयत्द्थायासता- 
दास्मवाफतती सबति। भालस्व ताइराऋत्ेत॒र्क ऋष्णेदरसम्बन्धिक्रियाबिषयर्क भवति। बोधश्च 
तहरनादिवासनाया:स्क्वमुद्जोधन मवतीत्यादिक शेयस। किन्च निर्वेदादीनाझ्ञामीषां लौकिक 
उचमयसावायमानानामधि वस्तुतों गुखातीवलमेव, तादशभगवद्मीत्यधिष्ठानात्‌ | 

प्रीति सन्दर्भ, वृत्ति शशुद् 





रस २०७ 


ग्रंसीम सागर में उठती हुई भ्रसल्य भाव-लहरियो को क्‍या सञ्चारी की परिचित 
सख्या में बाँधा जा सकता है ? लोकिक-भावों से उदभावित होने पर जो लघु-लघु 
भाव चित में सञ्चरित होते हैं, वे ही सारे भाव भक्ति ज॑से दिव्य एवं गहन मनोमाव 
में भी सञ्चरण करें, यह संदिग्ध है। भक्ति, सामान्य मन की ग्रनुभूति नही है, अत: 
स'मान्य-मन की गतियो में उसके मनोराज्य को किस प्रकार बाँधा जा सकता है ? 
मानव-मन से अपरिचित न जाने कितने नूतन भाव, भक्त के मन में जन्म लेते रहते 
हैं, न जाने केपी-केसी रहस्यमयी भाव-वृत्तियाँ उसमें उठनी गिरती हैं । इनरी 
संख्या गिनना तो दूर, नामकरण तक नहीं दिया जा सकता । ऐसे भावों की व्याख्या 
भक्ति रस के सञ्चारी भाव के ब्रन्तगंत करना अपेक्षित था। केवल काव्यशञास्त्र के 
प्रस्तगंत आने वाले तेतीस सज्चारियों की भक्तिपरक व्याख्या करने से भक्तिरस 
पूर्णातया प्रमाणित नहीं हो जाता है । अन्य रसों से पृथक उसकी विशेषता क्‍या है, 
किस रूप में है ? 

भाव की चार दशाएं भी कथित हैं--भावोदय, भावसन्धि, भावशावल्य व 
भावशान्ति जो परम्परानुगत है। 

तैतीस व्यभिचारी, हास्य, कोघ इत्यादि तया एक मुख्य भाव जो' स्थायी 
भाव में वशित होता है, इन सब को सिल।कर कुल ४१ भाव होते हैं । इन सबको 
मुख्य भाव कहा जाता है। ये शरीर व इन्द्रियो को विक्षुब्ध करते हैं एवं भाव के 
ग्राविर्भाव पर उत्पन्न होते हैं ग्रतााव इन्हें चित्तवृत्ति कहा जाता हैं। कोई भाव 
किसी स्थान में स्वाभाविक तथा किसी स्थान में ब्रागलुक होता है। उनमे से जो 
भाव स्वाभाविक हैं, वे पअन्तंवाह्म में व्याप्त रहते हैं मौर ग्रागन्तुक भाव विभावादि 
द्वारा उद्दीपित होते हैं । 

चित्त के गरिष्ठ अथवा गम्भीर कित्रा महत्‌ या कर्केश होने पर ये सब भाव 
सम्यक रूप से उन्‍्मीलित हुए रहते हैं किन्तु लोगो को दृष्टिगत नहीं होते । चित्त के 
लघु या तरल किवा क्षुद्र या कोमल होने से ये भाव बहुत कम उन्मीलित होते हैँ 
पर लोग उन्हें स्पष्ट जान जाते हैं। गम्भीर चित्त समुद्र को भाँति है, उसकी गहन 
प्रश'न्तता में उद्लेलन की ऊर्मि पहिचानना कठिन है, किन्तु लघुचित्त गड्ढे के समान 


है जिसमें तनिक भी उच्छुवास तरज्ित हो उठता है। 
ककंश चित्त तीन प्रकार का बतलाया गया है-- बच्च, स्वर, लाक्षा । बच्च 


नितान्त कठिन होता है, वह कभी मृदुल नहीं होता, जैसे तपस्वी का चित्त। स्वर्ण 
स्वभाव अग्नि के श्रतिशय उत्ताप से द्रवीमृत हो जाता है । लाक्षा अग्नि के भ्रत्यल्प 
उत्ताप से ही सर्वतोभावेन द्रवित हो जाता हैं और उसी प्रकार लाक्षा-चित्त माव की 
झल्पता से ही आदर हो उठता है । 


२०८ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-सक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कोमल चित्त भी तीन प्रकार का होता है-- मधु, नवनीत और अमृत । मधु 
धौर नवनीत चित्त भाव के ग्रथाविष ग्रातप से गल जाते हैं, किन्तु कृष्णा के प्रियतम 
भक्तों का चित्त स्वभावत, असृत सह सवंदा द्रवीभूत रहा करता है । 


ऊरष्णभक्ति-रसं 


विविध रूप 
द्वितीय खण्ड 


क्रष्णभक्ति-रस के विविध रूप 


कृष्णभक्ति की भावशभृूपमि में पाँच रूप प्रकट हुए हैं--निर्वेद, दास्य, वात्सल्य 
सख्य एवं मधुर । निर्वेद पृथक रस का आधार होता हुआा भी वस्तुतः समस्त रखों 
का आधार है। चित्त को लौकिक-वृत्तियों के उपशमन के उपरान्त ही चमत्कारी 
एवं आह्वादकारी भक्ति के ग्रन्य भावों का प्रादुर्भाव होता है। निर्वेद के श्रभाव में 
कृष्णभक्ति का कोई भी भाव स्फुरित नहीं हो सकता, क्योंकि विकारपग्रस्त चित्त में 
शुद्धसत्व का स्फुरण नहीं हो पाता । समता की नीव पर आनन्द का भवन खड़ा 
होता है, प्रतएव वात्सल्य आदि आनन्दप्रधान भाव गान्‍्त की ग्राधारशिला पर ही 
प्रतिष्ठित हो पाते हैं | शानत भाव में सम्बन्ध स्थापन के हेतु दास्य का जन्म होता है, 
दास्य में सौहाद के समावेश से सख्य जन्म लेता है भौर इनमे ममत्व के मिल जाने से 
वात्सल्य तथा इन समस्त रागों को आत्मसात्‌ करता हुआ तादात्म्यभावापन्न मघुर 
भाव सर्वोपरि विराजमान है । ये भाव उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, अतएव इन पर आधारित 
रसों का विवेचन क्रमोन्नत रूप में किया जा रहा है। 
शान्तरस 


शान्तरस की परिभाषा देते हुए भक्तिरसामृतसिन्धु में कहा गया है कि वक्ष्यमान 
विभावादि द्वारा समतासम्पन्न ऋषियों द्वारा जो स्थायी शान्तिरति आस्वादनीय 
होती है, पण्डितगण उसका वर्णन शान्तमक्तिरस कह कर करते हैं ।* 

कृष्णाश्रित शञान्तरस एवं निराकाराश्रित द्ान्त निर्वाण मे भेद है । योगीगण 
प्राय: ब्रह्मानन्द रूप सुखस्फूरति या शान्तभाव उपलब्ध करते हैं, किन्तु उनका यह 
शान्तभाव उस शान्तभाव की तुलना में प्रति अल्प है जो श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्द 
विग्रह के ईशभावापन्न सुख में है। इस ईशमय सुख का कारण श्रीविग्रह का साक्षात्‌- 
कार है, यद्यपि इस रस के भकतो को उस विग्रह के क्रीड़ाकोतुक में कोई रुचि नहीं 
होती । लीलाड्रों से तटस्थ आझात्माराममुनिगण केवलमात्र भगवत्पाक्षात्कार से ही 
सन्तुष्ट हो जाते हैं । 
स्थायी भाव 

शान्तरस में शान्तिरति स्थायीमाव है, केंवल निर्वेद नहीं। निर्वेद पर 





१-- वच्यमाणैविभावादैः शमिनां स्वायतां गतः । स्थायी शान्तिरतिी रै: शान्तमक्तिस्स: स्कृतः ॥र॥ 
“+म० र० सि०, पश्चिम विभाग, प्रथम लहरी 


११२ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


भ्राघारित रस नकारात्मक भाव पर ग्राश्रित होता है। भक्ति में रस का अनिवायें 
सम्बन्ध श्रीकृष्ण के विव्यस्वरूप से होता है, किसी नकारात्मक स्थिति से नहीं । इस 
भबवत्पीतिमय रस में कृष्ण रति' अपेक्षित है चाहे वह रति सुशान्त ही क्यो न हो, 
भावों की ऊर्मियों से रहित । शान्तिरति समा और सानद्रा भेद से दो प्रकार की 
होती है । 

हान्तरम परोक्ष और साक्षात्कार भेद से द्विविध होता है। याद सब 
प्रकार से अहडुर-विहानता हो तो घमंवीर, दानवीर श्रौर दयावीर को शान्तरस के 
अन्तगंत परिगणित किया जाता है; अन्यथा वे लौकिक-रस के पात्र होते हैं । 

ध्रालम्बन--श्रीकृष्ण का चतुर्मजरूप तथा शान्तगण । श्रीकृष्ण का चतुर्भज 
रूप इसलिए इस रति का आलम्बत बनता है कि उससे उनके ब्रह्मत्व का सतत्‌ बोच 
होता है। द्विभुजनराकार रूप में अ्रप्रवुद्ध मन को लौकिकता की भ्रान्ति हो सकती 
है। इस रस मे श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द्धनमूरति, झ्रात्मारामशिरोमणशि, परमात्मा, 
परब्रह्म, शान्त, दान्त, शुचि, वशी, सदास्वरूप-सम्प्राप्त, हतारिगतिदायक व विभु 
इत्यादि रूप में गृहीत होते हैं ।* 


श्रद्धावान्‌ तपरवी तथा झात्माराम इस रस के आश्रय हैं। कृष्ण एवं कृष्ण- 
भक्तों के कर्णावदश जिसने ऐसी रति प्राप्त की है, वे आत्माराम तथा भगवन्मार्ग 
में बद्धश्रद्वातापपगण शान्त कहलाते हैं। सनक, सननन्‍्दन श्रादि आ्रात्माराम इसी 
कोटि में ब्राते हैं। भक्ति द्वारा मुक्ति निविन्न होती है, इसलिए जो युक्तवैराग्य 
स्वीकार करते हैं एवं जिनकी अभिलाषा मुक्तिविषयक होती है, उन्हें तापस 
कहते हैं । 

उद्दोषन--नक्षान्तरस में तत्वचिन्तन तथा मनन के द्वारा मन्र की वृत्तियों को 
निरुद्ध करके परमात्मा में नियोजित कर मुक्तिलाम की आकांक्षा होती है । अ्रतएव 
झान्तिरति को उद्दीक्त करने के लिए ज्ञानप्रधान साधनों का सहारा लिया जाता है। 
घहत्‌ उपनियद्‌ का श्रवण, निर्जव स्थान का सेवन, शुद्धसत्वमय चित्त में श्रीकृष्ण की 
हफूति, तस्वविचार, आ्ानझक्ति की प्रधानता, विश्वरूप दक्यंत, ज्ञानी-भक्तों का संसर्य 
एवं ब्रह्मसत्र भ्र्थात्‌ समविद्य व्यक्तियों का परस्पर विचार--ये समस्त ध्ान्‍्तरस़ के 
भरसाषा रस उद्दीपन हैं । 





१-सच्चिदानन्दसान्द्राबं भ्रात्मारामशिरोमखि: । परमात्मा परम्कझ् शमी दान्तः शुचिवंशी ॥ 
*. कहा ऋऋमम्नस्मावों इवारितिदायक: | विधुस्विदिगुअवानस्मिन्तालम्मनो इरि:॥५॥। 
“-भे० २० सि०, प० वि०, प्रथम लद्दरी 


कृष्शभक्ति-रस के विधिध रूप श्र 


पादपद्म का तुलसी-सौरभ, शद्भु की ध्वनि, पुण्यपर्वे, सिद्धक्षेत्र, मज़ा, विषयों 
पर विजय, काल का सर्वहारित्व--ये सब साधारण उद्दोपन कहे जाते हैं। तुलसी- 
सोरभ से गज्भा पर्यल्त उद्दीपन शान्त भाव के उपयुक्त निष्ठा एवं श्रद्धा उसन्न करते हैं 
विथयों पर विजय श्ान्तरति के लिए भ्रपरिहार्य हे, अतः विषयों की क्षणमगुरता का 
विचार करके उनसे प्रनासक्ति उत्पन्न करके शान्विरति के लिए उपयुक्त भावभूमि का 
निर्माण किया जाता है; काल द्वारा उपस्यित सांसारिक वस्तुओ्रों की क्षणमंगुरता 
तथा परिवर्तनशीलता भी शान्तभाव को जन्म देने का एक प्रमुख कारण है । 
सुरसागर मे कपिल-देवहति-संवाद में शान्तरस के प्रायः समस्त उद्दोपन 

थ्रा गए हैंँ। आत्मज्ञान, मुक्त पुरुषों के लक्षण, ज्ञानी के संसर्ग से मुक्ति का उपाय 
इत्यादि तत्व कथित हुए हैं। प्रमद्भ लम्ब्रा है किन्तु उसे, उसकी पूर्गोता में उद्घृत 
ने करने से, शाॉन्तरस का स्वरूप अ्रस्पष्ट रह जायेगा । 

इहाँ कपिल सों माता कह्या । प्रभु मेरो श्रज्ञात तुम दह्मों । 

ग्रातमज्ञान देहु समुभाई | जाते जनस-मरन-दुख जाइ। 

कह्यों कपिल, कहों तुमर्सों ज्ञान । मुक्त होइ नर ताकों जान । 

मुक्त नरनि के लच्छन कहाँ | तेरे सब सनन्‍्देहै वहाँ । 

सम सरूप जो सब घट जान । मगन रहे ताज उच्चम झान । 

भ्ररुसुख दुख कन्नु मन नह ल्यावे । माता सो नर सक्‍त कहावे। 

शोर जो मेरो रूप न जाने। कुटुँब हेत नित उद्यम ठाने । 

जाको इहि बिवि जन्म सिराइ | सो नर मरिके नरकहहि जाइ । 

जश्ञानी-संगति उपज ज्ञान । अज्ञानी-सेंग होइ भ्रज्ञान । 

तात॑ साधु-संग नित करना। जाते मिट जन्म अर भरना । 

थावर-जंगम में सोहि जाने। दयासील, सब सां हित साने । 

सत-संतोष हढ़ करे समाधि | माता ताझों कहिये साथ । 

काम, क्रोध, लोभ परिहरे । इन्द-रहित, उद्यम नहिं कर । 

ऐसे लच्छन हैं जिन माहि। माता तिनसों साधु कहांहि | 

जाकों काम-क्रोध नित व्यापे | शरद पुनि लोभ सदा संताप । 

ताहि ग्रसाधु कहुत सब लोइ | साधु-बेष घरि साधु न होह । 

संत सदा हरि के गुर गावे। सुति सुनि लोग भक्ति को पायें । 

भक्ति पाई पायें हरि-लोक । तिनहेँ न व्यापे हुईं अ्ररु शोक ॥ 


तत्वज्ञान से उत्पन्न वैराग्य के आ्राधार पर ही ज्ञान्तरस खड़ा होता है। संसार 





१--सूरसागर, 'कपिल-देवहूति संवाद तृतीय स्कन्ध, १० १३२-१३२ 


श्र मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


के अनुभव से विकल चित्त उस स्थिति की कामना करता हैं जहाँ सुख-दुख का झनित्य 
लोक नहीं हैं और जहाँ भक्त चिरन्तन शान्ति में विश्राम करता है। वह सच्चिदानन्द 
का प्रशान्त सागर है। वहाँ के सरोवर में भक्तिरूपी मुक्ताफल होता है, उस अ्रमृतसमुद्र 
में पहुँच कर विषयरस की तृथ्णा नष्ट हो जाती है । एकरस, सनातन, दिव्य प्रकाश में 
मन के सारे प्रन्धकार मिट जाते हैं, इसलिए श्ान्तरस के अभिलाषी भक्तगगा अपने 
भजुरूपी चत्चल मन को वही चलने के लिए उत्प्रेरित करते हैं--- 


भूगी री, भजि स्थाम कम॒ल-पद, जहाँ न निसि को त्रास । 
जहाँ बिधु-भानु समान, एक रस, सो बारिज सुख-रास । 
जहुँ किजल्‍क भक्ति नव-लच्छन, काम-ज्ञान रस एक। 
निगम, सनक, सुक, सारद, सारद, सुनि जन भंग भ्रनेक । 
सिद-बिरंचि खंजन मनरंजन, छिन छिन करत प्रदेस । 
झखिल कोप तहें भरयो सुकृत-जल, प्रगटित स्थाम-दिनेस । 
सुनि मधुकरि, ऋम तजि कुमु दनि को, राजिबवर की झास। 
सुर्जा प्रेमसिघु मैं प्रफुलित, तहूँ तलि कर निवास ॥* 


झनुभाव--नासाग्र में दृष्टिनिक्षेप, अवधुत की भाँति चेष्टा, युगमात्र निरीक्षण 
अर्थात्‌ चार हाथ परिमित स्थान का अवलोकन करके पीछे पाद-निक्षेप, ज्ञानमुद्रा- 
प्रदर्शन श्र्थात्‌ तजंनी एवं अंग्रुष्ठ से योगरूपी मुद्रा का धारण, हरिद्वेषी के प्रति 
हेघरहित, भगवत्थियभक्त के प्रति भक्ति की न्यूनता, संसार-ध्वंस एवं जीवन्मुक्ति के 
प्रति आदर, निरपेकता, निर्मंमता, निरहद्भधारिता तथा मौन--ये सब श्ान्तरति के 
प्रसाघारण प्रनुभाव हैं । 


नासाग्र में दृष्टि-निक्षेप से विचार स्थिर होते हैं, राजयोग में चित्तवृत्ति-निरोध 
के लिये नासाम्र में दृष्टिनिबद्ध की जाती है । रागद्ेष शून्य चित्त ही भक्ति के उपयुक्त 
होता है, अतः घान्तभक्त ममता, द्वेष से मुक्त होता है। सांसारिकता का नाश निर्वेद 
की प्राधारशिला है। विराग इसकी नकारात्मक प्रेरणा है, मुक्ति की ग्राकांक्षा 
भावात्मक । झनासक्ति ( निर्मंमता, निरपेक्षता) तथा अहझ्छर पर विजय प्राप्त किए 
बिना किसी भी प्रकार की भक्तिरति नहीं हो सकती । मौन से बहिमूंली मन की 
क्रियाओं का नियन्त्रण॥ झोर संयमन होता है तथा आध्यात्मिक तपस्‌ सब्यचित किया 
जाता है। इसलिए क्षान्तरति में ये अनुभाव अभ्निवाये हैं । 





१---सूरतागर, अयम स्कल्प, पद सें० २३६ 


कृष्णाभक्ति-रस के विविध रूप ५१५ 


संसार-ध्वंस तथा जीवन्मुक्ति के प्रति आदर 

चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि। 

जिंहि सरोवर कमल कसला, रवि बिना बिकर्साहि। 

हँस उज्ज्वल पंख निर्मल, प्रड्ड॒ मलि-मलि नहाहि । 

मुक्ति-मुक्ता प्रनगधिने फल, तहाँ चुनि-चुनि लाहि। 

अ्तिहि सगन सहा सधुर रस, रसन मध्य समाहि। 

पदुम-बास सुगन्व-शीतल, लेत पाप नर्साहि। 

सदा प्रफुल्लित रहें, जल बिनु. निभिए नह कुम्हिलाहि । 

सघन कूजन बंठि उन पर, भौरहू बिरमाहि। 

देखि नीर जु छिलछिलों जग, समुक्ति कछु मन साहि । 

सुर क्‍यों नह चले उड़ि तहें, बहुरि उड़िया नाहि ॥।* 

जम्मा, अद्भमोटन, भक्ति का उपदेश, हरि के प्रति नति एवं हरि का स्तवत 

दान्तरस के साधारण श्रनुभाव हैं । 
भक्ति का उपदेश 

दिन है लेहु गोबिद याइ । 

मोह-साया-लोभ लागे, काल घेरे झाइ। 

बारि में ज्यों उठत ब॒दब॒द, लागि बाइ बिलाइ। 

यहे तन-गति जनम-भूठो, स्वान-काग न खाइई। 

कर्म-कागद  बाँखि देखो, जो न सन पतियाइ ॥ 

झसिल लोकनि भटकि झ्ायों, लिख्यों मेटि न जाई । 

सुरति के दस द्वार रूघे, जरा घेरयों झाइ। 

सूर हरि को भक्ति कीन्हें, जन्म-पातक जाई 

जुम्भा, अद्भमोटन जैसे कायिक प्रनुभाव के उदाहरण इस रस के काव्य में कहीं 
भी दृष्टियत नही होते । भक्ति का उपदेश आ्रादि भ्रत्य साधारण अनुभाव प्रायः प्रमुख 
कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में मिल जाते हैं। एकमात्र मधुरभाव के उपासक 
भक्तों मे भी आराध्य से अनुरक्ति तथा विषयों से वितृष्णा उतरन्न करने के उद्यम में 
शान्तरस का उदाहरण मिल जाता है । यथा-- 
तू बालक माह, भरयो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहिं नीके । 
भतिव सुमिष्ट तजिव सुरभित पय, सत॒ बंधत तंदुल जल फोके । 





१--सरसागर, प्रथम स्कन्च, पद स० ३३१८ 
२--वही, पद सं० ३१६ 


२१६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


हितहरिवंध नकंगति दुरभर, यम द्वारें कंटियत नक छोके । 
भव झज कठिन मुनीजन दुल भ, पावत क्‍यों जु सनुज तन भीके ॥ * 


सात्विक--प्रलय के अतिरिक्त श्रन्य समस्त सात्विक भाव झान्तरस में कथित 
हुए हैं, किन्तु कृष्णकाव्य में इस रस के प्रसज्भ में सात्विक भावों का प्रकाशन 
हृष्टियोचर नहीं होता । ईदवर में स्थित होने की साधन! श्रमयुक्त होती है, वेह-चेतना 
में प्रन्तदचेतना या अ्रतिचेतना के अ्रतिरिक्त दबाव के कारण कदाचित्‌ स्वेद सात्विक 
प्रकट होता है। प्रभु की गुणावली के स्मरण से कम्प, रामाञूच, वेपथु, स्तम्भ आदि 
सात्विकों का उदय होता है तथा उनकी महिमा झ्ादि के गदगर्‌ गान से स्वरभज्ध 
झादि भी सम्भव है। किन्तु यह अभ्राइचयं का विषय लगता है कि प्रलय श्ान्तरति में 
क्‍यों नहीं होता । प्रलय तो समाधि की अवस्था है; क्‍या परमात्मा में डूब जाने पर 
सायुज्य प्राछ करने पर प्रलय की स्थिति समुपस्थित नहीं होती ? 


निर्वेद, घैंये, हुं, मति, स्मृति, औत्सुक्य, आवेग तथा वितके इत्यादि झान्तरस 

के संचारी कहे जाते हैं।* निब्वेंद, घैयें, मति, झान्तभाव की प्राप्ति में सहायक होते 
हैं, मनन (स्मृति) एवं साध्य की प्राप्ति मे उत्साह (प्रावेग, औत्सुक्य) साधनाप्रक्रिया 
में भ्रपेक्षित है, वितर्क से सदू-प्रसद्‌ का ज्ञान होता है जो शान्तरति को पुष्ट करता है । 
निर्वेद 

जनम मिरानों अदक-झटक । 

राज-काज सुत-बित को डोरी, बिनु बिवेक फिरयों भटक ॥ 

कठिन हो ग्राँठि परो माया की, तोरी जाति न मझूटके । 

ना हरि-भक्ति, न साध-समायम, रह्यों बीच ही लठके । 

ज्यों बहु कला काछि दिखराबवे, लोग न छूटत नंद के। 

सुरदास सोभा क्यों पावे, पियब-विहोतन घलि मठके ॥। रे 


वितक॑ तथा जावेग 
भूठेही लगि जनम ग्रेंवायों । 
भूल्यों कहा स्वप्न के सुख में हरि सों चित न लगायों ।* 






हितइरिंवंश--स्फटस ही, पद स० ४ 
भझ्नारिजीपतल नियेंदों कृतिईंबों मतिः स्मृति: । विषादोत्सुकतावेगवितकाँया:प्रकी तिता: ॥१३॥ 
-भक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिम विभाग, प्रथम लद्दरी 
३---सूरसागर, प्रथम स्कन्व, पद सं० २६२ 
श--पवहीं, पद सं० १०१ 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २१७ 


प्रीतिभक्तिरस (दास्यमक्तिरस)--दास्पभाव की भक्ति पर आधारित रस कौ 
प्रीतिभक्तिरस कहा गया है। प्रनुग्रहपात्र के साथ सेव्य भगवान्‌ की प्रीति, प्रीति- 
भक्तिरस के नाम से अभिहित होती है, इसीलिए इसे प्रीतिमक्तिरस कहते हैं । 

अनुग्रहपात्र के सन्बन्ध में यह प्रीतिरस दसत्व एवं लालनीयत्व के काररा दो प्रकार 
की होती है जिन्हें क्रमशः सम्प्रमप्रीति व गौरवप्रीति की सन्ा प्राप्त होती है ।* 
अ--संभ्रमप्रीतिरस 

दासाभिमानी व्यक्तियों में श्रीकृष्ण के प्रति संश्रममयी प्रीति होती है । यह 
संश्रमप्रीति विभाव-प्रनुभाव आदि द्वारा पष्ट होकर संभ्रमप्रीनिरस कहलाती है । 

स्थायोभाष--सन्नमप्रीतिरस का स्थायोभाव संभ्रमप्रीनि है। प्रभुता-ज्ञान के 
कारगा सम्भ्रम, कम्प व चित्त में श्रादर की समिट को संभ्रमप्रीति कहते हैं ।' 

यह प्रीति उत्तरोत्तर बढती हुई प्रेम, स्नेह व राग प्रवस्थाओं को पहुँचती है । 
प्रीति जब ह्वागशकायून्य होती है तब इसे प्रेम कहते हैं| प्रेम में दुःखादि अनुभाव 
प्रकाशित होते हैं। यह प्रेम जब गाढ होकर चित्त को द्रवीमृत करता है तब उसे स्नेह 
कहते हैं, स्नेह में क्षणकाल भी विच्छेद सहन नहीं होता । जिस स्नेह में दुःख भी 
सुख प्रतीत होता है उसे राग कहते हैं, इसमें भक्त प्राशत्याग करके भी भगवान के 
प्रीति-सपादन में प्रवृत्त होता है। चूंकि दास्यभाव मात्र निर्वेदयक्त झान्त स्थिति नहीं 
है, उसमें भावमयी रति का बीज अश्रंकुरित हो जाता है, इसलिए यह निविकार 
चित्तमात्र नहीं रह पाता । इसमें स्पष्ट रूप से मगवान से प्रीति सम्बन्ध जुड़ जाता 
है, इसलिए भगवान के प्रति भक्त का भाव साधारण जन की पूज्य बुद्धि तक सीमित 
नही होता, सकाम भक्ति से प्रेरित स्तुति श्रोर नमन का नहीं होता, वरत्‌ उस 
विशेषताओं को ग्रहग़ करता चलता है जिनसे भाव 'रति' की श्रेणी में भाता हैं, 
प्रेमलक्षणा-भक्ति की सज्ञा प्राप्त करता है। अझ्तएवं इस दास्यभाव में सम्भ्रम के साथ 
ही चित्त द्रवीभूत, समर्पित और स्मेहिल होता है। प्रीत्यास्पद की अप्राष्ति में भक्त, 
क्लेश का भी अनुभव करता है और प्रनुरक्ति की गाठता से भगवान के लिए दुःश्र 
उठाना भी उसे सुखकर प्रतीत होता है। रति की ये प्रारम्मिक अ्वस्थाएँ हैं। बिना 
इनके भाव “रति' की संज्ञा नही प्रात कर सकता। 

शग्रालम्बन--हूरि एवं हरिदास । 
हरि--इस सम्भ्रमप्रीति के झालम्बनस्वरूप श्रीकृष्ण कई रूपों में वन्दित होते 





१--अनुग्रातस्य दासत्वाल्लाल्यत्वादप्ययं द्विषा | भिचते सम्प्रमप्रीतो गौरवप्रीति इत्यपि ॥१॥ 
“भक्तिस्सामृतमिम्ध, पश्चिम विभाग, द्वितीय लइरी 
२--सम्भ्नमः प्रभुताब्ानांत्‌ कम्पश्वेतसि सादर: । अलेनैक्यं गता प्रीति: सम्भ्मप्रा तिरुच्यते ॥ 
एवा रसेडत्र कथिता स्थाविभावतया जुचैः ॥॥२६॥ - बढ़ी 


श्श्८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


हैं। गोकुलवासियों के आलम्बन श्रीकृष्ण द्विभुजनराकार हैं, अन्यत्र भ्र्थात्‌ द्वारिका, 
अधूरा भादि में कही द्विमुज कहीं चनुर्भज रूप हैं। 
इस रस में हरि का स्वरूप है--एक रोमकृप में कोटि-कोटि ब्रह्माण्डों का 
अवस्थान, कृपासमुद्र, अविचिन्त्य महाशक्ति, सर्वे सिद्धिनिपेवित, श्रवतारावली वीज, 
झत्मारामगणाकर्षी, ईश्वर, परमाराध्य, सर्वज्ञ, सुदृदब्रत, समृद्धिमान्‌, क्षमाशील, 
सरखणागतपालक, दाक्षिण, सत्यवचन, दक्ष, सब्बंशुभडूर, प्रतापी, धामिक, शास्त्र चक्षु 
भक्तसुहद्‌, वदान्य, तेजीयानू, कृतज्ञ, फीतिमानू, वरीयानू, बलव!/न्‌ एवं प्रेमवश्य । 
हरि का यह स्वरूप सत्र प्रकार के दास भक्तों के लिए समान रूप से अालम्बन 
हुआ करता है। इस रस के आलम्वनस्थरूप श्रीकृष्णा की कृपासमुद्रता, क्षमाशीलता, 
शरणागतपालकता, कृतज्ञता एवं प्रेमवश्यता का गुणगान भक्तों ने अधिक किया है। 
हरि सदैव एक सा स्वभाव रखते हैं। वे ज्ञानियों के शिरोमणि एवं ग्रत्यन्त गम्भीर 
हैं । गरिमामय हरि इतने प्रप्रिक कृतज्ञ एवं वदान्य हैं कि भक्तों के तिनकरातुल्य । 
गुण को मेर समान मानते हैं और भ्रपराध के सागर को बूंद तुल्य । वे सदेव अनुकूल 
रहते हैं, भक्त से यदि कोई अपराध हो भी जाता है तो वे उसके काररा क्षुब्ध नहीं 
होते, उनका स्नेह पुवंवत्‌ बना रहता है। ऐसे श्रीकृष्ण मानवमात्र के सेव्य हैं। जो 
व्यक्ति ऐसे क्तज्ञ महीयान्‌ स्वामी की सेवा नहीं करता वह ग्रत्यन्त अ्रभागा है* । 
दास--अश्वित, भ्राज्ञावर्ती, विश्वस्त एव प्रभज्ञान में नम्रवुद्धि-- इन चारो प्रकार 
से दास चतुविध होते हैं जिनहे ्रमश: अ्रधिक्रत,ग्राश्ित, पारिषद तथा श्रनुग कहते हैं। 
अ्धिक्त--ब्रह्मा, शिव, इन्द्र इत्यादि देवताश्रो को अधिकृत दास कहा गया है * । 





१--पसु को देखों एक सुभाई। 
अति-यम्भीर-उदार-उददधि हरि, जान-सिरोमनि राइ। 
तिनका साँ अपने जनकौ गुन मानत मेरु-समान || 
सकुचि गनत अपराध-समुद्ृहि बूँउ-तुल्य भगवान । 
बदन-असन्न कमल सनमुख इतने देखत हों हरि जैसें॥ 
क्मुख भवे अकृपा न निर्मिपहूँ,फिर 'मेतयो लो तैसें। 
मक्‍्त-विरह कातर करुनामय, डोलत पाछें लागे। 
कुदास! ऐसे स्वामी को देई पीठ सो अभागे ॥८॥--विनय', सूरसागर 
२--यह सुत्ति इन्द्र श्रतिह्टिं सकुचान्यों | अज अबनार नहीं में जानो ॥ 
राखि लेहु त्रिसुवन के नाथां। नईहिं मौतें कोड और अनाथा ॥ 
फिरि-फिरि चरन परत ले माथा। छमा करदु राखहु मोहिं साथा ॥ 
रे आगे सधोत प्रकासा। मनि श्रागें ज्याँ दीपक नासा ॥ 


कोटि इन रचि कोटि बिनासा। मोहिं गरीब की केतिक आसा ॥ ेु 
“-बूरसागर, पद सं० १५६८ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २१६. 


झ्राश्चित---श रणागत, ज्ञानी व सेवानिष्ट, इन तीनों को झराश्वित दास कहते 
हैं। शरणागत जेंसे कालियनाग, जरासन्ध इत्यादि* | ज्ञानिष्ठ वे हैं जो मुक्ति 
की इच्छा त्याग कर केवल हरि के आाधित हुए हैं, जमे शौनक आदि ऋषि । 
सेवानिष्ठ वे दास हैं जो आरम्भ से ही भजन में प्रामक्त हैं जैते शिव, इन्द्र, बहुलाइव, 
राजा ईदवाकु, श्रुतदेव व पुण्डरीक इत्यादि । झ्राश्चित और अधिकृत दासत्व के भाव 
एक-दूसरे में सक्रमित हो सकते हैं, जैसे इन्द्र मे । 

पारियद--द्वारिका मे उद्धव, दारुक, सात्यकि, श्रुतदिव, शत्रुजित्‌, नन्‍द, 
उपनन्द व भद्द इत्यादि पाषंद हैं। ये मन्त्रणा एवं सारश्यादि कार्य में नियुक्त रहने 
पर भी समय-समय पर परिचर्या में प्रवृत होते हैं। कोरबों में भीष्म, परीक्षित व 
विदुर को पाष॑द कहते है । पाषंदों मे प्रमविद्धल उद्धव स्वप्रमुख हैं । 

अनुग--जो सदा परिचर्या मे आसक्त-चितत हैं उन्हें प्रतुग कहते हैं। प्रस्य 
(द्वारिकास्थित) एवं ब्रजस्थ भेद से अनुग दो प्रकार के होते हैं । पुरस्त भनुग हैं. - 
सुचन्द्र, मण्डन, स्तनव व सुतन्व इत्यादि, एवं ब्रजस्थ अन॒ग रक्‍तक, पत्रक, पत्नी, 
मधुकरण्ठ, मधुव्रत, रसाल, सुविलास, चन्द्रहाम, वकुल इत्यादि हैं । इनमें से रक्तक 
सर्वप्रधान है । 

ये अनुग श्रीकृष्ण की सब प्रकार की परिचर्या करते हैं जैसे मण्डन, श्रीकृष्ण 
पर कनक-दण्ड-छत्र घारण करते हैं, सुचन्द्र दवेत चमर से व्यजन करते हैं, सुतन्व 
ताम्बूल वीटिका समर्पित करते हैं इत्यादि । 

पारिषद भी त्रिविध होते हैं-धुर्य, घीर, वीर । धुर्ये वे है जो कृष्ण, 
कृष्णा प्र यसीवर्ग तथा कृष्णदास में ययायोग्य प्रीति रखते हैं। जो श्रीक्षष्ण की 
प्रेयसियों के भझ्ाश्वित होते हैं, सेवा में प्रतिदाय परायण नहीं होते, उन्हें घीर 
पारिषद कहते हैं। जो श्रीकृष्ण की कृपा का झ्राश्नय लेकर भन्‍्य की उपेक्षा नहीं 
करते किन्नु श्रीकृष्ण में ही अतुल प्रीति रखते हैं, उन्हें वीर पार्षद कहते हैँ। 

आश्रिन-दास में भी नित्यसिड, सिद्ध एवं साधक का भेद होता है। यह 
उपभेद, साधना की अवस्था-विशेष को दृष्टि मे रख कर किया गया है। 





१--अब कीन्चयों प्रभु मोहि सनाथ । 
कोटि कोटि कौहहु सम नाहों, दरसन दियोँ जगत के नाथ। 
असरन-सरन कटद्दावत दो तुम, कहत सुनी भक्ति मुख बात ॥ 
ये अपराध छमा सब कीजै, धिक मेरी बुधि कहते टरात। 
दीन बचन सुनि काली मुख तें, चरम धरे फन-फन-प्रति आप । 
सैरस्याम देख्यौ श्रति व्याकुल, सु दीन्झौ मेंटे त्रय ताप ॥--दरस्‍्सागर, पद सं० ११९७७ 


२२० मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-मक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जीवमोस्वामी ने प्रीति-सन्दर्भ में दास्यभक्ति-मथ रस के श्रन्तर्गत दास का 
वर्गीकरण कुछ भिन्न प्रकार से किया है। उनके ग्रनुसार भृत्यवर्ग तिविध हैं--अ्रद्भसेवक, 
पायंद, प्रेष्य | अ्रज्भसेवक का कार्य अद्भमर्दन, ताम्बूल-अ्रपंण, वस्त्रापंण तथा गन्ध- 
समपंण इत्यादि है। भड़ु सेवक भौर ग्नुग प्राय: एक ही हैं। मन्त्री, सारथि, सेनाध्यक्ष, 
घर्माध्यक्ष, देशाध्यक्ष, तथा विद्याचात्॒य द्वारा सभारञ्जक पाषंद हैं। श्रेष्ठता के कारण 
पुरोहितगण गुरुवर्ग के प्रस्तगंत आते हैं किन्तु उनमे भी झांशिक पार्ष दत्व विद्यमान 
है । शिल्पी इत्यादि प्रेष्य हैं। इन तीनों में अद्भसेवक प्रियतम दाम हैं, पाषद प्रियतर 
एवं प्रेष्प प्रिय । इस वर्गीकरण में अधिकृत एवं भ्राश्चित दासो को समाविष्ट नही 
किसा गया है । इन दोनो प्रकार के दासों को एक स्वतन्त्र कोटि में रख कर प्रीति- 
सन्दर्भकार ने एक नृतन रस की स्थापना की है जिसे आश्रय-भक्तिरस का तास 
दिया है । 

उद्दोपन--श्रीकृष्ण का अनुग्रह, उनकी चरणुधघुलि, उनके भकक्‍त का अवशिष्ट 
अन्त प्राप्त करना एवं श्रीकृष्ण के भक्‍तों का संग--ये सब प्रीतिरस के शभ्रसाधारण 
उद्दीपन हैं ।* 

भक्त अपने प्रुषार्थ से जिस प्रीति को उत्पन्न नहीं कर पाता वह श्रीकृष्ण 
की अनुकम्पा से सहज ही प्रदीप्त हो जाती है। झतः श्रीकृष्ण के अनुग्रह की अनुभूति 
से भक्त जब कताथे होता है तब कुतज्ञता मिश्रित जो भाव उसके श्रन्तर में विकसित 
होता हैँ वह दासत्व का होता है, झ्राश्चित का होता है। भगवान्‌ के श्रीचरणों की 
घृलि उसके लिए पवित्रतम वस्तु होती है क्योंकि इसे उन त्रितापनाशक चरणों का 
संस्पक्ष प्राप्त हुआ रहता है जिसकी लालसा दास-भक्तों को रहती है और दास में 
श्रीकृष्ण की चरण-रति प्रमुख होती है। भक्तों के अवशिष्ट श्रन्न को ग्रहण करने से 
उनका भक्तिभाव सब्चरित हो जाता है, ऐसा साधक भक्तों का विश्वास होता है । 
अतएव वे प्रवशिष्ट झन्न को ग्रहण करना भक्ति को उद्दीप्त करने का साघन मानते 
हैं। भक्तों की सज्भुति मे उन्हीं सब बातों की चर्चा होती है जो दास्यभक्ति को 
झ्ंकुरित एवं पल्‍लवित करते हैं, अतएव क्रृष्णभक्तों का सद्भ साधनावस्था में काम्य 
होता हैं। घत्सज में मक्तिभाव के श्रवण से भर्वित उद्बुद्ध होती है । 

श्रीकृष्ण का मुरली-ताद, शृज़-ध्वनि, सहास्यावलोकन, ग्रुणोत्कर्षश्षवर्ख, 
पदूम, पदचिक्ल, नवजलघर, भ्रज़ुसोरभ इत्यादि साधारण उद्दीपन हैं । 


१--मैसै बसिये जज की वीयिनि। 
ब्वारनि के पनवारे चुनि-चुनि, उदर मरीज सीधिनि। 


» ८ | 
कुज,-कुज-अंति लौटि-लोटि, अज-ंज लागें रंग रीतनि ॥ - यरसागर, पद सं० ११०८ 


कृष्णा मक्ति-रस के विविध रूप २११ 


अनुभाव--भगवत्‌-आ्राज्ञा का पालन, भगवत्यरित्र्या में ईर्ष्याधुन्यता, 
कृष्णादास के साथ मित्रता एवं प्रीतिमात्र में निष्ठा--ये ग्रसाथारग्य कार्य प्रीतिरस के 
झनुभाव कहे जाते हैं ।* 
भगवदाज्ञा का पालन गरणशागति का प्रथम लक्षगा है। प्रहं की समस्त 
श्राकांक्षाओं का परित्याय तभी सम्भव हो सकता है जब गअ्रपनी सनोनुकूलता न देख 
कर भगवान्‌ की इच्छा के प्रति समपंण हो । इस समपंग्ग से अहू का सा तथा 
सेवक भाव उत्पन्न होता है | दास्यभाव के उत्पन्न होने पर प्रपनी कोई इच्छा नहीं 
रह जाती, इष्टदेव की प्रसन्नता ही भक्त का एकमात्र उद्यम होता है ग्रवएवं बह 
सदेव उसकी श्राज्ञा के पालन मे तत्पर रहता है। किन्तु सेवा में अ्रच्छे सेवक होने 
का अन्तिम अहड्भार भी बच रह सकता है, अन्य सेवकों से श्रेष्ठ होने का गरवें 
सेवा को कलुषित कर देता है। वास्तविक दास्यमाव में भ्रपनी इतनी भी प्रमुखता 
नहीं रहती, परिचर्या का सुख ही परिचर्या का फल होता है प्रता[व दासभमक्त ईर्ष्या 
देष से उपराम हो जाता है । यह ईर्ष्यारहितता तभी ञ्रा सकती है जब उसे अन्य 
सेवकों से हेषमिश्रित स्पर्धा का भाव न हो, नैत्री हो भौर सदभावना हो । दासरति में 
ग्राराध्य के प्रति ऐसा उत्कट पुज्य भाव होता है कि उसके सम्मुख व्यक्ति शअत्यन्त तुच्छ 
एवं नगण्य हो जाता है, उसी में खो कर वह ईर्ष्या-देष सबसे परे हो जाता है । 
भगवत्‌ आज्ञा का पालन 
ज्योंही ज्योंहीं तुम राखत हो, त्योंही त्योंही रहयितु है हो हरि। 
झौर तो अ्चरचे पाइ घरों, सो तो कहो कोन के पेंड परि। । 
प्रीतिमात्र में निष्ठा 
जो सुख होत गुपालहि गाएं । 
सो सुख होत न जप-तप कोन्‍्हेँ, कोटिक तीरय न्हाएँ । 
दिऐं लेत नहें चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएं। 
तोंन लोक तुन-सम करि लेखत, नेंद-नन्दन उर शभ्राएं धो 





१--सब्वंत: स्वानियोगानामाधिक्येतव. परिय्रद्द: । 
ईर््यालवेन चास्पृष्य मैत्री तत्‌ प्रणते जने। 
सन्निष्दताबा: शीता स्‍स्युरेष्वसाधारणा: क्रिया: ॥२श॥ 
--भ० २० सि०, पश्चिम विभाग, द्वितीय लदरी 
२--स्वामी इरिदास, अष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सं० १ 
र--पघूरसागर, पद सं० ३४६ 


श्रेर्‌ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


सात्विक--प्रीतिरस में स्तम्भ आदि सारे सात्विक प्रकाशित होते हैं। इस 
रस में भी ये सात्विक उन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं जिनसे शान्तरस में । अवश्य 
ही इसमें भावना का पुट भ्रधिक गहरा होता है! यों सात्विक भावों के उदाहरण 
दास्यभक्ति के पदों में नही मिलते, वे तात्विक रूप मे ही ग्रहीत हुए हैं । 
व्यभिचारी - प्रीतिरस में चौबीस व्यभिचारी भावों का अ्रकाशन सम्भव है, 
नौ का नहीं। वे २४ हैं--हफष, गव॑, धृति, निर्वेद, विषण्णुता, दैन्य, चिन्ता, स्मृति, 
शंका, मति, औत्सुक्य, चपलता, वितर्क, आवेग, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, 
अवहित्या, बोध, स्वप्न, व्याधि, विषाद, मृति । 
प्रीतिभाव के चरितारथ होने पर हर्ष और गव॑ तथा मति का सच्चार होता 
है । अपनी हीनता के बोध से विषण्णता, देन्य, चिन्ता, शका, चपलता, वितर्क, 
झावेग, लज्जा अवहित्यथा ज॑से क्षोभकारी भाव उत्पन्न होते रहते हैं, ये चित्त में 
निर्वेद तथा बोध जाग्रत करते हैं। अ्रपनी दीन-हीन दशा से परित्राण पाने के हेतु 
दास, प्रभु की क्ृपा-प्राप्ति के लिए निरन्तर उत्सुक रहता है। यदि क्ृपा-प्राप्ति 
में कुछ विलम्ब होता है तो वह मोह और व्याधिग्रस्त होने लगता है; किन्तु जब 
उसे करुणामय की अनुकम्पा की अनिवंचनतीय अनुभूति हो जाती है तब बह उन्‍्मादित- 
सा हो उठता है। प्रेमसिक्त परिचर्या के द्वारा श्रीकृष्ण के साबह्निध्य को प्राप्त कर 
दास की चेतना जाग्रत भ्रवस्था से विगत हो, स्वप्न दशा में भ्रारोहणु कर जाती है । 
ये व्यभिचारी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न रूप से उदय होते हैं । विरह 
में भक्त की मनःस्थिति मिलन से भिन्न प्रकार की होती है, भ्रत: ये सारी भी भिन्न 
रूप-रंग धारण करते हैं । 
साधारणतया, मिलन में हफ, गवे, पैयें तथा अमिलन में ग्लानि, व्याधि, मृति 
एवं निवेद श्रादि अद्ठारह व्यभिचा री--मिलन एवं अश्रमिलन, दोनों में प्रकट होते हैं । 
हरि, हों सब पतितन को नायक । 
है ५ 04 
बहुत भरोसो जानि तुम्हारो, अब कोन्‍्हें भरि भाँड़ों। 
लोजें बेगि निबेरि तुरतहों, सुर पतित को टाँड़ों ॥* 
विषरणता 
भ्रव में नाच्यों बहुत गुपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल । 
है. हि / ५ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप १२३ 


'सुरदास की सब श्रविद्या दूरि करों नंदलाल ॥* 
चपलता 
मोसों बात सकुच तजि कहिये । 
कत ब्रीड़त, कोड और बताओ ताही के हूँ रहिये ।* 


उपर्युक्त चौबीस सचचारियो के भ्रतिरिक्त मद, श्रम, चास, भ्रपस्मार, आलस्य, 
उग्रता, क्रोष, असूया व निद्वा--ये नौ सच्चारी प्रीतिरस के अतिशय पोषक नहीं हैं, 
अतएव इनका उल्लेखमान्र किया गया है। प्रीतिरस मे मिलन एवं विरह के अनुरूप 
योग एव श्रयोग दो अवस्थाएँ घटित होती है । 

झयोग--हरि-सज् के अ्रभाव को श्रयोग कहते हैं। इसमे श्रीकृष्ण के प्रति मन 
का समपंण तथा उनके गुणों का सन्धान किया जाता है, क्योंकि प्रसमपित मन से तथा 
भगवान्‌ के गुणो से श्रनभिन्ञ चित्त से श्रीकृष्ण का सद्भलाभ नही हो सकता | चिन्ता 
इसका प्रमुख लक्षण है । 

उत्कण्ठित एवं वियोग भेद से अ्योग दो प्रकार का होता है। श्रद्ृष्टपूर्व 
श्रीकृष्ण की दर्शनेच्छा को उत्कण्ठित कहते है । इसमें झ्ौत्सुक्य, दैन्‍्य, निर्वेद, चिन्ता, 
चपलता, जड़ता, उनन्‍्माद, भर मोह का प्राधान्य रहता है । 

श्रीकृष्ण का सद्भुलाभ करके फिर विच्छेद घटित हो तो उसे वियोग कहते 
है। वियोगावस्था मे सम्भ्रम-प्रीति की दस अवस्थाएँ होती हैं - श्रद्धों का ताप, कृशता, 
जागरण, भालम्बन-शुन्यता, श्रधृति, जड़ता, व्याधि, उन्माद, सूच्छा और मृति । चित 
की अनवस्थिति का नाम आलम्बनशून्यता है तथा सारे विषयों से अनुरागशुन्यता का 
नाम अ्रधृति है । 

योग--श्रीकृष्ण के साथ मिलन को योग कहते हैं। यह सिद्धि, तुष्टि भर स्थिति- 
भेद से तीन प्रकार का होता है। उत्कण्ठित अ्रवस्था में हरि की प्राप्ति को सिद्धि 
कहते हैं, विच्छेद के पश्चात्‌ इृष्णसम्प्राप्ति को तुष्टि कहते हैं। स्थिति में दासभक्‍्त 
श्रीकृष्ण की सेवा मे सावधानी से नियुक्त रहते हैं । 
ब--गौरव-प्रीतिरस 

श्रीकृष्ण द्वारा पाल्य होने का भाव रखने वाले भक्तों में उनके प्रति गौरव-प्रीति 

होती है । इसमें उत्तरोत्तर गुरुत्त का ज्ञान होता है। यह प्रीति विभावादि द्वारा 
पुष्ट होकर गौरब-पऔरीतिरस कहलाती है । 

स्थायोभाव-- देह सम्बन्धाभिमान के कारण श्रीक्ृषष्ण के अपने गुरु होने में 





१--चरसागर, विनय, पद सं० १५३ 
२-- वही, पद सं० १३६ 


५१२४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जो भाव हैं, उसे गौरव कहा गया है एवं लालक के प्रति जो तन्मयी प्रीति है उसका 
नाम गौरवप्रीति है। यह गौरवप्रीति ही गौरवप्रीतिरस का स्थायीभाव है ।* यह 
प्रीति किडजिचित्‌ विशेषता प्राप्त करके प्रेम, स्नेह व राग दक्शात्रों तक पहुँचती है । 


झालम्बन - हरि एवं हरि के लालनीय भक्‍तगश इस गौरवप्रीति के आलम्बन 
हैं। इसमे श्रीकृष्ण महागुरु, महाकीति, महाबुद्धि, महाबल, रक्षक एवं लालक इत्यादि 
गुणों से विभूषित भ्रालम्बन बनते हैं । 

कनिष्ठ एवं पुत्र-अभिमान भेद से लाल्य दो प्रकार के होते हैं। सारण, गद 
एवं सुभद्र, कनिष्ठत्वाभिमानी हैं एवं प्रद्युम्त, चारुदेव, साम्ब इत्यादि यदुकुमार 
पत्रत्वाभिमानी हैं । 

सम्प्रम एवं गौरवप्रीति दोनो प्रकार में श्रीकृष्ण के ऐद्वर्यनज्नान की प्रधानता 
रहती है ब्रज में इस भाव के जो भक्त हैं, उनमे परमेश्वर-ज्ञान न रहने पर भी 
इन्द्रजय श्रादि कार्यों से तथा कृष्ण के गोपराज होने के कारण ऐद्वये-भाव का 
समावेश हो जाता है । 


उद्दोपन--श्रीक्ृषष्ण के वात्सल्य एवं ईषतूहास्य इत्यादि को उद्गीपन माना 
जाता है । 
अनुभाव--श्रीकृष्ण के सम्मुख तीचे आसन पर बैठना, ग्रुरुपथ में अनुगमत एवं 
स्वेच्छाचार का परित्याग - इन्हें शीतभाव कहा जाता है ।* नीचे आसन पर बैठना तथा 
गरुरुपश में झ्ननुगमन उनके प्रति पूज्य बुद्धि का परिचायक है तथा स्वेच्छाचार का त्याग 
वात्सल्य किव। कनिष्ठ भाव की शोभा है। आज्ञाकारिता वात्सल्य का भूषण है । 


गौरवप्रीतिमय भक्तों में दास के कई साधारण श्रनुभाव भी होते हैं- जैसे 
चसाम, अधिकतर मात, संकोच, विनयशीलता, भ्रपना प्रा(्य परित्याग करके भी 
श्रीकृष्ण की आज्ञा का प्रतिपालन, अधोवदनता, स्थैयं, खाँसी और हास्य आदि का 
बर्जन, एवं कृष्ण की केलिरहस्यवार्ता से उपरामता । 


सात्विक--साधा रणतया शान्‍न्तरति व्यतिरेक अन्य रसों में सारे सात्विकों का 
प्रकट होना स्वीकृत है । 
व्यभिचारो--सम्भ्रमप्रीति के समस्त व्यभिचारी गौरवप्रीति में भी होते हैं । 


१--देकसम्बन्धितामात्रादशुरुघी रण गौरवम्‌ । तन्मयी लालके ग्रीतिगौंरवम्ती तिरुच्यते ॥८१५॥ 
“-भ० २० सि०, पश्चिमविभाग, द्वितीय लददरी 
२₹--अनुमावास्तु तस्वाग्रेनीचासननिवेशनम । गुरोव॑र्त्मानुसा रित्व धुरस्तस्य परिग्रह: ॥ 
स्वैशावारविमोद्याया:शीतालाल्येषु कीतिता: ॥॥७७॥--वही 





कृष्ण भक्ति-रस के विविंध हूप॑ २२१५ 


जैसे हुए, दूर से पाउचजन्य की शंखध्वनि के गगनमडल में उद्‌गत होने पर यदुराजघानी 
में स्थित कुमारों का रोम-रोम हुष्ट नट की भाँति नृत्य करने लगा ।* इसमें भी 
अयोग-योग भेद प्व॑वत्‌ हैं । 

प्रश्रय भक्ति रस - गौरवप्रीतिरस के लाल्य भाव पर आश्चित भाव को प्रीति- 
सन्दर्भ में प्रश्यभवितरस कहा गया है ओर उसे स्वतन्त्र रस माना गया है। इस प्रश्नय- 
भक्तिरस का विवेचन इस प्रकार से किया गया है। 

स्थायीभाव--प्रश्नयभक्ति नामक दास्यरति । 

शालस्बन--लालक श्रीकृष्ण । इस रस में श्रीकृष्ण का श्राविर्भाव परमेश्वरा- 
कार तथा श्रीमन्नराकार रूप से द्विविधि होता है।' ब्रह्मा आदि के श्रीकृष्ण 
परमेदवराका र हैं, द्ादशाक्षर मन्त्र के ध्यान से जो गोपबालक दिखाई पड़ते हैं उनके 
श्रीमन्‍्तराकार तथा द्वारिकाजात लाल्यगण के उभयविध हैं। पुत्र, अनुज, अरातुष्पुत्र 
इत्यादि लाल्य है ।* 

उद्दीपन--गुण, जाति, क्रिया, द्रव्य श्लौर काल भेद से उद्दीपन पाँच प्रकार के हैं । 

गुश--भकक्‍त विषयक वात्सल्य, स्मितदृष्टि इत्यादि एवं श्रीकृष्ण की कीर्ति, 
बुद्धि, बल इत्यादि । 

जाति--गोपत्व, क्षत्रियत्व । 

क्रिया--परमेश्वराकार के प्रश्चित भक्तों के लिए सृष्टिस्थिति श्रादि के कर्ता 
कृष्ण, विश्वरूपदर्शन इत्यादि क्रियारूप उद्दीपन हैं। नराकार श्रीकृष्ण के प्रश्नित 
भक्तों के लिए परपक्षदलन, स्वपक्षपालन, सदयावलोकन इत्यादि उद्दीपन हैं । 

द्रव्य--अ्रस्त्र (शंख, चक्र, गदा, पद्म और शाज्भुघनु)वादित्र (वंशी व श्द्ध), 
भूषण, स्थान, पदाजू, भक्त इत्यादि । जिनके परमेश्वररूप श्रीकृष्ण भ्रालम्बन हैं, उन 
पर श्रीकृष्ण के द्रव्य रूपी उद्दीपत शभ्रलौकिक रूप में तथा जिनके श्रीमन्नराकार हैं 


उन पर लौकिक प्रतीत होते हुए भी अलौकिक प्रभाव डालते हैं। 
काल-- श्रीकृष्ण का जन्म, विजयादि सम्बन्धी तिथि, जाति, क्रिया, द्रव्य, 


काल उद्दीपन झाश्रयभक्तिरस में कथित हुए हैं, इन्हें यथायोग्य प्रश्रयभक्ति रस में 
भी झवगत किया जाता है | 


१--भ ० २० सि०, पश्चिम विभाग, द्वितीय लहरी (तअच्युत अन्थमाला प्रकाशन), ४० ३१५४६ । 

२--अथप्रश्रयमक्तिमयो रसः तत्रालम्बनों लालकत्वेन रफुरणप्रअयमक्तिविषय: ओक्षष्णाश्च पूर्वकत्‌ 
परमेश्वराकारः श्रीमन्नराकारश्वेति द्विविधाविर्भाव: ।--प्रीतिसन्दर्भ, वृत्ति २१८ 

३... तत्तदाश्रयत्वेन च लाल्याश्व त्रिविधा: ततन्रपरमेश्वराकाराश्रया:  अह्यादयः । 
ऑमन्वराकाराअया: श्रीदशाक्रध्यानदर्शितश्रीगोकुलपृथुका: । उमयाश्रया: शऔद्वास्काजन्मानः । 
ते च सर्वे यथायर्थ पुन्नानुजप्नातुष्युत्नादय: ।--बही 


५१% 


२२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भौर चैतन्य-सम्प्रदोय 


अनुभगव--बाल्यभाव से मृदृभावसहित श्रीकृष्ण से नाना प्रश्न करना, उनसे 
खेलने की प्रार्थना करना, उनके बाहु, अंगुलि इत्यादि का श्रवलम्बन ग्रहण कर 
भ्रवस्थित श्रीकृष्ण के क्रोड़ में वेंठनया तथा उनका चब्वित ताम्बूल ग्रहण करना 
इत्यादि प्रश्नयभक्तिरस के अनुभाव हैं । 

वाल्यभिन्न भ्रन्य वयस्‌ (किशोर, यौवन) में श्रीकृष्ण का श्राज्ञापालन, उनकी 
चेष्टा का अनुस रण, स्वातन्व्य-त्याग इत्यादि श्रनुभाव हैं। किन्तु वाल्य तथा अन्य 
श्रवस्था में श्रीकृष्ण का ब्रानुगत्य प्रमुख अनुभाव है । 

सात्विक--स्तम्भादि समुदाय । 

व्यभिचारी--पूर्वोक्त हु, गरवे इत्यादि । 

विभावादि संवलित इस प्रश्नयभक्तिरस में पूवंकथित योग-प्रयोग आदि भेद 
भी हूँ । 

वास्तव में, मध्ययुगीन हिन्दी और बदला के क#ृष्णकाव्य में प्रीतिरस का 
सम्यक्‌ स्फुरण' नही हुआ है। सिद्धान्त रूप में इस रस का विस्तृत विवेचन चेतन्य 
सम्प्रदाय में भ्रवश्य हुआ किन्तु रस रूप में दास्यभाव को रूपान्तरित कर देने वाला 
काव्य नहीं रचा गया। हिन्दी में सूरदास के विनय के पदों में दास्यरतति 
सर्वाधिक विकसित रूप में मिलती है । सम्भ्रमप्रीति से अधिक गौरवप्रीति कौ ओर 
सुरदास जी का भुकाव परिलक्षित होता है । उनसे अपने इष्टदेव के प्रति ममता भी 
विकसित है और श्रीक्षष्ण के प्रति बालक की धृष्टता भी यत्र-तत्र खुलकर प्रकट हुई 
है। वस्तुत: प्रीतिरस का सम्यक्‌ निर्वाह द्वारिका-लीला के प्रसद्ध में हो सकता था 
किन्तु मध्ययुग के क्ृष्यकान्य में श्षजलीला का ही विशद गान हुआ है, प्रन्य घाम 
की लीलाओं का वरणंव प्रायः नगरय-सा है । 

प्रेयभक्तिरस--(मैत्नीमयरस) सख्यभावजन्यरस को प्रेयभक्तिरस कहा गया 
है | ग्रात्मोचित विभावादि द्वारा स्थायीभाव सख्य जब सज्जन के चित्त में रत की 
पृष्टि कराता है तब उस रस को प्रेयभक्तिरस कहते हैं ।* 

स्थायी साव-- समानप्राय सखाद्यय की सम्भ्रमशुत्य विश्वासमयी रति को 
सख्य कहते हैं। यह सख्यरति प्रेयरस का स्थायीभाव है ॥* 





२--स्थायीमावों विसावायै: सख्यमात्मोचितैरिदद 
नीतश्वित्ते सतां पुष्टि रसप्रेयानुदीयर्यते ॥१॥ 
“भ० २० सिं०, पश्चिम विभाग, तृ० ल० 
२--विसुक्तसम्भमा या स्थादिअम्भात्मा रक्िदयो: । 
प्राय: समानयोरत्न सा सख्यं स्थायिशब्दभाक्‌ ॥४४॥ --बही 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध खूरषे २२७ 


यह सख्यरति वृद्धि प्राप्त होकर क्रमश" प्रण॒य, प्रेम, स्नेह और राग दशशाओं 
तक आरोहरा करती है। जिस रत्ि में स्पष्ट रूप से सम्भ्रम का अ्रवकाश हो फिर 
भी सम्भ्रम स्पर्श न कर सके, उसे प्रराय कहते हैं ।* प्रेयरस की इन अवस्थाओं का 
उदाहरण भी दिया गया है। यथा--- 

प्रेम--पाण्डवों के अज्ञातवासकाल में नारद ने श्रीकृष्ण से कहा, हे मुकुन्द ! 
तुम परमेश्वर हो, उनकी राज्यच्युति, बनवास, परग्रह मे दासकर्म जेसी अभ्रमदज्भुलमयी 
दुर्गति हुई है, फिर भी तुम्हारे मत मे उन पाण्डवों के प्रति दुगुना सख्यामृत बढ़ा है ।* 

स्नेह - श्रीकृष्ण के क्रीड़ा करते-करते सो जाने पर श्रन्य गोपबालक स्नेह से 
आद्ं चित्त होकर उनका मनोज्ञ गीत गाने लगे । रे 

राग--निष्ठुर अद्ववत्थामा ने जब दुष्परिहाय वाणपंक्ति श्रीकृष्ण पर चलाई 
तब गाण्डीवधारी श्रर्जुन ने उछल कर उस वाणश्रेणी को अपने हृदय पर घारण कर 
लिया, अर्जून को यह वारावृष्टि पुष्पवृष्टि सहश प्रतीत हुई ।* 

झालम्बन--हरि एवं हरि के सलागण । 

द्विभुजरूपघारी श्रीकृष्ण प्रेयरस के आलम्बन होते हैं, कहीं वे चतुर्भूजरूप 
में भी आविभूत होते हैं। कहीं चतुर्भुजरूप में श्राविर्भूत होने पर भी श्रीकृष्ण उत्कट 
सख्य के कारण नराकार ही प्रतीत होते हैं जेसे विश्वरूप दर्शव के परचात्‌ अर्जुन 
के सम्मुख । 

प्रयरस के आलम्बन श्रीकृष्ण सुन्दरवेशधारी, सर्वसंल्लक्षणयुक्त, बलिष्ठ, 
विविध भ्रकारेण अद्भूत भाषावेत्ता, बावदूक, सुपण्डित, अतिशय प्रतिभाशाली, दक्ष, 
करुणा विद्विष्ट, वीरश्रेष्ठ, विदग्ध, बुद्धिमान, क्षमाशाली, रक्तलोक, समृद्धिमान्‌ एवं 
सुखी हैं । 

सखा वे हैं जो रूप, गुण शौर वेश में श्रीकृष्ण के समान हैं, दास की भाँति 
यन्त्रणाशुन्य हैं एवं विश्वासी हैं। सखा ब्रजस्थ, पुरस्थ भेद से दो प्रकार के हैं । 
द्वारिकापुर में अश्र्जून, भीमसेन, द्रोपदी, श्रीदामा ब्राह्मण इत्यादि सखा हैं जिनमें 
भ्र्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं । किन्तु प्रेयरस में न्नजस्थ सखाओों की मान्यता अधिक है। ब्रज 
सम्बन्धी सखा क्षणमात्र को भी कृष्ण का दर्शन न पाकर व्यथित हो जाते हैं, सदा 





१--भक्तिरसारृतसिंधु, पश्चिम विभाग, तृ० ल० (अच्युतग्रन्थमाला प्रकाशन, १६८८ विक्रमाव्द) 
श्लोक ५७ | 

२--वहीं, ए० २८७ । 

३--वही, ४० रु८ | 

४--वही, ६० रछछ | 


श्र८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


श्रीकृष्ण के साथ विहार करते हैं, उनका जीवन ही क्ृष्णमय है। ये ब्रजवासी 
श्रीकृष्ण के वयस्य कहे जाते हैं, सारे सखाओं में ये प्रधान हैं। गोकुल में वयस्य 
चार प्रकार के कहे गये हैं--सुहृत, सखा, प्रियसखा, प्रियनर्मंसखा । 

सुहृत्‌ के सख्य में वात्सल्य की गन्ध होती है। ये वयस्‌ में श्रीकृष्ण की भ्रपेक्षा 
किव्चित्‌ बडे हैं, भ्रस्त्रधारी हैं भ्रौर सदा दुष्टों से श्रीकृष्ण की रक्षा करते हैं | सुभद्र, 
मण्डलीमद, गोभठ, भद्रवद्धंन, इन्द्रभट, भद्राज्भ, बलभद्र, वीरभद्र, आदि गोपगरण सुहृत्‌ 
हैं। इनमें से मशडलीभद्र व बलभद्र प्रधान हैं । 

जो श्रीकृष्ण के कनिष्ठतुल्य हैं, जिनका प्रेम किज्चित्‌ दास्यभावमिश्चित है, 
उन्हें सखा कहते हैं। विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप और मरन्द इत्यादि 
श्रीकृष्ण के सलागरा हैं, ये उनकी सेवा में अनुरक्‍त हैं । 

जो तुल्यवयस हैं एवं केवल सख्यभाव के अ्ाश्चित हैं, उन्हें प्रियसखा कहा 
गया है | श्रीदाम, सुदाम, दास, वसुदाम, किकिणी, स्तोककृष्ण, अंशु, भद्रसेन, 
पुण्डरीक, विद्धुट व कलविड्धू इत्यादि श्रीकृष्ण के प्रियसखा हैं। ये विविध केलि 
द्वारा सवंदा श्रीकृष्ण को सुख प्रदान करते हैं । स्वंप्रमुख प्रियसखा श्रींदाम हैं । 

प्रियनम्मंसखा उपयुक्त तीनों वयस्यों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे श्रीकृष्ण के अन्त- 
रज् हैं। प्रियनम्मंसला विशेष भाव-सम्पन्न हैं एवं श्रीकृष्ण के अत्यन्त गोपमनीय रहस्य- 
कार्यों में नियुक्त रहते हैं । 

सखागरा नित्यप्रिय, देवता व साधक भेद से त्रिविध कहे गये हैं। इनसें से 
कोई सखा स्थिरभाव से मन्त्री की भाँति श्रीकृष्ण की उपासना करता है, कोई परि- 
हासक है जो अपने चपल स्वभाव से श्रीकृष्ण को हँसाता है, कोई अपने सरल स्वभाव 
झौर ऋजु व्यवहार से श्रीकृष्ण को सुखी करता है। कोई सखा प्रतिकूल वक्रभाव से 
श्रीकृष्ण को विस्मित करता है, कोई प्रगल्भतापूर्वंक श्रीकृष्ण से वादविवाद करता 
है । इस प्रकार सखाशों का श्रीकृष्ण से बहुमुखी सम्बन्ध है। ये सब मधुर स्वभाव के 
हैं एवं पवित्न मैत्री दारा नाना कार्यों में वेचित्रय सम्पादन करते हैं । 

उद्दोपन--श्रीकृष्ण की वयस्‌, उनका रूप, छज्, वेणु, शंख, तथा विनोद, 
परिहास एवं पराक्रम, राजा, देवता, अवतार की चेष्टाओं का श्रनुकरण प्रेयरस के 
उद्दीपन हैं । इनके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के गुगु--अभिव्यक्त मित्रता, सरलता, कतज्ञता, 
बुद्धिपारिरत्य, प्रतिभा, दक्षता और शौयेबल इत्यादि--भी उद्दीपन हैं । 

वथस्‌--कौमार, पौगण्ड श्रोर केशोर । गोकुल में कौमार एवं पौगण्ड, मथुरा, 
द्वारिका में केझौर वयस्‌ उद्दीपन है । कोमार वात्सल्य के श्रधिक अनुकूल है, ग्रतएव 
भोकुल में सख्यरस श्रीकृष्ण के पौगण्ड वयस्‌ में अ्रस्फुटित होता है । 


कष्णभक्ति-रस के विविध रूप २२६ 


पौगण्ड की झाद्य, मध्य झौर शेष तीन झवस्थाएँ होती हैं। प्राच्पौगण्ड में अधर 
की रक्तिमा, उदर की क्ृशता, कण्ठ में शंख की भाँति तीन रेखा आदि चिह्न लक्षित 
होते हैं । इस वयस्‌ के प्रसाधन हैं पृष्पालद्भार, गैरिक आदि धातु द्वारा चित्रजल्प, 
पीतवर्ख एवं पट्टवस्त्र आदि। वन में गोचा रण, बाहुयुद्ध, नृत्य, शिक्षारम्भ इत्यादि चेश्टाएँ 
हैं। मध्यपीगएड में भाण्डीरतट पर क्रीड़ा व गोबद्धंनधारण चेष्टाएँ होती हैं। अन्त्य- 
पौगर॒ड में वाक्यभद्धिमा, नरम सखाओों से कानाफूसी, उनसे गोकुल बालाशों की प्रशंसा 


ग्रादि चेष्ठाएं व्यक्त होती हैं। केशोर मधुररस के प्रसड्भ में विस्तार से वशणित है । 
समवयस्क सखाग्रों में मैत्रीभाव भ्रधिक प्रगाढ़ होता है। कृष्ण के मानव- 


सुलभ गुण॒--अभिव्यक्तमित्रता, कृतज्ञता, श्रादि--भक्त श्र भगवान्‌ के बीच की 
चौडी खाई पाट देते हैं। उनके इन गुणों के कारण मानव हृदय की दिव्यसत्ता के 
लिए पुकार साथंक हो पाती है। समानता का भाव भक्ति को ग्लानि-विवज्ञ कुण्ठा से 
मक्त करके सर्वप्रथम ऐसी भावभूमि पर झात्मा-परमात्मा का साक्षात्कार करवाता 
है जिसमे अंशी-अ्रश परस्पर ओतप्रोत होने लगते हैं, उनमें क्रीड़ा का भाव स्फुरित 
होने लगता है । कृष्ण का बुद्धि-पाण्डित्य, दक्षता, प्रतिभा श्रादि गुण विस्मय के 
भाव को अक्षण्ण रख कर भक्तिरस को प्राकृत सख्यरस से ऊंचा उठाए रहते हैं, 
प्रलोकिकता का स्पर्श बनाये रखते हैं। कुछ उद्दीपन के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे 
हैं, यथा--- 
राजा का अनुकरण 
बिबिघ कुसुम दिया सिहासन निरमसिया 
कानचाई बसिला राजासने । 
रचिया कुसुम दास छत्र धरे बलराम 
गदगदू नेहारे बदने॥॥ 
अल्योक-पललव करे सुबल चामर करे 
सुदामेर करे शिखिपुच्छ। 
भद्रसेत याँथि साला पराय कनाइर गले 
शिरे देय गुञजाफल गुच्छ | 
है ५ # 


ए उद्धदास क्रय सख्य-दास्य रसमय 
सेवये सकल सला मभेलि ।॥* 





१--पदकल्पतरू, पंद सं० १२३८ 


२३० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


अभिव्यक्त मित्रता, कतज्ञता, बुद्धिचातुये 


स्पास कहत नहिं भुजा पिरानी, स्वालनि कियो सहैया । 

लकुटनि ढेकि सबति मिलि रास्यो, अरु बाबा नंदर॑या ॥ * 
।शौयंबल 

सब मिलि पुछे गोवद्ध न क्‍यों धर्यो । 

कहो कृष्ण ऐसो डर काको क्‍यों सघवा पायन पर्यो।*े 


कन्हैया हेरी दे । 

सुभग साँवरे गात की में, सोभा कहत लजाऊ । 
मोर-पंख सिर-मुकुट की, मुख-सटकति बलि जाऊं | 
2५ श्र 2५ 


सब सिलि आनंद प्रेम बढ़ावत, गावत गुत गोपाल । 
यह सुख देखत स्थाम संग कों, सूरदास सब ग्वाल ॥ रे 


भनुभाव--सख्यरस के अ्रनुभाव भक्तिरसशास्त्र की मौलिक सुझ हैं । इस रस 
के अनुभाव हैं--बाहुयुद्ध, कन्दुक, चूत, स्कन्‍्ध पर आरोहरण व वहन, परस्पर लाठी 
खेलना, युद्ध द्वारा श्रीकृष्ण का परितोष--पर्यडू: आसन व '्कूला में श्रीकृष्ण के साथ 
सोना, बैठना, परिहास करना, जलाइय में विहार । श्रीकृष्ण से मिलने पर सखाओं 
में नुत्य-गीत आदि भी हुआ करता है । ये अनुभाव अत्यन्त सहज हैं, पौगण्डवयस में 
ये क्रीड़ाकौतुक हुआ करते हैं । इस प्रकार के खेल समानता के भाव में ही खेले जा 
सकते हैं, किसी सम्भ्रम या आरात्महीनता से आक्रान्त होकर नहीं । सख्यरस की ये 
स्वाभाविक चेष्टाएँ हैं । 


स्कन्ध पर आरोहण 
श्राजि खेलाय हारिला कानाई । 
सुबल करिया कान्धे वसन प्रांटिया बाँधे बंशीवरटेर तले जाई ।* 
नल ०२8५५ 82 आम जय अर 
१---सरसागर, पद सं० १ए८३ 
. रे--परमानन्द सागर, पद सं० २६७ 
३- घूरसागर, पद सं० १०९६ 
है परकल्पतरुं, पृद्‌ सं० ११६७ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २३१ 
पयंद्ु में शयन 
सुन्दर स्थाम शरोर । 
श्रीदासक कोरे झलसे तहि झुतल सुबल कोरे बलवीर ।* 


नृत्यगीतादि 
चरावत व॒न्दावन हरि घेनु । 
ग्वाल सला सब संग लगाये, खेलत हैं करि चंनु । 
कोउ गावत कोउ म्रलि बजावत, कोउ विषान कोउ बेनु । 
कोउ निरखत कोउ उधरि तार दे, जुरि ब्रज बालक सेतु ।* 


प्रेयभक्‍तों का कार्य 

सुहृदों का कार्य है श्रीकृष्ण को कतंव्याकतंव्य का उपदेश देना, हितजनक 
कार्य में प्रवृत्त कराना, एवं सब कार्य में अग्रसर होना | सखाओं का कार्य श्रीकृष्ण 
के मुख में ताम्बूल भ्रप॑णा करना, तिलक निर्माण, चन्दनलेपत, व मुखमण्डत को 
चित्रविचित्र भ्रद्धित करना है। प्रियसखाश्रों का कर्म है श्रीकृष्ण को युद्ध में पराजित 
क्रना, हाथ से फूल छीन लेना, श्रीकृष्ण द्वारा अपना शज़जार करवाना, तथा हाथा- 
पायी का प्रस्ताव रखता । ब्रजकिशोरियो का दौत्य करता, उनके प्रणय का अनुमोदन 
करवाना, उनके साथ प्रशय-कलह उपस्थित होने पर श्रीकृष्ण का पक्ष-समर्थन, 
काना-फूसी इत्यादि प्रियनमं सखाझ्नों के कार्य हैं । 

दासभक्‍तों के साथ वयस्यों की साधारण कियाएँ हैं--वन्यपुष्पों एवं रत्नालद्धारों 
द्वारा श्रीकृष्ण का भ्रलद्धूरण, श्रीकृष्ण के सम्मुख नृत्य, गीत, गोसुश्ूषा, अज्जुमदेन, 
व्यजन और माला ग्रन्थन आदि । 

सात्विक--स्तम्भ, स्वेद, रोमाञउच, स्वरमेद, श्रश्नु आदि ॥ 

प्रेयरस के पदों में सात्विक भाव के उदाहरण कियत्‌ हैं। भक्तिरसामृतलिन्धु 
में कालियहृद में श्रीकृष्ण के प्रवेश करने पर सखाश्ों की दशा का एक उदाहरख 
दिया गया है जिसमें भ्रधिकांश सात्विक सम्मिलित हो गये हैं।'* यों कृष्ण के श्रलोकिक 





१- पद कल्पतरु, पद सं० १२०१ 
२--सरसागर, पद सं० १०६६ 
३--प्रविष्यवति माधवे मुजगराजभाज हदम्‌। तदीयसुहृदस्तदा प्रथुलवेपथुव्याकुला: । 
विवर्णवपुषः ऋषण॒द्विकट घर्॑रध्माथिनों । निपत्य निकटस्थली अुबि सुबुप्तिमारेमिरे ॥४१॥ 
“--भ० र० सिं०, पश्चिम विभाग, तु० लू० 


२३२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतत्य-सम्प्रदाय 


कृत्यों को देखकर स्तम्भ, रोमाञ्च श्रादि सात्विकों का प्रकट होना स्वाभाविक है । 
उनके गुणों से भ्रभिभूत चित्त में प्रशंशाभाव के कारण रोमाज्च, स्वरभेद, अश्रु श्ौर 
प्रलय आदि सात्विक प्रकट हुए रहतें हैं । 


व्यभिचारी--उम्रता, त्रास, आलस्य के श्रतिरिक्त अन्य सारे व्यभिचारी 
प्रेयरस में प्रकट होते हैं । योग में मद, हे, गव॑, निद्रा व घृति तथा अयोग में मृति, 
क्लम, व्याधि, अपस्मार व दीनता अ्रधिक व्यक्त होते हैं । 


कृष्ण का सान्निध्य पाकर सखा को हुए के साथ-साथ मद और गयव॑ भी हो 
सकता है। भ्राप्ति पर चित्त की अ्चञ्चलता (घृति) एवं मनस्तुष्टि स्वाभाविक है । 
प्रेयरस की लीलाशों की अविच्छिन्न अनुभूति से जाग्रत मन का निमीलन (निद्रा) 
सम्भव है। जिसका सारा सौन्दय, सारा उत्साह, जीवन मे सारी रुचि कृष्ण-संग के 
कारण हो, उसका कृष्ण के अ्रभाव में अग्रपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। 
प्रतएव सखा, विरह में अत्यन्त दीन हो जाता है श्ञोर जीवन की प्रेरणा तथा स्फूर्ति के 
लुप्त हो जाने से वह व्याधिग्रस्त-सा हो जाता है। कृष्ण की निरन्तर स्मृति से मन 
जब अत्यन्त विकल और दुःखकातर हो जाता हैं तब उसको अ्रपस्मार, कलम और 
मृति ज॑से वाह्य-चेतना को निर्जीव और हतप्रभ करने वाले भाव सहज ही आाक्रान्त 
कर लेते हैं। ये सथ्चारी कृष्ण को भी अभिभ्वुत करते हैं क्योकि अपने सखागझ़्रों के 
लिए उनके मन में वैसा ही प्रेम होता है जेसा सखाश्ों में उनके लिए । 


प्रंयरस में भी भ्रयोग व योग दो अ्रवस्थाएँ होती हैं। भ्रयोग में उत्कण्ठित 
आर वियोग तथा योग में सिद्धि, तुष्टि व स्थिति भ्रवस्थाएँ इस रस में भी घटित 
होती हैं । 


श्रयोग - उत्कण्ठित अर्जुन धनुर्वेद का श्रध्ययत करते-करते वाष्पपूरित गद््‌गद्‌- 
वाक्य सहित श्रीकृष्ण से आलिज्भन निवेदित करने लगे ।* 


वियोग--श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर सखाओं की अश्रवस्था वियोग के 
अन्तर्यंत भ्राती है। इस स्थान पर दस दशाएँ उल्लिखित हैं--ताप, कृश्ता, जागरण, 
झालम्बन-शृन्यता, भ्रधृति, जड़ता, व्याधि, उन्म्राद, मूर्च्छा, मृति । 





१०-भक्तिस्सामतसिघु, पश्चिमविभाग, तृ० ल० श्लोक ४७--शअ्रच्युत ग्रन्थमाला-प्रकाशन, १६८८ 
विक्रमाब्द, ४० रुप | 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २३३ 


कृशता, ताप, अधृति 
सब तें छीन सरीर सुबाहु । (कुशता) 
ग्राधो भोजन सुबल करत है, सब ग्वालिनि उर दाहु। (ताप) 
तन्‍द गोप पिछवारे डोलत नेतन नोर प्रवाहु। (भ्रधृति) 
झ्रानन्द मिदयो मिटी सब लोला, काहु सन न उछाहु ।* 


मूर्च्छा, मलिनता, कृशता, उन्माद 
आ्रासिबार काले हेरि धेनुशाले पडे मुरछित हैया। 
चड़ा नाहि बांधे नटवर-छान्दे बसव नाहिक परे । 
भोजन तेजल देह दुरबल सतत प्रलाप करे।' 
वियोग की दस दक्षाएँ प्रकट लीला मे स्वीकृत हैं, अप्रकट लीला में नही । 
अ्रप्रकट नित्यलीला में श्रीकृष्ण भौर ब्रजवासियों का कभी विच्छेद नही होता । 
योग 
सिद्धि--द्ुपदनगर में कुम्भका रगृह में श्रीकृष्ण को देखकर तुल्याकृति होने के 
कारण श्रर्जून ने उनसे मित्रता की । 
तुष्टि--श्रीकृष्ण के इन्द्रप्रस्थ जाने पर भीम मामा कृष्ण का आलिगन करते 
हुए हास्यवदन हुए, प्रेमाश्रधारा से श्राकुल होकर नकुल सहदेव के साथ आकर 
शर्जुन प्रियवम अच्युत का झ्ालिज्भून करते हुए स्वेद से भींग गये । रे 


स्थिति 

ब्रजवासियों के साथ श्रीकृष्ण की नित्यस्थिति है | सखाओों से श्रीकृष्ण कहते 
हैं कि वे उन्हें छोड़ कर कही नहीं जाते ।* 

सिद्धि, तुष्टि, स्थिति प्रकट लीला मे द्वारिका में ही सम्भव है । ब्रज मे कमी 
श्रप्रकट वियोग नही होता, भ्रत: सदैव योग की स्थिति रहती है । प्रकट लीला मे जब 
ब्रज के सखाओ्रों से विच्छेद हुआ तब उस विच्छेद के पश्चात्‌ कृष्ण से पुनमिलन क्षश 
भर के लिए ही हुआ । 





१--सूरसागर, पद सं० ४७०७ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १७८ 
३--त॑ मातुलेयं परिरभ्य निंवृत्तो भीम: स्मयन्‌ प्रेमजलाकुलेन्द्रिय: । 
यमौ किरीटीच सुहत्तमं मुदा प्रवृद्धाष्पा: परिरेभिरेषच्युतम ॥--भागवत, १णणशरश 
४--अज तैं तुमहि कहूँ नहिं टारों, यह पाई में हैँ जज आवत ।-“यरसागर, पद सं० १०६६ 


२३४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


वत्सलभक्तिरस--विभावादि हारा पुष्ट होकर वात्सल्य-स्थायी वत्सलभक्ति- 
रस कहलाता है ।* 


स्थायीभाव--अतुकम्प्य के प्रति श्रनुकम्पाकारी की जो सम्भ्रमणुन्य रति 
होती है उसे वात्सल्य कहते हैं। यह वात्सल्य वत्सलरस का स्थायीभाव है। वात्सल्य- 
रति भी प्रेम, स्नेह व अनुराग दशाएं घारण करती है । 


आलस्बन--श्री कृष्ण एवं उनका गुरुव्ग । कृष्ण का कोमल, दौशव ओर 
कोमाय॑ ही इस रस में मुख्यतः ग्राह्म है, यद्यपि आय्केशोर तक वे अपने गुरुजन के 
वात्सल्य के पात्र बने रहते हैं। श्यामाज़ु, रुचिर, स्वसंल्लक्षणाक्रान्त, मृदु, प्रियवाक्य, 
सरल, लज्जाशील, विनयी, मान्यजन को मानप्रद, दाता इत्यादि गुणों से विभूषित 
श्रीकृष्ण वत्सलरस के श्रालम्बन हैं। किन्तु जब इन गुणों का वत्सलता में तिरोभाव 
हो जाता है और वे प्रभाव-शुन्य होकर झनुग्रह के पात्र से लगते हैं, तभी कृष्ण की 
आालम्बन-विभावना होती है, भ्रन्यथा परमेश्वर का शनुग्राह्म होना श्रसम्भव प्रतीत 
होगा ।* गरुरुवग्ग से वे हैं जिनमें यह भाव है कि वे कृष्ण से बड़े हैं। अधिकमन्यभाव, 
शिक्षा देने एवं लालन आ्रादि गुणों के कारण गुरुवर्ग इस वत्सलरस के शआ्राश्रय हुए 
रहते हैं। इस वर्ग मे यशोदा, नन्‍्द, रोहिणी, ब्रह्मा द्वारा हरे गये पुत्रों की माताएँ, 
देवकी व उनकी सपत्नियाँ, कुन्ती, वसुदेव एवं सनन्‍्दीपन मुनि शाते हैं जिनमे 
प्रधान हैं यशोदा और नन्‍्द । 


उद्दीपत--कोौमा रादि वयस्‌, रूप, वेश, वाल्य-चचलता, मघुरवाक्य, मन्दहास्य, 
क्रीडा आदि वत्सलरस के उद्दीपन हैं । 


कोमार की तीन अ्रवस्थाएँ होती हैं--श्राद्य, मध्य, शेष । प्रथम कोौमार में 
उरुदेश की स्थूलता, नेंत्र के भ्रन्तर्भाग में शुक्लवरणंता, अल्प दन्तोदगम एवं 
मृदुता प्रकट रहती है। श्राद्यफोमार में बारम्बार पादनिशक्षिप, क्षण में रोना क्षरा में 
हँसना, अंगूठा चूसना, उतान सोना इत्यादि चेष्टाएं होती हैं। करुठ में बाघ-नव, 





१--विभावायैस्तु वात्सल्यं स्थायी पुष्टिमलागतः । 
एप क्त्सलतामात्र प्रोक्तो भक्तिस्सो बुध; ॥१॥ 
--भ० २० खिं०, पश्चिमविभाग, चु० ल७० 
२-श्यार्मांगी रुचिर: सब्वंसंललन्षणयुतोी मृदुः ॥२॥ 
प्रियवाक्‌ सरलो हीमानू विनयी मान्यमानकृत्‌ ॥ 
दातैत्यादिगुणः कृष्णों विभाव इब्द कथयते ॥३॥--वही । 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २३१५ 


रक्षातिलक, काजल, कटि में पटरज्जु व हाथ में सृत्र--ये सब श्राच्यकोमार के 
आशभृषण हैं । 

मध्यकोमार में केश के अग्रभाग गिरने लगते हैं, ईषत्‌ नग्नता अर्थात्‌ कृष्ण 
कभी वस्त्र पहिनते हैं, कमी विवसन रहते हैं तथा करणंछेदत, रिंगण आदि चेष्टाएँ 
हुआ करती हैं । इस अवस्था के अ्लद्धार हैं नासाग्र में मोती, हाथ में नवनीत, कटि 
में छोटी घण्टी । 

शेषकौमार में मध्यदेश ईषत्‌ क्षीण होने लगता है, वक्षस्थल किच्चित्‌ विशाल 
होने लगता है एवं मस्तक पर लटें लटकने लगती हैं। घटी (एक वस्त्रविशेष जिसमें 
कम फैलान होती है किन्तु लम्बाई काफी होती है, और जिसका शभ्रगला हिस्सा साँप 
के फरण की भाँति कुब्न्चित होता है), वन्यभूषण, हाथ में छोटी बेंत इत्यादि इस वयस्‌ 
के भूषण हैं । ब्रज के आस-पास गोवत्सचारण, सखाओ्रो के साथ कीड़ा, सूक्ष्म वेणु, 
श्यूज्ध व पत्तों का वाद्य-वादव इत्यादि शेष कॉमार की चेष्टाएँ हैं । 

पौगण्ड का विस्तृत वर्णन प्रेयरस के प्रसद्भ में हो चुका है । 

केशोर वयस्‌ वत्सलभक्तिरस के भ्रधिक अनुकूल नहीं है। श्रीकृष्ण के नवयोवन 
से शोभायमान होने पर भी वत्सलरस-निष्ठ व्यक्तियों के निकट पौगण्ड-वयस ही 
विशेष रूप से आस्वादनीय होती है। 


रूप-वेश 
हरि जू की बाल-छबि कहों बरनि । 
सकल सुख की सींव, कोटि-मनोज-सोभा हरनि ॥ 
भुज-भुजड़ सरोज नेननि, वदन विधु जित लरनि ॥ 
रहे विवरनि सलिल नस उपसा अपर दुरि डरनि ३ 


वाल्य-चापल्य--दूध के मटके फोड़ता, आँगन में दही फेंक्रना, मथानी तोड़ना 
तथा अग्नि में निरन्तर नवनीत डाल कर भाता का आनन्द बढ़ाना इत्यादि कीड़ाएं 
वाल्य-चापल्य-बोधक हैं । 





१--सूरसागर, पद सं० ७२७ 
२--इहरि सब भाजन फोरि पराने। 
हाँक देत पैठे दे पैला नेक न मनहिं डराने। 
सीके छोरि मारि लरिकनि को माखनदधि सब खाइ । 
भव॒न मच्यौं दि कांदौ लरकनि रोवत पाछ्ठ जाइ ॥--सरखागर, पद सं० ६४६ 


२३६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


मधुर वाक्य 
मा सा सा बलि चान्‍्द वदन तुलि नवीत कोकिला येन बोले ।* 
है ८ रे 
मेया मैं नह माखन खायो । 
ख्याल पर ये सखा सबब सिलि, मेरे मुख लपटायो । 
देखि तुही सींके पर भाजन, ऊंचे धरि लटठकायों। 
हाँ जु कहत नान्‍्हें कर अपने, मैं केसे करि पायों । 
झ्नुभाव--जो चेष्टाएँ वात्सल्य, विशेषकर मातृत्व में अत्यन्त स्वाभाविक हैं 
वे ही वत्सल-रस के अनुभाव हैं। मस्तक आपध्राण, अद्भध सहलाना, आशीर्वाद, 
झाज्ञाकरण, लालन, प्रति-पालन और हितोपदेश आदि इस रस के असाधाररथ 
अनुभाव हैं। मित्र के साथ तिरस्कार, नाम लेकर पुकारता, चुम्बन भ्रौर आ्रालिड्भरन 
झादि वत्सल-रस के साधारण काये हैं । 
अद्भसहलाना, चुम्बन, आलिद्धुन 
धरनि-धर राख्यों दिन सात । 
अ्रतिहीं कोमल भूजा तुम्हारी, चापति जसुभति सात॥! 
ऊचो श्रति बिस्तार भार बहु, यह कहि कहि पछितात । 
वह अ्रमाध तुब तनक तनक कर, कंसे राख्यो तात ॥ 
मुख चूमति, हरि कंठ लगावति, देखि हंसत बल भञ्रात । 
सुर स्थास को कितिक बात यहू, जननी जोरति वात ४ 


हितोपदेश 
भ्रामार दापति लागे ना धइह घेतुर श्रागे परानेर परान नौलमरिय ।४ 
हि >< है 
कन्हैया तु नहिं मोहि डरात । 
घट्रस परे छाँड़ि कत पर घर, चोरी करि-करि खात 


सात्विक--स्तम्भादि ग्राठों सात्विक वत्सलरस में प्रकाशित होते हैं | इनके 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ११६० 
२--सुरसागर, पद सं० ६५२ 
३--वही, पद सं० १४५८७ 
४--पदकल्प्तरु , पद सं० ११८६ 
५४--पूरसागर, पद सें० ८५ 


कुष्णभक्ति-रस के विविध रूप २३७ 


भ्रतिरिक्त स्तनदुग्धक्षरण- यह एक और सात्विक प्रकट होता है। ममता मे अश्रु- 
पूरित होना स्वाभाविक है। शिक्षु की चेष्टाञ्रों से पुलकित माता-पिता में रोमाच्च, 
कम्प श्र स्व॒रभज्ध आदि भी नेसगिक हैं। सन्‍्तान पर किसी विपत्ति की झाशद्धा 
से या हर्षातिरेक से स्तम्भ जैसे सात्विक प्रकट होते हैं, श्रादि-प्रादि । 
स्तनद्ग्धक्षरण 
हेरइते परशिते लालन करइते स्तन खिरे भीगल बास ।* 

व्यभिचारी--अपस्मार सहित प्रीतिरसोक्त व्यभिचारी वात्सल्यरस मे प्रकट 
हुए रहते हैं। उनका उदाहरण योग-श्रयोग में दिया गया है। वत्सल-रस की भी 
योग-अ्रयोग अवस्थाएँ होती हैं । 

अ्योग--वत्सल-रस में भी अ्रयोग के उत्ककठिशत और वियोग भेद हुआा 
करते हैं। उत्करिठत का उदाहरण ब्रजलीला में नहीं मिलता॥ वियोग का ही 
विस्तृत प्रसद्भ वहाँ प्राप्त है। वियोग में अनेक व्यभिचारियों की सम्भावना होती है 
किन्तु चिन्ता, विषाद, निवेंद, दैन्य, जड़ता, चपलता, उनन्‍्माद और मोह की प्रधानता 
रहती है। 


चपलता 
फूटि न गई तुम्हारी चार्‌यों कंसे मारग सु्के॥ * 
देन्य 
हों तो धाइ तिहारे सुत की मया करत ही रहियो ॥* 
चपलता, उन्माद, मूर्च्छा, मोह 


रजनी प्रभाते माता यक्षोमति नवनी लइया करे । 
कानाइ बलाइ बलिया डाकये निररे नयान करे ॥। 
तबे मने पड़े तारा सधुपुर तबहि हरये ज्ञान । 
फ्यल-कुन्तले लोदाय भूतले क्षेणे रहि म्रछान ॥ 
श्रीदाम सुबल झासिया से बेले अवरत वदन दिया। 
तुया नाम करि उठये फुकरि थुनि थिर बान्चें हिया ॥। 
चेतन पाइया सबलें लदया यतेक बिलाप करे। 
से कथा व शुनिते सनुज पत्रुज परान नाहिक धरे॥। 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ११४४ 
२--सूरसगार, पद सं० १७४३ 
३--वहीं--पद सं० ३७६४ 











रेप. ... अध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्र चैतन्य-सम्प्रदीय॑ 


तिल आध तोरे नादेखिया भरे बने ना पाठाय जेह । 
ए पुरुषोत्तम कहये से जन केमने घरिब देह. द 


योग : सिद्धि--वसुदेव की पत्नियाँ रज्गभस्थल में समुस्थित श्रीकृष्ण को देख 
कर क्षणकाल में कञ्चुलिका का अचल सींचने लगीं । 
ट 
_ लीन्हों जननि कण्ठ लगाइ ॥ सन 
...भ्रद्ध पुलकित रोस गदगद, सुखद श्रास बहाइ ४७* (हुं) 
माता यद्योमती  घाइ उनमती ॥  (हर्षोन्माद 
गशेपाल लदया कोरे ॥ 
स्तन-क्षीर-ध।रे तनु बहि पड़ भरये नयात-लोरे॥ (पश्व) 
निज घरे जाइया क्षीर सब लेया भोजन कराइया बोले । 
घरर बाहिरे श्लार न करिब सदाइ राखिब कोले ॥रै 


स्थिति--ब्रज के परिकरों के साथ श्रीकृष्ण की नित्य स्थिति है । 
प्रीति, प्रेय श्रौर वत्सल 

ये तीनों रस कभी स्वृतन्त्र रूप में कभी मिश्रित रूप में आस्वादित होते हैं । 
बलराम का सख्य प्रीति और वात्सल्य मिश्रित है, युधिष्ठिर का वात्सल्य प्रीति व 


सख्यभावान्वित है । चकुल, सहदेव, नारद आदि का सख्य प्रीतियुक्त है। उद्धव की 
प्रीति सख्य मिश्चवित है । कुछ गोपियों के वात्सल्य में सख्य का मिश्रण हुआ रहता है। 


उज्ज्वलरस 
..... रस की पूर्णतम अभिव्यक्ति तब होती है जब आस्वादक आरास्वाद्य-एकाकार 
हो जायें, मदीयभाव छोड़ कर तदीयभाव प्राप्त हो, तादात्म्य प्राप्त करें। तादात्म्य 
की चरम-स्थिति कान्तभाव के माध्यम से भक्तिरस में अ्रभिव्यक्त की गयी है। 
परमानन्द को निविड़ अनुभुति को राधा (गोपी )-कृष्ण के सम्बन्ध में चरिता्थ होता 
दिखलाया गया है । परत्रद्म की स्वरूपशक्ति एक रूप में इस आनन्द को आस्वाद्य 


बनाती है, दूसरे रूप में उसका आस्वादन करती है। राधा यही शक्ति हैं, वह 
उज्ज्वल किवा मधुर रस की अरधिष्ठातृ देवी हैं। आस्वादक रूप में वह तत्व श्री 





र-पदकत्पतर, पद संग श्छए४८...."फ || || _|_|_य“्पज़़़््् 
र--वरसागर, पद सं० रशेकथ 2 5 जय 5 मय । 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६६२ के 

















कंष्णुभक्ति-रस के विविघ रूप॑ २३६ 


कृष्ण है, आस्वाद्य रूप मे श्रीराधा । युगल दम्पति का ओतप्रोत भ्रानन्द श्राद्य रस है, 
परात्पर रस है, इसे ही कष्ण-भक्ति ने उज्ज्वलरस की संज्ञा प्रदान की है । 

शान्तरस इस उज्ज्वल रस का आधार है, किन्तु इसके वैचित्रय के सम्मुख 
हतप्रभ ! शान्त क्या, प्रीति, प्रेय, और वत्सल-रस भी इस रस के प्रागे नहीं ठहर 
पाते । यह उज्ज्वलरस मघुरतम है, साथ ही सबसे अ्रधिक सकुल भी । पूर्क॑-पूर्व 
रस का गुण पर-पर रस में सन्निविष्ट होता जाता है। गुणाधिक्य से स्वाद में 
भ्राधिक्य होता है। मघुररस मे शान्त, प्रीति, प्रेय, वत्सल रसों के गुण विद्यमान' 
रहते हैं, इसीलिए इसका आस्वादन सर्वोपरि होता है । मधुररस में पृर्वंकथित रस 
उसी प्रकार से सन्निहित हैं जिस प्रकार पृथ्वी में आकाश, वायु, अग्नि और जल ।£ 

मधुरभाव में शान्त का स्थैयें, दास्य की सेवाभावना, सख्य का निस्सद्धभोच, 
भाव झौर वात्सल्य का ममत्व एकत्रित हो जाता है, और इन सबके ऊपर होतो है 
अनिरवंचनीय तादात्म्य की श्रनुभुति जिसका अन्य भावों में असाव बना रहता है। 
इसीलिए श्रीकृष्ण का चरम माधघुये योपियों के संसर्ग में प्रस्फुटित होता है। 
ब्रजदेवियों में भी राधा का प्रेम शिरोमरि है जिसके सन्मुख स्वय श्रीकृष्ण नतमस्तक 
हो जाते हैं। रास में केवल राधा को लेकर छिप जाना राघधाभाव की महत्ता का 
परिचायक है। शतसहस्त्र गोपियों से श्रीकृष्ण को पूर्यातृप्ति नही सिल पाती, एक 
मात्र राघा के भाव से हो उन्हें पुर्गोरस का आस्वादन हो पाता है। इसी भाव के 
कारण कृष्ण पूरांप्रकाम बनते हैं। राधा आह्वाद की घतीभूत दिव्य विग्रह हैं जिससे 
संयुक्त हो कर पुरुषोत्तम कृष्ण प्रानन्दब्रह्म की सज्ञा लाभ करते हैं । 

अतएवं, मधुररस में राधा का स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि बल्‍लभ-सम्प्रदाय 
में गोपियों को लेकर भी मघुर रस का परिपाक हुआ है किन्तु वहाँ भी राधा प्रेम 
का स्थान घृर्य है। निम्बार्क, राघाबल्‍लभ, हरिदासी एवं चेतन्य-सम्प्रदायों में राघा 
एकमात्र नायिका हैं, श्रन्य गोपियाँ या तो उनकी सहायक सल्तियाँ हैं या दूती मात्र । 
गोपियों एवं राधा का सम्बन्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समझाया गया है। 
ग्रोपियों को राधा की अ्रद्भकान्ति कहा गया है, वे राघा की काय-व्यूह हैं । रसलास्त्र 
की दृष्टि से बललभ-सम्प्रदाय को छोड़कर श्रन्य सम्प्रदायों में मोपियों को नायिका 
का स्थान नहीं मिला है। वे राघा की सखी किवा दूती रूप में मधुर रस का 





१--पूव्वें पूव्वे रसेर गुण परे परे हुथय | दुइ  तिनगनने पंच “पर्यन्त बाड़य वा 

गुणाधिक्ये स्वादाधिक्य बाढ़े प्रति रसे । शान्त दास्य सख्य वात्सल्य शुण मधुरेते कैसे ॥ 

आकाशादिर गुण येन पर पर भूते ।दुईइ तीन क्रम बाडे पंच एथिवीते ॥ 
-चै० च०, मध्यलीला अष्टम परिच्छेद, प० १३६ 


२४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


विस्तार करती हैं, किन्तु स्वतन्त्ररूप से रस की आ्राश्नय नही बनती । यद्यपि चेतन्यमत 
में रसविवेचन के प्रसद्भ में गोपियों की चर्चा श्रालम्बन-विभाव के अन्तगंत की 
गई है, तथापि पदावली-साहित्य में सिवा राधा के अन्य किसी गोपी मे मधुररस 
की विभावना नही-सी हैं। अ्रधिकांश सम्प्रदायों में मधुररस, राधाकृष्ण रस ही 
है, इसकी पृर्णतम स्थिति को निकुञ्जरस कहा गया है । ग्ोपीकृष्ण रस एकमात्र 
बल्लमभ-सम्प्रदाय में सम्यकू रूप से विकसित हुआ है, वहाँ गोपियाँ राधा की सखी 
बनकर भी अपना श्राश्नय-विभावन नहीं खोतीं । 


इस रस का सर्वाधिक महत्व होने के कारण रूपगोस्वामी ने उज्ज्वलरस 
पर एक पृथक्‌ ग्रन्थ, उज्ज्वल नीलमरि' का प्रशयन किया । मधुररस का विवेचन 
श्वुद्भार रस के आधार पर ही किया गया है। मधुररस पूरे मध्ययुगीन कृष्ण॒काव्य 
को आ्राक्रान्त किये हुए है, उसमें यहो स्वर गूंजता है--- 


“तरमेव श्याम रूप, पुरी मधुपुरी बरा, बय: कंशोरकं ध्येयं, आद्यो एवं परो रस: ।' 


आत्मोचित्‌ विभावादि द्वारा पुष्ट होकर मधुरारति मधुराख्य भक्तिरस 
कहलाती हैं ।* इस मधुराख्य भक्तिरस का आस्वादन वे नहीं कर सकते जो प्राकृत 
श्द्धाररस से सास्य देखकर इससे विरक्त हो गये है, न ही वे रसिक-वृन्द जो समता 
देखकर इसकी ओर आक्ृष्ट हुए हैं, वरनू्‌ वे जो न आसक्त हैं न विरक्त । 


स्थायीभाव---उज्ज्वल रस में मधुरा रति स्थायीभाव है ।* इस रति का 
झ्राविर्भाव कई कारणों से होता है जिनमें प्रमुख हैं--अभियोग, विषय, सम्बन्ध, 
ग्रभिमान, तदीयविज्येष, उपमा और स्वभाव, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । 


ग्रभियोग--स्वयं अपने द्वारा या अन्य किसी के हारा निज भाव का प्रकाशन 
अभियोग कहलाता हैं। भक्त या तो गुरु के माध्यम से या स्वयं भ्रपनी श्रन्तरचेतना 
के विकास से श्रीकृष्ण की रति प्राप्त करता है। रति प्राप्त कर ग्रात्मनिवेदन के 
द्वारा अभियोग सिद्ध होता है अथवा गुरु मध्यस्थ बनकर भक्त और भगवान का 
झ्रादान-प्रदान आरम्भ करता है, उनके भावसुत्र को जोड़ता है । 





२- आत्मोचितविभावाद्ें: पुष्टि नीता सत्ता हृदि ॥ 
मधुराख्यों भवेदसक्तिस्सोप्सों मघुरा रति:॥शा 
“पश्चिमविभाग-पंचमलइरी, भक्तिरसाभृतसिधु 
२--स्थायीमावो भक्‍त्यत्न पूर्रोक्ता मधुरा रति: ।--वही, श्लोक ६ 


नशा 


कुष्णुभक्ति-रस के विविध रूप रेड १ 


विषय--अब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--इनकों विषय कहते हैं। साधना 
की अपरिपक्व दशा में मानवीय इन्द्रियाँ शुद्ध नहीं होती । अशुद्धता के कारण 
मधुरभाव की स्फूर्त विषय के साध्यम से नही हो पाती, एकमात्र छुद्ध अन्त:करण 
में होती है । किन्तु साधना की परिपक्वावस्था में जब पञ्चेन्द्रियाँ चिन्मय हो जाती 
हैं तब मधुर प्रेम किसी भी इन्द्रिय-गुगु से अ्रभिव्यक्त हो सकता है। राधा, भक्त की 
उस मनोदद्या की प्रतीक हैं जिसमे इन्द्रियों मे जाने-प्रनजाने श्रीक्षष्णा के प्रति 
स्वामाविक उन्मुखता झा जाती है। ललितमाधघव” नाठक में विषय के द्वारा 
कृष्णुरति के जन्म लेने का एक सुन्दर प्रसद्ध श्रवतरित किया गया है। राधा 
प्रपती सखी से कहती हैं, “हे सखि, एक पुरुष के कृष्णनाम के एक अक्षर मात्र 
सुनने पर मेरी बुद्धि विलुप्त हो रही है। भ्रन्य किसी पुरुष का वंशीनाद मेरे कानों 
में प्रवेश करके मुझे उन्‍्मादित किये दे रहा है । किसी एक अन्य पुरुष को चित्रपट 
में देखने पर उसकी स्निरध-द्युति मेरे मन से संलग्न हो बेठी है । हा कष्ट ! जब 
एक पुरुष की रति में इतनी व्याकुलता है तब मैं तीन पुरुषों की रति कैसे वहन कर 
सकूगी ? ऐसी द्चा में मेरी मृत्यु हो जाना ही श्रेयस्कर है ।” 


सम्बन्ध --कुल, रूप, शील, शौये इत्यादि के गौरव को सम्बन्ध कहते हैं । 
कोई-कोई भक्त कृष्ण के रूप, उनके कुल, गौरव, शील, पराक्रम इत्यादि ग्रुणों, से 
प्रभावित होकर कृष्ण के प्रति मधुर भावापन्न होते हैं, जैसे रक्मिणी । ऐश्वर्यप्रधान 
भक्तों में मधुररति का प्रादुर्भाव प्राय: सम्बन्ध! के भान से होता है । 

झभिसान--संसार में भ्ूरि-भूरि रमणीय वस्तु के रहते हुए भी मुझे एकमात्र 
श्रपनी ही वस्तु, चाहे वह कैसी ही क्‍यों न हो, वह कास्य तथा प्रार्थनीय है---इस प्रकार 
के निश्वयीकरण को अभिमान कहा गया है। दूसरे शब्दों में ममता के आस्पद में 
अनन्यतामय सड्भूल्प का नाम अभिमान है। यह अ्रभिमान रूप आदि की अपेक्षा न 
करता हुआ रति उत्पन्न करने में समर्थ है। भ्रभिमान, प्रेम की नितान्त विज्लुद्ध, अत्यन्त 
अहेतुकी स्थिति है। प्रेमी को प्रेमास्पद के लिए अकारण आझ्राकषंण होता है | वह 
उसमें किसी वाह्म-युण का सन्धान नहीं करता श्रत्युत्‌ प्रेमाक्ननच्छरित नेत्रों से उस्रे 
प्रियतम की प्रत्येक वस्तु सौन्दर्यमय प्रतीत होती है। यह अका रण आकर्षर निष्काय 
प्रेम का जनक है तथा प्रेम की अननन्‍्य चातक-गति का, रूपलिप्सा आदि अ्वान्तर कारश्यों 
से स्वाधीन उसकी स्वत:पूर्ण निष्ठा का परिचायक है।आारम्भ में इस निरचयीकरख 
के बिना भग्रवत्प्रेम ढ़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्त:कररख में उसकी अनुमति के 
उठने पर भी वाह्यमन तृष्णापञ्नों में भटका करता है । साधना की प्रोढ़ावस्था में ही 
भगक़ान्‌ के दिव्यरूप श्रादि का आकर्षण स्वाभाविक बन पाता है। 

१६ 


२४२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


तदीय विशेष--क्ृष्ण सम्बन्धी वस्तुओं को तदीय विशेष कहते हैं जैसे उनके 
चिह्न, गोष्ठ, प्रियजन श्रादि | भक्ति का मूलमन्त्र मदीय भाव को छोड़कर तदीयभाव 
में प्रतिष्ठित होना है, अपने से सम्पर्कित वस्तुओं के प्रति ममता का नाश करके कृष्ण॒- 
सम्पकित परिवेश से अ्रनुराग उत्पन्न करना है। अहं एवं मम की श्वूद्धुलाझों को तोड« 
कर ही क्ृष्ण का भअ्रप्राकृत प्रेम अनुभव किया जा सकता है। इसलिए भक्त जब 
निस्पृषह्ठ हो जाता है, अहद्लार एवं ममता से विगत होने लगता है तब कृष्ण (तदीय) 
सम्बन्धी वस्तुएँ कृष्ण के प्रति अ्रनुराग उत्पन्न करने लगती हैं। इस भाव की चरम 
स्थिति सहचरी में दृष्टिगत होती है जहाँ जीवात्मा स्वसुख की वाञ्छा से नितान्त मुक्त 
हो, राधाकृष्ण की क्रीड़ा का रसपान तत्सुख-सुखी भाव से करती है । 

उपसा--श्रीकृष्ण से सहश्यप्राप्त वस्तुओं को उपसा कहा यया है जैसे तमाल, 
नील-कमल, घनद्याम इत्यादि । निर्गुग की सगुण अनुभूति में उपमा सहायक होती 
हैं । रूप, गुण, धर्म में कृष्ण के समान दीखने वाली वस्तुओं में भक्त स्वभावतः 
रामराविष्ट हो जाता है | इन वस्तुओं को देखकर उसके हृदय में प्रसुत भावसाम्य के 
कारण भंकृत हो उठते हैं । इ्यामघन, नीलोत्पल आदि का चिन्तन घनीभूत होकर प्रेम 


उत्पन्न करता है । 
स्वभाव--जो वाह्म काररों की अपेक्षा नहीं रखता वरन्‌ स्वतः ही आविर्भेत 


होता है, उसे स्वभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे मधुरारति का सच्चित संस्कार 
कह सकते हैं । यह स्वभाव निसग्रे और स्वरूप भेद से दो प्रकार का होता है। सुदृढ़ 
प्रभ्यासजन्य संस्कार को निसभ कहते हैं, निसगग में श्रीकृष्ण के रूप, गुणा भ्रादि उद्दीपन 
का थोग कियत्‌ होता है। यह जन्मान्तरीरण संस्कार के कारण स्वयं प्रकाशित रहता 
है । रति-उत्पादक वस्तुओं को स्वरूप कहते हैं; यह कृष्ण॒निष्ठ, ललनानिष्ठ एवं 
उभयनिष्ठ होता है । 

मधुरारति का तारतम्य भी महत्त्वपूर्ण है। यह रति तीन प्रकार की होती 
है - साधारणी, समझसा, समर्था, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। कुब्जा में साधारणी, 
द्वारिका की महिषियों में समझसा तथा ब्रजदेवियों में समर्था रति उत्पन्न हुई रहती 
है। इनकी उपमा मरिं, चिन्तामरिं' और कोस्तुम से दो जा सकती है। मस्मि 
यक्षपि इन तीचों रत्नों में सबसे कम ग्रुगशाली है तथापि वह सर्वेंसुलभ नहीं हैं, 
तदनुरूप कुब्जा आदि की साधारणी रति भी सर्वसुलभ नहीं है । भ्रौर जैसे चिन्तामरिण 
सुदुलेभ है वैसे ही कृष्शमहिषियों के श्रतिरिक्त समझसा रति श्रन्यत्र सुलभ नहीं है । 
इन सब पर कौस्तुभमरिंग विराजमात है जो जग्रदुलेंस है, श्रीकष्णु-व्यतिरेक कहीं 
भी नहीं मिलती, उसी प्रकार समर्थारति केवल भोकुल की योपियों में ही होतीं है, 


भ्रन्य- कहीं नहीं । 


कृष्णामक्ति-रस के विविध रूप २४३ 


साधारणी--जो रति अतिशय प्रगाढ़ नहीं होती, प्रायः कृष्ण॒दरन से उत्पन्न 
होती है और जो सम्भोगेच्छा का ही निदान है, उसे साधारणी रति कहते हैं ।* 

गाढ़ता के अभाव मे रति सम्भोगेच्छा तक ही सीमित रह जाती है | इस 
इच्छा के छास पर इस रति का ह्ास भी हो मकता है, भ्रतः इसका नाम साधारणी 
है । वास्तविक प्रेम निष्काम होता है किन्तु जो भक्त प्रेम के इस सिद्ध स्वरूप को 
प्रारम्भ से ही नहीं पकड़ पाते, तथा जिनमें काममाव की भक्ति होती है उनकी रति 
को साधारणीरति कहा जाता है। यों मधुर भक्ति की दृष्टि से यह हीनतम भाव है 
किन्तु कामभाव के उन्‍नयन का साधक होने के कारण यह भाव स्वर्य॑ में पर्याप्त 
उन्‍नत झोर श्रेयस्कर है । शज्भार की लौकिक चेष्टाश्रों का ऊ्जेस्वीकरण स्वयं में 
महत्‌ साधन है । 

समज्जसा--जिस रति में पत्नीत्व का श्रभिमान होता है भौर जो मुरा 
धादि के श्रवरा से उत्पन्न हुई रहती है, तथा कभी सम्भोगेच्छा की तृष्णा भी जिसमें 
उत्पन्न होती है, उसे समझ्सा रति कहते हैं ।* 

समञ्जसा रति में सम्भीगेच्छा गौर है । जब यह इच्छा इस रति से पृथक 
रूप में केवल अपने हाव-भाव द्वारा व्यक्त होती है तब श्रीकृष्ण को वशीभूत करना 
दुःसाध्य होता है। पत्नीत्व-भाव के करण इस रति में कतंव्य-मावना तथा कृष्ण 
के प्रति सम्मान का भाव भी बना रहता है जिससे रस की स्वछन्द भ्रनुभृति बाधित 
होती हैं । 

समर्था--साधारणी और समज्जसा रति से किच्चित्‌ विशेष सम्भोगेच्छामयी 
जिस रति में नायक-नायिका का तादात्म्य भाव होता है, उसे समर्था रति कहते हैं ।* 
इसी रति में मधुर रस का पूर्ण परिपाक होता है क्योंकि इसमें पन्तंवाह्य के सारे 
प्रवरोध ध्वंस हो चुकते हैं। सब प्रकार की सीमाओं से मुक्त व्यक्ति ही इस 
परम विष्काम स्वच्छन्द साधुय का आस्वादव कर सकता है । 

यह रति ललनाओं के स्वरूप (स्वभाव) हेतु है, इसके उत्पन्न होने पर कुल, 
शील, धैये, लज्जा, श्रादि सारी लौकिक मर्यादाएँ विस्मृत हो जाती हैं। यह रति 





१--नातिसाद्दवा इरेः प्रायःसाक्षादर्शन सम्सवा । 

सम्मोगेच्छा निदानेयं रतिः साधारणी मता ॥१०५॥--उन्ज्वलनीलमणि, स्थायीसाव-प्रकरण 
२--पलीभावामिमानात्मा शुणदि अश्रवयादिजा | 

क्वचित्मेदित सम्मोगतृष्ण सान्रा समजसा ॥३शा--वहीं 
३--किश्विद्विशेष मायान्त्या सम्मोंगेच्छा चयाम्रितः | 

र््या वादात्यमाफप्ना सा समर्थति मण्यते ॥३७॥/--बहीं 


२४४ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


भ्रत्यन्त गाढ़ भोर सानन्‍्द्र होती है। समर्था-रति सम्भोगेच्छा के कारण विशेषता प्राप्त 
नहीं करती, इसमें केवल कृष्ण-सुखार्थ ही उद्यम होता है ।॥* 

प्रौढ़ होने पर यही रति महाभाव दशा प्राप्त करती है। अतणएव मुक्त एवं 
प्रधान भक्त इसका अन्वेषण किया करते हैं किन्तु यह प्राप्त वहीं होती । यह रति 
अ्रविच्छेध है, विरुद्ध भाव द्वारा भी अभेद्य रहती है। जब यह प्रतिकूल भाव द्वारा 
ग्रविचलित रहती है तब उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम उदित होकर क्रमशः मान, 
प्रणय, राग, श्रनुराग व भाव में परिणात होता है ।* जिस प्रकार इक्षुदण्ड की ग्रन्थि 
में स्थित अंकुर मिट्टी में बोये जाने पर यथासमय इक्षु, रस, ग्रुड़, खाँड़, शक्कर, 
मिश्री व मिश्री के ढेले (सितोपल ) का रूप धारण करता है, उसी प्रकार रति से प्रेम 
प्रेम से राग, राग से अनुराग तथा अनुराग से महाभाव उत्पन्न होता है।ये उत्तरोत्तर 
मधुर हैं, सितोपल स्वरूप महाभाव मधुरतम है। 

प्रेम के विकास के कारण स्नेह, मान, प्रशय श्रादि को प्रेम के अन्तयंत हा 
माना गया है। उपर्युक्त अवस्थाश्रों की परिभाषाएँ दी गयी हैं तथा उनके उपभेदों 
का भी कथन हुमा है । 

.. प्रेम--ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी जो ध्वंस नहीं होता, युवक- 

युवती के ऐसे भावबन्धन कोइप्रेम कहते हैं ।र* 

यह प्रेम प्रोढ़, मध्य, मन्द भेद से तीन कोटि का होता है । नायक के विलम्ब 
हो जाने पर नायिका की चित्तवृत्ति श्रज्ञात रहने पर नायक को जो कष्ट पहुँचता है 
उसे प्रोढ़ प्रेम कहते हैं। जो प्रेम इतर कान्ता के प्रेम को भी सहन करता है, उसे 
मध्य प्रेम कहते हैं जैसे चन्द्रावली का प्रेम । सवंदा श्रात्यन्तिक रूप से परिचित होने 
पर भी जो प्रेम अन्य कान्‍्ता की अपैक्षा अथवा उपेक्षा नहीं करता, उसे मन्द प्रेम 
कहते हैं।* श्री राधा एवं उनकी सखियों में प्रेम की प्रौढ़ता है, चन्द्रावली इत्यादि 
में मध्यत्व है, मन्द प्रेम का उदाहरण ब्रज में असम्भव है । 





१--सर्व्वाद्युतविलासोम्मि चमत्कारकरश्रिय: । 
..._ असम्भोगेच्छा विशेषोष्स्या रतेजातु न मिथ्यते ॥ 
इत्यस्यां कष्णसौख्यार्थभेव केवलसुच्यम: ॥४०॥--उज्ज्वलनीलमरणि, स्थायीभाव-प्रकरण 
२--स्वाइड्ेय रतिः प्रेम्णा ओचन्‌ स्नेह:क्रमादय॑। 
स्थान्मन: अणयों रागो5नुरागो साव इत्यपि ॥४४४--वही 
३-सव्वंधा ध्वंसरहित सत्यपि ध्वंसकारणोें । 
युदभाववन्धन यूनी:स ग्रेम़ा परिंकीतितः ॥४६॥- वही 
४- सदः परिचितत्वादे: करोत्यात्यन्तिकां तु यः । 
हैवापेद्ां नवापे््यां सर्प्रेमा मन्द उच्यते ॥५०॥--वही 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप श्ध्भू 


उपर्युक्त भेद श्रीकृष्ण के प्रेम का है। इसी की भिन्न प्रकार से व्याख्या 
प्रेयसियों के श्रीकृष्णविषयक प्रेम में की जाती है। यथा, विच्छेद की असहिष्णुता 
को प्रोढ़ प्रेम कहते हैँ, कष्टसहित सहिष्णुता को मध्य प्रेम तथा किसी समय विस्पृत्र, 
हो जाने वाले प्रेम को मन्द प्रेम कहते हैं । 

स्नेह--जो प्रेम परमोत्कर्ष में आरोहरा करके चिद्दीपदीपन श्र्थात्‌ प्रेमो- 
पलब्धि का प्रकाशक होता है तथा चित्त को द्रवीभृत करता है, उसे स्नेह कहते हैं । 
स्नेह दर्शनमात्र से सन्तुष्ट नहीं होता । अज्भ-सद्भ, अवलोकन, श्रवण पश्रनित 
स्नेह क्रमश: कनिष्ठ, मध्यम, व ज्येष्ठ कहलाता है क्‍योंकि ये इन्द्रियाँ उत्तरोच्चर 
सुक्ष्म हैं । 

स्वरूपस्नेह दो प्रकार का होता है--घृतस्नेह, मधुरस्नेह | जो स्नेह अ्रतिक्षय 

प्रादरमय है, उसे घृतस्नेह कहते हैं । यह भावान्तर के साथ मिल कर शत्यन्त सुस्वादु 
होता है।आदर की ग्राढ़ता के कारण इसे घृतस्नेह कह कर निर्देशित किया गया है। 
अपनत्व-भावनायुक्त स्नेह मधुस्तेह कहलाता है । जिसका माधुय॑ स्वयं प्रकट होता है, 
जिसमें नाना रसों की सुक्ष्मरूप से प्रवस्थिति रहती है तथा जो उन्‍्मादकारी व उष्श 
होता है-- मधु के साथ इन विशिष्टताश्रों की समानता के कारर, ऐसे स्नेह को 
मधघुस्नेह कहते हैं । 

सान-- जो स्नेह उत्क्ृष्ठता प्राप्ति के निमित्त नित्यनृतन माधुयें अनुभव कराता 
हैं एवं स्वयं कुटिलता घारण करता है, उसे मान कहते हैं । 

मान द्विविध है--उदात्त और ललित । घृतस्नेह उदात्त-मान का रूप घारण 
करता है। यह उदात्तमान कई प्रकार का होता है। कहीं-कहीं गहनता या दुर्बोच 
रीति घारण करके भी सरल बना रहता है, कहीं पर प्रकृतरूप से कुटिल होता है, 
और कहीं पर बाहर कोप प्रकट करके भी सरल बना रहता है। मधुस्नेह यदि 
स्वतन्त्र रूप से हृदयगत कौटिल्य या नम्नता को धारण करे तब उसे ललितमान 
कहते हैं । 

प्रशय--मान के विश्रम्भयुक्त होने को प्रणय कहते हैं। विश्रम्भ का तात्पयें 
विश्वास भ्रथवा सम्भ्रमरविहीनता है । यह विश्वास प्रेयसी और कान्त के प्राण, भव, 
बुद्धि, देह, परिच्छद की ऐक्य-भावना का पोषक होता है । 

विश्रम्भ दो प्रकार का होता है--मैत्र एवं सख्य। विनयान्वित विश्वम्भ 
मैत्र है जेसे रास में अन्तर्ष्यान के उपरान्त आगत श्रीकृष्ण के प्रति विभिन्न गोपियों 
का भाव । इस विश्वम्भ में विनय आवश्यक है किन्तु भयनिर्मुक्त जो विश्रम्भ है, उच्चका 
नाम सख्य है । इस सख्य में श्रीकृष्ण को वशीभृत करने की शक्ति होती है, जंसे 
श्रीराघा और सत्यभामा का विश्रम्भ । 


२४६ भध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


प्रशय, स्नेह और मान का कोई निश्चित क्रम वहीं है । कहीं पर प्रणय स्नेह 
से उत्पन्न होकर मानदशा प्राप्त करता है तो, कहीं पर स्नेह से मान उत्पन्न होकर 
प्रशयरूप में परिणत होता है। प्रशसय एवं मान में अवद्य ही कार्यकारण का 
सम्बन्ध है । 

राग--प्रणय के उत्कष हेतु चित्त में जब श्रतिशय दुःख भी सुखरूप में अनुभूत 
होता है तब उस दद्या को 'राग” कहते हैं जैसे कड़ी धूप मे गोवद्धंनपवंत पर खड़े 
होकर श्रीकृष्ण का दर्शन करना, श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम के कारण कलडू का भी प्रिय 
लगना शभ्रादि । राग की दो अवस्थाएँ होती हैं--नीलिमा तथा रक्तिमा । 

नीलिमाराग--नील वृक्ष के समान इयामलताजनित राग्र को वीलिमाराग 
कहते हैं। इसे नीली राग भी कहते हैं । इस राग में व्यय की सम्भावना नहीं होती, 
बाहर अतिशय प्रकाशवान्‌ नहीं होता, तथा स्वलग्न भाव को ढक लेता है। यह राग 
चन्द्रावली प्रौर श्रीकृष्ण में लक्षित होता है ।* 


रक्तिमाराग--कुसुम्भ एवं मश्लिष्ठ के समान राग को रक्तिम राग कहते हैं । 
इसके दो उपभेद हैं---कुसुम्भ और मज्निष्ठ । 

कुसुम्भ--जो राग चित्त में झतिशीघत्र उत्पन्न होता है तथा भ्रन्य राग की 
कान्ति प्रकाशित करके यथोचित शोभा पाता है, उसे कुसुम्भरक्तिमराग कहते हैं । 
स्वमावतः यह चिरस्थायी नहीं होता किन्तु श्रन्य किसी भाव के साथ मिलकर 
चिरस्थायी होता है, वेसे ही जेसे कुसुम्भ पृष्प का रज्ध स्वतः चिरस्थायी नहीं होता 
किन्तु अन्य द्रव्य के साथ मिलकर स्थायी हो जाता है | इ्यामला आदि गोपियों का 
प्रेम कुसुम्भराय के अन्तर्गत भ्ाता है क्‍योंकि वह मश्लिष्ठरागमयी श्रीराधा के राग 
के साथ युक्त होकर चिरस्थायी होता है। 

भज्जिष्ठ--जो राग किसी अन्य की श्रपेक्षा नहीं रखता, निरन्तर निजकान्ति 
द्वारा ही वृद्धिशील रहता है, उसे मडि-जष्ठ राग कहते हैं ज॑से राधाकृष्ण का राग | 
सल्चारी-भाव इस राग को विचलित नहीं कर पाते, यह स्वतः सिद्ध है । नीली राग 
की भाँति किसी भ्रन्य की अपेक्षा इसे नहीं रहती तथा कुसुम्भ राग की भाँति सीमित 
कान्ति इसकी नहीं है वरन्‌ इसकी झाभा सतत वृद्धिशील रहती है। 


घृतस्नेह, उदात्त मान, मैत्रप्रणय व नीलिमा राग, चन्द्रावली, रुक्मिणी एवं श्रन्य 





१--्यवस्म्भावनाहीनों वहिरनाति प्रकाशवान्‌। 
' स्वलग्नमावाक्स्णो नीलीराय:सतां मतः ॥| 
युथावक्गोक्यते चेष चन्द्रावलिसूकुन्दयों: ॥८६॥--उज्ज्क्लनीलमणि, स्थायीमाव-प्रक्रुयु 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २४७ 


महिषियों में है तथा मधुस्नेह, ललितमान, सख्य प्रणय आदि राघा, सत्यभामा एवं 
ग्रन्य नायिकाओओंं में है । 

स्नेह तथा राग आदि का यह वर्गीकरण भाव की विविधता को आत्यन्तिक 
नहीं कर देता । घृत एवं मधु-स्नेह तथा नीलिमा व रक्तिम राग के परस्पर अर्द्धपाद, 
एकपाद व साद्धंपाद आदि मिश्रण से मघुरारति नामक स्थायीभाव विविध रूप 
धारण करता हैं और भिन्न-भिन्न वायिकाओओ्रों में श्रभिव्यक्त होता है । 


अ्रतुराग--जो राग स्वयं नव-नव होकर अनुभवकारी प्रियजन को सर्वेदा 
नवीन श्रनुभूति प्रदान करता है उसे अनुराग कहते हैं।* श्रनुराग में परस्पर वशीभाव, 
प्रेम वैचित्र्य, श्रप्राणी, जगत्‌ में जन्म लेने की लालसा एवं विप्रलम्भ में श्रीकृष्ण की 
स्फूरति घटित हुई रहती है । 

भाव--यदि अ्रनुराग स्थायीभावोन्मुख होकर प्रकाशित हो तो उसे भाव 
कहते हैं । 

सहाभाव--यह भाव की परिपक्‍वतम अवस्था है। महिषियों को अ्लैम्य 
केवल ब्रजसुन्दिरयों में ही यह दशा प्रकाशित होती है। यह मघुररति की झात्यन्तिक 
प्रौढ़ावस्था है । यह रूढ़ एवं श्रधिरूढ़ भेद से दो प्रकार का माना जाता हैं । 

रूढ़-- रूढ़ महाभाव वह है जिसमें सारे सात्विक उद्यीघ होते हैं । अ्ननुमाव 
की दृष्टि से इसमें निमिष की भ्रसहिष्ण॒ता, ध्रासन्न जनसमुह का हृदय-विलोडब, 
क्षण का कल्प के समान बोध, श्रीकृष्ण के सख्य में भी आति की आशंका से 
क्षीशता, मोह के अभाव में भी प्रात्मविस्मतृति--योग वियोग में प्रकाशित हुए 
रहते हैं ।* 

झधिरूढ़--जिस महाभाव में रूढ़ भावोक्त अनुभाव विज्वेषदशा प्राप्त करते 
हैं, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं । 


अ्धिरूढ़ महाभाव के सुख-दुःख की तुलना में लोक-लोकान्तर के सुख-दुःख 
नहीं ठहर पाते । इस महाभाव के दो उपभेद हैं--मोदन एवं मांदव । जिस अधिरूढ़ 
भाव में राधाकृष्ण में सारे सात्विक उदय हों, उसे मोदन कहते हैं। यह भाव 





१--सदानुभूतमपि यः कुर्याननवनव॑ प्रियम्‌। 
रागो भवन्नवनव: सोथ्नुराग इतीयते ॥१०२॥--उज्ज्वलनीलम णि, स्थायीभाव-प्रकरण 
२--निमेषासहतासन्नननताइद्विलोडनम्‌ । कल्पच्षणत्व॑ खिन्‍्नत्वं तत्‌ सौख्ये5प्यातिशंकया ॥ 
मोहाचभाकेप्यात्मादिसवविस्मरणं सदा । चणुस्य कल्पतेत्याधा यूत्र योगवियोगयो: प१५८॥ 


२४६ भध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


प्रशय, स्नेह और माच का कोई निश्चित क्रम वहीं है । कहीं पर प्रणय स्नेह 
से उत्पन्न होकर मानदशा प्राप्त करता है तो, कही पर स्नेह से मान उत्पन्न होकर 
प्रशयरूप में परिणत होता है। प्रणय एवं मान में प्रवश्य ही कार्यकारण का 
सम्बन्ध है । 

राग--भ्रणय के उत्कर्ष हेतु चित्त में जब भ्रतिशय दुःख भी सुखरूप में अनुभूत 
होता है तब उस दशा को 'राग' कहते हैं जैसे कड़ी घृष मे गोवरद्धनपव॑ंत पर खड़े 
होकर श्रीकृष्ण का दर्शन करना, श्रीकृषष्ण के प्रति प्रेम के कारण कलड्ू का भी प्रिय 
लगना झ्रादि । राग की दो अवस्थाएँ होती हैं-- नीलिमा तथा रक्तिमा । 

नीलिसाराग--नौल वृक्ष के समान र्यामलताजनित राग्र को वीलिमाराग 
कहते हैं । इसे नीली राग भी कहते हैं । इस राग में व्यय की सम्भावना नहीं होती, 
बाहर अतिशय प्रकाद्वान्‌ नहीं होता, तथा स्वलग्न भाव को ढक लेता है। यह राग 
चत्द्रावली प्लीर श्रीकृष्ण में लक्षित होता है ।* 


रक्तिमाराग--कुसुम्भ एवं मश्लिष्ठ के समान राय को रक्तिम राग कहते हैं । 
इसके दो उपभेद हैं--कुसुम्भ और मश्लरिष्ठ । 

कुसुस्भ--जों राग चित्त में भ्रतिशीक्र उत्पन्न होता है तथा श्रन्य राग की 
कान्ति प्रकाशित करके यथोंचित शोभा पाता है, उसे कुसुम्भरक्तिमराग कहते हैं । 
स्वभावतः यह चिरस्थायी नहीं होता किन्तु अन्य किसी भाव के साथ मिलकर 
चिरस्थायी होता है, वैसे ही जेसे कुसुम्भ पुष्प का रज्जु स्वतः चिरस्थायी नहीं होता 
दिन्तु भन्य द्रव्य के साथ मिलकर स्थायी हो जाता है । इ्यामला झादि गोपियों का 
प्रेम कुसुम्भराग के अन्तर्गत भ्राता है क्‍योंकि वह मज्लिष्ठरागमयी श्रीराधा के राग 
के साथ युक्त होकर चिरस्थांयी होता है। 

भठ्जिष्ठ-- जो राग किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, निरन्तर निजकान्ति 
द्वारा ही वृद्धिशीन रहता है, उसे मडिजष्ठ राग कहते हैं जेसे राधाकृष्ण का राग। 
सझ्लारी-भाव इस राग को विचलित नहीं कर पाते, यह स्वतः सिद्ध है। नीली राग 
की भाँति किसी अन्य की अपेक्षा इसे नहीं रहती तथा कुसुम्भ राग की भाँति सीमित 
कान्ति इसकी नहीं है वरन्‌ इसकी श्राभा सतत वृद्धिशील रहती है। 


घृतस्नेह, उदात्त मान, मैत्रप्रणय व नीलिमा राग, चन्द्रावली, रुक्मिणी एवं श्रन्य 





१--व्ययरम्भावनाहीनो वहिरनाति प्रकाशवान्‌। 
स्वलग्नभावाक्स्णो नीलीरागध्सतां मतः॥ 
यृथावद्गोक्यते चैष चन्द्रावलिमुकुन्दयोंः ॥८६॥--उज्ज्वलनीलमणि, स्थायीभाव-प्रकरणु 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २४७ 


महिषियों में है तथा मघुस्नेह, ललितमाव, सख्य प्रश॒य आदि राधा, सत्यभामा एवं 
ग्रन्य नायिकाओों में है । 


स्नेह तथा राग झादि का यह वर्गीकरण भाव की विविधता को गआात्यन्तिक 
नहीं कर देता । घृत एवं मधु-स्नेह तथा नीलिमा व रक्तिम राग के परस्पर अर््धपाद, 
एकपाद व साडंपाद झ्रादि मिश्रण से मधुरारति नामक स्थायीभाव विविध रूप 
धारण करता है और भिन्न-भिन्न नायिकाश्रों मे श्रभिव्यक्त होता है । 


प्रनुराग--जो राग स्वयं नव-वव होकर श्रनुभवकारी प्रियजन को स्वंदा 
नवीन अनुभूति प्रदान करता है उसे अ्रनुराग कहते हैं।* भ्रनुराग में परस्पर वशीभाव, 
प्रेम वैचित्रय, भ्रप्राणी, जगत्‌ में जन्म लेने की लालसा एवं विप्रलम्भ में श्रीकृष्ण की 
स्फति घटित हुईं रहती है । 

भाव--यदि श्रनुराग स्थायीभावोन्मुख होकर प्रकाशित हो तो उसे भाव 
कहते हैं । 

सहाभाव--यह भाव की परिपक्वतम अवस्था है। महिषियों को अल॑स्य 
केवल ब्रजसुन्दिरयों में ही यह दशा प्रकाशित होती है। यह मधुररति की ग्रात्यन्तिक 
प्रौ़ावस्था है । यह रूढ़ एवं भ्रधिरूढ़ भेद से दो प्रकार का माना जाता है। 

रूढ़- रूढ़ महाभाव वह है जिसमें सारे सात्विक उद्दीघ होते हैं । अनुभाव 
को दृष्टि से इसमें नि्िष की प्रसहिष्णुता, भ्रासन्न जनसमूह का हृदय-विलोडव, 
क्षण का कल्प के समान बोध, श्रीकृष्ण के सख्य में भी झ्राति की आशंका से 
क्षीणता, मोह के भ्रभाव में भी प्रात्मविस्मृति--योग वियोग में प्रकाशित हुए 
रहते हैं ।* 

झधिरूढ--जिस महाभाव में रूढ़ भावोक्त प्रनुभाव विशेषदञ्ञा प्राप्त करते 
हैं, उसे अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं । 


अधिरूढ़ महाभाव के सुख-दुःख की तुलना में लोक-लोकान्तर के सुख-दुःख 
नहीं ठहर पाते । इस महाभाव के दो उपभेद हैं--मोदन एवं मादत । जिस अधिरूढ़ 
भाव में राधाकृष्णा में सारे सात्विक उदय हों, उसे मोदन कहते हैं। यह भाव 


१--सदानुभूतमपि थः कुर्यान्‍नवनवं प्रियम्‌ | 
रागो भवननवनवः सो5नुराग इतीयते ॥१०२॥--उज्ज्वलनीलमणि, स्थायीभाव-प्रकरण 
२--निमेषासहतासन्नजनताहद्विलोडनस्‌ । कल्पक्षणत्व॑ खिन्‍नत्व॑ तत्‌ सौख्येधप्यातिशंकया ॥ 
मोहाबभावेप्यात्मादिसवेविस्मरण सदा । क्षयस्थ कल्पतेत्याबा यत्र थोगवियोगयों: ॥११६॥ 
“बेदी 


२४८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चेतत्य-सम्प्रदाय 


कृष्ण तक में विक्षोभ उत्पन्न कर देता है । गुरु गम्भीर प्रेम सम्पत्तिशालिनी कान्‍्ताओं 
से भी गुरुतर जो प्रेमाधिक्य है, उसे मोदन कहते हैं। यह भाव श्रीराधा एवं उनकी 
यूथगत सखियों में ही सम्भव है। मोदन महाभाव छूदिनी शक्ति का प्रिय एवं 
धष्ठ विलास है। जब यह भाव विरह दशा में उत्पन्न होता है तब इसे मोहन कहते 
हैं। मोहन में विरह से उत्पन्न समस्त सात्विक प्रकाशित हुए रहते हैं। मोहनभाव में 
कान्ता-बिद्धित श्रीकृष्ण की मूर्च्छा, असह्य दुःख स्वीकार करके भी श्रीकृष्ण की 
सुखकामना, ब्रह्माण्डक्षोमकारिता, तियंक्‌ जाति का रोदन, मृत्यु स्वीकार करके 
शरीरस्थ भूतों द्वारा श्रीकृष्ण-सद्भ की लालसा, एवं दिव्योन्माद इत्यादि नये भ्रनुभाव 
प्रकट होते हैं। यह एकमात्र श्रीराधा में ही प्रकाश पाता है। 

दिव्योन्माद--मोहन की अ्रत्यधिक विकसित अवस्था का नाम दिव्योन्माद 
है । किसी श्रनिवंचनीयवृत्ति-विशेष को प्राप्त कर भ्रम सहृश जो विचित्र दशा हो 
जाती है, उसे दिव्योन्माद की संज्ञा दी गयी है । 

साधारण जन की संज्ञा के खो जाने को उनन्‍्माद कहते हैं, किन्तु भक्त जिस 
चेतना में प्रवेश करके अपनी मानसिक संज्ञा विस्मृत कर बैठता है, उसे दिव्योन्माद 
कहना ही उचित है । जिस प्रकार साधारण उन्माद में व्यक्ति कार्य-कारण की बुद्धि- 
सम्मत खड्जुला में नहीं बँधा रहता, उसका श्राचरण अर्थरहित प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार दिव्यभाव में चित्त के निष्कमण कर जाने पर भक्त मनस्‌-परक किसी 
बुद्धिसम्मत श्रूद्ुला में बंधा नहीं रह पाता। नूतन भाव राज्य में प्रवेश करने पर 
उसमें ऐसी भावनवृत्तियों, ऐसी चित्त-वृत्तियों का प्रकाशन होता है जो लोक-मानस 
के लिए अपरिचित एवं अज्ञात होती हैं । श्रतः उसके आच रण को उन्माद की संज्ञा 
दे दी जाती है । इस उन्माद में भक्त पूर्ण रूपेण ग्रात्मविस्मुत हो जाता है, सामान्य 
मन के सारे क्रियाकलाप समाप्त हो चुकते हैं, उसका चेतन मत अभ्रतिचेतन में लीन 
हो, किन्‍्ही ऐसी भाववृत्तियों और चित्तवृत्तियों में विचरण करता है जिन्हें समझ 
सकता मानतव-मनोविज्ञान से दुःसाध्य होता है । उसका समस्त झाचरण साधारण 
बुद्धिजीवी मानव से इतना भिन्न तथा रहस्यमय हो उठता हैं कि उसे सहज ही 

माद समझ लिया जाता है, फिर भी उस उन्माद में दिव्यगन्ध सुस्पष्ठ होती है । 

उद्घूर्या--नाना प्रकार की विलक्षण चेष्ठाश्रों को उद्घूर्णा कहते हैं । यथा, 
उद्धव ने श्रीकृष्ण से कहा, है बन्धो ! श्री राधा तुम्हारे विरहोद्भ्रम में कभी वासकसज्जां 
की भाँति कुझ्नगृह में शैया रच रही हैं, कभी खश्डिता भाव में ग्रतिशय कुपित होकर 
लीला-पद्म का तजेन कर रही हैं, कभी अभिसारिका बन कर निबिड़ अन्धकार में 
अमण कर रही हैं ।' 

जित्रजल्प--प्रियतम के सुहुद्‌ के साथ मिलने पर ग्रृढ़ रोषवश जो भावमय 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २४६ 


जल्पना होती है, उसका नाम चित्रजल्प है । यह जल्पना दस रूपों में प्रभिव्यक्त होती 
है---प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, सझ्ञल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, 
प्रतिजल्प, सुजल्प । 

असुया, ईर्ष्या व मदयुक्त अवज्ञा द्वारा प्रियतम के अ्कौशल के प्रति जो 
उद्गार होता है, उसे प्रजल्प कहते हैं| प्रभु की निर्देयता, शठता, चपलता श्रादि दोषों 
के प्रतिपादन को, जिससे कि अपनी विलक्षण॒ता व्यक्त हो, परिजल्प कहते हैं । गूढ़- 
रूप से मानमसुद्रा जिसमें मध्यवर्तिनी है, इस प्रकार की सुस्पष्ट असूया द्वारा श्रीकृष्ण 
के प्रति कठाक्षोक्ति को विजल्प कहा गया है। जिसमें गवंगर्भित ईर्ष्या द्वारा श्रीकृष्ण 
की कठोरता का कथन होता है तथा अ्म॒या सहित सदा प्राक्षेप किया जाता है, उसे 
उज्जल्प कहते हैं। गहन आश्षेप द्वारा श्रीकृष्ण की अक्वतज्ञता के प्रति उक्ति, सद्भल्प 
कही जाती है। जिसमें श्रीकृष्ण की कठोरता, कामुकता, घृतंता तथा भयहैतु ईर्ष्या 
के साथ आसक्ति की अयोग्यता वर्णित होती है, उसे अवजल्प कहते हैं। जिसमें निर्वेद 
के कारण श्रीकृष्ण की कुटिलता एवं उनकी दुःखदायिता का वर्णात होता है तथा 
सद्धूत से उन्हें भ्रन्य को सुखदाता कहा जाता है, उसे भ्राजल्प कहते हैं जैसे कुब्जारति 
पर श्राक्षेप । जिसमें श्रीकृष्ण का हन्द्रभाव दुस्त्यज्य है, दृत का सम्मान वर्णित है, 
उसे परिजल्प कहते हैं।झ्राज॑व से गम्भीरतापुवेक, दैन्य किवा चपलता सहित श्रीकृष्ण 
के संवाद पूछने को सुजल्प कहते हैं । 

मादन-प्रेम यदि महाभाव पयन्‍त जाने में उद्यमशील हो तो उसे मादन 
कहा जाता है । यह मादन, मोहन आदि भावों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। मादन सतत 
श्रीराधा में स्थित रहता है, अन्य किसी पात्र में इसकी सामर्थ्य नहीं है। 

मादन की विशेषता यह है कि ईर्ष्या का कारण न रहने पर भी मादन प्रबल 
ईर्ष्या का विधान करता है। सयोगावस्था में यह नित्यलीला की शत-शत विलासोस्मि 
में प्रकट रहता है, विप्रलम्भ में यह उत्पन्न नहीं होता है । 

स्थायीभाव के उपसंहार में इतना अवद्य कथनीय है कि रति का क्रम- 
विकास किसी निद्चित विधा से नहीं घटित होता । कभी-कभी राग से पहिले ही 
अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है, स्नेह की बाद में । इसीलिए मीराबाई में मान 
आ्रादि का अतिक्रम करके सीधे राग का झाविर्भाव देखा जाता है । यों साधारणीरति 
में प्रेम अ्रन्तिम सीमा है, समण्जसा में अनुराग । केवल समर्थारति ही भाव परयंन्‍्त 
पहुंचती है। रूढ़भाव में उद्दीर सात्विक तथा मोदन मादन में सुदीध शोभायमान 
होता है । 

साधारणी, समझ्जसा, समर्था रतियों में भी देश, काल, पात्र की योग्यतातुसार 
श्लेष्ठ, मध्य व कनिष्ठ प्रभेद होते हैं । 


२५० मध्ययुगीन हिन्दीकृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


झ्रालम्बन--श्रीकृष्ण एवं कृष्ण प्रियावर्ग । 
श्रोकृष्ण--जिसके समान कोई नहीं है, जिससे अ्रधिक कोई वहीं है, ऐसे 
सौन्दयं भ्रौर रसिकता के सम्पद्‌ श्रीकृष्ण मधुररस के झ्ालम्बन हैं। गीत गोविन्द में 
कहा गया है -- 
विव्वेषामनुरञ्जनेत जनपन्चानन्दमित्दीवर-- 
शअेणी द्यामलकोमलेरुपनयन्नज़्े रनज्भोत्सवर्म्‌ ।। 
स्वच्छन्दं॑ ब्रजसुन्दरीभिरमितः प्रत्यद्भमालिड्ितः 
श्रद्भार:सखि मूृतिसानिव मो मुस्धो हरि: क्रीडति ॥ 


ऐसे सुरम्य मू्तिमान्‌ शुज्भारूूपी श्रीकृष्ण के निम्नलिखित गुण उनके 
प्रालम्बन विषयक उद्दीपन हैं| वे हैं -सु रम्य, मधुर, सब्वंसंल्लक्षणान्वित, वलीयान, 
नवतरुण, बावदुक, प्रियंवद, शुचि, प्रतिभावान्‌, धीर, विदग्घ, चतुर, सुखी, कृतज्ञ, 
दक्षिण, प्रेमवशी, गम्भीरता के सागर, वरीयान्‌ू, कीतिमानु, नारीजन-मोहनका री, 
नित्यनृतन, अतुल्य केलि-सौंदयं-विधायक, वंशीवादक श्रादि-आश्लादि । मधुररस में 
श्रीकृष्ण के प्रेमगुओों को ही लिया गया है। जिन ग्रुणों से उनका ब्रह्मत्व 
आराच्छादित रहता है वे उज्ज्वलरस के उपयुक्त श्रीकृष्ण की झ्ालम्बन-विभावना 
सम्पादित करते हैं। 

श्रीकृष्ण में धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त धीरोद्धत--ये चार गुण भी 
हैं। इनके अतिरिक्त उनमें पतित्व और उप-पतित्व, ये दो विशेष गुण रस की हृष्ठि 
से महत्वपूर्ण हैं। वेदोक्त-विधान से कन्या का श्रीकृष्ण के साथ जो पाणिग्रहण 
है, उसमें उनका पतित्व है जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा श्रादि द्वारिका की महिषियों से 
सम्बन्ध | इनके पु ब्रजदेवियों से भी कुद्ध में श्रीकृष्ा के विवाह का उल्लेख हुआ है । 
किन्तु जो व्यक्ति रागावेश के कारण धर्म का उल्लद्डून करके भ्रन्य रमरोी के प्रति 
अ्नुरक्त होता है एवं उस रमणी का प्रेम ही जिसका सर्वेस्व होता है, उसे उपपत्ति 
कहा गया है ॥* 

श्रीक्षष्ण का ब्रजाजुनाओों से सम्बन्ध प्रकाइय रूप में उपपति का है| ब्रजदेवियों 
में कुछ कन्याएं थीं, कुछ विवाहिता प्राकृत शृद्भार रस में उपपति को कोई श्रद्धेय 
आसन नही दिया गया | किल्तु पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में यह हृष्टिकोश 
लागू नहीं किया जा सकता । बल्कि उनका पृरणंंतम रस उपपतिभ्ाव के कारण ही 





१.--राग्रेणोलब्यन्‌ भरम्म परकीयावलाधिना ॥ 
तदौीड्जप्रेमसव॑स्व॑ बुधेरुपपति:स्वृत: ॥११॥--उज्ज्वलनी लमणि, नायक-प्रकर॒णु 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २५१ 


ब्रज में चरितार्थ हो पाता है। भक्तों की दृष्टि में श्रीकृष्ण का श्रवतार मधुर रस 
के आस्वादनार्थ हुआ था, चाहे वे पति हों अथवा उपपति, इसका महत्त्व नहीं रह 
जाता । उनके उपपत्तित्व का तात्पयं यही है कि जब संसार श्रात्मा का स्वामी बच 
बैठता है तब परमात्मा उपपति बच कर ही उसका उद्धार करते हैं । 

प्रेयसीवर्ग --जो नित्यनतवीन माधुरी की विग्नह हैं, जिनका श्रद्भ समुदाय 
कृष्ण की प्रशंयतरद्ध से तरद्धायित है और जो रमण रूप से श्रीकृष्ण का भजन 
करती हैं, वे भ्रदूभुत किशोरियाँ मधुर रस की आ्राश्रय हैं । इन समस्त किशोरियों में 
वृषभानुनन्दिनी श्रीराधिका सर्वेप्रधान है । 

प्रेयसियाँ सब प्रकार से कृष्ण के तुल्य हैं। उन्हीं की माँति सुरम्याज्भ एवं 
सर्वे-संल्लक्षण आदि गुणों से विभूषित हैं। प्रेम और माघुय के श्रग्रभाग में ये 
सुशोभित हैं। स्वकीया, परकीया भेद से प्रेयसीवर्ग द्विविध है। स्वकीया द्वारिका की 
महिषियाँ हैं जिनमें भ्राठ मुख्य हैं -रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवन्ती, कालिन्दी, शैंत्र्या, 
भद्रा, कौदशल्या एवं माद्री । इनमें रुक्मिणी और सत्यभामा प्रधान हैं, रुक्मिणी 
ऐद्वर्य में श्रेष्ठ हैं, सत्यभामा सौभाग्य में । परकीया-प्रेयसीवर्ग ब्रजदेवियों का है । 
गन्धवेरीति से कृष्ण के साथ विवाह होने के कारण वास्तविक दृष्टि से उनका 
स्वकीयत्व है, किन्तु प्रकाश रूप में विवाह व होने के कारण उनका परकौयत्व ही 
प्रचलित है | परकीया में पुत: कन्या और परोढा का उपभेद है । परकीया में प्रमुख 
हैं राधिका, यद्यपि चन्द्रावली, विशाखा, ललिता, द्यामा, पद्मा, दैव्या, भद्रा, घनिष्ठा 
आदि की गणना भी की जाती है । 

श्रीराधा अपने रूपाधिक्य, गुणाधिक्य एवं सौभाग्याधिक्य के कारण सर्वा- 
पेक्षा प्रिय हैं। वे सुध्ठुकान्ता हैं, बोडश श्वृद्धार भोर दादश आभमरण घारण किए 
रहती हैं। षोडश-श्वुद्भार हैं--नासाग्र में मणिराज, नीलवसन परिधान, कठितट 
में नीबी, शिर में वेशीबद्ध, कर्ण में उत्तंश, गले में ख्लक, हाथ में पद्म, सुखकमल में 
ताम्बूल, चिबुक में कस्तूरीविन्दु, नयनयुयल में उज्ज्वल कज्जल, गरण्डस्थल में मकरी- 
पत्र, चरण में आलक्तकराग, ललाट में तिलक, सीमच्त में सिन्दूर | दादश आभरख 
ये हैं -चूड़ा में मणीच््ध, कान में स्वर्ण कुण्डल, नितम्बदेश में काञध्ची, गलदेश में 
स्वणुंपदक, कान के श्रद्धं में दो स्वर्शंशलाकाएँ, कर में वलय, कण्ठ में कण्ठाभरणा, 
श्रंगुलियों में अंगृठी, गले मे नक्षत्रतुल्य हार, भुजाओ्रों में अज्भुद, चरणों में रत्नमय 
तृपुर एवं पदांगुलियों में उत्तुड्भ भ्रंगुरीयक (बिछुवे) । 

इस वाह्य शज़ुर के भ्रतिरिक्त उनका विशिष्ट शज्ार प्रेम का है। उनके 
झ्राभरण और वस्त्र प्रेम की विविध भाव-वृत्तियाँ (7700098) हैं | चेतत्यचरितामृत 
में कहा गया है कि अपने प्रति श्रीकृष्ण का प्रेम राधा का सुगन्धिलेपन है, इष्टलिए 


२५२ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


उनकी देह उज्ज्वल है। इसके प्रश्चात्‌ राधिका प्रथम स्नान करुणामृतघारा में, 
द्वितीय स्नान तारुण्यामृतधारा में, तृतीय स्नान लावरयाम्रतघारा में करती हैं । 
तदुपरान्त वस्त्रधारण का अवसर आता है। निज लज्जारूपी द्यामपट्टसाड़ी उनका 
प्रथम परिधान है। कृष्ण अनुराग से अनुरक्ञित रक्तिम वसन द्वितीय वस्त्र है। 
सौन्दयं उनका कुंकुम है, प्रशय चन्दन, स्मितकान्तिरूपी कर्पूर विलेपन। श्रीक्षष्ण 
का उज्ज्वलरस मृगमद है जिससे उनका कलेवर चित्रित है। वाम धम्मिल्ल-विन्यास 
प्रच्छुन्न मान है, धीराधीर गुण भ्रज्भ का पट्टववसन है । रागरूपी ताम्बूल से उनके अ्रधर 
रच्जित हैं, प्रेम कौटिल्य के कज्जल से नेत्र श्रञ्जित हैं । सुदीप सात्विक एवं हष॑ आदि 
सञ्चारीभावों के प्रत्येक प्रड्भ पर आभूषण हैं, गुराश्रेणी की पुष्पमालाएँ हैं, सौभाग्य 
का तिलक है, तथा हुदय में प्रेम--वैचित्त्य का रत्न है। श्रीराधा केवल कृष्ण नाम 
और कृष्णयश सुनती हैं भौर ये उनके वचनों से प्रवाहित होते हैं ।* 

श्रीराधा के असंख्य गुण हैं जिनमें कुछ प्रधान हैं। राधा मधुरा, नववया, 
चलापाजु।, उज्ज्वलस्मिता, चार सौभाग्यरेखाब्या, गन्धोन्मादितमाघवा, सद्भीत- 
प्रसराभिज्ञा, रम्यवाक, म्ंपरिडता, विनीता, करुणापूर्णा, विदग्घा, पाटवान्विता, 
लज्जाशीला, सुमर्यादा, बैयेंशालिती, गाम्भीयंशालिनी, सुविलासा, सहाभावपरमोत्कर्ष 
तबिणी, गोकुल प्रेमवसति, जगछे णीलसचशा, गुव्वंधितगुरुस्नेहा, सखीप्रणयितावश्ञा, 
कृष्ण प्रियावली मुख्या, सन्‍्तताश्रव केशवा इत्यादि हैं। भ्रधिक क्या कहा जाय उनके 
गुरा कृष्ण की गुणावली को भाँति अनन्त हैं। इन समस्त गुणों में मधुरा से 
गन्धोन्मादित माधवा पय॑न्‍्त छह गुण देह सम्बन्धी हैं, ममंपेण्डिता तक तीन वाक्य 
सम्बन्धी, तथा विनीता तक दस पर सम्बन्धी हैं । 

ह्वादिनी नामा महाशक्ति सब शक्तियों में वरीयसी है, राधा उसी की 
सार-भाव है ।* प्रेम, दया, मधुरता, लावरएय, लालित्य, सुकुमारता आदि रस के 
समस्त उपकरण उनमें ही प्रतिष्ठित हुए रहते हैं । * 

उद्दीपवप- हरि एवं हरिप्रिया के गुण, नाम, चरित्र, भूषण तथा तटठस्थ 
(प्रकृति आदि) को उद्दीपन विभाव कहा गया है । 

गुझ - मानसिक, कायिक, वाचिक भेद से तीन प्रकार के हैं । 





१--चैतन्य चरितामृत, मध्यलीला, अष्टम परिच्छेद, पृ० १४३ 
२--ह्ादिनी या महाश क्ति: सवंशक्तिवरीयसी । 
तत्सारभावरूपेयमिति तनन्‍्त्र प्रतिष्ठिता ॥४॥--उज्ज्वलनी लमणि : राधा-प्रकरण 
३--अमन्द प्रेमाइुशलथ सकल निबेन्चहदय॑, दयापार॑ दिव्यच्छवि मधुरलावण्यललितस्‌। 
अलक्ष्यं राधाख्यं निखिलनियमैरप्यतितरां, रसास्भोषे: सार॑ किमपि सुकुमारं॑ विजयते॥ 
“दवितहरिवंश--श्रीराधासुधानिधि, श्लोक ५१ 


कृष्णा भक्ति-रस के विविध रूप २५३ 


सानसिक - ज॑ंसे कृतज्ञता, क्षान्ति (क्षमा) करुणा आदि ! 
कतज्ञता 


स्थाम हँसि बोले प्रभता हारि । 
बारंबार विनय कर जोरत, कटि तट गोद पसारि। 
तुम सन्मख, में विभुख तुम्हारो, में श्रसाधु तुम साथ । 
धन्य-धन्य कहि जुबतिनि को, श्रापु करत अनुराध ॥* 
* वाचिक--कर्शां प्रिय व श्रानन्दजनक वाक्य को वाचिक कहते हैं । 
कायिक--वयस्‌, रूप, लावरय, सौन्दर्य, भ्रभिरूपता, माघुये, और मार्दव को 
कायिक गुर कहा यया है। शरोर पर भूषण आदि न रहने पर भी जिसके द्वारा 
सारा श्रद्ध भूषित की भाँति दीखता है, उसे रूप कहते हैं। जिस प्रकार प्रशस्त मोती 
के अ्रन्दर से एक छटा निकलती है, उसी प्रकार स्वच्छ अज्ों से जो एक तरल आभा 
प्रतिभासित होती है, उसे लावश्य कहते हैं। भद्ढड-प्रत्यद्भ के यथोंचित सन्तनिवेश को 
तथा सन्धियों की यथायथ माँसलता को सौन्दयं कहा जाता है। जो वस्तु अपने 
गुरोत्कर्ं के कारण अन्य समीपस्थ वस्तु को अपना सारूष्य प्रदान कराती है, उसे 
प्रभिरूपता कहते हैं। देह के किसी श्रनिवंचनीय रूप को माधुय कहते हैं।कोमल-वस्तु 
की स्पर्श-असहिष्णुता को मारदव कहते हैं; मार्दव, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होता है । 
चरित- अनुभाव एवं लीला को चरित कहते हैं। लीला के अन्तर्गत रासादि 
ऋ्रीड़ाएँ, वेशवादन, गोदोहन, नृत्य, पव्वेतोत्तोलन, गोग्राह्नान, तथा गमन आते हैं। 
सण्डन--वस्त्र, भूषण, माला एवं अ्रनुलिपन को मण्डल कहते हैं । 
गुण (कायिक), चरित (यमन ), मशडन 
ढल ढल कांचा अंग्ेर लावनि अवनी बहिया जाय। 
ईषत हासिर तरज्ज-हिल्लोले मदन मुरुछा पाय ॥--म्रार्देव, लावष्य 
छ्् ८ >< 
हासिया हासिया अ्रद्ध दोलाइया नाचिया वाचिया जाय । 
नयान कठाले विषम-विशिखे परान बिन्धिते घाय ॥--चरित 
मालती फूलेर सालाटि गले हियार माकारे दोले। 
उड़िया उड़िया मातल भ्रमरा घूरिया घूरिया बोलें ॥ 
कपाले चन्दन फोटार छठा लागिल हियार साक्के । “-मण्डन 





१--सुरसागर, पद सं० १६४५१ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० १५२ 


२५४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


वेणुवादन 
म्रली सुनत उपजी बाइ । 
स्थाम सों श्रति भाव बाढ़ यौ चली सब प्रकुलाइ ॥ 
>( 2५ 2५ 


नन्‍द-नन्दत तरुनि बोलीं, सरद निसि के हेत। 
रुचि सहित बन को चलों वे, सुर भई अचेत ॥* 


चाम--प्रेयसियों के नाम से कृष्ण का व्याकुल होना भी वर्णित है । * 
राधा नाम कि कहिले आगे शुनइते सनसथ जागे। 
ससि काहे कहलि उहू नाम सन साहा नाहि लागे आन ॥ 


घर घर ते निकरसों ब्रज-बाला । 
लीन्हें नाम जुबति जन-जन के मुरली में सुनि-सुनि ततकाला । 
इक मारग, इक घर ते निकरी, इक निकरति इक भई बेहाला ॥ 
सम्बन्धी---लग्न व सन्निहित भेद से सम्बन्धी-उद्दीपन दो प्रकार का होता है। 
लग्न सम्बन्धी हैं--वंशी रव, श्वृद्भध्वनि, गीत, सौरभ, भूषण शब्द, चरण चिह्न, वीणारव 
व शिल्प कौशल । सन्निहित सम्बन्धी हैं--माला, मयुरपुच्छ, पर्वंतधातु, नेचिकी (उत्तम, 
गाय) लगुडी, (यहष्टि) वेणु, ऋज्भी, श्रीकृष्ण की दृष्टि, योधुलि, वृुन्दावव, वुन्दावनाश्रित 
वस्तुएँ, जैसे गोवद्धंत, यमुना रासस्थानादि | 
यमुना 
सुरेंद्रव॒ुन्दवन्दितां रसादधिष्ठिते बने, सदोपलब्धमाधवादभुतंक  सद्ृशोन्‍्मदास्‌ । 
झ्तीव विद्धुलामिवच्चलत्तरज्धः दोलेतां भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभज्जिनीस ॥ ४ 
तटस्थ--चन्द्रिका, मेष, विद्यत्‌, वसच्त, शरत्‌, पुरणंचन्द्र, गन्धवाह अर्थात्‌ 
दक्षिण वायु एवं खग झादि । 


विद्यत, मेघ, खग आदि 


हरषति कासिनि, बरघत  दासिनि, सेघन की साला पहिरे तन। 
बिबिध बिराजत गिरिवर ऊपर उड़त पताका, पॉति श्ररु सोच्रित सुरराज सरासन ॥ 





१--सुरसायर, पद सं० १६१० 

२--पदकल्पतरु ; पद सं० ७८ 

३--सूरसागर; पद सं० १६२३ 

४#--थमुनाष्टक (हितहरिवंशविरचित) श्लोक & 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २५४ 


बोलत चातक चन्द्र मण्डल महेँ कुड्जित कोकिल कल, खेलत खज्जन | 
रेंगत्ति चन्द्रवघ्‌ घुरवानि बिच-विच्‌ कीच बन घन रह सौरभ समीरन ॥ 
गरजत सिह, विथकित गज हंस बिहरत, मोन-मधुप मिलि तन-सनर । 
सर-स रिता-सागर भरि उसगे यह सुख पीवत “व्यास प्यास बिन ॥* 
वसनन्‍्त 
कुटल कुसुम श्रलिक मेलि कुहरे कोकिल बारिह केलि । 
कपोत नाचत श्रापन रंगे राइ नाचत व्यास संगे धरे 
शअनुभाव-- अ्रलद्भार, उद्भास्वर (नीवी व उत्तरीय भ्रंशन) एवं वाचिक भेद 
से प्रनुभाव मधुररस में तीन प्रकार का होता है। 
अलजूगर--यौवन मे कामिनियों के सत्वगुणजनित अ्रलद्भार बीस होते हैं जो 
समय-समय पर प्रकट होते हैं । उनमें से हाव, भाव, हेला, ये तीन श्रद्भुज हैं । 
भगवद्रति का प्रशान्त महासागर जब सक्तिय रूप घारण करता है तब 
विभिन्न भावलहरियों का आ्राकार ग्रहरा करता है । मधुर रस का अमृत कलश लेकर 
जब श्री का आ्राविर्भाव होता है तब उसमे भाव की न जाने कितनी भज़िमाएँ, हाव, 
हेला आदि-दृष्टियोचर होते हैं। मधुररस प्रगाढ़ होता हुआ भी कुटिलतम रस है, 
उसकी अभिव्यक्ति जश्ञान्तरस की भाँति ऋजणु नही है, उसमे भाववेचित्र्य की वक्ता 
है, कोटिल्य है। श्वृद्धार रस की समस्त वृत्तियों सहित मधुररस की साधना होती 
है, इसलिए इसमे श्वृद्धारोचित हाव-भाव भी कृष्ण रस के संसर्ग से उज्ज्वल प्रेम 
की विलासोमि बनते है। शोभा, कान्ति, दीपि, माधुय, प्रगल्‍्मता, औदाय॑ व घपैय॑ ये 
सात ग्रयत्नज हैं श्रर्थात्‌ वेशादि शोभा के अभाव में भी स्वत: प्रकाशित हुए रहते हैं ॥ 
शुद्ध सत्वमय मचोविकार से भक्त में एक प्रकार का स्निग्ध तेज भ्रवतरित 
होने लगता है । मधुररस में शुद्ध सत्व का निविड़तम रूप प्रकाशित होता है इसलिए 
तद्भावित भक्तों में बिना किसी श्रायास के ऐसी माधुरी, ऐसी उज्ज्वल कान्ति विकीरां 
होती है जिन्हें श्रयत्वनज अल्भधार कहां जा सकता है । कृष्ण की सम्प्राप्ति से भक्त में 
प्रयल्मता, उदारता और धैय॑ भ्रा जाता हैं। लीला, विलास, विच्छिति, विश्रम, 
किलकिचित्‌ मोट्रायित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित एवं विक्ृत - ये दस स्वभावज हैँ 
अर्थात्‌ नायिकाओं में स्वभावत: प्रकट हुए रहते हैं। प्रेम के श्रत्यन्त सुक्ष्म होने पर 
उसमें वैचित्रय आ जाता है, इसलिए लीलाप्रधान भाव अर्थात्‌ स्वभावज अलकझ्भार 


स्फुरित होने लगते हैं । 


१--भक्‍त कवि व्यास जी, पद सं० धृ८४ 
२--प्दकल्पतरु, पद सं० "४६८ 


२५६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैेतन्य-सम्प्रदाय॑ 


ये सारे भ्रलद्धार श्रीकृष्ण एवं उनकी प्रेयसियों में व्यक्त हुए रहते हैं। रूप 

गोस्वामी ने कहा है कि इनके अतिरिक्त और भी गअ्रलड्भार अ्रसीम की लीला में 
व्यक्त हो सकते हैं श्रोर होते हैं। श्रन्य पण्डितजन उनका उल्लेख भी करते हैं किन्तु 
शास्त्रीय झ्राधार के हेतु तथा भरतमुनि के अनुसार चलते के कारण वे इन्ही 
प्रलझ्भारों का परिगणन करते हैं। माचुय के किच्चित्‌ अधिक पोषण के कारण दो 
नये अलझ्भारों का उल्लेख रूप-गोस्वामी ने किया है, वे हैं--मोग्ध श्रौर चकित । 
प्रियतम के सम्मुख ज्ञात वस्तु के लिए अज्ञ की भाँति प्रइन करना मौग्ध है तथा 
प्रियववम की उपस्थिति में भय के स्थान पर जो गुरुतर भय होता है। उसे चकित 
कहते हैं । 
अज्भुज--हाव-भाव 

सुरत रज्ध श्रद्ध-अड्भ हाव भाव भुकुटि भद् , 

माधुरी तरज् सथत कोदि मार री।* 
स्वभावज--किलकिड्चित 


सुरत नीबी निबन्ध हेत प्रिय मानिनी प्रिया को 
भुजनि में कलह मोहन मची | 
सुभग श्रोफल उरज पानि परसत रोष 
हुड्डार गये हग भड्ि भासिनी लची॥ 
2५ 2५ 2५ 
सखिगन संगे चलति नव रद्विनि 
शोभा बरति ने होय। 


३ 7५ २५ 
पद दुइई चारि चलत पुन फोरइ 
५ ५ हर 


अ्रदभुत सनहे विलासन उच्मुख.... 
उद्भास्वर 
नीवी, उत्तरीय, धम्मिल्ल (जड़ा) इत्यादि का अ्रंशन तथा भात्र-मोटन, 
जुम्भा, नाप्तिका की प्रफुल्लता एवं निश्वास इत्यादि को उद्भास्वर कहा यया है । 


३ रस पद सं० ७६ 
३.) पद सं० ४० 
/4ैदकल्पततरु, पद सं० ११३ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप॑ २५७ 


नीबी-अ्रंशन कदाचित्‌ अधोचेतना के शिथिल होने का परिचायक हैं, जब तक अघो- 
चेतना से मुक्ति नही मिलती तब तक देह सत्ता मे कृष्ण रस का प्रकट होना असम्भव है ! 
धमिम्ल-अंशन मानसिक-नियन्त्रण से मुक्ति का सूचक होता है। गरात्मोटन शझ्रादि 
श्रन्य अनुभावों का अन्तरद्भ भावपरक विवेचन पहिले किया जा चुका है। 
धम्मिल, नीबी-भ्र शन 
ग्राज सम्हारत नाहिन गौरी । 
हर >< हर 
बाँधत भृद्ध उरज अम्बुज पर श्रलक निबंध किशोरी । 
संगम किरचि-किरच कंचुकी-बध, शिथिल भई कि डोरी।* 
गात्रमोटन 
खेने तनु सोड़सि करि कत भड्ज 
वाचिक--वाचिक श्रनुभाव द्वादश होते हैं--श्रालाप, विलाप, संलाप, प्रलाप, 
अनुलाप, अश्रपलाप, सन्देश, अतिदेश, श्रपदेश, उपदेश, निर्देश व व्यपदेश । 
चाटुसूचक प्रियोक्ति आलाप है । दुःखजनित वाक्य विलाप है। उक्ति-पअ्रयुक्ति 
विशिष्ट वाक्य सलाप है। व्यर्थ आलाप प्रलाप है । बारम्बार कथन का नाम अनुलाप 
है । पृवंकंथित वाक्य को पुन. भिन्न प्रकार से कहना अपलाप है। प्रवासीकान्त को 
वार्ता भेजना सन्देश है । किसी के कहने से यदि श्रन्य का मन्तव्य स्पष्ट हो जाय तो 
उसे झ्रतिदेश कहते हैं। वक्तव्य विषय का दूसरे अर्थ में कल्पना करना अपदेश 
कहलाता है। शिक्षानिमित्त वाक्य उपदेश है । अपना शोर दूसरों का परिचयात्मक 
वाक्य निर्देश कहलाता है एवं छलपुर्वक अपनी भ्रभिलाषा को प्रकट करने को 
व्यपदेश कहते हैं । 
संलाप (वक्रोक्तियुक्त) 
को इह पुन-पुन करत हुड्डार | हरि हाम जानि ना कर परचार 
परिहरि सो गिरि-कन्दर साक | मन्दिर काहे श्राउब मृग-राज । 
सो नह धनि सघुसूदन हाम | चलू कमलालय भधुकरि ठाम । 
दयास-मुरति हाम तुहु कि ना जान । तारा-पति भये बुक्ति श्रनुमान । 
धरहु॑ रतन दीप उजियार । कंछने पेठब घन प्रेषियार । 





१--हितचौरासी, पृद्‌ सं० ७० 
२-०-पदकल्पतरु, पद सं० ७० 
३--वही, पद सं० ३५० 

१७ 


२५८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


सात्विक--मधुररस में झाठों सात्विक प्रकट होते हैं। उत्तके कारणों का 
विस्तृत विवरण भी दिया गया है । 
स्तम्भ-- हु, भय, आइचये, विचार, क्रोध के कारण | 
स्वेद--हफष, क्रोध, भय जन्य । 
रोमाज्च-आरचर्य दर्शत, हुं एवं विघाद के कारण । 
स्वस्भड्भ--विस्मय, अमषे, हे एवं भय के कारण । 
वेपथु--कम्प, त्रास, हर्ष व क्रोध के कारण । 
बेवष्यं--विषाद, रोष व भय के हेतु । 
भ्रशु--हष, रोष व विषाद-जन्य । 
प्रलय--सुखनिमित्त एवं दुःख हेतु । 
इन सात्विकों की ज्वलित, दीप्त एवं उदीघ द्ाएँ होती हैं। दो या तीन 
सात्विक एक साथ प्रकट हों और यदि उन्हें कष्टपुर्वके छिपाया जा सके तो उस 
दशा को ज्वलित कहते हैं। तीन, चार अ्रथवा पाँच प्रौढ़ भाव यदि एक साथ प्रकट हों 
शौर उन्हें संवरण व किया जा सक्के तो उन्हें दीघ कहते हैं। उद्दीध्तावस्था वह है कि 
जहाँ एक ही समय में पाँच-छः भ्रथवा समस्त सात्विक उदित होकर प्रेम के परमोत्कर्ष 
में झआारुढ़ होते हैं । 
दीप्त, स्तम्भ, स्वेद, कम्प 
झारति गुरुवा पिरित नह थोौर। 
लाख सुखे कहिते ना पाइये और ॥ 
परशे अवश तनु, वेश निरभस्प । 
धामल सब तनु उपजल. कस्प ॥* 
स्वरभज्, रोमाजञ्च, अश्रु 
'चलहि किन मानिनि कुज्जकुटीर । 
तो बिन्रु कुंवरि कोटि वनिता जुत भमथत सदन की पीर । 
गदगद सुर, विरहाकुल, पुलकित, अवत बिलोंचन नीर ॥ 
८ दर >< 
व्यभिचारी--उग्रता श्र प्रालस्य व्यत्तिरेक भ्रन्य सभी व्यभिचारी उज्ज्वल 
रस में कथित हैं। उनके उत्पन्न होने के कारणों का भी उल्लेख किया गया है। 


१--परदकल्पतरु, पद सं० १६१ 
२--हितिचौरासी, पद सं० >।ए 


कृष्णभक्ति-रस के विधिध रूप २५६ 


सिर्बेद--उज्ज्वलरस में निर्वेद आत्मधिक्कार का रूप घारण करता है। 
निर्वेद इस रस में आति, विप्रियता, व ईर्ष्याजन्य होता है । 

विषाद - ईष्ट की अप्राप्ति, विपत्ति व झ्पराघ हेतु ॥ 

देन्य--दुःख, त्रास एवं अपराव हेतु । 

स्लानि--भ्रम, मनः-पीड़ा व रतिजन्य । श्रम प्थजनित और नृत्यजनित 
होता है । 

गर्वं--सौभाग्य, रूप, गुण, सर्वोत्तम आ्राश्रय व इष्टलाभ हेतु । 

शडधूपब--चोरी, (मुरली), अपराध एवं अन्य की करता से उत्पन्न । 

त्रास--विद्युतू, भयानक जन्‍्तु, उग्रशब्द जनित । 

श्रावेग--प्रियदर्शन एवं प्रियश्षवण जनित चित्तविश्रम से उत्पन्न किकते व्य- 
विमृढता आ्रावेग है । ४ 

उनन्‍्माद--प्रौढ़ आनन्द, किवा विरह में चित्त विश्रम को उन्माद कहते हैं । 

अ्रपस्मार--दुःख निमित्तकिवा धातुवैषम्यजन्य चित्त का विप्लव अपस्मार है। 

व्याधि--ज्वर के कारण अथवा हफ के कारण विकार को व्याधि कहते हैं । 

मोह--विरह, विषाद हेतु । 

मरण--भगवद्रति में मरण का उद्यम मात्र वर्णुनीय है साक्षात्‌ मृत्यु नहीं, 
क्योकि प्रेयसीवर्ग के नित्य सिद्ध होने के कारण मरण अ्रसम्भव है। साधक कृष्णु- 
प्रिया की मृत्यु श्रमज़ुलजनक होने के कारण उपेक्षित हुई है । 

आलस्य--वस्तु के प्रति श्रकरणेच्छा को श्रालस्य कहते हैं । क्ृष्ण-प्रियायों 
में कृष्ण विषयक वस्तु के प्रति आ्रालस्य श्रसम्भव है, किन्तु परम्परानुरोध से इसका 
उल्लेखमात्र किया गया है। 

जड़ता--इष्ट श्रवरा, झनिष्ट श्रवण, इष्ट दर्शन व अनिष्ट दर्शन तथा विरह के 
कारण जड़ता उपस्थित होती है । 

व्रीड़ा -अन्याय, श्राचरण, स्तव, अवज्ञा तथा नवसद्भम हेतु । 

ग्रवहित्या -लज्जा, कपट किवा दाक्षिस्य के कारण आका रगोपन । 

स्मृति--साहर॒य दर्शन किया अतिशय अभ्यास के कारण ॥ 

वितके --का रणान्वेषण तथा संशय हेतु । 

चिन्ता--इृष्ट की प्राप्ति तथा अ्रनिष्ट की प्राधि के कारण । 

मति--विचा रोत्य श्रथ निर्धारण । 

धृति-दुःख के झभाव किवा उत्तम वस्तु की प्राप्ति के कारण मन के 
स्थिरता धृति कहलाती है । 

झौत्सुक्य--॒८्ट दर्शेन व इष्ट प्राप्ति की स्पृहा । 


३६० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतन्य-सम्प्रदायें 


उग्नता--साक्षात्‌ व्यभिचारी नहीं है, केवल वृद्धाश्रों में प्रकट होता है । 

प्रमर्ष--अधिक्षेप तथा श्रपमान हेतु असहिष्ण॒ता । 

हषं--प्रभीष्ट दर्शत और अभीष्ट प्राप्ति हेतु । 

ग्रसुया-- भ्रन्य के सौभाग्योत्कर्ष के कारण । 

चापल्य--राग किवा हंषवश चित्त की लघुता से उत्पन्न गम्भी रता । 

निद्रा--वलम हेतु चित्त का निमीलन । 

सुप्ति--स्वप्त दह्या को सुप्ति कहा गया है। 

प्रबोध--निद्रा निवृत्ति । 

जड़ता, चिन्ता, निर्वेद, विधाद--साधक में जब अ्राध्यात्मिक अनुराग जन्म 
लेता है तब उसकी सामान्य चेतना मूक और स्तब्ध--जड़वत्‌ू--हो जाती है श्ौर 
रहस्यमय भक्ष्वय का उन्मेष उसके सामान्य विचारों एवं क्रियाकलापो को निरथेंक 
करता हुआ मन की गति को निशचल बना देता है। यही मधुर रस में जड़ता सजञ्चारी 
है | वह कृष्ण मिलन के लिए चिन्तित हो जाता है, किन्तु भावोदय होने के भ्रनन्तर 
यदि भक्त का साक्षात्कार श्रोट में छिपे श्रीकृष्ण से नही हो पाता तब एक विचित्र 
प्रकार का विषाद उसमें व्याघ हो जाता है। उस विषाद की सघनता से वह स्वय 
अपने से विरत तो हो ही जाता है, उसके कारण संसार से भी विरक्ति और तटस्थता 
प्रा जाती है और यह तटस्थता निवेद का,रूप धारण कर लेती है। राधा के प्रेमोदय 
के प्रसज्ध में ये मनोभाव का व्यात्मक ढद्छू से वरित हैं, यथा -- 

राधार कि हैल अन्तरे बेथा। 

बसिया विरले थाकये एकले, ना शुने कहारो कथा ॥ 

सदाइ धेयाने चाहे सेघ पाने, ना चले नयाव तारा। 

बिरति श्राहारे रागा बास घर, येमत योगिनों.. पारा ॥* 

प्रेम की प्रव्तकावस्था में ये सञज्चारी भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं भऔौर 
सिद्धावस्था में ध्रन्य कारणों से । प्रेम की प्रौढ़ श्नुभुति में जड़ता, भ्रसुया के कारण 
निर्वेद श्रौर विषाद जन्म लेते हैं। 

स्मृति, उन्‍माद---सान्निध्य के श्रभाव में प्रियतम कृष्ण की मोहक चेष्टाओं, 
रूप एवं भुण आदि का स्मरण (स्मृति) साधना को पुष्ट करता है, प्रथवा मिलन होने 
के पश्चात्‌ वियोग उपस्थित हो जाने पर निरन्तर स्मरण से झ्तीत की. अनुभूतियाँ 
चेतना में जड़बद्ध होने लगती हैं। विरह या मिलन की उत्कट अनुभूति मैं भक्त 





१-77दकल्पतर, पद सं० ३० 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २६१ 


जब सामान्य मानव-मन का अतिक्रमण कर किसी ऐसी चेतना में पहुँच जाता है 
जहाँ के क्रियाकलाप साधारण जन को सद्भति-विहीन लगते हैं, तब उसे उनन्‍्माद दशा 
कहा जाता है। उन्माद आनन्दातिरेक ध्रथवा दुःखातिरेक से उत्पन्न होता है। 
ऐसी स्थिति में भक्त की वृत्तियाँ इतनी भअ्न्तर्मुखी हो जाती हैं कि वह वाह्याचार 
पर अधिकार खो देता है। श्रात्मविस्मृत होकर वह उन दिव्यभावों से परिचालित 
होने लगता है जो मानव-बुद्धि की पहुँच से परे हैं। किन्तु इस उन्माद में अपने 
लोक की सद्भति होती है, यह अनगगंल नहीं होता । परमानन्ददास, राघा की स्मृति 
तथा उन्माद दशा का वर्णांन करते हुए कहते हैं-- 


हरि तेरी लीला की सूधि आवे । 

कसल-तनेन सन सोहन सूरति के मन मन चित्र बनावे। 

कबहुँ क निबिड़ तिसिर झ्ालिगन, कबहुँक पिक ज्यों गाव । 

कबहु क संज्रम कवासि क्‍्वासि कहि संग हिलमिलि उठि घाव । 

कबहुक नेन मूंदि उर अन्तर सति मसाला पहिरावे। 

मृदु सुसुकानि बंक अभ्रवलोकति चाल छबोली भाव ।* 

श्ुद्धाररस की भाँति उज्ज्वलरस की भी दो प्रवस्थाएँ होती हैं--विप्रलम्म 
एवं संयोग । 

विप्रलम्भ--नायक-वायिका के मिलन व अ्मिलन में झ्भिमत झ्ालिजुन 
आदि की श्रप्राप्ति मे जो भाव प्रकट होता है, उसे विप्रलम्भ कहते हैं | यह विप्रलम्भ 
सम्भोग का पुष्टिकारक है।* 

श्ुद्धार का विप्रलम्भ पक्ष चंतन्य-सम्प्रदाय में स्वॉपरि हैं । ऐसी ही मान्यता 
वल्लभसम्प्रदाय में भी हैं। विरह से “निरोध' उत्पन्न होने के कारण विरहावस्था को 
संयोगावस्था से अधिक महत्व दिया गया है। किन्तु जो सम्प्रदाय, विरह को 
नित्यलीला में स्वीकार नहीं करते जेसे (राधाबल्लभ, निम्बाक॑ तथा हरिदासी 
सम्प्रदाय), वे विप्रलम्भ को मधघुररस किवा निकुश्ञरस में स्थान नहीं देते । उनका 
विश्वास है कि मिलन विरह की इन्दात्मक अनुभूति लोकिकता से अ्रछूती नहीं है तथा 
राधाकृष्ण की चिरन्तन ऐक्यानुभूति में यह विभाजन सम्भव नहीं है ॥ भस्तु, विरह 





१--परमानन्दसागर, पद सं० ५६४ 
२--थूनो स्युक्तयोमाँवो युक्तयोवाथ यो मिथ: । 
असीशालिइनादीनामनवाप्तों प्रकृष्ययते । 
स विमलम्भो विज्ेयः सम्भोगोन्नतिकारक: ॥३॥--विप्रलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमरि', 


२१६२ मध्ययुगीव हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


किवा विप्रलम्भ का वहाँ कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं है । अधिक से भ्रधिक सूक्ष्म विर्ह 
के रूप में मान एवं प्रेमवैचित्य को प्रश्नय दिया गया है, मान भी कुटिल नहीं भ्रत्यन्त 
ऋजु ही । किन्तु अन्य सम्प्रदाय राधाकृष्ण के प्रेम को नित्य मानते हुए भी साधना 
की दृष्टि से विप्रलम्भ को मधुररस का भनिवायें अद्भ मानते हैं। चैतन्य सम्प्रदाय 
का मत है कि विप्रलम्भ व्यतिरेक में सम्भोग की पुष्टि नही होती, वैसे ही जसे रज्लित 
वस्त्र को पुनः रड्धने पर राग की झौर वृद्धि होती है। 


एक प्रकार से विप्रलम्भ की परिभाषा रस तक के रूप में दी गई है। उज्ज्वल- 
नतीलमणि में कहा गयाहै कि युवकन्युवती प्रथम मिलन के पूव्व अयुक्त रहते है, 
मिलन के बाद युक्त होने पर भाव स्थायी होता है। यह स्थायी भाव विभावादि से 
संवलित होकर विप्रलम्भ नामक रस बनता है। मीराबाई के काव्य को हम 
विप्रलम्भ रस मान सकते हैं। उनके पदों में मिलन की चर्चा श्रत्यन्त विरल है, है 
केवल हृदय का दाह, मर्माहतवेदना और विरह में भ्रात्म-निवेदन की पूर्णाहुति । 
ये ही भाव निरन्तर विद्यमान होकर स्थायी बन गये हैं। मीरा का विप्रलम्भ, रस 
की दृष्टि से स्वतः पूर्ण दृष्टिगत होता है | 


प्रचलित परिपाटी के अनुसार विप्रलम्भ के तीन भेद होते हैं--पूर्वेराग, 
मान, प्रवास । बड़ाल के वैष्णवभक्तों ने एक और सूक्ष्म भेद जोड़ा है-- प्रेमवैचित्य, 
जिससे मिलन में विरह की अनुभूति द्योतित होती है। इस प्रकार क्ृष्ण-भक्ति की 
काव्य-परस्परा में विप्रलम्भ के चार भेद हुए--पूर्व राग, मान, प्रेंमवेचित्त्य, प्रवास । 
ननन्‍्दनदास ने (विरह मश्लरी” में ब्रज में विरह के चार भेद किये हैं---प्रत्यक्ष, पलकान्तर 
वनान्तर, देशान्तर । प्रत्यक्ष विरह प्रेमवैचित््य का दूसरा नाम है, बनानतर तथा देशा- 
न्तर विरह प्रवास के भ्रन्तगंत आते हैं। पलकान्‍्तर विरह नया है--गोपियाँ श्रीकृष्ण 
की रूप-माधुरी का पान अनिमेष हृष्टि से करना चाहती हैं किन्तु पलक गिरने 
के कारण उस दर्शन में जो बाघा पहुँचती है और उस बाधा से जो विरह उत्पन्न 
होता है, उसे पलकान्तर विरह कहा गया है । 


पुबराय - जो रति मिलन के पूर्व दर्शन, श्रवण, भादि के द्वारा उत्पन्न होकर 
विभावादि के मिश्रण से नायक-नायिका को आस्वादनीय होती है, उसे पुववेराग 


कहते हैं ।* 





१--रतियाँ सह्ममात्‌ पूर्व दर्शनश्रवणादिजा। 
तयोरुऋीलति प्राजः पून्वेराग: स्॒ उच्यते ॥५॥-- विभलम्भ प्रकरण, उज्ज्वलगोलमणि 


कष्णभक्ति-रस के विविध रूप २६३ 


दर्शत चित्रपट किवा स्वप्न से हो सकता है ।* स्वप्न में दर्शव से मीराबाई 
में प्रेम उत्पन्न होना विदित है, नन्ददास ने 'रूपमद्जरी' में स्वप्न-दर्शन से ही प्रेम 
का उदय दिखाया है । चित्रपट दर्शंन का वर्णांन कृष्णकाव्य में कम मिलता है । यह 
बजूला पदावली में अ्रवश्य निर्देशित है, क्योंकि उसका सद्भुलन काव्य शास्त्र की 
प्रणाली पर हुआ है ।' 

श्रवरा बन्दी, टूनी, व सखी किया गीत, मुरली भ्रादि द्वारा उद्बुद्ध होता है । 
इनमें से मुरली प्रमुख है ।* दूती द्वारा वर्णन भी ब्रजबुलि पदावली में है २ 

पुर्वराग में व्याधि, शद्धा, असुया, श्रम, निर्वेद, कलम, भश्रौत्सुक्य, देन्‍्य, चिन्ता, 
निद्रा प्रबोध, विषाद, जड़ता, उन्माद, मोह व मृत्यु इत्यादि प्रकट हुए रहते हैं । 

समर्था, समझ्ञसा, साधारणी रतियों के अनुरूप पूवेराग के प्रौढ़, समझस, व 
साधारण उपभेद कथित हुए हैं । 

प्रौढ़ पृर्वराण--प्रौढ़ पुर्व॑ेराग में विरह की दसों दशाएँ घटित होती हैं-- 
लालसा, उद्वेग, जागरण, तानव, जड़ता, व्यग्रता, व्याधि, उन्‍्माद, मोह व मृत्यु । 
प्रौढ़पू्व राग की समस्त दशाएँ प्रौढ़ होती हैं। इन दक्षाओ्ों का लक्षण व उनमें प्रकट 
होने वाली चित्तवृत्तियों का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया गया है । 

अभीष्ट प्राप्ति की अत्यन्त उत्कट आकांक्षा लालसा है । मन की चचलता का 





१--(अ) स्वपने देखिलू ये श्यामल वरन दे, ताह्य बिनु आर कारो नई ॥ 
-“पदकल्पतरु, पद सं० १४४ 
(ब) इकदिन सखी सद् राजकुमारी, पौढ़ी हुती कनक चित्रसारी । 
सुपन मांक इक सुन्दर नाइक, पायौ कुबरि अपनी लाइक | 
तन मन मिलि तासों अनुरागी, अधर सपधर.2खण्डन में जागी। 
--रूपसशरी --नन्‍्ददास--भाग १, पृ० ६-१० 
२-- हम से अबला हुदये अखला भाल मन्द नहीं जानि | 
बिरले बसिया पंटेते लिखिया बिशाखा देखाल आनि ॥ 
विषम बाड़व-आनल मामारे आमारे डारिया दिल ॥--परदकल्पतरु, पद सं० १४३ 
३--(क) मेरो मन गहयौं माई मुरली कौ नाद। 
आसन पौन ध्यान नहिं जानौ कौन करे अब बाद विवाद । 
“-परमानन्दसागर, पद सं० २११ 
(ख) कदम्बेर बन हैते किया शब्द आचम्बिते आशिया पशिल मोर काने । 
अमृत निद्धिया फेलि कि माधुर्य पदावली कि जानि केमन करे प्राये । 
“-पदकल्पतर, पद सं० १४३ 
४--शुन-शुन गुनवति राइ , तो बिनु आकुल कानाश। 
सो तुथा परशक लागि, छुटफट यामिनि जागि |--वही, पद सं० ३५ 


२६४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


ताभ उद्गेग है; चिन्ता, अश्वु, वैवण्यं, धर्म, दीघ॑निद्वास, त्याग, स्तब्धता श्रादि इसके 
चिक्त हैं। निद्रा के क्षय को जागये कहा गया है जिसमें स्तम्भ, शोष, रोग उत्पन्न हुए 
रहते हैं। तानव शरीर की कृशता है, इसमें दुबंलता तथा भ्रमण-वृत्ति उत्पन्न हुई 
रहती है । किसी-किसी के मत से तानव के स्थान पर विलाप होना चाहिये। जड़िमा 
वह दशा है जिससे इष्ट-अनिष्ट का ज्ञान नहीं रहता, प्रश्न करने पर श्रनुत्तर एवं 
दर्शन तथा श्रवण का अभाव होता है, प्रस्ताव के श्रभाव में भी हुद्णार, स्तब्घता, 
श्वास व अ्रम इत्यादि उत्पन्न हुए रहते हैं। भावगाम्भीय हेतु विक्षोभ की भ्रसहिष्णुता 
को व्यग्रता कहते हैं, इसमें विवेक, निर्वेद, असुया व खेद प्रकट होते हैं। अ्रभीष्ट की 
भ्रप्राप्ति से शरीर की जो पाण्ड्ता भ्रथवा उत्ताप है उसे व्याधि कहते हैं। व्याधि 
में शीत, स्पृहा, मोह, निशवास व पतन प्रकाशित हुए रहते हैं। सर्वत्र सब 
प्रवस्थाओं में इृष्टविषयक शभ्रान्ति को उन्‍्माद कहा गया है, इससे इष्ट के प्रति 
देष, निःव्वास, निमेष, तथा विरह उत्पन्न हुए रहते हैं। चित्र की विपरीत गति 
को मोह कहते हैं, निर्चलता व पतन इसके सब्चारी हैं। दुती-प्रेषण किवा स्वयं प्रेम 
प्रकट करने पर भी यदि कानन्‍्त का समागम प्राप्त न हो तो मरण का उद्यम होता है 
उसे ही भक्तिरस में मृत्यु कहा गया है, इसमें अपनी प्रिय वस्तुएँ वयस्कों को देना, 
भृड्ू, मन्‍न्दपवन एवं कदस्ब भादि का अनुभव इत्यादि सज्चारी प्रकट होते हैं। इन 
विरह-दशाओं का आन्तरिक सद्भेत भी भक्ति रस के विवेचन-क्रम में दिया जा चुका 
है । पुर्व॑राग, मघुरारति के प्रथम संस्पर्श की प्रतिक्रिया है । इस भावोदय के साथ ही 
राग साधना प्रारम्भ होती है । पूर्व राग की ये दस दशाएँ (इनके अतिरिक्त और न 
जाने कितनी दक्याएँ हो सकतो हैं जो काव्यानुमोदित नहीं हैं) साधना को गतिवान्‌ 
बनाती हैं, रति को तीत्रतर करती हुईं मिलन के द्वार लक ले झ्राती हैं। लालसा से 
साधना प्रक्तिया आरम्भ होती है। भगवत्प्राधि की अभीष्सा, कृष्ण-मिलन की दुधेर 
झास्पृहा लालसा का रूप घारण करती है। यह लालसा जब भक्त में जाग्रत हो 
जाती है तब उसकी भ्रन्य सारी मानवीय लालसाओं का श्रवसान हो जाता है। 
प्रमप्रेमास्पद के प्रति इस ललक के उत्पन्न होने से चित्त की सारी वृत्तियाँ असीम' 
के लोभ में संलग्न हो जाती हैं और भक्त में स्वतः एकाग्रता झा जाती है। भक्ति के 
ग्राचायों ने रामभक्ति को एक उत्कट लोभ बताया है जिसमें अपनी योग्यता-अ्रयोग्वता 
का विचार नहीं रह जाता, एकमात्र भगवत्पाप्ति की अदम्य लालसा भक्त को लोभी 
व्यक्ति की भाँति अभिभूत किए रहती है । लालसा के जन्म लेते ही व्यक्ति सामान्य 
मानवचेबना की निश्चित स्थिति में निवास नहीं कर सकता, उसे भक्ति-बाधक सभी 
वस्तुओं के प्रति उद्देग होता है। साधारण चेतना से उसे विद्रोह होता है झोर 
जिस दिपभाव का उसमें उन्मेद हुआ रहता है, उसे चरितायं न कर प्राने से मन 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २६% 


उद्देजित हो उठता है। इस उद्देजना से उसके व्यक्तित्व का मन्धन होता है, उसकी 
समस्त जड़ता, सारी निरचेतनता तिरोहित होने लगती है और ग्रात्म प्रबोचव किवा झात्म 
जागृति (जागरण) उत्पन्न होती है । झनन्‍्तरचेतना के सतत जाग्रत होकर कार्य करने 
से देह चेतता पर एक प्रकार का घनीमूत दबाव पड़ता है जिसे देह का तम आरम्भ 
में संभाल नहीं पाता, इसलिए शरीर कुछ कृश हो जाता है। इस कशता में देहिक 
तम का नाश होता है भौर उसकी तन्‍्द्रा चिस्मयभाव के प्रभाव से मिटने लगती है । 
देह के संस्कार का अथ्थ है वाह्यचेतना के बहितंम रूप का ससस्‍्कार | इस प्रकार जब 
भ्रन्तर्वाह्मय सामान्य चेतना से मुक्त हो जाते हैं तब जो भ्रनिवर्चनीय भावगास्भीय 
झ्रवतरित होता है, उसमें समस्त व्यक्तित्व डूबकर निश्चल, जड़वत्‌ हो जाता है । 
इस भावगाम्भीये में यदि विक्षोम हो जाय तो उसकी श्रसहिष्णुता से व्यग्रता उत्पन्न 
हो जाती है। यदि तब भी कृष्णमिलन नहीं होता तब शरीर ओर मन की जो 
प्रतिशय विकलता होती है, वेदना से हृष्टता का जो नाश होता है, उसे व्याधि कहते 
हैं। राग की चरम सीमा में जो नाना प्रकार के विचित्र भाव उठते हैं वे भक्त में 
उन्‍्माद दशा ला देते हैं। जिस प्रकार उन्‍्मादित व्यक्ति वाह्मज्ञानशून्य हो जाता है उसी 
प्रकार भक्त विव्यमनोराग में वाह्मज्ञान से श्रनभिनज्ञ हो जाता है। राग के अतिरेक 
में एक प्रकार की भतिचेतन मूर्च्छा श्रा जाती हैं भौर पूर्ण आ्रात्मविलयन (मोह) हो 
जाता है। यह अवस्था झ्रांशिक या सम्पूर्ण भावसमाधि में परिणत हो जाती है जिससे 
भक्त की सामान्य चेतना एवं उसके साधारण जीवन की आ्रात्यन्तिक इति (मृत्यु) हो 
जाती है। इन मनोदशाओं के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं 

लालंसा 


साधव तुया अझनुरागिनि राधा । 
तुया परसद्भ अद्धभ॒ सब पुलकति ना सातये गुदुजन बाघा। 


है है है 
पुन पूंछत पुन दिग निहारत भूसे झुतये पुन बेरि ।* 
हर 2५ ५ 


ग्वालिन ! अजहु बन में गाइ । 

होन न देति बार दोहन की चलति सकारयों धाइ। 
ले दोहनी खरिक-मिस खोरति उत्तर कहति बनाई । 
नंद हार फिरि-फिरि फ्ाँकति इहि बात न जानो जाइ ॥ 





१--परदकल्पतरु, पद सं० १४६ 
२--चतुभुजदास, [पद संग्रह] पद सं० २८० 


२६६ मध्ययुगीत हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 
उद्गं ग 
(क) तुया झपरूप रूप हेरि दूर सज लोचन मन दुहँ धाब। 


परशक लागि झ्ागि जल पश्रन्तरे जीव रह किये न जाब । 
माधव तोहे कि कह करि भंगी ।* 


(ख) मेरी श्राखियन यही ठेव परी । 
कहा री ! करो सखी ! वारिज मुख पर लागत ज्यों भंवरी । 
सरकि सरकि प्रीतम सुख निरखति रहति न एक घरी । 
जयों-ज्यों जतन करि-करि राखति हों त्यौं-त्यों होत खरी । 
सच रही सखी ! रूप जलनिधि में प्रेम पीयूष भरी। 
कुंभनदास गिरिघर मुख निरखत लूदत निधि सगरी ॥ 


जागय, तानव 
(क) तब घरि जागर-क्षोर कलेवर दिन-रजनि नाहि जान ।* 
(ख) साँस गल गल छीजिया रे, करक रहा गल आ्राहि। 
आंगलियाँ रो भूबड़ों, म्हार श्रावन लागी बाँहि। 
रहो रहो पापी पपीहा रे, पिव को नाम न लेंइ । 
जो कोइ विरहरिंग साम्हले, पिव कारण जीव देद ॥* 
जड़िमा 
(क) तुया प्रेम विवसे जड़ित मेल अन्तर किछुद ता शुतह् कान ।* 


(ख) गोरस बेचत झ्रापु बिकानी । 
भवन गोपाल सनोहर मूरति सोही तुम्हारी बानी। 
भ्रद्धू-अद्भ प्रति भूल सहेली, में चात्रि कछुवे नाह जानी । 
चन्न॒भुज प्रभु गिरिधघर मन झटक्यो तन भन हेत हिरानी ॥४६ 
व्यग्रता 
(क) माधव तुया खेद सहइ न पार। 
सानह सो निज जीवन भार। 


१--पदकल्पतरु, पद सं० १५४८ 
२--कुम्भनादस, [पद संग्रह] पद सं० २१६ 
३- प्रदकल्पतरु, पद सं० १६५ 
४--मीराबा ई की पदावली, पद सं० ७४ 
प--पदकल्पत्तरु , पद सँ० १६५ 
६--चतुझुज़दास, [पद संग्रह] पद सं० रफ्ट८ 


कृष्ण मक्ति-रस के विविध रूप २६७ 


ठुया बिसरणलागि करत संचार। 
झान जन याहा लगि करे परकार ॥* 


(ख) नागरि सन गई अरुझाई । 
श्रति बिरह तनु भई व्याकुल, घर न नेकु सुहाइ । 
स्थाम सुन्दर सदन सोहन सोहिनो सी लाइ। 
चित्त चंचल कुंवरि राधा खान पान भुलाइ 


व्याधि 


(क) निरसल  कुल-शिल  काँचन-गोरि | 
पांडल कवल विरह-जर तोरि। 
ग्रनुतत खल खल  निगदइई राइ। 
निशिदिन रोयइ सखि-सख चाहइ।' 


(ख) हेरी में तो दरद दिवानी मेरों दरद ना जाणे कोइ । 
५ 4 ८ 


वदरद को मारी बन बन डोलूँ, बंद मिलया नहिं कोइ । 
भीराँ की प्रभु पीर मिटंगी, जब बेद संवलिया होइ 0४ 


उन्साद 
(क) खेंने हासये खेने रोय, दिश्ि दिशि हेरह तोय । 
खेंने श्राकुल खेने थीर, खेंने धावई खेने गीर । 
खेने खेंने हरि हरि बोल, सहचरि धरि करु कोर ।* 


(ख) कहा री ! सखी तोहि लागी ढोरी ? 
संध्या समय खरिक वौथिन में इत उतर भ्रांकति डोलति दोरी ॥ 
कबहुंक हँसति कबहुं कछु बोलति चंचल बृधि नाहिन इक ठौरी ॥ 


१--पदकल्पतरु, पद सं० १६८ 
२--सूरतागर, पद सं० १२६६ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १७० 
४--मौराबाई की यदावली, पद सं० ७२ 
है पदकल्पतरु, पद सं० १७४५ 


२६८५ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कबहुक कर-तल ताल बजावति, कबहुक रागु अलापति गोरी । 
गिरिधर पिय तुव कियौ दुचितों चितु, कहि न सकति सीठी श्ररु कौरी ।* 


मोह 


(क) जब तुया नयन म्रलि-विष जारल तब मन मोहन मेल । 
निचल कलेबर पड़ल घरणितल परिजन लागल शेल ॥ 
ग्रान उपदेश तोहारि नाम तेखने देवहि उपनीत केल। 
सोइ शबद पुन काने सम्भायल ऐछेन चेतन मेल । 
ऐछन भाति दिशई मोहे पुन पुन ना बशिये जाग न जाग । 


(ख) में हरि बिन क्‍यें जिवरी माइ । 
पिय कारण बोरी भई, ज्यूँ काठहि घुन खाइ। 
श्रोंसद मूलन संचर, मोहि लाग्यों बौराइ।*ै 


(क) लुठइ घररिग धरि सोय । 
इवास विहिन हेरि सहचरि रोय । 
मुरछनि कंठे पराण । 
इह पर को गति देवे से जान । 
ए हरि पंखलूँ सो सुख चाइ। 
बिनहि परशे तुया ना जीवइ राइ ।* 


(ख) माई म्हारी हरिह न बूक्ी बात । 
पंड भांसूँ प्राय पति, निकसि यूँ नहीं जात । 
है 04 है 
लेइ कटारी कंठ सरू, मरूगी विष खाह। 
मीरादासी राम रतो, लालच रही ललचाइ ॥* 





१---चतुर्॑जदास, [पद संग्रह] पद सं० र८२ 
२--पदकल्पतरु, पद सँ० १७७ 
३--मीराबाई की पदावली, पद सं० ६० 
४--प्रदकल्पतरु, पद सँ० १८० 
५--मीराबाई की पदावली, पद सं० &८ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २६६ 


समञ्जस पूर्वेराग--सममझ्ञसा रति के स्वरूप से उत्पन्न पृर्वराग समझ़स पूर्वे- 
राग नाम से अभिहित होता है | इसमे क्रमश: अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकीतेंन, 
उद्देग, सविलाप उन्मराद, व्याधि एवं जड़ता उत्पन्न हुए रहते हैं । 
प्रियव्यक्ति की सद्भलालसा को अभिलाषा कहते हैं। इसमें राग आदि दशाएँ 
प्रकट होती हैं। अ्रभीष्ठ प्राप्ति के हेतु जो ध्यान होता है, उसे चिन्ता कहा गया है । 
इसमें शैया पर लोटना, चारों ओर बार-बार घूमना तथा नि:इवास व निर्लक्ष्य देखना 
भ्रादि अनुभाव प्रकट होते हैं | अनुभूतप्रिय के गुण, वेश इत्यादि के चिन्तन को स्मृति 
कहते हैं। इसमे कम्प, वैवरण्य, वाष्प, निःश्वास इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। सौन्दर्य 
आदि गुणों की इलाघा को गुणकीतंन कहते हैं, इसमें कम्प, रोमाऊूच एवं गदगद- 
कण्ठता उत्पन्न होती है । 
प्रौढ़प॒व राग की अन्य दशाएँ समझ्स पृर्व॑राग मे भी होती है, किन्तु उनमें वह 
प्रोढ़ता नहीं होती जो समर्थारति की विशेषता है। 
साधारण पृर्वराग--साधारणीरति के प्राश्चित पूव॑राग को साधारण पूर्व॑- 
राग कहते हैं | यों तो इसमें लालसा से लेकर विलाप तक सचारी भाव उदय होते 
हैं किन्तु वे अत्यन्त कोमल होते हैं । 
कुछ विद्वान पूवेराग का सामान्य विवेचन करते हुए नयन-प्रीति, चित्त - 
ग्रासज्भ (आसक्ति) सड्भूल्प, (मन के द्वारा कार्योत्पादन की कल्पना) निद्राच्छेद, कृशता, 
विषय- निवृत्ति, लज्जा, विनाश, उन्माद, मूच्छा के क्रम से दस दशाझ्रों का वर्शान 
करते हैं । 
यह विवरण अधिक सुर्थक तथा मनोवैज्ञानिक है एवं काव्यश्ञास्त्र की परम्परा 
से मुक्त होने के कारगा स्वाभाविक हैं । अधिकतर दर्शन ही रागोत्पत्ति का कारण 
होता है, इसलिए नयन-प्रीति से प्रेम उत्पन्न होने का क्रम आरम्भ किया गया है। 
प्रीति जुड़ते ही भक्त की चित्तवृत्तियाँ कृष्ण के चिन्तन में डूबने लगती हैं, क्योंकि प्रेम 
का यह स्वभाव है कि उसके उदय होते ही व्यक्ति का समस्त आझाकषंरा प्रेमास्पद 
में केन्द्रित हो जाता है। अतएवं उसंका स्मरण एवं ध्याव निरन्तर नैसग्रिक रूप से 
होता रहता है । इस निरन्तर चिन्तन से प्रेम गाढ़ होकर आसज्भ किवा झ्रासक्ति का 
रूप धारण कर लेता है। झासक्ति के उत्पन्न होते ही प्रिय की प्राप्ति के लिए मन 
बद्ध-निरचय (सद्भूल्प) हो जाता है। प्राप्ति की साधना में भक्त की तन्‍्द्रा, साघक 
का निरचेतन तमस (निद्राच्छेद) करने लगता हैं। मिलने की कठोर साधना में 
शारीरिक दुबंलता ( कृशता ) भी भा जाती हैं। श्रीकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व में 
मल के रमने पर सांसारिक विषयों से स्वतः वैरास्य (विषय निवृत्ति) उत्पन्न हो 
जाता है और उस भनुपम रस की तुलना में भ्रन्य सारे रस फीके भोर निस्सार लगते 


२७० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


लगते हैं। भगवान्‌ की उत्कट लालसा जब समस्त व्यक्तित्व को आच्छादित कर 
देती है तब व्यक्ति किसी भी भ्रपवाद से सशड्ूित नहीं होता, बिना किसी लज्जा व 
सड्भोच के वह इष्ट के प्रति धावित होता है (लज्जा विनाश) और इष्ट के अनवरत 
ध्यान अथवा मिलन-अ्रभिलस की क्लेशमयी मनःस्थिति में उन्माद दशा उपस्थित 
हो।जाती है । उन्‍्माद में वह जब अपने को एकदम भूल जाता है तब समाधिस्थ 
चेतना (मुच्छा) में समस्त उपाधियों से मुक्त होकर प्रियतम के सान्निध्य के योग्य 
होता है। 


पूर्वेराग में श्रीकृष्ण वयस्यों से काम-लेख (पत्र) व माला इत्यादि भेजते हैं । 
कामलेख दो प्रकार का होता है--निरक्षर व साक्षर । निरक्षर कामलेख में रक्तवर्णु- 
पल्‍लव मे अद्धंचन्द्राकार नखाडू तथा वरांविन्यासशुन्यता रहती है । साक्षर कामलेख 
में ग्राकृत भाषामयी लिपि अपने हाथ से श्रीकृष्ण भ्रद्धित करते हैं । 


मान--भगवद्प्रेम मे मदीयभाव की प्रबलता के कारण विर्बाधरसनिष्पत्ति 
में जो बाधा पहुँचती हैं, उसे मान कहते हैं । शास्त्रीय हृष्टे से परस्पर अनुरक्त एवं 
एक सद्भु अवस्थित नायक-तायिका के अभिमत आलिडुन, वीक्षण आदि के रोधक 
को मान कहते हैं। मान में निर्वेद, शद्भा, अमरष, चपलता, गवं, श्रसुया, भ्रवहित्था, 
रलानि, एवं चिन्ता इत्यादि सचारी अ्रभिव्यक्त होते हैं ।* यह मान द्विविध होता 
है--सहेतु, निहेँंतु । 


सहेतु मान--यह मान ईरष्याजन्य होता है। प्रिय व्यक्ति के मुख से विपक्ष 
की विशेषताओं के कीतेन पर प्रणय-प्रधान जो धाव होता है, उसे ईर्ष्यामान कहते 
हैं।* यह भक्ति के श्रह॑ के कारण उत्पन्न होता है। जब विश्वात्मा के निर्वेवक्तिक 
किन्तु व्यक्तिगत सम्बन्ध में स्फूरित प्रेम को भक्त, उसके निजी स्व॒रूप में नहीं प्नुभव 
करता, प्रत्युत्‌ मानव प्रेम की भ्रधिकारजन्य अहमन्यता में बाँधना चाहता है तब 
सहेतु मान उत्पन्न होता है । 





१--दम्पत्यामाव. एकत्र सतोरप्यनुरक्तयों: । 
स्वाभीष्टाश्लेषवीज्ञादिनिरीधी मान उच्यते ॥ 
सबम्रारियोंप्त्र निवंदर्शंकामर्षा: सचापलाः। 
गर्व्वासयावहित्थाश्व_ग्लानिश्चिन्तादयो5प्यमी ॥३१॥--विप्रलम्भ प्रकरण , उज्जलनीलमणि 
२--हैतुरी्ष्या विपक्षादेवें शिष्य; प्रेयसा ऋते। 
सावः प्रणयमुख्यो>यमीष््यामानत्वम्ुच्छति ॥३३॥०-विप्रलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 


कंप्णभक्ति-रस के विविध रूप॑ २७१ 


सहेतु मान श्रुत*, अनुमित, व हृष्टभेद से तीन प्रकार का होता है। प्रिय 
सखी किया शुक द्वारा सुना गया विपक्ष का गौरवश्रुत सहेतुमान उत्पन्न करता है। 
भोगाडू *, गरोत्रस्तलन * श्रर्थात्‌ एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के नाम से पुकारना, 
स्वप्न आदि के द्वारा अ्नुमित मान उत्पन्न होता है | हरिया विदृषक की स्वप्न-क्रिया 
को स्वप्न' कहते हैं। साक्षात्‌ देख लेने पर हृष्ट मान उत्पन्न होता है । नायिका द्वारा 
स्वप्न में देखा गया श्रीकृष्ण का अ्न्यविषयक प्रेम सी सहेतु मान का कारण होता 
है? जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा चुका है। 

निहेंतुमात -- निहेतुमान अ्रहंजन्य नहीं होता वरन्‌ यह रागावेश की अति- 
रिक्तता से उत्पन्न भाव है, प्रथय की चरम माधुरी है। कारण के अभाव अथवा 
नायक-नायिका मे कारणाभास से जो प्रणय उदित होता है, वह नि्ेतुमान का रूप 
धारण करता है। इसे ही प्रणयमान कहा गया है ।* इसका प्रमुख व्यभिचारी 
ग्रवहित्था है। 

निहेंतु मान साम, भेद, दान, नति एवं उपेक्षा आदि रसान्तर द्वारा उप- 
शमित हो जाता है। मान उपशमन का चिह्न वाष्प-मोचन व हास्य है। प्रिय 





१--प्रिय सखि निकंटे जाइ कह्टे द्ुत गति शुन धनि चतुरिनि राषे। 
चन्द्रावलि सओे कानु रजनि आजु कामे पुरायल साथे ॥ 
उछन शुनइ्ते बात अरुणखिम लोचन गरगर अन्तर रोखे पुरल सब गात । 
प्रकल्पतरु, पद सं० ५२६ 
२--देख राइ कानुसखि सने दुह्ु बसियाल्ले निरजने। 
रस-परसब्भ कहि ते-कहिते खलित मेल बचने ॥ 
कहे तुया मुख बलि जाइ कत चन्दावलि निछाइ। 
श्याम बदने शुनिते वचने कोपे भरल राइ ।--वहीं, पद सं० ५७१ 
३--धाम' स्याम भोर भण आए | 
इत रिस करि. रही बाम, रैनि जागि चारि जाम, देख्यौ जो द्वार स्थाम, ठाढ़े सुखदाए। 
जावक रह्न लग्यों माल, बन्दन झुज पर बिसाल, पीक पलक अघर झलक वास शौीति गाढ़ी। 
क्यों श्रा० कौन काज, नाना करि अज्ञ साज, उलटे भूषन सिन्ञार, निरखत हों जाने । 
ताही के जाडु स्याम, जाके निसि बसे धाम, मेरे ग्रह कहा काम, यरदास गाने॥ 
“सरसागर, पद सं० ३११६ 
४--आपन मन्दिरे शुतिया सुन्दरी देखइ घूमेर घोरे । 
कानु आन सजे रभस करई करिया आपन कोरे | 
आन रमनी बिहरे रजनी हामारिं नागर-कोर। 
देखिते-देखिते पाश्या चेतन मान भरमे भोर ॥--परदकल्पतरु, पद सं० ४७२ 
५---अका रयादूद्षयो रेव कारणाभास तस्तथा । 
प्ोचन्‌ अणय पवाय॑ जजेन्रिहंतुमानतास ॥४०॥--विप्रलम्भप्करण, उज्ज्वलनीलमणि 


१७२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णु-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रंदाय॑ 


वाक्य-रचना को साम कहते हैं। सद्भेत किवा भज़्ििमा द्वारा अपना माहात्म्य व्यक्त 
करना या सखी द्वारा उपालम्भ प्रयोग करना, भेद कहलाता है। छलपूर्वक भूषण 
श्रादि प्रदान करना दान है। दैन्यावलम्बनपूर्वक चरणों पर गिरना नति है। 
साम आदि समस्त उपायों के भ्रवशेष में जो अ्रवज्ञा या तुष्णीभूत भाव होता है, 
उसे उपेक्षा कहते हैं । 


कारणाभास 

(क) कियो श्रति मान वुषभानु बारी। देखि प्रतिबिम्ब पिय हृदय नारी॥ 
कहा हयां करत ले जाहु प्यारी | मनहिं मत देत श्रति ताहि गारो॥ 
सुनत यह बचन पिय विरह बाढ़ो। कियो श्रति नागरी सात गाढ़ों॥ 
काम तनु दहत नहिं धीर धार॑ | कबह बेठत उठत बार बारं॥ 
सुर भ्रति भए व्याकुल मुरारी। नेन भरि लेत जल देत ढारी ४ 


(ख) मरकत-दरपन दव्याम-हृदय माहा श्रापन मुरुति देखि राइ।॥ 
गुरुया कोप अधर घन कॉँपद अरुण नयान भे जाइ॥े 


अकारण 
नेन भोंह की मु्रत्ति, में लाल दीन हे जात । 
जल सूखे जलजात ज्यों, बदन मृदुल कुंभिलात | 
भरयो हियों अ्रनु राग सो, रहि न सकी झ्कुलाइ | 
लये लाइ प्रिय हीय सो, श्रधर सुधारस प्याइ। 
मान सनावन छुटि गयो, परुयो लपदि तहाँ प्रेम । 
झंतर भरि बाहिर भर॒यों, रहे लीन छू नेम ॥ 


देख राधामाधव रज्ढः। 


तनु-तनु दूहु जन निबिड़ ग्रालिड़्न श्रारति रभस-तरज् । 
किये अ्रनुभाव कलह दुहें उपजल सुत्दरि सानिननि भेल । 
ऐछन प्रेम-आरति बिछुराइया को बिहि इह दुःख देल। 
समानिनि बदन फेरि तहि झ्राउल जाहाँ निज सखिनि समाज ॥॥* 


१--सूरसागर, पद सं० ३०३६ 

२--पदकल्पततरु, पद सूं० ५६२ 

३-अंमावली लीला (दोहा ६६,१००-१०१) व्यालीस लीला, हितशुवद्ास 
४--पदकल्पतरु, पद सं० ६०४। 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २७३ 


प्रेम-वचित्य--प्रिय के सन्निधान मे प्रेम के उत्कर्षवद विच्छेद भय से जिस 
पीड़ा का अनुभव होता है, उसे प्रेम-वेचित्य कहते हैं।* नन्‍्ददास ने इसे प्रत्यक्ष विरह 
कहा है। * इसे राघावल्लभ सम्प्रदाय में मिलन में सुक्मविरह की स्थिति कहा गया 
है । तन, मन, प्राण, बुद्धि, श्रन्त:क रण, सबसे एक होने पर भी रागातिरेक के कारण 
राधाकृष्ण में ऐसी भावदशा उपस्थित हो जाती है जिसमे उन्हें ऐसा प्रतीत होता है 
कि, ज॑से, वे एक-दूसरे से कभी मिले ही न हों । मिलकर भी न मिलने के सहश विरह 
सालता है, प्राप्ति में भ्रप्राप्ति का भाव बना रहता है। मिलन में चाह, चटपटी, नित्य 
नृतनता का आरास्वाद प्रेम-वैचित्त्य या विरह-विश्रम को जन्म देता है। प्रेम-वैचित्य भी 
दो प्रकार का होता है-- निहेतु अथवा मुख्य एवं कारणशाभास अ्रथवा गौर । 
किसी-किसी स्थल पर अनुराग विलास-प्राप्त होकर पाइवंस्थित प्रियतम को 

स्पष्ट रूप से खोया हुआ समझता है। यह प्रेम-वैचित्य की सबसे अधिक विकसित 
अवस्था है । 
निहेतु-प्रेम-वेचित्त्य 

इयासल कोर यतने घतनि शुतल सदन-झालसे दुहु भोर। 

भुजे भुजे बन्चन निविड़ आलिगन जनु कांचन मणि जोड़ ॥ 

कोरहि व्याम चमकि घनि बोलत कबे मोहे मीलब कान। 

हृदयक ताप तबहिं मझू मोटब असभिया करब सिनान ॥ 

है है २५ 
एत कहि सुन्दरि दीघ निशासइ मुरछित हरल गेयान।॥ 
झाकुल राह दयाम परबोधद गोविददास परमसान ॥रे 
2 हर ५ 

राधेह मिलेह प्रतीति न भ्रावति। 

जदपि नाथ-बिघु-बदन बविलोकत, दरसन कौ सुख पावति॥ 

भरि भरि लोचन खरूप-परम-निवि, उर में आनि दुरावति। 





१--ग्रियस्य सन्निकर्षडपि प्रेमोत्कर्षस्वमावतः । 

या विश्लेषधियात्तिस्ततमवैचित्र्यमुच्यते ॥५७॥--विप्नलम्भप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 
२--अतछ विरद्द के छुनि अब लच्छन चकित होंत जहाँ बड़े विचच्छून । 

ज्यों नव कुंज सदन श्रीराघा, विहरति प्रीतम अंक अबाघा। 

पौढी प्रीतम अंक खुदाई, कछु इक प्रेम लहरि सी आईं। 

सभ्रम भई कद्दृत्ति रस-बलिता, मेरे लाल कहाँ री ललिता।रण 

--विरद्मझ्षरी (नन्ददास) भाग १, पृ० २६ 

३--पदकल्पतरु, पद सं० ७६४ 


श्द 


२७४ मध्यथुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीय 


बिरह-विकल-मतिहृष्टि दुहु दिसि, सेचि सरधा ज्यों धार्वात ॥ 

. चितवत चकित रहृति चित श्रन्तर, नेच निमेष न लावति। 
सपनो श्राहि कि सत्य ईस यह, बुद्धि वितर्क बनावति ॥ 
कबहुक करति बिचार कौन हों, को हरि के हिय भावति । 
सुर प्रेम की बात अटठपटी, सत्र तरज्भः उपजावति ॥४* 


प्रवास--पहले मिले हुए नायक-नायिका का देश, ग्राम, वन किवा अन्य 
स्थानान्तर आदि से जो व्यवधान घटित होता है, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास में हष॑, 
गव॑, मद, लज्जा, व्यतिरेक शज्भा रोचित सार व्यभिचारी प्रकट होते हैं। प्रवास द्विविध 
होता है--बुद्धिपृ्वंक एवं अबुद्धिपुर्वेक । 
बुद्धिपुवंक --कार्यातुरो धवश दू रगमन को बुद्धिपूर्वेक प्रवास कहते हैं। किडिचद्‌ दूर 
एवं सुदूर भेद से यह प्रवास द्विविध साना गया है। इन दो भेदों को दो स्वतन्त्र विरह 
मान कर नन्‍्ददास ने उन्हें वनान्तर तथा देशान्तर का नाम दिया है। किड्िद्दूर 
प्रवास में गोचारण के लिए जाने को वनान्तर विरह तथा सुद्रप्रवास को देशान्तर 
विरह कहा है" । किखिद्दूर प्रवास के उदाहरण गोचारण, कालियदमन तथा रास 
में श्रीकृष्ण की अन्तर्ष्यानता आदि हैं । 
रास 
चलइते राइ चरणों भल वेदन, कानन्‍धे चढ़ब सन केल । 
बुभइते ऐछे बचत बहु-बललभ, निज तने श्रलखित भेल ॥ 
ना देखिया नाह ताहि धनि रोयत, हा प्राणनाथ उतरोल।॥ 
ब्रज-रसणीगण ता देखिया सन-दुखे, भासल विरह हिलोल ॥४ 





--सूरसागर, पद सं० २७४१ 


का | २--बिरह वनान्तर कौ स॒नि लीजै, गोपिनि के मन मैं मन दीजै। 


.. जब बृन्दावन गो-गंन गोहन, जात हैं नंद सुवन मनमोहन । 
. तब को कहि न परत कछु बात, इक इक पलक कलप सम जात । ३० 
 श्कृटक इगन लिखी सी डोलें, बोलें तौ पुतरी सी बोलें। 

... लेन, बैन, मन, शअरवेन सब, जाइ रहें पिंय पास। 
- पैनक ्रान घट रहते हैं फिरि आवन की आस ॥ 

_ झुनि देसान्तर विरह-बिनोद, रसिक जनन मन बढ़वत मोद। 


४ रा ... चन्‍द झुवन की लीला जिती, मथुरा द्वारावति बहु बिती॥ ३५ ॥ 





हा ..... “विरद मंज्षरी नन्ददास--भाग १, पृष्ठ २६ 
र-पदकल्पतरु, पद सं० श्रदर 


क्ृष्णभक्ति-रस के विविध रूप २७४ 


बाँए कर द्रुम ठेके ठाढ़ी । 
बिछुरे मदन गोपाल रसिक मोहि, बिरह!व्यथा तनु बाढ़ी ॥ 
लोचन सजल, बचन नी आावे, स्वास लेत अ्रति गाढ़ी । 
नंदलाल हम साौं ऐसी करी, जल ते सोन घरि काढ़ी ॥* 
सुटूरप्रवास भावी, भवन, भूत भेद से त्रिविध होता है । श्रीकृष्ण का मथुरा 
जाना उनके व्यक्तित्व में ऐश्वयपक्ष का समावेश करता है जिससे माधुय॑ भाव में क्षोभ 
उत्पन्न होता है, श्रीकृष्ण जेंसे ब्रज से दूर चले जाते हैं। श्रीक्षष्ण के दूर चले जाने 
की आाशदू से जो विरह उपस्थित होता है, वह भावीप्रवास के अ्रन्तगंत आता है । 
ऐद्वर्य का व्यवधान सुदूर प्रवास है। 
भावी (सुदूर प्रवास ) 
कह॒ति हाँ बात डरात डरात। 
हाँ मथुरा में सुनि आई तुम्हारी कथा बलअात ॥। 
धनुष जग्य को ठाठ कियो है चहों दिसि रोपे माँच । 
रड्ुभूमि नोकी के खेली मलल्‍ल सकेले पाँच ॥ 
काल्हि दृत आवन चाहत है राम कृष्स को लेन । 
ननन्‍्दादिक सब ग्वाल बुलाए आापनों वादयिक लेन ॥ 
हँसि ब्रजनाथ कही तू साँचों तेरी कही श्रब मानों । 
'परमानन्द स्वासी' आयो काल कंस को भानों ॥ 
५ २ २८ 
ना जानि को सथुरा सरजे श्रायल, ताहे हेरि काहे जिउ काँपि । 
तब धरि दखिन परयोधर फ्रये, लोरे नयन युग कॉपि ॥ 
सजनि अकुशल शत नाह सानति | 
प्र घर > 
कुसुमित कुंजे भ्रमर नाहि गृजये, सघने रोयत शुक सारि। 
गोविददास आनि सखि पूछह, काहे एत बिघन विथारि ॥ 


भवन--प्रत्यक्ष, आँखों के सम्मुख श्रीकृष्ण को मथुरा जाते हुए देखकर जो 
तीब्रतर वियोग होता है, वह भवन विरह कहलाता है। उसमे गोपियाँ स्तम्भित-सी 





१--सरसागर, पद सं० १७२१ 
२---परमानन्द सागर, पद सं० ४७५ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६०० 


१७६ सध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


खड़ी रह जाती हैं, ऋष्ण को एकटक देखती रह जाती हैं श्र भ्रपनी सारी चेतना खो 
बठती हैं । अ्रथवा वे अतिशय व्याकुल हो जाती हैं, उन्हें क्षण भर को भी धंय॑ नही 
बंधता-- 
रही जहाँ सो तहाँ सब ठाढ़ीं । 
हरि के चलत देखियत ऐसी, सनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥ 
सुखे बदन, स्रवति नेनन ते जल-धारा उर बाढ़ी। 
कंधनि बाँह धरे चितरवाति मनु द्रमनि बेलि दव दाढ़ी ॥ 
नौरस करि छांड़ी सुफलक सुत, जेसे दूध बिनु साढ़ी । 
सूरदास श्रक्र कृपा तें, सही विपति तन ग्राढ़ी ॥* 
2५ है 2८ 
सेने खेने कान्दि लुठइ राह रथ झागे, खेने खेने हरि मुख चाह । 
खेने खेने सनहि करत जानि ऐछन, कानु सज जीवन जाह ।* 
भूत--श्रीकृष्ण मे सथुरा चले जाने पर जो विरह होता है, वह भूत प्रवास 
के अन्तगंत श्राता है । इस विरह में श्रीकषण का दर्शंन तक नहीं हो पाता इसलिए 
ग्ोपियाँ अत्यन्त क्षीण, कातर, विकल और उद्श्रान्त हो जाती हैं। कृष्ण के श्रभाव 
में उनके जीवन की सारी गति रुद्ध हो जाती है, सारा सौन्दर्य निष्प्रभ हो जाता है । 
पूर्ण रूपेणा झआात्महारा होकर वे श्रत्यन्त दीन और निस्सहाय हो जाती हैं । यह विरह 
का प्रबलतम रूप है यथा--- 
झ्रब सथुरा साधव गेल | ग्रोकुल भारिषक के हर नेल॥ 
गोकुल उछलल करुणरक रोल । वयन-जले देख बहये हिलोल । 
५ व ५ 
नेननि निर्भर भारत सुमिरि भाधों! वे पहिली बतियाँ। 
नहिं बिसरात निरन्तर सोंचत बिरहानल प्रबल भयो घतियाँ॥ 
नवल किशोर स्थामधन सुन्दर बेनु-व्याज बोलीं अ्रधरतियाँ । 
रास-विलास विनोद महासुख गाव बँधान नृत्य बहु भतियाँ। 
संग विहार भवन वन निसिदिन श्रब सन्देस पठवत लिखि पतियाँ। 
“त्रुभुज प्रभु गिरिधर-दरसनु बिसु नीर-विमुख जैसे मीन की गतियाँ।।* 


१--सूरसागर, पद सं० ३६१३ 
२--प्दकल्पंतरु, पर सं० १६२७ 

३--वहीं, पद सं० १६३६ । 
४--चतुमुंजदास [पद संग्रह] पद सँ० ३४६ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २७७ 


अब॒द्धिपु्वक प्रवास--परतन्त्रता से उत्पन्न प्रवास को अबुद्धिपुवंक प्रवास कहते 
हैं। दिव्यादिव्य श्रादि कारणों से यह प्रवास अनेक प्रकार का होता है* । इस प्रवास 
में भी चिन्ता, जाग्रय॑ भश्ौर उद्देग श्रादि दस दक्षाएं घटित हुई रहती हैं। ये दशाएँ 
केवल नायिकाओं को ही नहीं, श्रीकृष्ण को भी भ्नुभूत होती हैं । प्रौढ़, मध्य, मन्द 
तथा मधु, घृत, मज्लिष्ठ आदि भेदों से विप्रलम्भ में उक्त दस दक्षाएँ नाना रूप घारण 
करती हैं। समस्त भेद-प्रभ्रेदों में उक्त लक्षणदशाएं साधारणतया सम्भव होती हैं 
इसलिए उनका कथन हुआ है, श्रसाधारणदक्षाओ्ों का उल्लेख नहीं किया गया । 

विरहावस्था का वर्णन श्रीकृष्ण की प्रकट लीला के अनुसार ही किया गया 
है। वृन्दावन में सर्वंदा रास श्रादि क्रीड़ाओं में विहरणशील श्रीकृष्ण का गोपियों से 
कभी विच्छेद नहीं होता ।* 

संयोग--विरह साधना का प्रथम सोपान है, बिना उसके प्रेम में गाढ़ता ब्रादि 
उत्पन्न नहीं हो पाती । विरह प्रेमी के सान्निध्य की उत्कट लालसा है, जब यह सा न्निध्य 
प्राप्त होता है तब भक्ति में संयोग दशा झाती है जिसमें भक्त और भगवान परस्पर 
ओोतप्रोत होने लगते हैं। यह सान्निध्य ही आनन्द के खोज की सिद्धि है | दर्शन एवं 
भालिड्भधन आदि की अनुकूलता से उत्पन्न तायिका-नायक के व्यवहार को सम्भोग 
कहते है | मुख्य एवं गौण भेद से यह दो प्रकार का होता है । 

मुख्यसम्भोग--श्री कृष्ण का सान्निष्य साधना के यथेष्ट विकसित होने पर ही 
प्रा होता है। आरम्भ में जाग्रत चेतना में आध्यात्मिक संयोग की दिव्य श्रनुभूति 
नहीं उतर पाती क्‍योंकि वाह्य मन के संस्कार एवं उसकी शअ्रभ्यासगत प्रवृत्तियाँ जड़- 
बद्ध-सी होती हैं, इसलिए यह मिलन ऐसी अडद्वेजाग्रत अवस्था मे अनुमव किया जाता 
है जो न स्वप्न है न जाग्रति | किन्तु जब साधना सत्ता के वाह्म अ्रद्धों को भी प्रधिकृत 
कर लेती है तब मिलन जाग्रतावस्था में भी श्रनुभव किया जाता है । 

जाग्रतावस्था में मुख्य सम्भोग चार प्रकार का होता है। ये चार प्रकार पूवेराग 
मान, किच्विददुर प्रवास व सुदूरप्रवास के अनुक्रम से संक्षिप्त, सद्धी रे, सम्पन्न व समृद्धि- 


१--पारतन्त््योद्भवो यस्तु प्रोक्तः सोडबुद्धिपूरवकः । 

दिव्यादिव्यादिजनितं पारतत्रुयमनेकधा ॥६३॥--विप्रलम्भ अकरण, उज्ज्वलनीलमणि 
२--इन्दारण्ये विहरता सदा रासादिविश्नमै : । 

इरिणा बजदेवीनां बिरहो5स्ति न कह्िंचित्‌ ॥१॥ 

--संयोगवियीगस्थिति: प्रकरण, उज्ज्वलनीलमरि 

३--दर्शनालिज्ञनादीनामानुकूल्या जिषेवया । 

यूनोरुल्लासमारोहन्‌ भाव: सम्भोग ईय॑ते । 

मनीषिभिरियं मुख्यों गौणश्वेति द्विधोदित: ॥४॥--सम्भोगप्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 


२७८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


मान कहलाते हैं। अर्थात्‌ पुवं राग के उपरान्त सक्षिप्त सम्भोग मानान्तर सद्धीर्ण सम्भोग, 
किल्चिद्दूर प्रवास के उपरान्त सम्पन्न सम्भोग तथा सुदुरप्रवास के उपरान्त समृद्धिमान 
सम्भोग घटित होता है। किसी-किसी विद्वान्‌ के मत से प्रेमवैचित्य के भ्ननन्तर भी 
सम्पन्न व समृद्धिमान संयोग हुआ करता है । 
संक्षिप (सम्भोग)-- लज्जा एवं भय के कारण जिस सम्भोग में युवक-युवती 
झल्पमात्र भोगाडु वस्तु व्यवहार करते हैं, उसे संक्षिप्त सम्भोग कहते हैं ।* श्रथवा यों 
भी कहा जा सकता है कि प्रारम्भ मे साधक में आध्यात्मिक मिलन को सहने की 
क्षमता कियत्‌ होती है । भपने अरद्धविकसित मानव-व्यक्तित्व पर दिव्यसत्ता के स्पशे 
को वह पूर्णरूपेण श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाता, इसलिए सयोग सक्षिप्त किवा अ्रल्पकाल 
के लिए होता है। ज्यों-ज्यों उसका झ्रात्मविकास होता जाता है, त्यो-त्यो उसका व्यक्तित्व 
रूपान्तरित होता जाता है और त्यों-त्यो छसमें भगवान्‌ से एकाक्रार होने की क्षमता 
बढ़ती जाती है, उसके मिलन की अनुभूति उत्तरोत्तर सकुल होती जाती है। आरस्भ 
का सम्भोग संक्षिप्त ही होता है, यथा - 
झवनत-बयति ना कहे किछु बानि। 
परशिते विहसि ठेलइ पहु-पानि ॥ 
सुचतुर नाह करये अनुरोध । 
झभिनतव नागरि ना मानये बोध।*े 
व ५ 7५ 
कछु छल, कछु बल, कछु मनुहारी, ले बठे तहेँ कुंजबिहारी । 
सन चहे रम्यौ, रु तन चहै भग्यो, कामिनि को यह कौतुक लग्यो । 
जो पारद कों कर थिर कर, सो नबोढ़ बाला उर घर ॥४ 
सड्धोणों- भक्त का ग्रात्मममपंण जब श्रीकृष्ण के प्रति पूर्णातः निःस्वार्थ नहीं 
हो पाता तब मिलन खुलकर नहीं होता । उसमें 'स्वसुख' का लेश रहता है, केवल 
कृष्ण के सुख में सुखी होने का भाव नहीं होता। अहं के श्राहत होने के कारण मिलन 
संकुचित किवा सद्धीरा होता है । 
पारिभाषिक रूप से नायक के द्वारा विपक्ष के गुणानुवाद एवं स्ववच्चना झआादि 
के स्मरण के कारण सम्भोग जब सचद्धीण होता है तब उसे सद्धीरं सम्भोग कहते 





१--झुवानो यत्र संक्तिप्तान्‌ साध्वसज्ीडितादिभि:ः । 

उपनाराज्िंषेवेते स संक्षिप्त इतीरिति: ॥६॥--सम्भोगप्रकर॒ण, उज्ज्वलनीलमरणि 
२--पद कल्पतरु, पद सं० २५३ 
३--रुपमक्षरीन--न्ददास, भाग १, १० २६ 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २७६ 


हैं।* जिस प्रकार तप्त इक्षु का चवंश एक साथ स्वादुता एवं उष्णता उत्पन्न करता 
है, उसी प्रकार सद्धीर्णा सम्भोग में नायक-नायिका की मनोदशा होती है, यथा--- 


सुरत नीबीनिबन्ध हेत प्रिय सानिनी प्रिया की भुजनि में कलह मोहन मची । 
सुभग श्रीफल उरज पाति परसत रोष हुंकार गये हगर्भंग भामिति लची ॥ 
कोटि कोंटिक रभत्त रहसि हरिवंद् हित विविध कल साधुरीकिसपि नाहिन बची । 
प्रशय समय रसिक ललितादि लोचन चषक पिवत मकरन्द सुख राशि भ्रन्तर सची ॥ * 
५ ९ मर 
राइ जब हेरलि हरि-मुख ओर । तंखन छल छल लोचन जोर ॥ 
जब पहुं कहलाह लहु लहु बात । तबहुँ कयल धनि अ्वनत माथ ॥ 
जब हरि घयलहि अ्ज्चल-पाश । तेखने ढर हर तनु परकाह ॥ 
जब पहु परशल कंचुक-संग । तेखने पुलके पुरल सब पंग ॥॥ 
पुरल सनोरथ मदन उदेश । कह कविशेखर पिरिति विशेष ॥रैं 
सम्पन्न - मिलन में जब किसी प्रकार का अन्तर्वाह्म व्यवधान नहीं रह जाता 
तब संयोग समृद्ध श्रोर सम्पन्न होता है । प्रवास-विरह की कठिन साधना के पदचात्‌ 
साधक जब निःशेष रूप से अहंविहीन हो जाता है तब वह मिलन की प्रगाढ़ अनुभूति 
को निष्कम्प सह सकता है । 
प्रवास के अन्तगंत झआागत प्रिय के मिलन को सम्पन्न सम्भोग कहा गया है। 
इसके पुन: दो भेद होते हैं--झ्रायति एवं प्रादुर्भाव । लोकिक व्यवहार के अनुरोध से 
झागमन को झागति कहते हैं जैसे गोष्ठ से श्रीकृष्ण का लौटना । प्रेंमसंरम्म ब्र्थात्‌ 
रूढ़भाव के विभ्रम द्वारा विह्नला प्रियतमाश्नों के सम्मुख श्रकस्मात्‌ श्रीकृष्ण का 
आविर्भाव प्रार्द्भाव कहा जाता है जेसे, रास में भ्रन्तेंघ्यान होने के पश्चात्‌ पुनः प्रकट 
होकर रास रचता । यथा--- 
बाजत डम्फ रबाब पलोयाज | 
करतल ताल तरल एकु सेलि | 
चलत चित्र-गति सकल कलावति । 





१--यत्र सड्डीयमाणाः स्युव्येलीकस्मरणादिभिः 

उपचाराः स सट्टीर्ण: किल्नित्तप्तेचपेशल:॥१०॥--सम्भोग प्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 
२--हितचौरासी, पद सँ० ४० 
३--पदकल्पतरु, पद सं० ५२३ 


२८० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


करे करे नयने नयने करु खेलि । 
नाचत स्थास संगे ब्रजनारि। 
> ५ >< 
दुहु दुहु सरस परद रस लालसे । 
झलिंगहट रह तनु लाइ।* 
> ५ ८ 
नन्‍द नन्‍दन उर लाइ लई। 
नागरि प्रेम प्रगट तनु व्याकुल, तब करुना हरि हृदय-भई ॥ 
देखि नारि तर-तर मुरक्तानी, देह दसा सब भूलि गई। 
प्रिया जानि अ्रंकम भरि लीन्हीं, कहि कहि ऐसी काम हई ।। 
बदन विलोकि कंठ उठि लागी, कनकबेलि आनन्द दई। 
सुर स्थाम फल कृपा दृष्टि भएँ, भ्रतिहि भई श्रानन्‍्द मई ।। * 
समद्धिमावत--पराधीनता के कारण नायक-नायिका के परस्पर वियोग होने 
पर दशन दुर्लभ हो श्रौर फिर मिलन हों, तो ऐसे स्थल पर जो अ्रतिरिक्त सम्भोग 
होता है, उसे समृद्धिमान कहते हैं।* मिलन में व्याघात पहुँचने पर सान्निध्य की 
अतिरिक्त लालसा उत्पन्न हो जाती है, इस भ्रतिरिक्त लालसा का निदान समृद्धिमान 
सम्भोग के द्वारा होता है । उदाहरण स्वरूप निम्नपद हैं-- 
भाँपल कनय-धराधर जलघर, दामिनि जलद शझआगोरि । 
तिज चंचल गुण जलदे सौंपि पुन, तछु घरज करु चोरि॥ 
देखि सखि अपरूप बादर भेल । 
निज-पद परिहरि दिनमरित संचरि, गिरिवर-सन्धिम गेल ॥।* 
रनि जागि श्रीतम के संग रंग-भीनी । 
प्रफुलित सुख-कंज, नेन-कंजरीट-मीन सेन । 
विथुरि रहे चरनि कच वदन ओप दीनी ॥ 
आतुर झ्ालस जभाति, पुलकित भ्रति पान खाति । 
मदमाती तन सुधि नह, सिथिलित भई बेनी ॥ 





१--पदकल्पतरु,, पद स॑० १२६६ 
२--खरसागर, पद सं० १७४७ 
३ -दुल॑भालोकयोयू्‌ नो: पारतन्त्रयाद्वियुक्तयो: । 
उपभोगारतिरिको यः कीरत्त्यते स समृद्धिमान्‌ ॥१६॥ सम्भोग प्रकरण, उज्ज्वलनीलमणि 
४--पदकल्पतरू, पद सं० २०१० 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २५१ 


माँग ते मुकतावलि टरि, भ्र॒लक संग श्ररुक्ति रही । 
उरगिनि सत फन भातो कंचुलि तजि दीनी ॥ 
बिकसत ज्यों चंपकली भोर भरें भवन चली। 
लटपदात प्रेम घटा गज-गति गति लीन्‍्हीं ॥ 
शारति कौ करत नास, गिरिधर सुठि सुख की रासि। 
झुरदास स्वामिनि-गुन-गन न जात चीन्ही ॥* 
सम्भोग के उपर्युक्त चारों भेद प्रच्छन्न झोर प्रकाश भेद से द्विरूप होते हैं किन्तु 
उनका वरशव यह कह कर रूपगोस्वामी ने नहीं किया कि वे अत्यन्त उल्लासप्रद हैं । 
गौणसम्भोग-- जब संयोग नितान्‍्त जाग्रतावस्था में न होकर अड्धसुषुध्ति भ्रवस्था 
में होता है, तब' उसे गौण सम्भोग कहते हैं । स्वप्न में श्रीकृष्ण की प्रासि को गौरा- 
सम्भोग कहते हैं। सामान्य विशेष भेद से यह स्वप्न दो प्रकार का होता है। सामान्य 
स्वप्न व्यभिचारी के प्रकरण में उल्लिखित हुआ है । विशेष जो है वह जाग्रतावस्था 
में ही उपस्थित होता है। श्रीकृष्ण के मिलन के उद्यम में भक्त की जाग्रत चेतना पर 
एक दिव्य तन्द्रा-सी व्याप्त हो जाती है जिसमे वह कृष्ण मिलन की भ्नुभूति प्राप्त कर 
लेता है | भावोत्कंठामय स्वप्न-विशेष पूव॑बत्‌ संक्षिप्त, सद्भीर्ं सम्पन्न व समृद्धमान्‌ 
भेद से चतुविध होता है । 
विशेष स्वप्न 


श्रन्तरजासी जानि लई। 
सन में सिले सबनि सुख दीन्हों, तब तनु की कछु सुरति भई ॥ 
तब जानयो बन में हम ठाढ़ीं, तन निरख्यों सन सकुचि गई । 
कहति परस्पर आपुस में सब, कहाँ रहीं, हम काहि रई ॥ 
स्थाम बिना ये चरित कर को, यह कहि के तनु सोंपि दयो । 
सुरदास प्रभु श्रन्तरजामी, गुप्ताह जोबन-दान लयो ॥* 
इस जाग्रत स्वप्नदशा में इन अ्रनुभव-दक्शाओं का वरंव किया गया है--दर्श न, 
जल्प, स्पश, वत्म रोध, रास, वृन्दावन-क्री डरा, यमुनाकेलि, नौकाखेल, लीलाचौये, घट्ट- 
लीला, कुझ् में छिपना, मधुपान, स्त्रीवेशधारण, कपट निद्रा, यूतक्रीड़ा, वस्त्राकर्ष ण 
एवं अ्रन्य सम्प्रयोग । भ्र्थात्‌ ये अनुभव तथा ये लीलाएँ चेतना की भरद्धं समाधि-दशा 
में प्रकट होने लगती हैं । इसीलिए रागभक्ति के प्रतिफलन के लिए श्वृज्धारलीलाशों का 


१-सरसागर, पद सं० २३१२ 
२--वही, पद सं० २२०६ 


श्द्व२ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


अवशण-मनन योग्यसाधक के लिए विधेय बताया गया है क्‍योंकि इन लीलाझों के 
झविरत चिन्तन से वह उस भाव दशा में पहुँच जाता है जिसमें उसे कृष्ण-मिलन की 
अनुभूति प्राप्त हो जाती है। 
परस्पर गोष्ठी एवं वादविवाद को जल्प कहंते हैं। वंशी, वस्त्र एवं पुष्पादि हरण 

को लीलाचौय॑े करते हैं। दानधाट आ्रादि की लीला को घट्टलीला कहा गया है। 

परिकर के अनुसार मधुर रस प्रचुर है किन्तु जिस प्रकार समुद्र का भ्रवगाहन 
दुस्तर है, उसी प्रकार मधुररस का अ्वगाहन दुस्तर है। शुकदेव भी जिसका श्रन्त नहीं 
पा सके, उस अ्रति-गृढ़ श्रति-गहन रहस्यमय मधुररस के श्रसंख्य पाशव॑ हैं जो भ्ज्ञात 
हैं । मधुररस की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि वह असीम 
सच्चिदानन्द का स्वच्छुन्द अ्रनन्त- विलास है। यों, भक्तिरस मे मधुर रस का विवेचन 
काव्य के शद्भार के आधार पर ही किया गया है। 

गौशभक्तिरस--काव्य में मान्य श्रन्य रसों को क्ृष्णभक्ति में गौणाभक्तिरस 
के श्रन्तगंत माना गया है । हास्य, अदभुत, वीर, करुणा, रौद्र, भयानक और वीभत्स 
रस गोणभक्ति रस हैं । 

हास्यभक्तिरस--विभावादि द्वारा पृष्ठ होकर हास्य रति, हास्यभक्तिरस संज्ञा 
प्राप्त करती है। हास्यभक्तिरस के आलम्बन कृष्ण एवं तदन्वयी श्रर्थात्‌ कृष्ण के 
अनुगत चेष्टाशाली व्यक्ति होते हैं। शिशु एवं वृद्धजन प्राय: हास्यरति के आश्रय 
होते हैं । कृष्ण एवं कृष्ण सम्बन्धी व्यक्तियों का उसी प्रकार वाक्यवेश एवं आचरण 
झ्रादि इस रस के उद्दीपन हैं। नासा, श्रोष्ठ, गण्डस्पन्दन भादि अ्नुभाव हैं, तथा हुं, 


आलस्य, प्राकारगोपन इत्यादि सब्चारी हैं । 
इस हांस्यरस में हासरति स्थायीभाव है। हास्य छः प्रकार का होता है--- 


स्मित, हसित, विहसित, श्रवहुसित, श्रपहसित, भ्रतिहसित । स्मित में नेत्र व गण्ड की 
प्रफुल्लता लक्षित होती है, दन्‍्त लक्षित नहीं होते । हसित में दन्‍्त ईषत्‌ दृष्ट होता 
है। विहसित में शब्द के साथ दनन्‍्त भी दिखायी देते हैं । अवहसित में नासा प्रफुल्लित 
एवं नेत्र कुश्चित हो जाते हैं । अपहसित में नेत्र अश्रयुक्त तथा स्कत्ध कम्पित होता 
है। हस्तताल तथा श्रद्धक्षेप सहित हँसना अतिहसित कहलाता है। 

हास्यरति के ज्येष्ट, मध्य व कनिष्ठ भेद होते हैं। ज्येष्ट हास्यरति में स्मित, 
हसित प्रकाशित होते हैं, मध्य हास्यरति में विहसित एवं अवहसित तथा कनिष्ठ हास्य- 
रति में भ्रपहसित व झतिहसित व्यक्त होते हैं। कहीं-कहीं विभावनादि के वैचित्रय 


से उत्तम व्यक्ति में भी विहसति इत्यादि प्रकट होते हैं । 
अद्भुतभक्तिरस-- भात्मोचित विभावादि द्वारा विस्मयरति यदि भक्त के 


चित्त में आस्वादतीय हो तो उसे अद्भुतभक्तिरस कहते हैँ। सब प्रकार की भक्ति 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप श्धर३े 


विस्मयरति के आश्चित है । लोकातीत श्रीकृष्ण इसके ग्रालम्बन हैं, उनकी चेष्टाएँ 
इस रस के उद्दीपन है तथा नेत्रविस्तार, स्तम्भ, अ्श्रु, श्रौर पुलक इत्यादि इसके 
प्नुभाव हैं।* आावेग, हुए श्लोर जाडूय इत्यादि अ्रद्भुत भक्तिरस के व्यभिचारी हैं । 

लोकातीत कमंमयी विस्मयरति इस रस का स्थायीभाव है । यह साक्षात्‌ 
किवा श्रनुभान भेद से द्विविध होती है। चक्षु द्वारा दर्शन, करां द्वारा श्रवण, तथा मुख 
द्वारा कीतेन को साक्षात्‌ विस्मयरति कहा जाता है। लोकातोत कम को साक्षात्‌ न 
देखकर उस कम के परिणाम को देखकर जो विस्मय होता है, उसे भ्रनुमितविस्मयरति 
कहते हैं । 

वीरभक्तिरस--आत्मोचित विभावादि के द्वारा उत्साह रति के स्थायीभाव 
रूप में श्रास्वादनीय होने पर वीरभक्तिरस कहा जाता है । युद्धवी र, दानवी र, दयावीर 
तथा धर्मंवीर--यें चारों इसके आलम्बन होते हैं। युद्ध, दान, दया तथा धर्म का 
उत्साह समूह में ही श्रधिक सम्भव होता है । 

युद्धयोर--श्रीकृष्ण के परितोषनिमित्त उत्साही सखा या बन्धु को युद्धवीर 
कहा गया है । प्रतियोद्धा स्वयं श्रीकृष्ण बनते हैं श्रथवा उनके दर्शक रूप में उपस्थित 
रहने पर उनके इच्छानुसार कोई श्रन्य सुहृद्‌ । 

ग्रात्मरलाधा, श्रास्फालन, स्पर्डा, विक्रम, श्रस्त्रग्रहण, प्रतियोद्धारूप में 
अवस्थिति इत्यादि इसके उद्दीपन हैं। आ्रात्मरलाघा यदि स्वनिष्ठ हो तो वह अनुभाव के 
श्रन्तगंत परिगरित किया जाता है। इसके अ्रतिरिक्त अहोपुरुषिका, (प्रर्थात्‌ दर्पहेतुक 
अपने में जो सदभावना रहती है) आ्राक्रोश, युद्धार्थ गति, सहाय व्यतिरेक युद्धोद्यम, युद्ध 
से अपलायन तथा भीत व्यक्ति को श्रभयप्रदान आदि भी इसके भ्रनुभाव हैं । 


युद्ध, दान, दया, धर्म - चारों प्रकार के वीरों में समस्त सात्विक प्रकाशित 
होते हैं तथा गवे, आवेग, घृति, लज्जा, मति, हुं, भ्रवहित्था, प्रमष॑ , उत्सुकता, भ्रसूया 
तथा स्मृति व्यभिचारी प्रकट हुए रहते हैं । 

युद्धोत्साह युद्धवी र रस का स्थायीभाव है। वीरभक्तिरस में कृष्ण के सुहृद्‌ 
ही प्रतियोद्धा हो सकते है शत्रु नही, क्‍योंकि भक्तक्षोभकारी होने के कारण शत्रु वीर- 
रस के आालम्बन होते हैं, वीरभक्ति-रस के नहीं । 





१--भकक्‍तः सवब्वंविधोप्यत्न घटते विस्मयाश्रयः। 
लोकोत्तरक्रियाददेतुर्विषयस्तन्न केशव: ॥ 
तस्थ चेष्टा विशेषा्ास्तस्मिन्नद्यीपना मताः । 
क्रियास्तु नेबविस्तारस्तम्भाश्रुपुलकादयः ॥२॥ उत्तर विभाग, द्वि० ल०, भ० २० सिं० 


श्र मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


दानवीर--दानवीर दो प्रकार के होते हैं-- बहुप्रद तथा उपस्थित-दुलेभ-श्रथे- 
परित्यागी । जो व्यक्ति कृष्ण के सन्‍्तोषार्थ प्रचानक सर्वेस्वदान कर देता है उसे 
बहुप्रद कहते है। इसमें सम्प्रदान के प्रति निरीक्षण आदि उद्दीपन होते हैं, वाब्च्खित 
से अधिक दातृत्व, हास्यपुर्वक सम्भाषण, स्थैयं, दाक्षिण्य और धैये इत्यादि भ्रनुभाव 
होते हैं तथा वितक, औत्सुक्य भ्ौर हर झ्रादि व्यभिचारी होते हैं। दानोत्साह रति 
स्थायीभाव है । 
बहुप्रद के भी पुनः दो भेद होते हैं--आभ्युदयिक व सम्प्रदानक । जो व्यक्ति 
श्रीकृष्ण के कल्याणाथे, भिक्षुक, ब्राह्मण श्रादि को सर्वस्व दान कर देता है, उसे 
भ्राभ्युदयिक बहुप्रद दानवीर कहते हैं । सम्प्रदानक बहुप्रद दानवीर वह है जो श्रीकृष्ण 
के माहात्म्य से श्रवगत होकर उन्हें श्रहंता ममता के आस्पदों को प्रदान करता है । 
यह दान प्रीति व पूजा भेद से दो प्रकार का होता है । बन्धु रूपी हरि को दान करना 
प्रीतिदान है तथा विप्ररूपी भगवान को दान पूजा-दान है। 


कृष्ण के साष्टि आदि मुक्ति या अन्य किसी वर के देने पर भी जो उन्हें 
ग्रहण नहीं करता, उसे उपस्थित-दुलभ-प्रथे-परित्यागी कहा गया है । कृष्ण की कृपा, 
आलाप औौर हास्य इत्यादि इसके उद्दीपन हैं तथा कृष्ण का हृढ़रूप से उत्कषं वर्णन 
अनुभाव है। अतिशय धृति इसका सज्चारी है। दानविषयक उत्साह रति इसका 
स्थायीभाव है । 


दयाबीर--जो व्यक्ति दया से आद्वंचित्त होकर श्रीकृष्ण को खणड-खरड देह 
झर्पित करता है, उसे दयावीर कहते हैं। इसमें कृष्ण की पीड़ाप्रकाशक वस्तुएँ उद्दीपन 
हैं । इसमें भ्रपना प्राण देकर विपन्न व्यक्ति का चाणा करना, भ्राश्वास-वाक्य, स्थैय॑ 
आदि को झनुभाव तथा झौत्सुक्य, मत्ति, हए॑ श्रादि को सज्चारी कहा गया है । उत्साह 
यदि दया का उद्रेक करे तब उसे दयोत्साह कहते हैं । 


धर्मवीर-- श्रीकृष्ण के परितोंष के लिए जो व्यक्ति धर्म विषय में सदा तत्पर 
रहता है, उसे धर्मवीर कहा जाता है। प्रायः घीरशान्त पुरुष ही धमवीर होते हैं । 
सत्शास्त्र श्ववरा इत्यादि इसके उद्दीपन हैं। नीति, आस्तिकता, सहिष्णुता, एवं 
इन्द्रियनिग्रह आदि अझनुभाव हैं। इसमें मति, स्मृति इत्यादि व्यभिचारी प्रकट हुए 
रहते हैं । 

करराभक्तिरस--सहृदय में शोकरति जब श्रात्मोचित विभावादि द्वारा पुष्टि 
भ्राप्त करती है तब उसे करुणैभक्तिस्स कहते हैँ। यद्यपि यह रस प्रेम विशेष के कारण 


कृष्णभक्ति-रस के विविध रूँप १८५ 


श्रव्युच्छिन्न महानन्दरूपी है किल्तु अनिष्ट प्राप्ति की प्रतीति से कष्ण, कृष्णप्रिय तथा 
कष्णुसुख से वश्चचित स्वजन इस रस के त्रिधा आलम्बन हैं ।* 

इस रस के उद्दीपन हैं कृष्ण के गुरा, रूप व कर्म । मुखशोष, विलाप, भश्रद्भस्खलन, 
इवास, चीत्कार, भूमिपतन, भूमिश्राघात भ्रौर वक्ष-ताड़ना इत्यादि इसके अनुभाव हैं । 
आ्राठों सात्विक एवं जाड्य, निवेद, ग्लानि, दीनता, चिन्ता, विषाद, श्रोत्सुक्य, चापल्य, 
उन्माद, मृत्यु, आलस्य, अ्रपस्मृति, व्याधि और मोह झादि व्यभिचारी करुणभक्तिरस 
में प्रकट होते हैं। रति की गुरता तथा लघचुता के कारण शोक में विपुलता या न्यूनता 
होती है। रति से अ्रविच्छिन्न होने के कारण कही-कही शोकरति में विशिष्टता हुईं 
रहती है । 

रौद्रभकक्‍्तिरस-- क्रोध रति जब निजोचित विभावादि द्वारा पृष्ट होती है तब 
उसे रौद्रभक्तिरस कहते हैं। कृष्ण, हित व भ्रहित--ये तीन इस रस के आलम्बन हैं। 
कृष्ण के प्रति क्रोध सखी किवा जरती (राधा की सास) का होता है । 

हित त्रिविध होते हैं--श्रनवहित, साहसी व ईष्यू । श्रीकृष्ण के पालनकर्ता 
होकर भी कृष्ण से इतर कर्मान्तर मे अभिनिवेशवश जो व्यक्ति उनकी परमहाति- 
जनक परिस्थितियों का निदान करने में भ्रसमर्थ होता है उसे भ्रनवहित कहते हैं। 
जो भय-स्थान में जाता है उस्ते साहसी कहते है। जिसमें केवल मान की ही प्रबलता 
है तथा जो ईर्ष्याक्रान्त हैं, उसे ईष्यूं कहते है । 

अहितों का दो वर्ग है--भ्रपने अहित व कृष्ण के अ्रहित । जो व्यक्ति कृष्णु- 
सम्बन्ध में बाधक हैं उन्हें श्रात्म अहित कहते हैं भर कष्ण के वैरीपक्ष को कृष्ण का 
श्रहित कहते हैं । 

रौद्रभक्तिरस में सोल्लुण्ठन, वक्रोक्ति, कटाक्ष, प्रनादर, तथा कृष्ण के अहित- 
व्यक्ति उद्दीपन हैं। हस्तमदंन, दन्तघर्टन (दन्त-शब्द) रक्तनेत्रता, श्रोष्ठदशन, भृकुटी, 
भूजास्फालन, ताड़न, तुष्णीभूतता, नतवदन, निःश्वास, वक्रद्ृष्टि, भत्सेन, शिरष्चालत, 
नेत्रान्तपाटलवरणं, भूभेद एवं श्रधर-कम्पन इत्यादि रौद्वरस के श्रनुभाव हैं। श्रावेग, 
जड़ता, गब॑, निवेद, मोह, चपलता, श्रसुया, उग्रता, अ्रमषं और श्रम आभ्ादि इसके 
व्यभिचारोी हैं । 


१ - भवेच्छोकरतिभक्तिरसोडय॑ करुणामिघ: ॥१॥ 
अध्युच्छिन्तमहानन्दो5प्येष.. प्रेमविशेषत: । 
अनिष्टाप्ते: पदतया वेद: क्ृष्णो5स्यच प्रिय: ॥२॥ 
तथाइनवाप्ततद्भक्तिसौख्यश्च स्वप्नमियों जनः । 
शत्यस्य विंपयत्वेन शेय आलम्बनस्त्रिधा ॥३॥ 
“+ उन्तर विभाग-चतुर्थ लद्दरी, भक्तिरसामृत सिंधु, (अच्युत अन्थमाला प्रकाशन) 


२८६ मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा भौर चैतन्य-सम्प्ंदाय 


क्रोधरति इस रस का स्थायीभाव है। क्रोध के कई रूप हैं जैसे कोप, भन्यु 
श्रादि । शत्रुपक्ष मे कोप भौर बन्धुवर्ग में मन्यु होता है। पूज्य, सम तथा न्‍्यून बन्धुभेद 
से मन्यु त्रिविध होता है। कोप मे हस्तमर्दन श्रादि तथा मन्यु में तुष्णीभाव आदि 
हुआ करते हैं। क्रोध के श्राश्रयस्वरूप शिशुपाल श्रादि शत्रुगण की स्वाभावसिद्ध 
ऋक्रोधरति के व्यतिरिक्त अ्रन्य क्रोधरति भक्तिरसता प्राप्त नहीं करती ।* 

भयानकभ क्तिरस--वक्ष्यमान विभावादि द्वारा पृष्ट होकर भयरति भयानक 
भक्तिरस बनती है । इसके आलम्बन है कृष्ण एवं दारुण । भक्त के अपराधी होने पर 
आलम्बन कृष्ण हैं| दारुण उन्हें कहते हैं जिन्हें स्तेहवश भय होता है। स्तेहवश कृष्ण- 
श्रनिष्ट से आाशद्ित दारुण दंत, श्रवण किवा स्मरण हेतु भयरति के आलम्बन 
हुए रहते हैं । भुकुटी आदि इसके उद्दीपन हैं। मुखशोष, उच्छुवास, पश्चात्दृष्ठि, 
निजाड्रोपन, उंद्घूर्णा, श्राश्रय का भ्रन्वेषण, एवं चीत्कार श्रादि इस रस के अनुभाव 
हैं। अ्रश्रु के प्रतिरिक्त मोह, अपस्मार, व शद्भ्रा इसके व्यभिचारी हैं । 

भयरति, भयानकभक्तिरस का स्थायी है। भय अपराध एवं भीषणता जनित 
होता है। अपराधजन्य भय अनुग्रहपात्र के भ्रतिरिक्त श्रोर कही सम्भव नहीं होता । 
जो आकृति, प्रकृति व स्वभाव द्वारा भीषण हैं वे भी इस रस के आलम्बन हैं । आकृति 
द्वारा पुृतना, स्वभाव द्वारा दुष्ट नुपतिगण एवं प्रभाव द्वारा इन्द्र, शद्धूर इत्यादि भीषण 
कहे जाते हैं । कंस इत्यादि असुरगण अतिशय भयभीत होने के कारण रतिशुन्य है, 
इसलिए वे इस भक्तिरस के आलम्बन नहीं बन सकते । 

वीभत्स भक्तिरस--आत्मोचित विभावादि द्वारा पुष्ट होकर जुगुप्सा रति 
वीभत्स भक्तिरस मे परिणित होती है। इसके अ्रालम्बन शान्त के श्राश्नित भक्तगरा 
होते हैं। इस रस के अ्रनुभाव हैं- कुटिल मुख, नासिकाब्छादन, धावन, कम्प, पुलक, 
झौर घम्म इत्यादि । ग्लानि, श्रम, उन्माद, निर्वेद, मोह, दैन्य, विषाद,-चापल्य, आावेग, 
एवं जाडय इत्यादि व्यभिचारी इसमें प्रकट होते हैं । 

जुगुप्सा रति इसका स्थायोभाव है । यह रति विवेक एवं प्रायिक भेद से दो' 

प्रकार की होती हैं । जातरति कृष्णभक्ति में देहादि के प्रति विवेकजनित जो जुगुप्सा 
उत्पन्न होती है, उसे विवेकजनित जुगुप्सा रति कहते है । पवित्रता की अनुभूति के 
कारण सब प्रकार से सबके प्रति जो जुगुप्सा उत्पन्न होतो है उसे प्रायिकी कहते हैं । 
जिस व्यक्ति ने श्रीकृष्ण के प्रति रति लाभ किया है, जिसका मन सवंदा पवित्र है, 





१--क्रोधाश्रयाणां शत्रणां चैद्यादीनां स्वभावतः ॥१८ा। 
क्रोधी रतिविनाभावान्न 'मक्तिर्ततां बजेत ॥ 


“उत्तरविभाग-पंचमलहरी , भक्तिर्तामृतसिंधु । (अ्रच्युत ग्न्थमाला $ काशन) 


कृष्ण भक्ति-रस के विविध रूप २८७ 


वह यदि कभी घृरित वस्तु के लेश से क्षोभयुक्त होता है तब रति ही उस क्षोभ को 
पुष्ठ करती है । 
कृष्णभक्तिरस मे इन गौणा रसों को श्रधिक महत्व नही ।मला । शान्तप्रीति 


भ्रादि पच्च-रस ही भक्तिरस है, इनमे हास्य आदि गौण रस प्रायः व्यभिचारिता 
घारण करते हैं । 


रसाभास--रसाभास उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भेद से उपरस, अ्रनुरस, अ्रपरस 
के नाम से अभिहित होता है। विरूपता प्राप्त स्थायी, विभाव, अनुभाव के द्वारा 
उक्त द्वादश रस ( पाँच मुख्य सात गोण ) उपरस होते है। कृष्ण सम्बन्ध विवर्जित 
विभावादि द्वारा प्राप्त हास्यादि सप्त रस तथा ज्ञान्त रस को अ्रनुरस कहते है। कृष्ण 


अथवा कृष्ण के विपक्षी यदि हास्यादि रसों की विषयाश्रता प्राप्त करे तब उसे भ्रपरस 
कहा जायगा । 


प्राप्त काव्यपरम्परा का उपयोग तथा भक्तिरस शास्त्र का योगदान -- 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भक्ति को रस का रूप देने में बद्भाल 
के वैष्ण वाचार्यों ने रसशास्‍्त्र की काव्य परम्परा को अविकल अ्रपनाया है। 'सहुदय' 
को “भक्त! ने स्थावान्तरित्त किया और लौकिक नायक को पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ने । 
जिन अ्रवयवों के द्वारा काव्य में रसनिष्पत्ति भरतमुनि के समय से मान्य है, उन्हीं 
के द्वारा भक्ति में भी रसनिष्पति मनोनीत हुईं। जिस प्रकार रसतास्वादन के लिए 
सामाजिक मे पृ्व॑जन्माजित वासना का होना श्रावश्यक ठहराया गया है, उसी प्रकार 
रसाधिकारी भक्त मे प्राक्तन (पू॑जन्म से सब्च्चित) तथा आधुनिक (वर्तमान जन्म में 
अजित) सस्कारों से सदभक्ति की वासना आवश्यक बताई गई है । उद्दीपन, अनुभाव, 
सल्चारी, सात्विक, भावों की आवृत्ति की गई है । भक्तिसिद्धान्त के भ्रनुरोध से उनमें 
कहीं-कहीं पर मौलिक भ्रनुभावों का समावेश किया गया है। लुण्ठन, नृत्य, गीत, क्रोशन, 
तनुमोटन शोर श्वासभूमन श्रादि तथा वात्सल्य, सख्य एवं श्रन्य कुछ रसों के अन्य 
श्रनुभाव भक्तिरस के श्रपने निजी श्रनुभाव हैं। व्यभिचारी भाव वे ही तैतीस हैं 
तथा सात्विक भ्रादि भी वही आझाठ ( वात्सल्य में एक और ), इनकी परिभाषाएँ भी 
परम्परागत है | विश्लेषण की प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक भाव के उत्पन्न होने के काररों 
का विस्ततु विवरण प्रस्तुत किया यया है। इस प्रकार हम देखते है कि कृष्ण भक्ति 
रसशास्त्र में प्राप रसशास्त्र के उपकरणों का यथायथ उपयोग किया गया है, किन्तु 
कुछ परिवर्धंत के साथ । 


भक्ति को केन्द्रीय दृष्टि में रखने के कारण काव्य में प्रचलित शृद्धार 
व्यतिरेक भ्रन्य सात रसों को मुख्य रस का स्थान छोड़ना पड़ा प्रेमलक्षणा भक्त में 


श्षद मध्ययुगीन हिन्दी इष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


अनुराग की ही मान्यता है, शभ्रतः काव्य के शद्भार रस को तो मुख्य भक्तिरस में 
ले लिया गया, हास्य आदि अन्य सात रसों को नहीं । कृष्ण रति' के पोषक रूप मे, 
गोणरूप से ही" उन्हें स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत, प्रेम के अ्रन्य भाव जो 
काव्यशास्त्र की मान्यता मे रस बनने से वज्चित कर दिए गए थे, उन्हें भक्तशास्त्रज्ञों 
ने रस कोटि में रखा, युक्तिध्वंगत प्रणाली से उनकी रसरूपता स्थापित की। भक्त में 
मुख्य भाव एक ही है, वह है कृष्ण रति | यह रति मात्र शज्भार तक सीमित नहीं 
है, वात्सल्य, सख्य और दास्य भी इसके क्षेत्र हैं। यह कृष्ण रति, भक्ति रस की विधायक 
है, काव्य के समस्त भाव नहीं। अ्रन्य भाव इसके अ्रनुगत मात्र हैं। काव्य के श्रन्य 
भावों का स्वतन्त्र महत्त्व नहीं है। उनका कार्य एक प्रकार से सञ्चारी भावों का है । 
मुख्य भाव की रोचकता मे वृद्धि कर वे उसे संकुल एवं वैचित्यसम्पन्न बनाते हैं । 
शान्त रस की स्थापना भी मौलिक है। श्ान्त को रस की दृष्टि से कुछ काव्याचार्यों 
ने ही देखा था, काव्य मे मुख्यतः श्राठ रस स्वीकृत होते रहे । निर्वेद पर आ्राधारित 
शान्त को रस माना अवश्य गया किन्तु उसका विशेष महत्व नहीं था। क्ृष्णव्यक्ति- 
रिक्त निर्वेद की रसरूपता भक्तों ने स्वीकार नहीं किया । झालम्बनशून्य वैराग्य रस 
दशा को कैसे प्राप्त करे ? ऐसे शान्त रस,को भक्तिरसशास्त्र में प्रनुरस नामक रसाभास 
की संज्ञा दी गई। भक्तिरस में शान्त रस की स्थापना मौलिक ढछ्छ से हुई--ब्रह्मत्व- 
परक रूप से श्रीकृष्ण का आलम्बन बनना, भ्रगुष्ठ मुद्रा, श्रवधृत चेष्टा, संसारध्वेस 
भादि अनुभावों का प्रकद होना भक्ति के शान्तरस की निजी विशेषताएँ हैं । 


भक्तिरस शास्त्र की अ्रपनी प्रतिभा भी है । मधुर रति को साधारणी समझ्सा, 
समर्था में विभाजित कर उसे केवलमात्र श्द्धार रति का पर्याय नहीं बनाया गया । 
समझसा, समर्था में भवित की श्वृद्भारति की विशिष्टता सुस्पष्ठ हो जाती है। महाभाव 
का विवेचत, उसका अधिरुढ़ भाव तथा अ्रधिरुढ़ के सुक्ष्म विभेद, मधुरश्वुद्भार को 
उज्ज्वल रस की योग्यता प्रदान करते हैं । प्रेमवैचित्य-विरह, कृष्णरस की विशेषता 
व्यक्षित करने में अत्यन्त सहायक हुआ है, विशेषकर उन सम्प्रदायों में जिनमें स्थल 
' विरह की मान्यता नहीं है | सात्विकों का वर्गीकरण मौलिक है--स्निःध, दिःघ, 
रुक्ष, पुमायित, दीस, ज्वलित, उद्दी्र आदि अवस्थाश्रों का निरूपण वैष्णव झाचायों की 
विश्लेषश-प्रिय दृष्टि का परिचायक है। सार्विकामास का प्रकरण मौलिक है । 
व्यभिचारी भावों के वर्गीकरण में भी निजी विशेषता है--स्व्रतन्त्र परतन्त्र तथा उसके 
भेद-उपभेद नृतन हैं। रसाभास का अ्रपरस एवं अ्रनुरस में वर्गीकरण मौलिक है । 

भक्तिरस के निरूपरणा में सुक्ष्मातिसुक्म विश्लेषण की श्रवृति दिखाई पड़ती 
है। यह विइलेषण कहीं-कहीं पर भेद-उपभेद की बारीकी की चमत्कार-प्रियता से 
प्रेरित्त है, कहीं रस के वेचित्य को व्यक्त करने में वास्तविक्र रूप से सहायक हुआ है । 


कंष्णभक्ति-रस के विविध रूप २८६ 


प्रीतिरस में गोरव, संभ्रम का भेद तथा दास, पाष॑द, श्रनुग श्रादि में दास भक्तों का 
वर्गीकरण ततत्‌ रस के विविध पक्षों को उद्घाटित करने में समर्थ है । रति की स्नेह, 
प्रेम, मान, राग आदि दक्षात्रों का वर्णन तथा राग में नीली, रक्तिम, रक्तिम में पुन: 
मज्ञिष्ठ, कुसुम्भ का सुक्ष्मातिसुक्ष्म भेद केवल चमत्कारप्रियता के कारण नहीं किया 
गया है। इस विवरण से भाव के सोपान तथा उसके विकास की स्थिति का बोध 
भी होता है । सम्भोग के संक्षिप्त, सद्धीर् श्रादि भेद साथंक हैं किन्तु कहीं-कहीं व्यर्थ 
के भेद-उपभेद का ताँता बाँध दिया गया है, विशेष कर गौणभक्तिरस के प्रसद्भ में 
कुल मिला कर भक्ति-रस का निरूपण श्रत्यन्त व्यापक है । 

किन्तु यह प्रदन उठ सकता है कि भक्तिरस की निष्पत्ति काव्यपरम्परा की 
प्रणाली में जकड़ कर क्‍यों दिखाई गई है ? क्या इसके श्रतिरिक्त और कोई उपाय 
नहीं था ? भक्ति सामान्य मानव-चेतना का भाव नहीं है, वह मनुष्य की गहनतम 
अ्रभ्तरचेतना है, अतिमन किवा अन्तमेन का रहस्य है। इस श्रन्तमंन में रस की 
प्रनुभूति जिस प्रक्रिया से होती है, क्या वह काव्यपरम्परा का अनुसरण करती है ? 
उसके चेतना-लोक की भी क्‍या वे ही विधाएँ होती हैं जो सामान्य चेतना की होती 
है ? क्‍या शुद्ध सत्व स्वतन्त्र रूप से रसनिष्पत्ति में समर्थ नही है, क्या उसे भी सीमा- 
बद्ध सत्वोद्रेक के पथ का अनुगमन करना पड़ता है ? प्रत्युत्तर में रूपगोस्वामी ने एक 
स्थल पर कहा है कि क्ृष्णरति विभावादि के भ्रमाव मे भो सद्य:झ्रास्वादनीय होती 
है । मीराबाई का उदाहरण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उनका दरशंन से उत्पन्न 
पूव॑राग जिस प्रक्रिया से प्रौढ़ मधुर रस में परिणत हो गया उसमें भ्रनुभाव, सात्विक, 
भ्रादि सबका साज्ोपाड्भ संयोग नहीं है । स्वत:सिद्ध कृष्ण रस का विवेचन राधा- 
बल्लभ सम्प्रदाय में भी किया गया है। निकुझ्ञरस वह अभ्रखण्ड रस है जो विरह-मिलन 
के द्वेत से मुक्त है। वह चिदानन्द का ऐसा भ्ाह्वाद है जो मनुष्य की संकुचित वृत्तियों, 
जैसे मान, गव॑ आदि, से मुक्त है। उसमें मानवमन में उठने-गिरने वाले सारे सञ्चारी' 
नहीं हैं, केवल प्रेमवैचित्य के पोषक सुक्ष्म भाव हैं। किन्तु अनुभाव तो उसमें भी वे ही 
है जो काव्यशास्त्र में । यह क्यों ? इसका समाधान यही हो सकता है कि यद्यपि कृष्ण- 
भक्ति झ्लौकिक-रस की स्वतः-संवेद्यता, श्रात्मपरिपुर्णोता से भलीभाँति परिचित 
थी, तथापि उसने मानव मन की दुबंल से दुबंल वृत्तियों को क्ृष्णाभिमुखी करने 
का प्रयत्न किया | क्ृष्णभक्तिरस का अतिचेतन मानवचेतना का बहिष्कारक नहीं 
है, उसका समुत्यान करने वाला है, उसे ग्रहण करके रूपान्तरित कर देता है। इस 
भगवद्गप्त में ससीस की रसवृत्तियाँ श्रसीम के रसास्वादन का कारण बनती हैं तथ 
प्रसीम, ससीम के रस में प्रवतरित होता है । यह स्वीकार करते हुए भी कि राधाकृष्ण 
की प्रेम कहानी में कुछ वैचितश्य नही है, परिवेश उदार नहीं है, सामाजिक दृष्टि से 


३६० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्र दाय॑ 


विषय भी सदैव ग्लानिरहित नही है, इसे अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वैष्णाव- 
काव्य ने मनृष्य की प्रेम-वृत्ति को जिस ढद्भ से भगवान्‌ के रस में नियोजित किया, 
यह इलाध्य है । पृथ्वी में जिस प्रेम का कोई युक्तिसज्भधत हेतु नही दिखाई देता, जिसके 
साथ पूर्वेक्ृत कोई सम्बन्ध-बन्धन नही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जो समस्त सम्बन्ध- 
बन्धनों को विच्छिन्न करके दुरूह दुराशय आत्मविसजंन कर देता है, वैष्णव कवियों 
ने पृथ्वी के उसी प्रेम को परमात्मा के प्रति आत्मा के निगृढ़ प्रेम का आदर्श रूपक 
मानकर काव्य में व्यवहृत किया है । वैष्णव कवियों की भाषा में कत्रिमता हो सकती 
हैं, किन्तु उनके भावों की अ्रक्ृत्रिमता एवं अनुभूति की तीव्रता के विषय में सन्देह नहीं 
उठता । कृष्ण भक्ति-कविता जो अ्रभिव्यक्त करती है, उससे कहीं श्रधिक गम्भीर 
द्योतन करती है ।* इस प्रकार क्ृष्णभक्तिकाव्य ने पाथिव प्रेम को शअ्रपाथिव प्रेम में 
परिणुत कर दिया, यही उसकी चरम उपलब्धि है। 


१-- स्वीकार करि राधाकृष्णेर प्रेमकाहिनी जाह्य वैष्णव कविरा वर्णना। करियाल्षेन ताहार मध्ये 
किद्दू वैचित्य नाई, उदार परिसरेर अभाव भ्ाछले, समाज दृष्टिति विषयउ सब समय ग्लानिद्दीन 
नय । किन्तु जलन भावससेर दृष्टिते पदकतादिर मानस अनुवरतंन करि तखन देशकाल समाजेर 
परिवेश छुप्त इृश्या जाय । पथिवीते जे भालबासार कोन युक्तिसंगत हेतु देखा जाय ना जाद्यार 
सहद्दित पूवंकत कौन सम्बन्ध-बन्धन जड़ित नाइ--एमन कि, जाह्ा समस्त सम्बन्ध-बन्धन विच्छिन्न 
करिया दुरुद्द दुराशय आत्मविसज्ज॑ंन करिते जाय वैष्णव कविगण पृथिवीर सेइ भालबासाकेइ, 
परमात्मार भ्रति आत्मार अनिवाये नियूढ़ भालबासार आदर्श रुपकस्वरूप व्यवहार करियादेन । 
वैष्णव कविर भाषाय क्ृन्रिमता थाकिते पारे किन्तु ताहादेर भावेर अक्नत्रिमतार एवं भनुभूतिर 
तीजतार विषये सन्देह उठे ना । वैष्णव कविता अर्थ जाह्य प्रकाश करे ताहार तुलनाय घोतना 
वहन करें अनेक गभीर ।?? 

ओ सुकुमार सेन--बंगला साहित्येर शतिहास (प्रथम खण्ड), पृ० २८१ 


भाव-चित्रण 


ततोय खण्ड 


भाव-चित्रण 


रस की दृष्टि से हम भावों का, उनके स्थायी, अनुभाव, सञ्चारी आदि रूपों 
में, विवेचन कर चुके हैं। किन्तु कृष्णंकाव्य के दास्य, सख्य आदि भाव काव्यरीति 
को सन्तुष्ट करने के लिए छन्दोबद्ध नहीं किये गए, उनमें मानव-मन एवं भक्ति के 
मनोविज्ञान की सद्यः प्रेरणा है। इसी की ओर इज्ित करते हुए आचाय॑ रामचन्द्र 
शुक्ल ने कहा था कि “सुर के सब्चारी प्रणाली में बंधकर चलने वाले नहीं हैं।” 
सूरकाव्य में ही नहीं, समस्त क्ृष्णकाव्य में इन भावों के ऐसे सूक्ष्म तथा भ्रान्तरिक पक्षों 
का उद्घाटन हुआ है जो काव्य-शास्त्र की सीमा को तोड़कर अपने बेचित्य से नवीनता 
का सचचार करते हैं । यद्यपि बद्भला पदावली का संकलन रसशास्त्र को दृष्टि में रख 
कर किया गया है किन्तु बद्भाली कवि एक मात्र रसद्ास्त्र पर दृष्टि निबद्ध करके पद 
रचते रहे हों, यह विश्वसनीय नहीं जान पड़ता । सम्पूर्ण कृष्ण॒काव्य में भावों की 
मामिकता, सवेदनशीलता एवं नेसगिकता की आचद्वन्त अनुभूति से हम उललसित होते 
रहते हैं। यत्र-तत्र कृत्रिमता भ्रा गई हो तो हो, यों कृष्ण भक्तों की वाणी उनके हृदय के 
सहज उद्गार से भ्रोतप्रोत है, विनत समपंण के कारण गम्भीर है, मुरध भाव की विपुल 
क्रीड़ामाधुरी से ग्राकर्षक है| दास्य, सख्य आदि सभा भावों के वे कुशल चित्तेरे हैं। 


दास्यभाव 
विषयासक्त से जुगुप्ता--जिस क्षण भक्त में आन्‍्तरिक जागरण होता है 


उस क्षण से वह अपने सामान्य विषयासक्त जीवन से अत्यन्त असन्तुष्ट श्रोर क्षुब्ध 
हो उठता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जेसे उसने सारा जीवन एक प्रम में बिता 
दिया, व्यर्थ ही मानव-जीवन खो दिया । अ्रविनदवर जीवन की प्रथम किरण का 
स्पर्श उसके नहवर जीवन एवं मन के समस्त श्रन्धकार को उद्घादित करने लगता 
है । देह-गेह सम्बन्धित सामान्य मानव-जीवन के विषयविलास के प्रति, अपने मन के 
काम, क्रोध, मोह, लोभ भ्रादि विकारों के प्रति, उसका मन घ॒णा-जुगुप्सा और विगहेणा 
से भर जाता है। मायामय तृष्णाश्रों के भ्रमजाल में डोलते-डोलते वह ध्वस्त हो जाता 
है और क्रोच, लोभ, मोह से सच्ाालित जीवन उसे उबा देता है ।* न जाने जीवन 


१--अब हों नाच्यों बहुत गुपाल । 
काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
महामोद को नूपुर बाजत, निन्‍दा शब्द रसाल। 
जम भोयो मन भयो पखावज, चलत श्रसंगत चाल ॥ 


२९६४ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


का कितना हिस्सा हरि-स्मरण के बिना, परनिन्दा करते-करते, ऊपरी ठाठउ-घाट 
बनाकर विषयों का मुँह जोहते हुए बीत जाता है। उदर भरना और सो रहना तो 
पशु-जीवन का व्यापार होता है, कुल कुटम्ब के लिए श्रम करते हुए श्रचेत-पद्ु की 
भाँति मनुष्य भी जीवन बिताता है। क्या मानव-जीवन का लक्ष्य पशु जीवन के लक्ष्य 
को दुहराना है ? भक्त को प्रभुविहीन जीवन शुकर, इवान, श्यगाल के जीवन-सा 
गहित एवं हेय लगने लगता है ।* भ्रपनी इस श्रधोगति का अनुभव करके भक्त में 
दैन्य श्राता है--मेरों मत मतिहीन गुसाईं ।* किन्तु यह जानते हुए भी कि मन 
मतिहीन है, भक्त उसे वश में नहीं कर पाता । यद्यपि वह विवेक, वेराग्य आदि वाना 
प्रकार के उपदेशों से मन को सचेत करता है, शिक्षा देता है, उदबोधन करता है 
किन्तु हिसा-मद-ममता की सुरा में मत्त मन आशा में लिपटा सब कुछ सुतकर अनसुनी 
कर देता है| माया का प्रबल प्रभुत्व जीव को कपि की भाँति कुपथ में नचाता रहता 
है भौर वह विवश होकर नाचता जाता है। श्रविद्या चिन्मय जीव को इतना वशीभुत 
कर लेती हैं कि मतिह्वीन मनुष्य प्रपञ्नच में ही सुख समभने लगता है और उसमें ही 
लिप्त होकर रस लेने लगता है। किन्तु श्रज्ञान वरदान नही होता, भ्रन्त में मनुष्य उस 
सुख के भ्रम से दंशित होने लगता है भौर झ्ज्ञान वशीभूत होकर वाना प्रकार के दुःख 
सहता है। तितापदग्ध जीव को संसार में कहीं शान्ति, कहीं सच्चा सुख नहीं मिलता, 
अतएव वह प्रभु की श्रोर ग्राशाभरी दृष्टि से देखता है । 

प्रभु का झ्ावाहन--उसे इस बात का बोध हो जाता है कि सच्चा सुख भौर 
वास्तविक कल्याण प्रभुसेवा में है। विषयभोग में नहीं, यदि वह भगवान्‌ का स्मरण 
करें तो ऐसी दीन-हीन पशुवत्‌ दशा क्‍यों उपस्थित हो ?* इसलिए सर्वंसमर्थे, स्वेज्ञ 
प्रभु की कृपालुता, गुरा-अवगुर का विचार न करने वाली उनकी परम दयालुता, 
भक्तवत्सलता आदि को याद करके भक्त उनसे निरन्तर प्रार्थंना-करता है कि वे किसी 


तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल । 

माया को कटि फेय बॉध्यो, लोभतिलक दियो भाल ॥ 

कोटिक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहिं काल । 

सरदास की सबै अविया, दूरि करों ननन्‍्दलाल ॥सरसागर, “विनय, पद सं० १५४१ 
१--मानुस जनम पोत नकली ज्यों, मांनत समजन बिना बिस्तार। 

सरदास प्रभु तुम्हे! भजन बिनु, जैसे सूकर स्वान सियार। वहदी--४१ 
२--सूरसागर, विनय”, पद स॑० १०३ 
३--माधों जू मन माया बस कौन्हों। 

लाभ हानि कछु समुमत नाहीं, ज्यों पतंग तन दीन्दौ ॥ 

ग्ह<दीपक, धन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला अत्ति जोर | 

में मतिद्दीन मरम नहीं जान्यों।परयौ,अधिक |किरि दौर ॥ 


भाव-चित्ररा २६५ 


प्रकार उसे भवसमुद्र की उन्मत्त तरज्धों से निकाल लें ।* अशरण-शरण, पतित-पावन 
से भक्त उनके विरद की याद दिलाता हुथ्ना अपने उद्धार की कातर प्रार्थना करता है, 
शरणागत होने की लाज रखने को कहता है। दीन-दयाल, अभमयदाता, जग के पिता- 
माता पर चस्त-जीव को भरोसा हो जाता है और वह संसार की समस्त एषणाओं को 
छोडकर केवल मात्र भक्ति की उनसे याचना करता है|" किन्तु त्राता के श्राने में कुछ 
विलम्ब भी होता है। गहित जीवन से भक्त इतना श्रधिक क्षुव्ध हो चुकता है कि 
भगवान की भ्रोर से प्रत्युत्तर आने तक के समय मे वह अ्रधीर हो उठता है। वह 
सोचता है, आखिर भगवान्‌ आने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं, उद्धार में इतनी देर क्‍यों 
लगा रहे हैं ? भ्रपनी क्षुब्ध मनःस्थिति में भक्त, भगवान्‌ की कृपा का अनुभव नहीं 
कर पाता, किन्तु वह उस कृपा की निरन्तर याचना करता जाता है। 


कृपा का अनुभव--कभी ऐसा भी होता है कि भक्त अ्रविचल रहकर भगवान्‌ 
के भ्रनुग्रह को भ्रतुभमव करने लगता है। भगवान्‌ की कृपा का सशक्त प्रमाण देखते 
हुए स्वामी हरिदास अपनी भूलशञ्रान्तियों पर भ्रधिक सोच नहीं प्रकट करते । दीनता 
उनमें अवश्य है किन्तु अपनी चज्चलता के बावजूद भी उन्हें भगवान्‌ की उस 
क्रपाशक्ति का भरोसा है, उस कृपाशक्ति के सञ्चालन में श्राध्वासन मिलता है, जो 
भक्तरूपी बालक का माता-पिता की भाँति संरक्षण करती है । यद्यपि भक्त का बहिर्मुखी 
मन इधर-उधर भटकने को आतुर रहता है, फिर भी कृपालु भगवान्‌ उसे श्पनी 
सरक्षता में बन्दी रखकर भटकने नहीं देते । वैसे सचेततन मन से भक्त, भगवान्‌ के 
अ्रनुकूल रहने का संकल्प करता है, किन्तु तब भी यदि अ्रधोमुखी वृत्तियों की ठेल उसे 
कुपथ में पग रखने के लिए प्रेरित करती है तो भगवान्‌ उसे इस प्रकार पकड़ रखते 
हैं जैसे पिजड़े में पशु | यदि भक्त की पाशविकता स्वच्छन्द होना चाहे तो भी नियन्ता 
भगवान्‌ उसके लिए द्वार उन्मुक्त नहीं कर देते । यह भगवान द्वारा की गई गुप्त रक्षा 
है, उनकी उस प्रबल कृपाशक्ति का प्रकाशन है जो मनुष्य की भ्रवचेतन प्रेरणाशों का 





बिबस भयौ नलिनी के सुक ज्यौँ, बिन गुन _मोदि गह्मौं। 

मैं अशान कछू नहिं समझयौ, परि दुःख पुज्ञ सहौ॥ 

बहुतक दिवस भये या जग मैं, श्रमत फिर्यो मति हीन। 

सूर स्वथामसुन्दर जो सेवै, क्‍यों होगे गति दीन ॥--सूरसागर, विनय”, पद सं० ४६ 
१--तुम सरबश्, सबै विधि समरथ, असरन-सरन सुरारि। 

मोह समुद्र सर बूड़त है, लीजैभुजा पसारि ॥--वही, पद स० १११ 
२--दीन कौ दयाल सुन्यौ, अभय दान दाता। 

साँची बिरुदावलि, तुम जग के पिठु माता । 

अपनी प्रभु मक्ति देहु, जासों तुम नाता ॥--वहीं, पद सं० १२३ 


१६६ भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैततन्य-सम्प्रदाय 


भी संस्कार करके उन्हें निर्मेल बनाने की, भक्ति में बदलने की, चेष्टा करती है । 
प्रभु अपने सहज वात्सल्य के कारण भक्त को कुमार्ग में नहीं जाने देते ।* भक्ति के 
श्राविर्भाव के लिए उद्भ्रान्त चित्त को भगवान्‌ के श्रधीन रखना उतना ही आवध्यक 
एवं श्रेयस्कर है जितना श्रज्ञ पशु का पिंजड़े में बन्द रहना । अ्रधोवृत्तियों पर भगवान्‌ 
की ममता का यह अनुशासन स्वीकार करना»आवश्यक ही नही श्रनिवायं है। यदि 
किसी को प्रभु से तनिक भी लगाव है तो प्रभु भा उसके पथ्यापथ्य का ख्याल रखते 
हैं। अनुशासन में तड़पड़ाहट महसूस होने पर भी अन्त में इसी में जीव का कल्याण 
झौर सुख है क्योंकि परमविज्ञ ईश्वर सब प्रकार से सुखदाता है|" 


निराशा एवं न्ञास से उत्पन्न संसार-विमुखता तथा ईश्वरोन्मुखता--इंतना 
ज्ञान होने पर भी मत यदि इधर-उधर जानबूककर भटकता है तो परिणाम में उसे 
दुःख के श्रतिरिक्त और कुछ नही मिलता । जिन अ्रस्थायी सुखो के पीछे वह आनन्द 
समभ कर दोौड़ता है, वे मृगतृष्णावत्‌ भूठे एवं अस्तित्वविहीन होते हैं। अन्‍्त में 
निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता ।* जिन भ्राकषंणों के पीछे वह 
भगवान्‌ से सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वे अपना रूप उद्घाटित करने लगते हैं। मनुष्य- 
मनृष्य का सम्बन्ध का सदैव स्निग्ध तथा सहानृभूतिमय नहीं होता, वे एक-दूसरे के 
मित्र न होकर भक्षक हो जाते हैं। जिस संसार को प्रभु का क्रीड़ास्थल बनना था, वह 
एक भीषरा समुद्र बन जाता है श्लौर तदस्थित जीव एक-दूसरे को निगल जाने वाले 
जानवर । मन-वयार की प्रेरणा से व्यक्ति इन स्नेह फन्‍्दों में फंसा रहता है । लोभ 
से प्रेरित व्यक्ति संसार में ही अर्थ, धर्म, काम-मोक्ष की प्राप्ति में लगा रहता है । किन्तु 
इनसे आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । वस्तुतः धानन्द उसी को मिलता है जो श्रीक्षष्ण 





१--ज्यों ही ज्यों ही तुम राखत हौ, त्योंहीं त्योंदीं रहियतु है हो हरि। 

और तोौ अचरवचे पाइ घरों, सो तौ कहाँ कौन के पेंड भरि॥ 

यथपिं कीयौ चाहो अपनों मन भायो, सो तौ क्यों करि सको राख्यौ हीं पकरि। 

कद हरिदास पिंजरा को जनावर ज्यों, फड़ फडाय रह्यो उड़िवे कों कितोऊ करि ॥ 

स्वामी हरिदास--अष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सं० १ 

२--जाहि तुमसों हित तासों तुम हित करो, सब सुख कारिनि ।--वही, पद सं० २ 
३--अब कैंसे पैयत सुख मोसे ? 

जैसोइ बोश्ये तैसोइ लुनिये, कर्मंन भोग अभागे॥ 

बोवत बबुर दाख फल चाइत, जोवत है फल लागे। 

सूरदास तुम राम न भजिके, फिरत काल संग लागे ॥--सूरसायर, “विनय पद सं० ६१ 


भाव-चित्रण २६७ 


के चरणों को पकड़ लेता है, उन्हें भ्रात्मसमपंण कर देता है ।* जीवन के प्रेय भर 
श्रेय को उसकी वास्तविकता में ग्रहरा करने के लिए दृष्ट की श्रोर उन्मुख होना भ्रावश्यक 
है । विषयोन्मुखता को बलपुवेक बन्दी बनाकर उसे राधाक्ृष्ण के कोटि-काम-लावण्य' 
में नियोजित करना ही भ्रपेक्षित है। इस रूप-सुधा का पान कर इन्द्रियों की चपलता 
स्वतः विनष्ट हो जाती है। वे आत्मा के सान्द्ररस में निमग्त हो आत्मस्वरूप हो 
जाती हैं। इष्ट के रूप में चित्त का निरोध करना, साकार साधना का प्राण है। 
किन्तु यह रूपासक्ति सहज ही नहीं उत्पन्न होती । भक्त यह अनुभव करता है कि 
इस अ्रसीम सौन्दय्यं की ओर मम्त का उन्मुख होना भी ईहवर की कृपा से सम्भव है। 
श्रीकृष्ण माया के प्रधिपति हैं, क्‍यों न वे जीव के ऊपर से अ्रपती बहिमूंखी माया का 
प्रभाव हटा लें श्रौर उसे श्रपने पास बुला ले । भक्तात्मा भ्रपने मन को अविनाशी के 
चरण-कमलों में लगाने का प्रयत्न करती हुई कहती है कि इस संसार में कुछ भी 
स्थायी नहीं है, सभी कुछ नष्ट हो जाता है । देह का गवे भी कितना हास्यास्पद है, 
यह देह भी मिट्टी में मिल जाती है। संसार मे सब का मिलन चिड़ियों का खेल-सा 
है जो शाम होते ही उड़ जाती हैं। संसार की नश्वरता को सोचकर मन को भ्विनाशी 
के चरणों में लगाना चाहिए । मन का ईश्वर चरणों में लगना तीर्थ-न्रत, योग-युक्ति 
श्रादि से सम्भव नही है, दैन्यावलम्बपूर्वक भगवान्‌ की कृपा की याचना करने पर वह 
प्रभु द्रवीभूत होकर भक्‍त के बन्धन काट देते हैं ।* 

सांसारिक प्रव#चना से उत्पन्न चिरस्थायी रागात्मक सत्ता की खोज-- मन की 





१--संसार समुद्र मनुष्य मीन, नक्र मगर और जीव बहु बंदिस । 
मन वयार प्रेरे स्नेह फंद फंदिस | 
लोभ पंजर लोभी मरजीया पदारथ चारि खदि खँंदिस । 
कहि दरिदास तेई जीव पार भये जे गहि रहे चरन आनन्द नंदिस | 
--स्वामी दरिदास--अष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सें० ६ 
२--भज मन चरण कमल अबिनासी । 
जेताश दीसे धरण गगन बिच, तेताइ सब उठ जासी | 
कहा भयो तीरथ जत कीहें, कद्दा लिए करवत कासी ॥ 
इण देही का गरब न करणा, माटी में मिल जासी। 
यो संसार चहर की बाजी, साँक पंड्यचों उठ जासी ॥ 
कहा भयो है भगवा पहरुयॉ, घर तज भये संन्यास्ती। 
जोगी दोय जुगति नहिं जायी, उलटि जनम फिर आसी ॥ 
अरज करों अबला कर जोरे, स्थाम तुम्हारी दासी। 
मौरां के प्रभु गिरिधर नागर, काटों जम की फॉसी॥ 
--मीराबाई की पदावली, पद सं० १३६४ 


१९८ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा शौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


समस्त चज्चलताओं के पीछे किसी रागात्मक सत्ता की परिचालना रहती है। वस्तुतः 
मानव-मन चिर प्रानन्द का पिपासु है किन्तु भ्रान्ति के कारण वह झ्रानन्द के वास्तविक 
आलम्बन को न खोजकर अस्थायी एवं संकुचित श्रालम्बनों में उलक जाता है। पर 
भ्रन्त में जब उसकी भश्रन्तर्चेतना जगती है तब सारे सांसारिक सम्बन्ध स्वार्थपरायण 
प्रतीत होने लगते हैं। वह यह प्रनुभव करने लगता है कि कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम 
नहीं करता, सब में भ्रपने सुख, अपनी सुविधा का आग्रह रहता है। सांसारिक सम्बन्धों 
की प्रवञ्चना तब उद्घाटित होती है जब दुःख पड़ता है । सुख में तो सभी चारों ओर 
से घेरे रहते हैं किन्तु विपत्तिकाल में सब दूर-दूर रहते हैं। जगव्यवहार को मनुष्य 
सच्चा स्नेह समझ लेता है झौर श्रन्त में दुःख पाता है । प्रेम के इस धोखे से'खिन्न 
होकर भक्त सच्चे प्रीतम को पहिचानना चाहता है।* भक्त उस निःस्वाथे, पूर्ण प्रकाम, 
परम रागमयी सत्ता जले प्रेम करना चाहता है जिसके प्रेम के सम्मुख सारे प्रेम-सम्बन्ध 
फीके लगने लगते हैं । उसे परमानन्दरूप श्रीकृष्ण की खोज विकल करने लगती है 
क्योंकि श्रीकृष्ण का भ्राकर्षण एवं तज्जन्य प्रेम चिरस्थायी, गहन, श्रन्तप्रेवेशी होता 
है । वह न कभी मन्द पडता है और न समाप्त होने की प्रवञु्चना में परिणत होता 
है | स्वामी हरिदास सांसारिक प्रीति की तुलना कुसुम्भी रख्ध' से करते हैं जो घृपछांह 
'े प्रभावित होकर प्रल्पकाल में उड़ जाता है। किस्तु भगवान्‌ का प्रेम उस मश्चिष्ठ 
रज़ की भाँति है जो सतत एक-रज्भ बता रहता है, धोने पर भी धुल नहीं सकता, 
जिस पर घृपछाह का कोई असर नही पडता, हल्के पड़ने की बात तो क्‍या निरन्तर 
घनीभूत होता हुआ सारे सुख-दुःख को डुबाकर मनुष्य को चिर आनन्द का भागी 
बनाता है ।* संसार में भगवान्‌ के भ्रतिरिक्त कोई सच्चा-सगा नहीं है, वही एक मात्र 





१--प्रीतम जानि लेहु मन माही । 

अपने सुख को सब जग बॉच्यौ, कोउ काहू को नाइी ॥ 

सुख में आइ सबै मिलि बेंठत, रहत चहूँ दिसि घेरे। 

विपति परी तब सब संग छांडे, कोड न आवे नेरे॥ 

घर की नारिं बहुत हित जासौं, रहति सदा सच्नलागी | 

जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहि भागी ॥ 

या विधि को व्यौहार बन्यों जग, तासौ नेह लगायोी। 

सूरदास भगवन्त भजन बिनु, नाहक जनम गवायो ॥--सूरसागर, “विनय, पद सं० ७६ 
२--दित तौ कीजे कमलनेंन सौ, जा द्वित के आगे और हित लागे फीकौ । 

के हित कीजे साधु सह्नति साँ, ज्यों किल विष जाय सब जी कौ। 

हरि को हित ऐसो जैसों रंग मजीठ, संसार द्वित रंग कसम दिन दुती को । 

कृ्दि हरिदास ह्वित की जै श्रीविह्री सों, ओर निवाहू.. जानि जीकौं॥ 

“अष्टादश सिद्धान्त के पद, पद सं० ९ 


भाव-चित्रश २६६ 


निःस्वार्थ प्रेमी है ।* 
बात्सल्य-भाव 

वात्सल्य की प्रगाढ़ अ्रनुभूति यशोदानन्द के सन्दर्भ में ही झ्नधिक चित्रित की 
गई है। देवकी-वसुदेव के वात्सल्य भाव की यत्र-तत्र चर्चा मात्र है। यद्यपि उनकी 
संवेदना का भी अपना महत्त्व है किन्तु श्रत्यन्त कियत्‌ । इस भाव के ग्राधार हैं प्रमुखरूप 
से शिशु या बालक कृष्ण ! पौगण्ड एवं किशोर कृष्ण सख्य तथा मधुर भाव के श्रालम्बन 
बन जाते हैं, वत्सल रस मे प्रकारान्तर से ही आ्ालम्बन बन पाते हैं। वात्सल्य 
का उच्छुलरूप उनकी शिश्षुता में उमड़ा है। हिन्दी में सुर ही एक मान्न इस रस के 
सम्नाट हैं, बद्भला पदावली में तो इस भाव के पद श्रत्यन्त विरल हैं, किन्तु जो भी हैं 
वे सुन्दर हैं । 

यशोदानन्द का भाव--अश्रद्धंरात्रि को जग कर जब यश्योदा श्रपनी वृद्धावस्था 
में सन्‍्तान का मुख देखती हैं तब उनके हएष का ठिकाना नहीं रह जाता। भ्रज्धों मे 
पुलक नहीं समा पाता, गदगद कण्ठ से वाणी नहीं निकलती । भ्रपने सुख के भागी 
नन्‍्द को बुलाकर वह उस अपार हष॑ को कुछ भेल पाती हैं ।* कृष्ण कोई साधारण 
बालक नहीं हैं, षोडश कला पूर्ण स्वयं-भगवान्‌ का श्रवतार हुमा है। श्रतः केवल 
यशोदानन्द ही नहीं, ब्रज के सारे लोग उस बालक के परम आइचयमय रूप के सुधा- 
पान में मग्तन हैं। उनके जन्म ने ब्रज के समस्त भ्रन्धकार को हर लिया और प्रानन्द 
की किरणों बिखेर दिया ।* ननन्‍्द प्रसन्नता के मारे नाच उठे, उनके साथ स्वजन-परिजन 
आ्रानन्दमत्त होकर नाचने लगे। उपनन्द, अ्रभिनन्‍्द, सनन्‍द, नन्‍्दन, नन्‍्द पाँचों भाई 


१--थो संसार सगो नहिं कोई, सांचा सगा खुबरजी। 
मात-पिता औ कुग्म कबीलो, सब मतलब के गरजी। 
मीरां की अ्श्ु अर॒जी सुण लो, चरण लगावी थॉरी मरजी ॥ 
--भीराबाई को पदावली, पद सँ० १३० 
२--जागी, महरि पुत्र-मुख देख्यों, पुलकि अंग उर में न समाई। 
गद्गद कंठ, बोलि नहिं आवे, दरपवंत है ननन्‍्द बुलाई। 
आवहु कंत, देव परसन भयौ, पुत्र भयौ, मुख देखो धाई ॥--सूरसागर, पद स'*० ६३१ 
३--जसुमति उदर उदधि आनन्द करि वललवकुल कुमुद विकासी हो । 
रूप किरनि बरसत ब्रजजन के नैन चकीर हुलासी हो ॥ 
राका राधापति परिपूरन पोड्स कला गुनरासी हो। 
बालक बन्द नछत्नन मानों इढृन्दावन व्योम विलासी हो ॥ 
दिवस क्रिह रति ताप नसावत, पीवत नेन सुधा सी हो। 
हृरत तिमिर सब धोख़ मंडल को 'गो विन्द' ह॒ढे जोन्द प्रकासी दो ॥ 
“-गोविन्दस्वामी, [पदसंभद] पद संख्या ३ 


३०० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


बाहु उठा-उठाकर नृत्य-विभोर होने लगे श्रौर यश्ोधर, यशोदेव, सुदेव आादि गोप भी 
उनके साथ नाचने लगे | और तो शौर ननन्‍्द की जननी तक जजंरावस्था में नृत्य 
करने लगीं । केवल मनुष्य ही नहीं नतंक बने, गाये भी पूंछ ऊँची करके उत्सव 
मनाने लगीं। पिता की हर्ष विह्नलता से नन्‍्द कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभो 
सुतिका-गृह में जाकर पुत्र का मुख देखते हैं। सब लोग' शिशु को भ्राशीर्बाद दे रहे 
हैं ।* केवल नन्दालय ही नहीं, वृन्दावन की विटप बेलि यह आननन्‍्दपव मनाती हैं । 
ऐसे हे के प्रवसर पर यशोदा को अपनी प्रजाश्रों का अनखना' भी श्रच्छा लगता 
है। वारा-छेदन के लिए दाई बडा लम्बा-चौड़ा प्रस्ताव रखती है। ऊपर से यशोदा 
उसके इस हठीले श्राचरण पर खीभती हैं किन्तु मन ही मत इस मह॒त्‌ पर्व की महत्ता 
को समभ कर वे सर्वस्व लुटा देने को तैयार हो जाती है। ऊपर से खीऋ और श्रन्दर 
से मगन होने का भाव उनके हृदय की पृत्र-प्रेम विह्ललता को प्रकट कर देता है ।* 
कुछ ही दिनों में कृष्ण सात दिन के होते है, यशोदा का ममत्व कृष्ण का नाना प्रकार 


राम ्रउमाक द्ानाकाकााा वाह #र नकद ० 


१--उपनन्द, अभिनन्द, सनन्‍द ननन्‍्दन नन्‍्द 

पंच भाई नाचे बहु तुलिया रे॥ श्रु०॥ 
यशोधर, यशोदेव, सुदेवादि गोप सब 

नाचे नाचे आनन्द भूलिया रे। 
नाचे रे नाचे रे नन्‍्द संग लैया गोप दृन्द 

हाथे लाठी कॉपे भार करिया है। 
खेने नावे खेने गाय सूतिका गृहेते धाय 

गिरये बालक मुख देरिया रे। 
दधि दुग्ध भरें भरे ढालये अबनी परे 

केह शिर ढाले दधि भूलिया र२॥ 
लगुड़ लब्या करे अउल धीरे-धीरे 

नन्देर जननी नाचे बरीयसी बुढ़िया रे । 
जत वृद्ध गोपनारी जजकार-ध्वनि करि 

आशीष करये शिशु बेढिया र। 
नतंक्र बालक कत नाचे गाय शत शत 

धेनू धाय उच्च पुच्छ करिया रे। 
भीर हैंल गोप सब अपरूप नन्‍्दोत्सव 

ए दास शिवाई नाचे फिरियारे ॥--पद कल्पतरु, पद सं० ११३२ 

२--भंगरिनि तें हों बहुत खिमाई । 

कब्ननद्वार दिये नहिं मानत्ति, तुदाँ अनोखी दाई। 
९ 2५ 4 


भाव-चित्रणश ३०१ 


। से मनुहार करता है । कभी वह हिलाती-डुलाती, दुलराती हैं, कभी पलने पर भूलते 
कृष्ण को सुलाने के लिए जो-सों मन में श्राता है वह गाती रहती है। कृष्ण की 
चेष्टाओं से उन्हें सोता हुआ जान कर लोगों को इशारे से चुप रहने को कहती है। 
इसी बीच जब शिशु भ्रकुला उठता है तब उसे बहलाने के लिए फिर कोई मधुर स्वर 
छेड़ देती है। बालक को सुलाने में कुछ न कुछ गुनगुताना, उसकी नींद में खलल न 
पड़े इसलिए सब को इशारे से चुप कराना और बालक के श्रकुलाने पर फिर कोई 
तान छेड़ कर उसे बहलाना या सुलाना, माता के नित्यप्रति जीवन की एक श्रत्यन्त 
सरल फ्ाँकी है ।* इस झुलाते रहने पर यदि शिक्षु कृष्ण बाँह पसार देते हैं तो माता 
यशोदा पालने से उठा कर उन्हें श्रद्धभू में भर लेती हैं । कृष्ण का हुलसना, हँसना, 
किलकारी भरना, माता के हृदय के स्नेह को बरबस खीच लेता है किन्तु कृष्ण को 
इस प्रकार पालने में कुलाते रहने पर उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । 

समातसुलभ अभिलाषाएं--- उनके मन में यह श्रभिलाषा जगती है कि कैसे कृष्ण 
बड़े हों । कब वे घुटनों चलेंगे, कब उनके दूध की देंतुलिया' निकलेगी, कब वे तोतली 
बोली बोलेंगे श्रादि। इससे भी तीतन्र उनकी प्रभिलाषा यह है कि कब ऋृष्ण उन्हें 
माँ" कहकर पुकारंगे । माता को बालक जब माँ कहकर पुकारता है तब जैसे उसे 
सब कुछ मिल जाता है। कृष्ण क्ाँगन में चलकर हलघर के साथ खेलें, जल्दी-जल्दी 
क्षुधित हों तब उन्हें वह भ्रपने निकट बुलावें, इस प्रकार न जाने कितनी श्रभिलाषाएँ 
यशोदा के मातृ-हृदय में जन्म लेती रहती हैं।* पालना कुलाते समय उन्होंने कुलदेव 
से मनाया था कि कब कान्हा घुटनों चलेगे | भ्रब जब वे घुटनों से चलने लगे तो उन्हें 
शीघ्र ही पेरों से चलते देखने की लालसा उमड़ पड़ी और इस भावावेश में वह कह 
उठती है कि “जो क्रृष्ण को पेरों से चलना सिखा देगा उसे वे सर्व॑स्व दे डालेंगी ।”* ९ 
जब कृष्ण एक वर्ष के हो जाते हैं तब स्वयं वह उनको चलना सिखाना आरम्भ 
करती हैं। कृष्ण अरबरा” कर अ्रपनी बाहें पकड़ाते हैं एवं डगमगाते हुए पृथ्वी पर 





मेरी चीत्यौं भयौ नन्दरानी, नन्‍द सुवन सुखदाई। 
दीजे विदा जाडें घर अपने काल्हि सॉफ की आई। 
इतनों सुनत मगन है रानी, बोलि लए नन्दराई। 
सूरदास कश्नन के असरन ले मझगरिनि पहिराई।॥ सरसागर, पद सं० ६३४ 
१--जंसोदा हरि पालने कऋुलावें ॥--वही, पद सं ६६१ 
२--वही, पद सं० ६३१ 
३--पलना भूलत कुलदेव अराध्यों जतन जतन करि घुददरनु धावै। 
स्वत ताहि दे४ँगी जो मेरे नाव्हरे गोविन्द पॉ पॉ चलन सिखावे॥ 
--चतुझ्ुुजदास , [पद संग्रह] पद सं० ५४५ 


३०१ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा श्रौर चैतन्य-सम्प्रदाये 


चरण रखते हैं। उनके हड़बड़ाये रूप श्र चलने के इस हृदय को देखकर जचनी 
आनन्द से परिपूर्ण कभी उतकी बलेया लेती हैं कभी उत्तके चिरक्लीव होने की कामना 
करती हैं, कभी बलदेव को पुकारती हैं कि वे कृष्ण के साथ इसी प्रकार आँगन में 
सेलें। नन्‍द भी उन्हें चलना सिखाते हैं। जब कृष्ण गिर पड़ते हैं तब फिर हाथ 
टेककर उठा लिए जाते हैं। उनसे कुछ बोलवाने का भी प्रयत्न किया जाता है। 
इधर कृष्ण भी इस क्रीड़ा में कभी हाथ छोड़कर दो एक पग अकेले रंग लेते हैं, कभी 
पृथ्वी पर बैठ जाते हैं और कभी कुछ गाने लगते हैं । कभी पैरों चलना भूलकर फिर 
प्रपनी अभ्यस्त चाल से घुटुनों के बल आँगन से घर चल देते हैं । पल-पल बदलती 
इयाम की इस विचित्र क्रीड़ा में उन दोनों का मन उलभा रहता है। 

कृष्ण का नर्तंत--फिर तो चलना क्या कृष्ण नाचने लगते हैं । उन्हें तरह- 
तरह से नचाया भी जाता है। माता-शिशु परस्पर अनुकरण करते हुए क्रीड़ारस में 
डूब जाते हैं, यशोदा ताली बजाकर गाती जाती हैं झ्ौर कष्ण चाचते जाते हैं। यशोदा' 
को ताली बजाते देख बालक कृष्ण स्वयं ताली बजाने लगते हैं, उनको गाता हुप्रा देख 
कर वह स्वयं गुनगुनाने लगते हैं। शिशु में श्रतुकरण करने की जो प्रवृत्ति है उसी 
का सुन्दर हृश्य सुरदास ने एक पद में चित्रित किया है। इस अनुकरण में माता कौ 
जो मोह होता है, वह अ्रनिर्वेंचनीय है ।* कृष्ण दधि, रोटी या नवनीत माँगते हैं । 
उनकी इस क्षुधा का लाभ उठाते हुए यशोदा उनसे कहती हैं कि तुम चाचो तब मक्खन 
मिलेगा । कृष्ण मक्‍्खत पाने की आशा में नाचना श्रारम्भ करते हैं ।" जैसे-जैसे 
मथानी का रव मुखरित होता है वेसे वेसे, उसी लय एवं स्वर से, अ्रपनी किडििणी- 
हूपुर का स्वर मिलाते हुए बालक कृष्ण नृत्य करते हैं। छोटी-छोटी अंगुलियों से 
अरुण एड़ियों को उठाते हुए, भुनुक-भुनुक पेजनी की भद्धार में कृष्ण का चलना भी 
मादो नृत्य करता है । बालदशा का यह चित्र श्रत्यन्त स्वाभाविक है तथा साथ ही 
भवोहारी भी है।र बालक को नाचते हुए देखने का माताओ्रों को बहुत शौक होता 
है । कृष्ण का यह नतंन केवल यशोदा के लिए ही भ्रानन्दप्रद नहीं बनता, समस्त 


१--सूरसागर, पद सं० ७५२ 
२--जननि कहत नाचौ तुम, दैहों नवनीत मोइन, 
रुतुक-कुनुक चलत पाइ, नूपुर धुनि बाजै। 
गावत शुन सूरदास, बढ्यो जस भुव-अकास, 
नाचत त्रेंलोक्यनाथ माखन के काजै॥--खरसागर, पद सं० ७६४ 
रै- छोटी-छोटी गोड़िया अँगरिया छवीली छोटी. नख ज्योती, मौती मानो कमल-दलनि प्रर्‌। 
ललित आँगन खेलें, दुसुकि ठुमुक उमुकि डोलें, भुलुक भुलुक बोलै पैजनी रूदु सुखर। 


“वही, पद स० 9६६ 


भाव-चित्रण ३०३ 


क्षज रमरियाँ नन्‍्द के आँगन में ञ्रा जुटती हैं। चारों शोर से वे नन्‍्द-दुलारे को घेर 
लेती हैं श्रौर यशोदा ताली देती हैं। स्तरियाँ उनके हाथ में नवनीत देती जाती हैं श्रौर 
वे खब्नन की भाँति चपल भाव से नृत्य करते हैं। शिशु अवस्था, उस पर से दिगम्बर 
वेश । बस फिर कहना ही क्या उनकी छोभा का ।* नन्‍्द सर हिलाते हैं, भाँति- 
भाँति के यन्त्र बजाते हैं तथा माता यशोदा रोहिणी सहित कुछ गाती हुईं शिक्षु के 
नृत्य को पुलकाकुल निहारती है।* किन्तु नाचते-नाचते कृष्ण थक जाते हैं। माँ के 
सम्मुख हाथ जोड़कर मलिनवदन कहते हैं कि 'माँ' वाचते-ताचते अब चरण भारी 
हो गये हैं, श्रब तो क्षुधा की बेला है, अ्रब मैं नही नाच पारऊँगा, यदि दूध दोगी तब 
निरवधि नाचूंगा । 

गोचारण का हठ--कुछ ही दिलों में इष्ण बड़े हो जाते हैं और चौगान तथा 
बटा लेकर सखाओं के सद्भ खेलने लगते हैं । खेलते ही नहीं, भ्रब तो श्रपने कुल की 
परम्परा के श्रनुसार गोचारण के लिए जाने का हठ भी करते हैं। कोमल-हुदया माता 
श्रत्यन्त संकुचित हो उठती है कि इतने कोमल बालक को कैसे घर से बाहर पर रखते 
दूँ । उनके हृदय में भावों के घात-प्रतिधात उठने लगते हैं। इधर कृष्ण का गोवत्सचारण 
में इतना उत्कट उत्साह है कि वे माता से अपने को विभूषित करने के लिए कहते 
हैं, उधर यशोदा उनकी कोमलता एवं वन के कंटकाकीणों मार्ग की तुलना कर अचेतन 
हो जाती हैं कि कृष्ण के मृदुलरक्षित चरण .कैसे चच्चल बचड़ों के पीछे दोड़ सकेंगे ।* 
यही नही, जो पुत्र हर समय उनकी आँखों के सम्मुख ही रहता है उसे वह किस 





१--पदकल्पतरु, पद सं० ११५६ 
२--अब नाचत रे नव नन्ददुलाल। ताहि माइ यशोमति देउत ताल ॥ 
लहूँ हासिनी रोद्िनी।बूलत साथ । बड़ आनन्दे नन्‍द ढहुलाउत माथ ॥ 
कत यंत्र बजाउत प॑चम तान | पिकु निन्दित गाउत मइल गान ॥ 
--सक्भीत॑नामत, पद सं० ५६ 
३---नाचिते नाचिते हरि दक्षिय चरण धारि 
माण्र समुखे डाड़ाइल । 
करतले कर जुडि मलिन वदन करि 
गद गद कहिते लागिल । 
जननि गो नाचिआ चरण हैल भारि। 
एड ना चुधार वेला खस्या पड़े पीत घड़ा 
आर आमि नाचिते ना पारि | 
क्ीर सर देह यदि तब नाचि निरवधि 
घन घन चरण तूलिया।।--वही, पद सं० ६६ 
४--पदकल्पतरु, पद सं० ११५७ 


३०४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा शौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


प्रकार क्षण भर के लिए भी श्रपनी ग्राँखों से दूर करें। जब वे दथि मथती हैं तब 
कृष्ण सम्मुख बैठकर खेलते है, भ्रागत से बाहर तो वह उसे कभी जाने ही नही देती, 
दूर वत्त जाने की बात कैसी ? यदि कही गोपाल प्रागन से बाहर जाकर खेलने लगते 
हैं तब वे सारा घैयें खी बैठती हैं। यह तो दूर, गोद मे कृष्ण को बैठा देखकर भी 
वह उसके श्रलग हो जाने की श्राशद्भा से चौक-चौक उठती है श्रौर एकटक बालक 
को देखती रह जाती हैं । गोपाल उनके प्रारा हैं, श्रांख की पुतली हैं । यद्यपि बलराम 
को सौ कर उन्हें कुछ भी सन्देह नही रह जाता किन्तु तब भी उनका प्राण शअत्यन्त 
व्याकुल हो उठता है ।* जिस गोपाल को उन्होंने हर-गौरी की भ्राराधना करके पाया 
हैं उसको केसे वह अपने से विलग कर सकती हैं ? तिस पर क्ृष्ण उनकी दृष्टि में 
दुधमहा बच्चा ही है। जो बालक यशोदा का झाँचल पकड़े हुए उनके पीछे-पीछे 
लगा रहता है, क्षण क्षण खाना माँगता है, वह मां को छोड़ ही कैसे सकता है । 
फिर भी कृष्ण की जिंह ही तो ठहरी, भ्रतः यशोदा सारे सखाओं को सहेजती हैं कि 
वे सब कृष्ण की रक्षा करें। भेजतै-भेजते माँ उन्हें नाना प्रकार के खतरों से सतकित 
करती जाती हैं । पुत्र की हित कामना से उसे सुरक्षा का बहुविध उपदेश देना मातृ- 
हृदय के लिए स्वभावज है। यशञ्योदा कहती हैं कि तुम्हें मेरी शपथ है घेनु के ्रागे मत 
चलता, अपने पास ही गायों को चराना और वंशी बजाते रहना ताकि मैं घर से 
सुनती रहूँ । बलराम श्रागे चलेंगे, भ्रन्य शिशु बायें एवं श्रीदाम सुदाम पीछे । तुम इनके 
बीचोबीच चलना, कभी सद्भ मत छोड़ना, गोष्ठ में अनेक प्रकार के शन्रुश्नों का भय है । 
फिर उनसे अपना मस्तक स्पर्श करवा कर प्रतिज्ञा करवाती हैं “किसी के कहने पर 


१--सरसागर, पद सं० ११७६ 
२--बलराम तूमि नाकि आमार प्रान लैया बने जाइब्ो । 
>< >< >< 
केमने चैरज धरे माय कि बलिते पारे 
बने जाउक ए दुग्ध कोअरा 
छात्रोयाले छाभोयाले खेले 
घरे जाइते पथ भूले 
टूटि दहथ सुख दिया कांदि । 
० 4 -- 
श्री दाम खुदाम सुवल आदि बलराम 
शुन तोमार जतेक राखाल 
वंशी वदनेर वाणी कान्द कहे नन्‍्दरानी 
शाजु देख जाओ रे गोपाल ॥--दपकल्पतरु, पद सं० ११७७ 


भावे- चित्र ३०५ 


भी बड़ी घेनुओं को लौठाने मत जाना, पेड़ की छाँह में रहना जिससे घृप न लगे” ।* 
यशोदा माँ के दिन भर का क्लेश शमन करने कृष्ण संध्या समय घर लौटते हैं। यशोदा 
दौड़ कर उन्हें गोद में उठा लेती हैं। उनका मातृ-हृदय कृष्ण के हाथों मे वन-फल 
को देखकर गद्गद हो जाता है, वे फल तो उन्हीं के लिए बालक अपने नन्‍हें हाथों से 
तोड़कर लाया है। फिर दिन भर के श्रमित कृष्ण को वह भोजन से तृप्त करती हैं ।* 
यशोदा श्रब भी उन्हें गाय चराने से रोकती हैं। कहती हैं कि “जिसके नन्‍द से 
पिता और यशोदा-सी माता हैं उसे गाय चराने की क्‍या ग्रावश्यकता ? अपने ही घर 
में कृष्ण उनकी आँखों के सामने खेलें” ।* इस पर कृष्ण भी उनको सस्तुष्ट करने के 
लिए कहते हैं कि मैं श्रब गाय चराने नहीं जाऊँगा, सारे ग्वाल मुझे घसीटते है, मेरे 
पाँवों में दर्द होने लगता है। श्रब यद्योदा का क्षोभ और भी बढ़ जाता है। वह नाराज 
होकर ग्वाल-बालों को गाली देने लगती हैं श्रौर खेद प्रकट करती हैं कि मैं तो श्रपने 
बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ श्रौर ये सखा उन्हें घसीट मारते हैं ।* 





१--आमार शपति लागे ना धाइहो पेनुर आगे 
परानेर परान नीलमणि। 


निकटे राखिदह थेनु पूरिहो मोहन वेशु 

घेरे बसि आमि येन शुनि । 

बलाई धाइबे आगे आर शिशु बाम भागे 
श्रीदाम सुदाम सब पाछे । 

तूमि तार माझे धाश्य सज्ृ।छाड़ा ना होश्य 
माठे बड रिपु भय आछझे। 

लुधा हइले लश्या खाइयो 
पथ पाने चाहि जाश्य । 

अतिशय तृणांकुर पथे । 


कारू बोले बड़ पेनु फिराश्ते ना जाइय कानु 
हात तूलि देह मोर माथे ॥ 
थाकिबे तरुर छाय मिनति करिछे माय 
रवि यन ना लागये गाय । 
यादवेन्द्र सब्न लश्य 
बाघा पानइ हाते थुइय 
बूमिया जोगाबे रांया पाय ॥--परदकल्पतरु, पद सं० ११८६ 
२०-सरसागर, पद स॑ं०१०३६ 
३--बवहीं, पद स॑० ११२७ 
४--मैया हों न चरैहों गाइ । 
२७० 


३०६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिघारा भर चैतन्य-सम्प्रदाय 


साखनत-चोरी--जो कृष्ण माता के सन्मुख इतने निरीह से, दया के पात्र 
बन जाते हैं वे वास्तव मे उनके पीठ-पीछे बड़ी धृष्ठता करते है। घर-घर जाकर 
सखाओं सहित नवनीत चुराकर खाते-खिलाते हैं, खाते ही नहीं बतेन तक तोड़ देते 
हैं श्ौंर पकड़े जाने पर आँख में उसी पानी की छींठ देकर किलकारी मारते 
हुए नौ-दो ग्यारह हो जाते हैं। उनके इस झाचरण से श्रन्तर्मुग्ष किन्तु वाह्मतः 
खिन्न गोपियाँ हरि की शिकायत पर शिकायत लिए यशोदा की ड्योढ़ी पर हाजिर 
रहती हैं । यशोदा कृष्ण की शैतानी पर विश्वास नही करती, करे भी कैसे, उनका 
भोला-माला पृत्र भला इतना साहस कब कर सकता है। किन्तु जब उलाहनों 
की भ्रति हो जाती है तब पुत्र पर वह सारी खीभू उतारते हुए उसे उलूखल की 
कठिन रस्सी से बाँध देती हैं। कृष्ण के साश्रु-बदन को देखकर जब ग्रोपियो को 
तरस भरा जाती है और वे यशोदा से उन्हे छोड़ देने का आ्राग्रह करती है तो 
यशोदा उन्हें प्रपते-अपने घर चले जाने को कहती हैं । उन्हे मन ही मन उन पर 
श्राक्रोश भ्राता है कि क्‍यों इन्होंने इतनी शिकायते कीं ? कृष्ण के श्राचरण पर भी 
उन्हें कम क्षोभ नहीं होता, वे उस दुष्टता के पात्र को यश्ोदा के बारे! न कहकर 
'ननन्‍्द के लाल” कृहकर व्यद्भ करती हैं, जेसे कि नन्‍्द ने ही लाड़ से उन्हें बिगाड़ 


रखा हो ।* 
सथुरा-गसत-- धीरे-धीरे माखनचो री से आरम्भ कृष्ण की गोपियों से छेड़छाड़ 


प्रणय का रूप धारण कर लेती है | किन्तु यशोदा का वत्सलभाव अश्षुण्ण है । शिशु 
कृष्ण अब किशोर हो गये। कंसबध की घड़ी श्रा छुकी और श्रक््र उन्हे बुलाने प्राये । 
कृष्ण सहर्ष चलने को प्रस्तुत हो गये । माँ के हृदय पर ज॑से बज्ञपात हो गया, उनकी 
समभ में नहीं भ्राता कि राजदरबार में गोप-बालक का क्या काम ? मथुरा में हत्यारे 


योद्धा बसते हैं, इन बालकों ने कब मल्ल श्रखाड़ा देखा है। वे श्रकूर को ही दोषी 
ठहराने लगती हैं कि--सुफलक सुत मेरे प्रान हरत कौ, काल रूप हू श्रायो' । जैसा 


उनका नाम वैसा उनका स्वभाव, झापाद मस्तक वे कर हैं। कृष्ण को उन्होंने ही 
वश में कर लिया है नहीं तो क्या वह इस प्रकार तटस्थ हो जाते भ्ौर मथुरा चलने 





सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाइ पिराइ। 

ज्यौ न पत्याहि पूछि बलदाउद्धि अपनी सौंद दिवाइ। 

यह सुनि माइ जसोदा ग्वालनि गारी देत रिसाइ । 

सैं पठवति अपने लरिका को आने मन बहराइ। 

सूरस्याम मेरों अति बालक मारत ताहि रिज्ञाइ। ।--सृरसागर, पद सं० ११२५८ 
औ---भोकौ जनि बरजौ जुवती कोउ, देखो हरि के ख्याल । 

सरस्याम सों कहदति जस्ोदा, बंढ़े नन्‍द के लाल ॥--बही, पद सं० ६६३ 


भाव-चित्रण 3३०७ 


की उत्सुकता दिखाते ? कृष्ण उन्हें जो विरक्तिपुर्ण प्रबोधन देते हैं वह भी मानो 
भ्रक्रर की प्रेरणा से । 

कृष्ण चले गए, ननन्‍्द भी उतके साथ गये; किन्तु जब लौटे तब अकेले । 
उन्हे कृष्ण के बिना लौटा देखकर यशोदा की वेदता कटुता से भर जाती है। 
वात्सल्य के अतिरेक में वह नन्‍द से पम्रपशब्द तक कह डालती हैं। यशोदा उन्हें 
धिक्‍्कारती हैं कि कृष्ण के बिता उनके प्राण केसे बचे रहे, दशरथ की तरह प्राणान्त 
क्यों नहीं हो गया ।* बह शअत्यन्त व्याकुल हैं, बार-बार कष्ण के विषय में पूछती 
हैं और अपनी खिन्नता के कारण सारा दोष ननन्‍्द पर मढ़ कर कभी उन्हें घिककरारती 
है और कभी अपनी दुदंशा का उपहास करती हुई कह डालती हैं। वास्तव में उनकी 
वेदना अभ्रसहनीय है, विक्षिप्तावस्था सी आरा जाती है ।' किन्तु जब उनकी यह विश्रम- 
दशा जान्‍्त होती है तब पति-पत्नी मिल कर कृष्ण की चर्चा करते हैं श्र उनके 
गुण-गान करते-करते सारी रात यों ही बीत जाती है। उन्हें भली भाँति विदित 
है कि कृष्ण अ्रब वसुदेव-देवकी के पुत्र है इसलिए यशोदा का सारा मातृ-गर्व पानी 
हो जाता है। झतिशय दैन्य से कातर होकर अपने को कष्ण की धाय कहने में उन्हे 
कोई स्कलोच नहीं होता । उनका स्नेह कृष्ण मे इतना समर्पित है कि अरब पद- 
भ्रभिमान की कोई बात ही नहीं रही । कृष्ण के वघुदेव-देवकी के पुत्र कहलाने में उन्हें न 
कोई ईर्ष्या है न क्षोम, स्वयं धाय तक बनने को तेयार हैं यदि कृष्ण उनसे एक बार 
भी मिलने झा जाये ।* इधर ननन्‍्द, कृष्ण के न आने का सारा दोष अपने सिर मढ़ 
लेते हैं। बार-बार पर्चात्ताप करने लगते हैं कि कृष्ण ने उनके घर बहुत कष्ट पाया, 
कण्टका क्ी्ण वन में उन्हें कोमल चरणों से गाय चराने के लिए चलता पड़ा और थोड़े 
से दही के कारण उलूखल से बंधना पड़ा । यशोदा की ममता नही मानती, वैभव में 
पलते हुए कृष्ण के लिए वह पथिक से सन्देश भेजती है कि कृष्ण को मक्खन-रोटी 





१--प्रीति न करी राम दशरथ की, प्रान तजे बिनु हैरें। 

सुर नन्‍्द सो कदृति जसोदा, प्रबल पाप सत्र मेरें ॥--सूरसागर, पद सं० ३७५० 
२--जसुदा कान्ह कान्ह के बूसें । 

फूटि न गई तुम्हारी चारो, कैसे मारणग सूमे। 

इक तो जरी जात बिंनु देखे, अब तुम दीन्हों फूँकि। 

यद्द छतिया मेरे कान्ह कुँअर बिनु, फटि न भई है टूक । 

घिक तुम धिक यह चरन अहो पति, अप बोलत उठि घाए । 

सूरस्याम विछुरन की हम पै, दैन बधाई आए ॥--वहीं, पद सं० ३७५३। 
३--ज्ञयपि वे वसुदेव देवकी, है निज जननी तात | 

बार एक मिलि जाहु सूर प्रभु, धाई हू कें नात ॥--वही, पद सं० ३७५० 


३०८ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिघारा श्र चैतन्य-सम्प्रदार्य 


झचिकर है, नहाने में श्रानाकानी करते हैं, हो सकता है कि देवकी के श्रागे वह यह सब 
कहने में सद्धोच करते हों, इसलिए पथिक देवकी से उनकी आदतें बता दे । यशोदा 
को अ्रब भी विश्वास है कि कृष्ण उनके अधिक निकट है तभी निस्सद्धोच होकर कृष्ण 
उनसे सब माँग लेते थे झौर देवकी से कहने में उन्हें सद्भोच होता होगा ।* 

किन्तु सन्देश कहने पर भी कृष्ण लौठकर नहीं आते। यशोदा की 
वृद्धावस्था सुने गृह में एक भयद्भूर निस्सहायता से घिरी कटती है। कृष्ण की चपल 
क्रीड़ाओं से मुखरित ग्रह को निस्वन देखकर उनके हृदय में शुल-सा उठता है। अब 
न कोई उलाहना देने श्राता है न कृष्ण मक्खन माँगते हैं । घर की सारी श्री विलीन 
हो गई, रह गई केवल एक शृन्यता, और उस शुन्यता में मेंडराती हुई श्रतीत की 
स्मृतियाँ ।* कृष्ण के विरह में उनका सारा जीवन बीत जाता है । द्वारिका जाने से 
पूर्व केवल एक बार के लिए कुरुक्षेत्र में पुनमिलन होता है और उसी से सारे ब्रजवासी 
कृतार्थ हो जाते हैं | कृष्ण का वेसा ही स्नेह देख कर सबको सनन्‍्तोष होता है श्ौर 
उन्हें ऐसा तज्गता है जैसे कृष्ण ब्रज में नित्य स्थित हैं, घर-घर मक्खन खाते हुए 
विचर रहे हैं । 
बालक्ृष्ण 

मातृ-हृदय की वृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण तो किया ही गया है, बालक कृष्ण के 
क्रीड़ा-कौतुक एवं उनके शिशु सुलभ! भोलेपन, चापल्य, एवं हठ के भी सुन्दर चित्र क्ृष्ण- 
साहित्य नें प्रस्तुत किये गये हैं। इस रस के चित्रण में सुर अ्रद्वधितीय हैं। मनोविज्ञान 
एवं काव्यप्रतिभा के सामझस्य से बालक कृष्ण की जो छवि उन्होंने आाँकी है, वह 
ध्रनुपम है। श्रत्य कवियों ने एकाध पद लिख कर वात्सल्य को छोड़ दिया है । कृष्ण 
की विविध चैष्टाओं का दिग्दशंन सूर ने ही हमें श्रधिक कराया है। 

धेंगूठा-चूसना-- कृष्ण नन्‍हें-नन्‍्हें हाथों से पैर का अंगूठा पकड़कर मुख में डालते 

हैं। जेसा कि बालक प्राय: भ्रकेले में प्रपता अंगूठा चूसकर हित होता हुआ खेलता है, 
वैसा ही कृष्ण भी करते हैं; किन्तु उनको यह बालोचित क्रिया देवजगत्‌ में हलचल 
भचा देती है। देवताम्रों को यह भय होने लगता है कि कहीं प्रलय तो नहीं होने वाला 





१---सूरसागर, पद सं० ३७६३ 
२-मेरे कुँवर कान्द विनु, सब कछु वैसेहि धर्‌यौ रहै। 
को उठि प्रात होत लै माखन, को कर नेति गहै। 
सूने भवन जसतोदा सुत के, थुन गद्दि सूल सहै। 
दिन उठि घर घेरत ही ग्वारिनि, उरहन कौउ न कहै || 
जो जज में आनन्द हुतौ, मुनि मनसा हू न गहै। 
पर्दा स्वामी बिनु गोकुल, कौड़ी हू न लद्ै ॥--सूरसागर, पद सं० ३७६६ 


भाव-चित्रण ३०६९ 


है। शिव, ब्रह्मा, वटवृक्ष, प्रलय के बादल, दिग्पति, शेष, पृथ्वी, ऋषि-मुनि--सभी 
चिन्तित होने लगते हैं; किन्तु भोले ब्रजवासियों को कृष्ण के ब्रह्म होने का भान तक 
नहीं, वे समभते हैं कि “कान्ह' पैर से शकट ठेल रहे हैं।* 

सिट्‌ठी खाना--गोद में किलकते हुए जब कृष्ण की दूध की दँतुलियाँ देखकर 
यशोदा के हर्ष का ठिकाना नहीं रह जाता तब वे उस निरीह शिशु के मुख में अखिल 
ब्रह्माएड को देखकर सशझ्ित हो उठती हैं और उसका टोना उतरवाने घर घर जाती 
हैं । किन्तु यह टोना ज॑से उतरता नही, बार-बार अ्रपने को दुहराता है। जब बालक 
कृष्ण घुटनों से चलकर मिट्टी खाते हैं तब यशोदा डण्डी लेकर मुख खुलवाती हैं मिट्टी 
उगलने के लिए। किन्तु यह क्या ! फिर वही ब्रह्मार॒ड | वे इसे भ्रपना हृष्टिभ्रम 
समभ कर भुला देती हैं । 

सक्‍्खन सखाना--मक्खन में कृष्ण की विशेप रुचि है। प्रातःकाल उठकर ही 
वह जननी से मक्खन-रोटी माँगने लगते हैं भर शायद कुछ देर हो जाने के कारण 
पृथ्वी पर लोट भी जाते हैं।'* प्रातःकाल यशोदा दही विलोती हैं और क्ुष्ण-बलराम 
वहीं खेलते रहते हैं । विद्योते-विलोते श्राफ़त मचा देते हैं, मक्खन खाने को अ्रधीर हो 
उठते हैं । यदि यशोदा उन्हें समझती हैं तो वे एक नहीं सुनते, कृष्ण खीककर यशोदा 
के सिर पर से झ्च्चल खींच लेते है। यही नहीं, बलवीर माला खीचते हैं भ्ौर दयाम 
कवरी । बालक की खीक का यह चित्र कितना मनोवैज्ञानिक है, जो उसे चाहिए वह 
यदि नहीं मिल पाता तो माँ का सर चाट डालता है । * 

प्रतिबिम्ब फ्रीड़ा-- मक्खन खाते-खाते कृष्ण घठ को पकड़ कर देखने लगते हैं। 
शोर उसमें अ्रपना ही प्रतिबिम्ब देखकर'अत्यन्त कुपित हो जाते हैं। वह सोचतो हैं श्रन्य 
कोई बालक उनका मक्खन खा रहा है इसकी शिकायत भी अपने पिता से जाकर कर 
देते है। नन्‍द उनके भोलेपन पर रीफ कर उन्हें कण्ठ लगाये उस घट के पास आते हैं । 
श्रब भी क्‍या ! कण्ठ लिपटे बालक का प्रतिबिम्ब देखकर कृष्ण और क्षुब्ध हो उठते हैं। 

न्द से उस बालक की शिकायत करना बेकार ही हु्ना, श्रतः वह यशोदा के पास 





१--सूरसागर, पद सं० ६८१ 
२--जननी पै मॉगत जग जीवन, दे माखन रोटी उठि प्रात । 
लोट्त सूर॒स्थाम पुहुमी पर, चारि पदारथ जाकै हाथ ॥--सूरसागर, पद सं० ७७७ 
३--क्रीड़त प्रात समय दोउ वीर । 
मॉगत माखन, बात न मानत, भड्डत जसोदा जननी तीर । 
जननी मधि, सनमुख सद्डर्षन, खेंचत कान्ह खस्यौ सिर-चीरी । 
मनहेँ सरसवति सड् उमय दुज, कल मराल अरु नील कण्थीर । 
सुन्दर स्थाम गही कबरी कर, मुक्ता माल गही बलवीर । * 
सूरज भष लैवें अप अपनोौ, मानहु लेत निबेरें सीर ॥--वही, पद से० ७७६ 


५७७... 


३१७० मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


जाकर केवल उन्हीं के पुत्र होने की घोषणा कर देते हैं। यह स्वाभाविक है कि 
जब बालक पिता से रूठ जाता है तो माता को ही सर्वेस्व मान लेता है ग्रौर जब माता 
से रूठता है तब पिता को । यशोदा को उनकी लीला में बडा आनन्द आया, जाकर 
उन्होंने अ्रपने पुत्र का पक्ष लेते हुए मटके को हिला दिया, वह प्रतिबिम्ब भाग गया । 
कृष्ण अपने प्रतिद्वन्द्दी को भागता देख श्रानन्दित हुए । माँ के प्रताप से कृष्ण की 
विजय हुई, ननन्‍्द की शठता निरस्त हुई ।* कभी-कभी वे श्रत्यन्त भोलेपन से अ्रपनी 
छाया पकड़ने को आतुर हो उठते हैं । 

माखन-चोरी--घर का मक्खन ही कृष्ण को सन्तुष्ट नहीं कर पाता, वह अन्य 
ग्वालिनों के भी घर जाकर मक्खन चुरा-चुराकर खाते हैं । 

इस प्रसद्भ में कृष्ण के भोलेपन तथा चतुरता का एक साथ परिचय प्राप्त 
होता है । भोलेपन का एक सुन्दर चित्र प्रथम माखन-चोरी के प्रसद्भ में मिलता है। 
पहिली बार जब वह किसी ग्वालिन के घर मक्खन चुराने जाते हैं तब हठात्‌ उनकी 
दृष्टि मरि-खम्भ में फभलकते अपने प्रतिबिम्ब पर जाती है। उन्हें भय लगता है कि 
यह बालक कही उनकी चोरी न पकड़ा दे । श्रतः उसे भी मवखन खिलाने लगते हैं। 
किन्तु वह क्‍यों खाने लगें, सारा मक्खन गिरने लगता है। कृष्ण समभते हैं कि बालक 
खाने से इन्कार कर रहा है। वह तो उसे इतने प्रेम से खिला रहे हैं और बालक न 
जाने क्या सोचकर सब अस्वीकार कर रहा है ।* पहिले तो श्राधा-आधा भाग कर 
देते हैं जिससे कि वह चोरी न खोल दे; किन्तु फिर भी जब वह स्वीकार नही करता 
तो भ्रपना भी हिस्सा उसे दे डालने को तेयार हो जाते हैं। यदि प्रतिबिम्ब को मक्खन 
रुचिकर लगे तो कृष्ण सारा मक्खन देने को तैयार हैं ।* 





१--सरसायर, पद सं० ७७४ 
२--नाचि नाचि चलि जाय बाजन--नूपुर पाय । 
अपनार अन्छाया धरिवारें चाय ॥--सद्जीत॑नामृत, पद स॑० ७१ 
इ--सूरसागर, पद सं० ८८३ 
४-आज़ु सखी मनि-खम्भ-निकट हरि, जहँ गोरस को गोरी । 
निज पतिविम्ब सिखावत ज्यों सिसु, प्रकट करै जनि चोरी । 
अरध विभाग शभश्राजु तें हम-तुम, भली बनी है जोरी। 
माखन खाहु कतहद्दि डारत हो, छाँड़ि देहु मति भोरी। 
बाँट न लेहु सबै चाहत हो, यहै बात है थोरी। 
मीठी अधिक, परम रुचि लागै, तौ भरि देझें कमोरी | 
प्रेम्त उम्ंगि धीरज न रहो तब, प्रगट हंसी सुख मोरी। 
सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुज की खोरी ॥--चूरसागर, पद सं० ८८४ 


सापचजचनरा[] ३९६९ 


किन्तु भोले होने के साथ-साथ वह चतुर भी कम नहीं हैं। कृष्ण व्युत्पन्नमति 
हैं । जब ग्वालिन उन्हें पकड़ने चलती है तब वह दही का पानी उसकी श्राँख में डाल 
कर भाग जाते हैं। गोपी समझती है कि वह बड़ी चतुर है, कैसा पकड़ा, किन्तु कृष्ण 
उससे भी चतुर निकले । यदि मौके से पकड़ भी जाते हैं तो आँखों से डरवाकर उल्ठा 
ग्वालिन को ही दोषी साबित कर देते है ।* बात बनाने में तो वह बहुत ही निपुण 
हैं । भ्रघेरे में मक्खन-चोरी करते हुए जब वह अकेले पकड़ जाते हैं, किसी झौर को 
दोषी ठहराने के लिए सखाओं की टोली भी नहीं मिल पाती, तब अपनी पैनी बुद्धि 
से तुरन्त बात बना देते हैं। कहते हैं कि मैं तो अपने घर के धोखे में यहाँ चला झ्ाया 
है, गोरस में चीटी पड़ी देखकर उसे निकालने लगा ।" जब माँ के पास तक शिकायत 
पहुँचती है तब वह बडे भौलेपन से अपनी सफाई पेश करने लगते हैं | कहाँ उनके 
नन्‍्हें कर कहाँ छीका ? भला वह खुद कैसे दही पा सकते हैं ? सखाओों ने ही 
जबदंस्ती उनके मुख पर दही लपेट कर उन्हें चोर साबित करने की घूर्तता की है। 
किन्तु हाथ का दोना ? वह उसे पीठ के पीछे छिपाकर पुरी तरह से निर्दोष साबित 
हो जाते हैं। उनकी इस भोली चतुरता पर मुग्धघ होकर यशोदा भी हर्षोन्मादित हो 

हि 


जाती हैं । 
चोटो लम्बी करने की उत्सुकता--मक्खन तो कृष्ण को प्रिय है किन्तु दूध 


नही । दूध पिलाने के लिए यश्ोदा को उन्हे नाना प्रकार का प्रलोभन देना पड़ता है । 
कृष्ण की सबसे बड़ी भ्रभिलाषा यह है कि उनकी चोटी बलदाऊ के बराबर लम्बी- 
मोटी हो जाय और बाल काढ़ते, नहाते पृथ्वी को छूती रहे । यशोदा कहती हैं कि 
इस प्रकार की चोटी तो दूध पीने से ही होती है | कृष्ण इसके लिए जलता दूध तक 


१--भाजन मॉनि ढारि सब गोरस बॉग्त है करि पात । 

जो बरजों तो उलटि डरावत चपल नैन की घात ॥--चतु्न॑जदास , [पदसंग्रह] पद सं० १५० 
२--मै।जान्यो यद मेरो घर है, ता धोखे में आयौ। 

देखत हो गोरस में चौंटी काइन को क नायौ ॥--सूरसागर, पद से० ८६७ 
३--मैया में नहिं माखन खायौ । 


ख्याल परें ये सखा सबै मिलि, मेरे सुख लपटायौ । 
देखि तुम्हीं सौंके कर भाजन, ऊँचे धरि लटकायों । 
हों जु कहत नान्‍्हे कर अपनें, मैं कैसे करि पायौ । 
मुख दि पोंछि, बुद्धि इक कीन्हीं, दोना पीठि दुरायौ । 
डारि सांटि, मुसुकाइ जसोदा, स्थामहिं कंठ लगायोौ | 
बाल-विनोद-मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायौ। 
सूरदास जसुमति कौ यह सुख, सिव विरंचि नहिं पायों ॥--वही, पद सं० ३४२ 





३१३. भध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतस्य-सम्प्रदाय 


. पीने से नहीं हिचकते । भोले कृष्ण दूध पीते हैं और चोटी की टोह लेते रहते हैं कि 
वह बढ़ रही है या माँ यों ही उन्हें बहका रही है ।* जब चोटी न बढ़ने का प्रत्यक्ष 
: अमाण उन्हें मिल जाता है तब वह यश्ञोद। को उलाहना देने लगते हैं कि यह सब 
उन्हें मक्खन-रोटी न देकर कच्चे दूध पिलाने का बहाना है। यदि दूध पीने से चोटी 
बढ़ती तो न जाने कितते बार उन्होंने दूध पिया किन्तु वह अभ्रब भी उतनी ही छोटी 
है ।* नागिन की तरह जमीन पर नहीं लोट रही है। फिर भी दूध की महिमा से उन्हें 
कभी-कभी यह प्रतीति हो जाती है कि उनकी चोटी मोटी हो गई है और वह अपने 
सखाओं की चोटी के साथ अपनी चोटी की तुलना करके गव॑ से फल उठते हैं । 
_ बाकायदे नाप-जोख होने लगती है । अ्रन्दाज की ही बात नहीं है, कृष्ण नापकर हाथ 


. की सफाई से अपनी चोटी बड़ी दिखा देते हैं ।* चोटी को इसलिए भी बढ़वाना चाहते. 


हैं कि वह बड़े हो जायें । उनमें शीघ्र ही बड़े होने की आ्राकांक्षा है जिससे कि सबमें 
. सबल रहें, किसी से ढडरें नहीं । बड़े होने के लिए वह मां से महमांगी चीजें देने को 


कहते हैं श्रन्यथा बड़े कैसे होंगे ।* 

द  एकान्त में क्रोड़ा-- निभृत में बालक की क्रीड़ा श्रधिक स्वच्छन्द एवं चपल हो 
उठती है। कृष्ण अकेले में नाना प्रकार की भाववृत्तियों में सच्चरण करते रहते हैं । 
नन्‍हें-नन्‍्हें पैरों से नाचते हैं, कभी गायों की याद भ्रा जाने पर बाँह उठाकर उन्हें बुलाने 
लगते हैं। कभी ननन्‍द को पुकारते हैं, कभी घर के भ्रन्दर चले आते हैं। कभी मक्खन 

- खाते-खाते अपने प्रतिबिम्ब को देखकर कुछ उसे खिलाने लगते हैं और कुछ आप खाते हैं । 

माँ बालक की प्रात्मलीन क्रीड़ाओं को छिपकर देश्ती हुई श्रानन्दित होती रहती हैं ।* 
के न 23332. 
१--अचवत पय तातो जब लाग्यो, रोवत जीमि उद़े । 

..._ पुनि पीवत ही कच टकटोरत, भूठहि जननि रहे ॥-सूरसागर, पद सं० ७६२ 

:. २--सूरसागर, पद सं० ७११३ द 

..._ ३--अहो सुवल तुम बैठि भैया हो हम दोउ मापें एक बेरी । 

.._ लै तिनका मापत उनकी कछु अपनी करत बड़ेरी | 

.._ लै कर कमल दिखावत ग्वालिनि ऐसी न काह केरी । 

|... मोकों मैया दूध पिवावति ताते होत घनेरी। 

..... “चतुसुंज! प्रमु गिरिषर इहिं आनन्द नाचत दै दै फेरी ॥ क्‍ को 

0 पा --चतुअजदास, [पद संग्रह] पद सं० १४८ 

. ४>सूरसागर, पद सं०् छश्ड.... पे द 

... ५४--हरि अपने आँगन कछु गावत । हद 

..... तनन तनक चरननि सौं नाचत, मनही मनहिं रिकावत ॥ 

.... बाँह उठाइ काजरी धौरी, गैयनि टेरि बुलावत। 

.. कृबहुँक बाबा नन्‍द पुकारत, कबडुँक घर में आवत्‌॥ 


22४ इमन्मकर 


भाव-चित्रण ३१३ 


चन्द्र-प्रस्ताव-- कृष्ण जितने ही भोले हैं उतने ही हठीले । रोते हुए ऋृष्ण 
को चुप कराने के लिए यशोदा भूल से चन्द्रमा दिखला देती हैं। बालकों को बहलाने 
में चन्द्र एक प्रमुख खिलौना है। उसी का उपयोग यशोदा ने किया । कृष्ण को बहलाते 
हुए यशोदा कहती हैं कि देखो यह क्तिना सुन्दर है, तुम्हें कैसा लगा--खंट्टा या 
मीठा । बस, फिर क्या था ! कृष्ण कहने लगे, यह चन्द्रमा तो मैं ख'ऊँगा, मुर्के भूख 
लगी है | श्राखिर चखकर ही तो किसी वस्तु का स्वाद बताया जा सकता है कि वह 
खट्टा है या मीठा । यशोदा उन्हें लाख समभाती हैं कि चन्द्र खिलौना है कोई खाने 
की वस्तु नहीं; किन्तु कृष्ण कब मानने लगे। यशोदा ने तो खुद ही स्वाद का प्रश्न 
उठाया था| वह और अ्रधिक हठ पक्रड लेते हैं। यशोदा उनसे कहती हैं कि मधुमेवा, 
पकवान मिठाई, जो चाहें वह ले ले किन्तु यह हठ छोड़ दें, पर कृष्ण मचल गये । 
वह सिसकियाँ भरते हुए खीभते जाते हैं और यशोदा की गोद से खिसके जाते हैं। भ्रब 
वह उनकी गोद में भी रहना पसन्द नहीं करते ।* कृष्ण ने पूरा बाल हुठ पकड़ 
लिया । भ्रब वह माता की किसी बात को मानने को त॑यार नहीं, पुर श्रसहयोग- 
श्रान्दोलन छिड़ गया । न वह उनकी गोद मे जायेगे न दूध पिएंगे, न चोटी करवायेगे। 
यहाँ तक कि अपने को यशोदा का पुत्र भी न कहलाएँगे । किन्तु भोले कृष्ण अपने 
विवाह की चर्चा सुनकर भट सारा हठ भूल जाते हैं ।* किसी प्रकार बहला कर वह 
सुला दिये जाते हैं। 
सख्य-भाव 

कृष्ण एवं क्ृष्णसखाश्रों का सख्य, साहचर्य से उत्पन्न एवं साहचर्य से ही पुष्ट 
हुआ है । इस सख्य के प्रसड्भ में कृष्ण के दैवतरूप का भी प्रस्फुटन हुआ है। बकासुर, 
तृणावत्त श्रादि विविध असुरों का वध, कालियदमन, इन्द्र एवं ब्रह्मा प्रादि देवताओं 





माखन तनक आपने कर लें, तनक बदन में नावत। 

कबहुँक चिते प्रतिबिम्ब खम्म भें, लौनी लिये खवावत ॥ 

दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष आनन्द बढावत । 

सूरस्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत ॥--सुरसागर, पद सं०, ७६५ 
१--“खसि खसि परत कान्ह कनियां तें सुछकि सुसुकि मन खीजै” ।--वही, पद सं० ८०८ 
२--मैया में तो चन्द-खिलौना लैहों । 

जैहों लोटि धरनि पर अवही, तेरी गोद न ऐहों ॥ 

सुरभी कौ पथ पान न करिदों, बेनी सिर न गुहैहों। 

ह॒वेहों पूत ननन्‍्द बाबा कौ, तेरो सुत न कहैहों ॥ 

आगे आउ, वात सुनि मोरी, बलदेवहिंन जनेहों। 

हँसि समुझावति कदति जसोमति, नई दुलहिया दैहों ॥ 

तेरी सौं मेरी स॒नि मैया, अबहिंवियाहन जेहों। 

सूरदास है कुणिल बराती, गति सुमझल गैहों ॥--बही, पद संं० ८११ 


३९४ म व्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा झौर चैतत्य-सम्प्रदाय 


की पराजय, दावानलपान अ्रांदि श्रप्राकृतिक कृत्य स्निग्ध गोचारण के प्रसज्भ 
में ही घटित होते दिखाये गये हैं; किन्तु इन सब कृत्यों का सखाओ्ं के साहचर्योत्पन्न 
स्नेह पर जैसे कोई प्रभाव नहीं पडता । यदा-कदा वे इन लीलाओओं में कृष्ण के श्रदूभुत 
पराक्रम को देखकर विस्मय विमुग्ध हो जाते हैं किन्तु विश्रवम्भ उत्पन्न होने के पूवव॑ ही 
कृष्ण उनकी मेैत्री को सहचर-भाव में विस्थापित कर देते है, अपनी प्रतिष्ठा द्वारा 
उमप्तमें व्याघात नहीं उत्पन्न होने दैना चाहते। यही कारण है कि कृष्णभक्ति-काव्य 
में सह्य-रस की धारा इतनी स्वच्छु तथा निर्मल है कि उसमें श्रन्य किसी भाव का 
मिश्रण नहीं है। कृष्ण सबके गले के हार ग्रवश्य हैं किन्तु परब्रह्म होने के कारण 
नहीं, भ्रपने कोमल श्राकर्षण एवं स्वभाव के कारण । 

सख्य-भाव का प्रस्फुटन साहचरये एवं कीड़ा के द्वारा हुआ है । श्ज्ार लीला 
में भी कहीं-कहीं सखाओों का सहयोग है किन्तु उससे सख्य ही पुष्ठ हुआ है । ऐसे 
सखाओों को प्रिय सखा कहा गया है। श्रधिकतर समवयस्क, समस्वभाव सखाशों की 
मैत्री से सख्य का चित्रपट सजाया गया है। प्रियनम एवं ज्येष्ठ सखाओं का प्रसज़्ज- 
वश उल्लेख मात्र है। 


क्रीड़ा एवं साहचयं--कृष्णु सोकर उठ भी नहीं पाते कि गोप-बालकों की 
भीड़ खेलने की प्रतीक्षा मे द्वार पर विकल घूमती रहती है। उन्हें सोता हुआ देख 
ग्वालबाल लौट-लौट जाते है ।* कृष्ण जग जाते हैं और कलेवा करने के उपरान्त 
खेल आरम्भ हो जाता है। भ्रभी माता यशोदा उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर 
नहीं निकलने देना चाहती, भ्रत: वह झपनी माँ को सुख देते हुए श्राँगन में ही विविध 
क्रीड़ाश्रों का प्रसार करते रहते हैं। 
बालक कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते हैं परन्तु उनके श्रत्यन्त कोमल होने के 
कारण बलदाऊ को यह आशा हो जाती है कि कहों खेल की भागदौड़ में उनके 
किसलय-कोमल चरणो में चोट न लग जाय । इस आशडू से भी कृष्णा का स्वाभिमान 
ग्राहत हो जाता है भ्ौर वे कहते हैं कि वे दोड़ना जानते हैं, उनके शरीर में बहुत 
बल है, बलदाऊ ने समक क्‍या रखा है ।* 
कृष्ण के घनिष्टतम मित्र श्रीदामा हैं, खेल मे उन्ही से होड़ लगी रहती है । 
भा 99999 तब जब 
१--“फिरि फिरि जात निरखि मुख छिन-छिन, सब गोपनि के बाल । ”---सूरसागर्‌, पद सं० ८२४ 
२--खेलत स्थाम ग्वालनि सह्ल। 
सुवल हलघर भअरु श्रीदामा,!करत नाना रक्ष। 
हाथ तारी देत भाजत, सबै करि करि होड़ ॥ 
बरजै हलभर स्याम तुम जनि चौट लाये गोड । 
तृब कट्षौ में दौरि जानत, बल|बहुत मो गात।॥--वह्ी, पद सं० ८३१ 


भाव-चित्रण ३१५ 


श्रागे कृष्ण भागते हैं पीछे उन्हें पकड़ने के लिए श्रीदामा | इस कीड़ा में कृष्ण हार 
जाते हैं श्रौर किसी प्रकार बात बनाकर श्रपने को 'शाह” साबित करना चाहते हैं | 
कहते हैं कि मैं तो जान-बूककर खड़ा हो गया, ऐसे छूने से क्या ? मन में हार जाने 
पर गुस्सा भी है किन्तु गुस्सा उतारते हैं सखाझ्ों पर खीककर ।* 

कृष्ण के हार जाने भर हार कर नाराज़ हो जाने पर सखाओं को उन्हे चिढ़ाने 
का अश्रच्छा श्रवसर हाथ लग जाता है । जब अपने श्राप ही वह खड़े हो गए तब गुस्सा 
होने की क्या बात ! उनके खेल का ब्रह्मत्व परम श्रथ लगाकर बलदाऊ उन्हे चिढ़ाने 
लगते हैं--“तुम्हारे न माँ है न बाप, न ही तुम हार जीत समभते हो, बेकार लड़कों 
को क्‍यों दोषी ठहराते हो । हार जाने पर सखाओ्ो से भगड़ते हो ? जाओ्रो, अपने 
घर ।” बस फिर कया था [कष्ण रोने लगे, रोते-रोते चले यशोदा के पास ।* कृष्ण 
के पक्ष में बोलने वाली केवल यशोदा बचीं, बलदाऊ तक ने जो उन्हें चिढा दिया । 
माँ का पक्षपात पाने की भावना बाल-सुलभ स्वभाव है । बस, मन की सारी व्यथा, 
बलदाऊ के खिलाफ सारी शिकायत, उन्होंने यशोदा से कह दी । श्रन्त में कृष्ण खेलने 
तक से इन्कार कर देते हैं ।* 


प्रन्याय न हो उनके साथ इसलिए यशोदा भ्रपने सामने ही उनसे खेलने को 
कहती है। हलधर एवं सखाशों को वहीं बुला लिया जाता है भ्रौर भ्राँख मूँदने का खेल 
प्रारम्भ होता है । यशोदा कृष्ण की श्राँख बन्द करती हैं, अन्य बालक छिपने लगते 
हैं। स्नेहातिरिक मे यशोदा चुपके से कृष्ण को बता देती हैं कि बलदाऊ कहाँ 
छिपे हैं जिससे कि बलदाऊ को पकड़कर कृष्ण जीत जायें और पिछली हार का 
प्रतिकार हो जाय । किन्तु कृष्ण की विद्येष भ्रटक तो श्रीदामा से है। अन्त में सब 
सखा तो भ्रा जाते हैं, पर सुबल श्रीदामा छिपे ही रहते हैं । कृष्ण के हारने का 
अन्देशा होने लगता है, पर किसी प्रकार श्रीदामा पकड़ मे आ ही जाते हैं। विजय- 





१--आगे हरि पाछें श्रीदामा, धरयो स्थाम हँकारि। 

जानि कै में रहो ठाढों, छुवत कहा जु मोहिं। 

सूर हरि खीकत सखा सों, मनहिं कीन्हो कोह ॥--सूरसागर, पद सं० ८३१ 
२--सखा कहत हैं स्थाम खिसाने । 

आपुद्दि आप बलकि भए ठाढे अब तुम कहा रिसाने ॥ 

बीचहि बोल उठे इलघर तब, याके माइ न बाप। 

हारि जीति कछु नेकु न समझत, लरिकनि लावत पाप ॥ 

आपुन हारि सखनि, सौ झूगरत, यह कहद्दि दियो पठाइ। 

सुरस्याम उठि चले रोइ कै, जननी पूछत थाई ॥--वही, पद सं० ८है२ 
३-- खेलन अब मेरी जाइ बलैया [”--वही, पद सें० ८१५४ 


३१६ मध्ययुगीन हिन्दी कष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय' 


गवे के साथ कृष्ण श्रीदामा को पकड़े हुए यशोदा के पास ले श्राते हैं श्ौर प्रपनी 
विजय का टीका लगवाते हैं ।* 

धीरे-धीरे कीड़ा का क्षेत्र नन्द की देहली, पौरी का अभ्रतिक्मण कर प्रकृति 
का विस्तृत प्राड़णा बन जाता है। कृष्ण चौगान बठा लेकर घर से बाहर निकल 
जाते हैं। श्रब घोष में क्रीड़ास्थली बनती है। वृन्दावन की वनस्थली में कृष्ण एवं 
सखा श्रीदामा की विशेष क्रीड़ाएँ होती हैं। कवियों ने उनके मैत्रीमय समानता के 
भाव को शअ्क्षुण्ण रखा है। कबड्डी मे बलराम जैसे बलिष्ठ साथी के रहते भी ऋष्ण 
श्रीदामा से हार जाते हैं, किन्तु हार मानने को तैयार नहीं होते । तब श्रांदामा खुल 
कर उनको धिक्कारते हैं कि उससे कौन खेले जो खेल में बराबरी का भाव नहीं 
रखता ? कृष्ण के रूठ जाने से श्रीदामा न तो डरते हैं प्रौर न श्रातद्धित ही होते हैं । 
श्रीदामा जात-पाँत सभी में बराबर जो ठहरे, भ्राखिर कृष्ण के रोब मे क्‍यों श्रा जायें ? 
क्या वह केवल इसलिए डर जाये कि कष्ण के पास कुछ श्रधिक गाये हैं ? हैं तो रहें, 
खेल में धन-सम्पत्ति का क्‍या गये ! श्रीदामा के पक्ष के सब ग्वाल खेल छोड़कर बेठ 
गए । अ्रब कृष्ण को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी । हार कर उन्होंने दाँव दे 
दिया | आखिर खेलने में कौन बड़ा कौन छोटा, किसका किस पर अभ्रधिकार, लीला 
में स्वयं प्रभु को हारना पड़ा ।'* 

माखन-चो री - अभी तक तो आपस में ही खेल होता रहा | श्रब कृष्ण श्रन्य' 





१--हरि तब अपनी आँखि सुदाई । 

सखा सहित बलराम छपाने, जहँ तहँ गये सगाई ॥ 

कान लागि, कह्मो जननि जसोदा वा घर में बलराम । 

बलदाऊ को आवन दैहों, ओदामा सों काम ॥ 

दौरि दौरि बालक सब आवत, छुव॒ति महरिकौ गात । 

सब शभ्ाये रहे सुबल श्रीदामा, द्वारे अब के तात ॥ 

सोर पारि हरि. सुबलईि धाये, गल्यो श्रीदामा जाइ। 

दे दे सौहेँ नन्द बबा की, जननी पै लैआइ॥ 

हँसि हँसि तारी देत सखा सब, भये श्रीदामा चोर । 

सूरदास हँसि कदहति जसोदा, जीत्यौं है छत मोर ॥--सरसागर, पद सं० ८५८ 
२--खेलत मैं को काकों गुसतैयां । 

इरि द्वरे जीते" श्रदामा, बरबस हीं कत करत रिसैया ॥ 

जाँति-पॉत हमतें बढ नादीं, नाहदीं बसत तुम्हारी दैयाँ। 

अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्दारै गैयाँ॥ 

रूदठि करे तासौं को खेले, रद्दे वैठि जहँ तह सब ग्वैयों । 

सूरदास प्रभु खेल्यौइ चाहत, दाउं दियौ करि नंद दुहँयाँ ॥--वद्दी, पद सं० ८६३ 


भाव-चित्रण ३१७ 


ग्वालिनों के घर जाकर सखाओ्रों सहित चोरी का खेल भी रचने लगे । शुरू-शुरू में 
तो अकेले गये पर पकड़ जाने के कारण सखाओों का कुण्ड लेकर धावा बोलने लगे ।' 
किन्तु जिन सखाश्रों की सहायता से वह घर-घर जाकर गोरस की लूट करते हैं उन्हें 
ही उल्टा दोष देने लगते हैं । चोरी का सारा अपराध बडे भोलेपन से अ्रबोध बालक 
बनकर सखाओों के सर मढ़ देते हैं - “र्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे मुख लपटायों 


यही नहीं, वे उनको मार तक देते हैं । कृष्ण सखाओं के साथ निस्सक्कोच अत्यन्त उद्धत 
व्यवहार कर डालते है ।* 


गोचारण--कृष्ण भ्रब श्रौर भी बड़े होते हैं और गौचारण के योग्य हो जाते 
हैं। रेता, पता, मैना, मनसुखा, के साथ वंशीवढ के नीचे खेलने-खाने में कृष्ण अपनी 
उत्सुकता प्रकट करते हैं । क्रौड़ा-प्रवग सखा विस्तृत वनस्थली में ग:यों को चरता 
छोड़कर नाना प्रकार के खेल में मस्त हो जाते हैं। कोई गाता है, कोई मुरली सुनता 
है, कोई विषाण बजाता है भ्रौर कोई वेश, कोई नाचता है, कोई ताली देकर उधढता 
है । रोज 'पिकनिक' होती है । पुरुषोत्तम परमधाम छोड़कर पृथ्वी पर पार्थिव जनों 
के सद्भ यह कोड़ा-सुख लेने के लिए श्रवतरित होते हैं ।* 





१--भजि गयो भेरे भाजन फोरि। 

कहारी कहूँ सुन मात जसोदा अरु माखन खायो चोरि॥ 

लरिका पाँच सात संग लीने रोके रहत सॉकरी खोरि। 

मारग में। कोड चलन न पावत, लेत हाथ में दूध मरोर॥ 

समझा न परत या ढोठा की रात दिवस गोरस ढंढोर। 

आनंद फिरत फाग सो खेलत तारी देत हँसत मुख मोर ॥ 

सुन्दर स्थाम रज्ञीलों ढोश सब जज बाँध्यों प्रेम की डोर। 

“पपरमानन्ददास” को ठाकुर स्थानी ग्वालिन लेत बलैया अंतर छोर ॥ 

“-परमानन्द सागर, पद स॑० १४८५ 

२--हरि सब भाजन फोरि पराने । 

हाँक देत वैठे दे पेला नेकु न मनहिं डराने॥ 

सौंकें छोरि, मारि लरिकन को, माखन दधि सब खाइ। 

भवन भच्यौ दचिकॉरदौ, लरिकनि रोबत पाए जाइ ॥--सरसागर, पद सं० ६४६ 
३--चरावत वृन्दावन दरि पेनु । 

गाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करि चैनु ॥। 

कोउ निर्गत, कौउ सुरली बजावत, कोउ विषान कोउ बेनु । 

कोड गावत, कोउ उघदि तारि दे, जुरो अज-बालक सेतु ॥ 

जिविध पवम जहाँ बहत निसादिन, सुभग कुल घन पेनु। 

सुरस्याम निज धाम विसारत, आवत थद्द सुख लैनु ॥--वही, पद सं० १०६६ 


३३८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्णा-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदीये 


दर्पण या जल में अपने मुख की भाँति-भाँति की मुद्राएँ देखने में भी बालकों 
को कौतुक होता है । कृष्ण एवं उनके सखा निर्मेल यम्ुना-जल में इसी प्रकार का 
कोतुक करते हैं ।' कभी-कभी राजा बनने का खेल भी श्रारम्भ हो जाता है। कृष्ण 
राजा बनते है, कुछ सला उनकी सेना के अभ्रव्व, हाथी भर कुछ उतका अ्रभिनन्‍्दन 
करते हैं। कभी सारे सखा बन के पशु-पक्षियों की नकल करने लगते हैं भर कृष्ण गजराज 
की गति से चलते हैं । दाम, श्रीदामा, महाबल श्रादि के साथ-साथ नाना खेल खेले 
जातें हैं। कोई वत्स, कोई वृषभ बन जाता है, कोई कोकिल की तरह कूजता है तो 
कोई मोर की तरह नृत्य करता है । खेलते-सेलते सब यमुना तट पर पहुँच जाते हैं 
आऔर जल में उतर कर भी खेल करने लगते हैं ।* कष्ण श्र बलराम कालिन्दी के 
जल में कूदते हैं भ्रौर उठ उठकर बार-बार जोर से गिरते हैं तथा शोर मचाते हुए हंसते 
हैं। जब वे तेरते हैं तब उनके दिव्य स्पर्श से हुलसित होकर यमुना उत्ताल तरखज्ों 
में अ्रपना हु व्यक्त करती हुई नदी होने का पृण्य-लाभ करती हैं ।* किन्तु कष्ण एवं 
उनके सखाओो की यह मैत्री सवंदा स्निग्ध नहीं बनी रहती । श्रीदामा से उनकी 
तनातनी भी हो जाती है। श्रीकृष्ण ने गेंद चलाया, श्रीदामा ने मुड़कर गेंद की चोट 
बचा लिया और वह जाकर कालीदह में गिर गई । बस फिर क्‍या था ! श्रीदामा ने 
जाकर कृष्ण की फेंट पकड़ ली और कहने लगे कि वह और सखाझों की भाँति ऐसे- 
वैसे नहीं ठहरे, कृष्ण को गेंद देनी ही पड़ेगी | कृष्ण को अ्रपराधी ठहरा कर सब 
सखा चुटकी लेने लगे ओर हंसने लगे ।९ 





१--निरमल जमुना-जल माहा हेर३ आपन आपन तनु-छाह। 
दशनहिं अधर नयम करि बंकिम कोप करये पुन ताह॥ 
खेने तिरिभज्ञ रह करि वहतहिं खेने खेने बेशु बजाय। 
खेने तरुवर हीलन देह रह्हि रप्निम चरण दोलाय॥ 
विहर्‌इ मन्द-दुलाल ॥--पदकल्पतरु, पद सं० ११८५ 
२--वही, पद सं० 


३--राम॑ कानाई आसिजा कालिन्दीतीर रे । 
>< 


4 

प्रश पाश्या उलसित हमा, यमुना उजान परे रे। 

अखिलेर पति पाञा पुण्यवती, भासिल आनन्दजले रे ॥--सद्लीतनामृत, पद सं० १३६ 

४--स्याम सखा को गेंद चलाई। 

ओऔदामा सुरि अज्ञ बचायौ, गेंद परी कालीदद जाई ॥ 

धाइ गही तब फेंट स्थाम की, देहु न मेरी गेंद मँगाई। 

आर सखा जनि मौकों जानो, मोसौं तुम जनि करो ढिठाई ॥ 

जानि बूमि तुम गेंद गिराई, अब दीन्दे ही बने कन्हाई। 

सूर सखा सब इंसव परतपर, मली करी इरि गेंद गेवाई ॥--सूरसागर, पद सं० ११५३ 


भाव-चित्रर ३१६ 


कृष्ण गुस्सा हो गए । वह अपनी गेंद बदले मे देने को तेयार हैं। घोषराज 
के पुत्र होने के गर्व से कहने लगे कि श्रीदामा न छोटा बड़ा देखते हैं न कुछ, बस 
बराबरी करने लगते हैं । इस पर श्रीदामा भी व्यंग करते हैं कि वह कृष्ण की क्‍या 
बराबरी कर सकते हैं, कष्ण नन्द के पुत्र जो ठहरे ! किन्तु नन्द के पुत्र हैं तो क्या 
अ्रपना हक छोड़ दिया जाय, गेंद तो देनी ही पड़ेगी ।* 

तकरार काफी बढ़ गई । नन्‍्द तक को उसमें स्मरण कर लिया गया और 
सखाओों ने कृष्ण को धृर्त तक कह डाला । कष्ण गुस्सा से काँपने लगे; किन्तु सखा 
श्रीदामा ज्यों के त्यों टेक पर भड़े रहे ।* अपनी आन की रक्षा में कृष्ण कालियदह में 
कूद पड़े । भ्रब तो सखाझं में खलबली मच गईं । सला शोक और पदचात्ताप से कातर 
होने लगे । कालियदह से मुस्कराते हुए निकल कर कृष्ण ने उनको आाइवस्त किया । 

दुष्टदटलन लोला - केवल कालियदह में कूद कर ही कृष्ण ने अपने सख्यत्व 
की रक्षा नहीं की, वरन्‌ ब्रह्मा द्वारा बालक एवं गोवत्सहरण किये जाने पर वैसे 
ही गोवत्स तथा बालकों की रचना करके शकटासुर का वध, बकासुर का हृदयविदारण, 
एवं दावनल पान करके उन्होंने सखाओं की रक्षा किया। उनके दैवत रूप का भ्रवतार 
होने का ग्राभास सखाओं को भी होने लगता है।र* पृतना-वध से कालियदमन तक 
की सभी लीलाएँ उनके श्रवतार होने की बुद्धि करने लगती हैं। सखाओ्ों का सम्भ्रम 
कृष्ण के प्रति बढ़ने लगता है, उनके भ्रतिमाननीय कृत्यों को देखकर साथ खेलने 
वाले 'धृत' कृष्ण के प्रति पूज्य बुद्धि का सञ्चार होता है। किन्तु स्नेह को इस प्रकार 
प्रतिरिक्त माहात्म्य-ज्ञान से प्रभावित देखकर सख्य-स्नेह में कृष्णा पुनः: समानता का 


१--फेंट छॉड़ि मेरी देहु श्रीदामा । 

काहे को तुम रारि बढावत, तनक बात कै कामा ॥ 

मेरी गेंद लेहु ता बदले, बॉह गहत हो धाई। 

छोटो बड़ौ न जानत काहूँ, करत बराबरि आई॥ 

हम काहें को तुमहिे बराबर, बढ़े ननन्‍्द के पूत। 

सूर स्थाम दीन्हे ही वनिहै, बहुत कहावत धूत ॥--सुरसागर, पद सं० ११५४ 
२--तोसों कद्दा धुताई करिहों । 

जहाँ करी तद्द देखी नाहीं, कह तोसों में लरिहों ॥ 

मुँह सम्हारि तू बोलत नाहीं, कहत बराबरि बात। 

पावहुगे अपनो कियो अबही, रिसनि केंपावत गात ॥ 

सुनहु स्थाम, तुमहँ सरि नाहीं, ऐसे गए विलाइ। 

इमसौों सतर दोत सूरज प्रश्ु, कमल देहु अब जाइ ॥-- वही, पद सं० ११५५ 
ई--जहाँ तहाँ तुम इमहिं उबारयौ । 

ग्वाल सखा सब कहत स्याम सौ पनि जधुमति अवतारयो ॥--बही, पद सं० १५४७१ 


३२१० भध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा भौर चैतन्य-सम्प्रदाय 


भाव स्थापित करते हैं। नन्‍हें बालक का गोबद्धंतन पर्वत उठा लेना, सभी के लिए 
ग्राइचर्य का विषय बना हुआ था । सखा भी उनके पराक्रम से अभिभ्ृत थे, किन्तु 
इस महत्‌ व्यापार के छृत्काय होते का श्रेय सखाओों की लकुटी को देखकर कृष्ण ने 
शुद्ध सख्यत्व की रक्षा कर ली ।* 

छाक --सखाओ्रों के प्रकृत स्नेह एवं श्रनाविल सख्य का चित्र छाक के वर्णांन मे 
मिलता है। कोई ग्वालिन छाक लेकर आती है। कृष्ण ने गोवर्धन पर चढ़कर भ्रपनी 
मित्र मण्डली को टेरा | कमलपत्र पर भाँति-भाँति के व्यकज्नन परोसे गये । बीच में 
ध्याम बैठे हैं, वह गाते जाते हैं ग्रौर खाते जाते हैं, साथ ही अन्य सखाशों की छाक भी 
छीन लेते हैं | कृष्ण के सख्यत्व की चरम व्यज्ञना इसी स्थल पर होती है । वे स्वय 
ब्रह्म होकर भी सखाश्रों के जूठे कौर छीन-छीनकर खाते हैं, खाते ही नहीं, सराहते 
भी जाते हैं ।* 

सख्य सें श्राराधना भाव--समानता का व्यवहार करने पर भी कृष्ण के 
व्यक्तित्व का मोहक प्रभाव सब सखाओं पर छाया हुआ है । वे सब कृष्ण के प्रति 
प्रशसा से ओतप्रोत हैं। सखागण यश्योदा से कृष्ण के चमत्कारी प्रभाव का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि यदि गायें तृर चरते-चरते दूर वन में निकल जाती हैं तो उन्हें कोई 
ग्वाल लौटाने नहीं जाता, केवल कृष्ण के वंशी बजाते ही सारी गायें लौठ श्राती हैं ।र 

सख्य सें देल्य--कष्ण के प्रति विस्मित श्रद्धा के कारण सखाश्ों के स्नेह में 





१--अजनि बहुत बल होहि कन्हैया । 
बार बार भुज देखि तनक से, कहति जसोदा मैया ॥ 
स्थाम कहत नहिं भुजा पिरानी, ग्वालनि कियौ सहेंया। 
लकुटिनि टेक सबनि मिलि राख्यौ, अरु बाबा नन्‍्दरैया ॥--सूरसागर्‌, पद सं० १५८३ 
२--ग्वारनि कर तें कौर छुड़ावत । 
जूडे लेत सबनि के मुख कै, अपने मुख ले नावत॥ 
घटरस के पकवान धरें सब, तिन में रुचि नहिं लावत। 
हा-हा करि-दरि माँग लेत हैं, कदत मोहि अति सावत ॥ 
यह महिमा येई ये जानत, जाते आपु बँधावत। 
सूर स्याम सपने नहिं दरसत, मुनि जन ध्यान लगावत ॥--वही, पद सं० १०८६ 
३--उगी मा तोमार गोपाल किवा जाने ये मोहिनी । 
५4 ५८ ५८ 
तृण खाइते पेनुगण यदि जाय दूर बन 
केह त ना जाय फिराशते । 
तोमार दुलाल कानू पूरय मोहन वेख, 
फिरे पैनू मुरलीर गीोते ॥--परदकल्पतरु, पद सं० १२१३ 


भाव-चित्रण ३२३ 


देग्य भी श्रा जाता है। वे श्रत्यत्त दीन एवं कातर होकर कृष्ण से प्रार्थना करने लगते 
हैं कि जहाँ-जहाँ उनका श्रवतार हो वहाँ-वहाँ उन्हे कृष्ण की चरण-शरशणा प्राप्त होता 
रहे ।' सखाओं को मैत्री का प्रतिदान भी उसी मात्रा मे मिलता है। सखाशओों को कृष्ण 
जितने प्यारे हैं, उतने ही प्यारे कृष्ण को अ्रपने सलागण भी हैं, सृष्टि की प्रभुता एवं 
बेकुण्ठ का ऐश्वर्य छोड़कर केवल बराबरी के भाव से मानव को सखा बनाने के लिए 
कृष्ण भूतल पर श्रवतरित होते हैं । वृन्दावत की क्रीड़ास्थली एवं सखाग्रों की मण्डली 
कृष्ण को अत्यन्त प्रिय है । वे स्वयं ग्रपने मुख से इसे बार-बार स्वीकार करते हैं ।* 

सथुरा-प्रस्थान--किन्तु जिनके स्नेदु मे कृष्ण रमा सहित वैकुण्ठ भूलकर 
पृथ्वी पर श्राते हैं, उन्ही श्रिय सखाग्रों को वृन्दावत की स्वछन्द क्रीड़ास्थली मे छोड़ 
कर उन्हे मथुरा की रज़ुभूमि को प्रस्थात करना पड़ता है। नित्य साहचरय से पुष्ठ 
सखाओ के प्रेम को विच्छेद का अ्सहनीय श्राघात सहना पड़ता है। कृष्ण का मथुरा 
जाना अ्रनिवार्य था किन्तु जाने मे उनका उत्सुकता प्रदर्शन करना श्रौर कस के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापन करना कुछ अ्रनहोनी-सी वात थी । जिन ग्वालों से उन्हे इतना प्रेम 
था, उनके प्रति अपने प्रेम का सद्भूत न देते हुए बार-बार मथुरा जाने की चर्चा चलाता, 
ग्रह केसी मैत्री है ? ध्याम को हो क्या गया ? सखा झ्त्यन्त दीन होकर रुदन करने 
लगे। उन्हें कृष्ण ने अपने साथ ले चल कर नृप को दिखाने का वचन दिया जिससे 
उनकी तत्कालीन मनोव्यथा शानन्‍्त हुई। मन ही मन कृष्ण को भी दुःख था, किन्तु 
क्रतेब्य के उत्साह में उन्होंने उसे प्रकट नहीं होने दिया । 

मथुरा जाकर सखाश्रों को नये-नये हृश्य देखने को मिले । कहाँ वृन्दावन के 
ग्रामीण स्वच्छेद जीवन के बीच ननन्‍्द-नन्‍्दन उनके सखा, कहाँ मथुरा के राजदरबार 
में देवकी-नन्दन ! मथुरा पहुँचते ही उनकी रजक से मुठभेड़ हुई | सखाओों को साथ 
लेकर कृष्णा ने रजक से नूप कस के सम्मुख जाने योग्य कुछ राजसी वस्त्र माँगा, 
किन्तु रजक ने उनके गोपत्व पर व्यज्भु करके वस्त्र नहीं दिया और वह उन्हें कम रो 
श्रोढ़ने का भ्रादेश देने लगा । कृष्ण भला कब गये सहते ! उन्होंने रजक को 





१-- ग्वाल सखा कर जोरि कहत हैं. हमहिं स्याम तृम जनि विसरावहु । 

जहाँ-जहाँ तुम देह धरत हो, तहाँ तहाँ जनि चरन छुडावहु ॥--सूरसागर, पद सं? १०६८ 
२--इन्दावन मौको अति भावत | 

सुनहु सखा तुम झुबल, ओऔरदामा, बज तें वन गोचारण आवत ॥। 

कामपैनु_ सुरतर छुख जितने, रमा सहित बैऊुंठ भुलावत। 

इद्टि बृन्दावन इंहि जमुना तट, ये छुरभी अति सुखद चरावत॥ 

पुनि पुनि कहृत स्याम श्रीमुख सौ, तुम मेरे मन अतिहि सुद्दावत। 

सुरदास पुनि ग्वाल चक्कत भर, यद लीला इरि प्रगठ दिखावत॥ वह्गी पद सं० १०६७ 


३२२ मध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारां और चैतन्य-संम्प्रदाय 


प्रार कर कंस के सारे राजसी वस्त्र लुटा दिये | भाँति-भाँति के रज्धीन वस्त्रों से गोप॑ 
सुसज्जित हो गए । अ्रवश्य ही सखाश्ों को राजसी वस्त्र पाकर श्रपार हष॑ हुआा 
होगा । इसके पश्चात्‌ एक-एक करके राजदरबार के हृश्यों में सा भाग लेने लगे । 
धनुषशाला में भी सला गण उनके साथ गये । 

भ्रवतार की प्रतोति --फिर एक के बाद एक दुष्टों का संहार सखाझ्रों ने देखा-- 
कुबलया का वध, मुष्टिक्र-चाण र की मृत्यु श्रौर अन्त में स्वयं कस का वध । कृष्ण 
के जिस दैवत रूप का वृन्दावन की क्रीड़ाभूमि मे सखाओ्ों को आभास मात्र हो पाता 
था, वह अश्रब उनकी दृष्टि के सम्मुख खुल कर प्रकट होने लगा । मथुरा में सिवाय वध 
के ललित क्रीड़ा का कोौतुक उन्हे देखने को ही नही मिला | क्ृष्ण के अवतारी रूप 
से अनस्यस्त सखाओं के मन में धीरे-धीरे उनके ब्रह्म होने की प्रतीति उपन्न हो गई । 
ग्वाल सखाओं को भश्रर्जत की भाँति पूर्ण विश्वास हो गया कि जिनके साथ वह बचपन 
से लेकर भ्रब तक खेले, खाये और भगड़े थे वह साक्षात्‌ परक्रह्म के भ्रतिरिक्त भौर 
कोई नहीं है ।* 

ब्रह्मतव से क्षोभ-- किन्तु कृष्ण के ब्रह्म रूप से सखाभों को कोई परितृप्ति नहीं 
मिली । नन्‍द के प्रति कृष्ण के औपचारिक वचनों को सुनकर सखागरा प्रत्यन्त खिन्न 
हो गये । भ्रब कृष्ण वह कृष्ण व रहे जिनसे उन्हें प्रात्मीयता थी, यशोदा के पुत्र होने 
का भाव जो नष्ट हो चुका था। सखा उन्हें निठुर समभते हैं, भ्रब उतका कृष्ण से 
क्या सम्बन्ध, वे तो मथुरा के अन्य जनों की भाँति ही हो गये ।* जब कृष्ण का रुख 
ही बदल गया तो सखा वहाँ रहकर क्या करते ! ननन्‍्द के साथ वे पुनः वृन्दावन लौट 
ध्राए। कृष्ण के ऐसे व्यवहार पर सखाझं का मन श्रत्यन्त क्षोभ से भर गया । कृष्ण 
ने उनसे निष्ठुरता का व्यवहार इसलिए किया कि वे श्रब राजा बन यये, ग्वाल 
प्रहीर न रहकर यदुवंशी हो गए शोर गुज्ञामाल श्रादि छोड़कर राजभूषण धारण 
करने लगे । एक साधारण मनुष्य का श्रहुद्धार तथा मद उनके प्रियतम सखा को भी 





१--अरस परस सब ग्वाल कहें । 

जब मार्थौं हरि रजक आवत्तहि, मन जान्यौ इम नहिं निबहें । 

वैसी धनुष तोरि सब जोधा, तिन मारत नि बिलम्ब करयौ ॥। 

मल्ल मतंग तिहँ पुरगामी, छिनकहि मैं सो धरनि परयौ। 

सुनहु॒ ऋर ये हैं अवतारी, इनतें प्रभु नहिं और बियों ॥--सुरस्तागर, पद सं० ३७३० 
२--नन्द गोप सब सखा निहारत, जसुमति सुत कौ भाव नहीं | 

उग्मसेन वसुदेव उपह सुत, सुफलक सुत, वैसे सज्ञ॒ ही ॥ 

जब ही मन न्यारो इरि कीन्हौ, गोपनि मन यह व्यापि गईं। 

बोल उदे इदि अन्तर मधुरे, निदृर रूप जो जक्य मई॥--वहीं, पद सं० ३७३१ 


भावे-चित्रशा ३२३ 


व्याप गया । कंष्ण की निष्ठुरता पर सखा बार-बार परचात्ताप करते हैं कि आखिर 
इतनी मित्रता की ही क्‍यों थी ? कृष्ण को तो राज्यसुख है किन्तु सखाश्ों के लिए . 
हाथ मलकर पछताने श्र विकल अश्ु बहाने के परिवाय और कुछ नहीं रहा । दुःख 
से कातर सखागण हृष्ण पर कटुव्यज्भ भी करते हैं। उन्हे अपने भ्ौर कृष्ण के बीच 
की यह दूरी बहुत खलती है, किन्तु बेचारे अब करे ही क्‍या ? जब कृष्ण ही बदल गये 
तब किसी से क्या कहना-सु नना । श्रब किस पर वश रहा ?* 


विरह- कृष्ण के विरह में सभी ग्वाल एव गौवे, आहार-निद्रा भुलकर दिनोंदिन 
क्षीण होने लगे | एक श्रीकृष्ण के अभाव में गोचा रण-भूमि इमशान बन गईं। जिसके 
साहचर्य से सभी कुछ भ्राकर्षक लगता था, आज उसकी श्रनुपस्थिति ने सभी में कठ्ुता भर 
दी । भ्रब सखाओ्रो का कोई जीवन ही नही रह गया । वे श्रत्यन्त दीन हो गये । * उद्धव 
ब्रज की दशा का वर्णन करते हुए कहते है कि गायों ने चरना छोड़ दिया और वृक्षों नेफल 
देना। गोपी, ग्वाल, सभी उसासे भर रहे है, वे केवल कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा के सहारे 
जीवित है। उनकी दशा से द्रवीभूत होकर परमज्ञानी उद्धव भी कृष्ण से प्रार्थना करने 
लगते हैं कि वे कुछ दिनों के लिए ब्रज चले चले । कृष्ण को भी ब्रज से उतना ही स्नेह 
है जितना ब्रज को उनसे । किन्तु वह करे क्‍या, कत्तंव्य से जो बंधे हैं। उन्हें सखाश्रों 
के साथ स्वच्छन्द जीवन की अ्रब भी याद श्राती है | वे कठोर नहीं है, विवश हैं । * 


१--ग्वालनि ऐसी कही जाई । 

भएण दरि मधु पुरी राजा, बडे बंस कहाइ।॥ 

सूत मागध वदत विरदनि, बरनि वसुधो सात। 

राज-भूपषन श्रज्न आाजत, अहिर कहत लजात ॥ 

मातु पितु बसुदेव देवे, नन्द जसुमति नाहिं। 

यह सुनत जल नेन ढारत, मींजि कर पद्धितादिं ॥ 

मिलों कुबिजा मले लै के, सो भई अरपघन । 

सूर प्रभु बस भए ताकें, करत नाना रकज्ञ।॥--सरसागर, पद सं० ३७६० 
२--कहाँ लो कहिए जज की बात । 

सुनहु स्थाम तुम बितु उन लोगनि, जैसें दिवस बिहात ॥ 

गोपी ग्वाल गाइ गो झुत सब, मलिन वदन कृस गात । 

परम दीन जमु॒ सिसिर हेम इत, अंबुजगन बिनु पात ॥--वही, पद सं० ४७३१८ 
३--ऊ्षो मोदिं ब्रज बिसरत नाहीं । 

हंस सुता की छुन्दर कगरी, अरु कुक्षनि की छांदी || 

वै सुरभभी वे बच्छ दोहनी, खरिक दुह्यगन जादईोँ। 

गवाल-बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गद्दि गदह्नि बाहीं ॥--वद्री, पद सं० ४७७६ 


३२४ मध्ययुगौन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


भ्रन्त में कुरुक्षेत्र में एक और अ्रन्तिम बार के लिए कृष्ण अपने सखाओं से मिलते हँ। 
सखा प्रफुल्लित होकर उनसे मिलने चले ।* श्याम को महाराज की वेशभूषा मे देख 
कर सखाओं को उनसे मिलने मे सद्धोच हुआ, किन्तु कृष्ण स्वयं बढ़कर उनसे मिले 
प्रोर कुशल वार्ता पूछी । * इस प्रकार धात-प्रतिधात के बीच गुजर कर ऋृष्ण धार 
कृष्ण-सखाग्रों का मैत्री-भाव श्रक्षण्ण बना रहा। 

माधुर्य भाव--माधुर्य भाव का प्रकाशन गोपियों एवं राधा दोनों के प्रसज्ध मे 
हुआ है | चैतन्य एवं राधावललभ, निम्बाक तथा हरिदासी सम्प्रदायों में गोपी कृष्ण के 
प्रेम की कोई चर्चा ही नही है। वहाँ गोपियों का कृष्ण से कोई प्रणाय-सम्बन्ध नही है । 
बे या तो राधा की सेवा मे संलग्न हैं या फिर राधा की दुती बनकर ही क्रियाशील 
हैं। स्वयं अपने में, इस भाव के आश्रय की दृष्टि से, उनका कोई महत्व नहीं है। हाँ, 
बलल्‍लभ-सम्प्रदाय में श्रवश्य गोपीक्षष्ण का मधुर रस पूर्ण विस्तार के साथ प्रदर्शित 
हुआ है । गोपियाँ भी कृष्ण से उसी भाव से प्रभावित हैं जिससे राधा । श्रत्तर केवल 
इतना है कि राधा का प्रेम उनकी तुलना में भ्रधिक गृढ तथा गोपन है । जहाँ कृष्ण 
के प्रति गोषियों का मनोभाव उनके कुछ निकट परिचय के बाद ही घर-बाहर प्रकट 
होने लगता है वहाँ राधा का प्रेम न तो उनकी माता ही भाँप सकती हैं न उनके 
साथ निरन्तर रहने वाली गोपियाँ ही । बल्‍लभ-सम्प्रदाय की राधा के प्रेम में गोपियों 
की तुलना में मधुर भाव का गहनतर रूप व्यज्ञित है। कृष्ण का राधा एवं गोपियों 


से समानान्‍्तर प्रेम-व्यवहार चलता है । 
प्रेमोदय--रस-शास्त्र की दृष्टि से साक्षात्‌ दर्शन, श्रवण तथा स्वप्न भ्रादि के 


द्वारा प्रेम का आाविर्भाव चैतन्य-सम्प्रदाय की राधा में प्रदर्शित हुआ है किन्तु ब्रजभाषा- 
काव्य में प्रेम किसी परिपाटी में बंधकर नहीं चलाया गया | घर के भीतर, बाहर, घाट, 
बाट, कहीं भी गोपियों की श्रचानक कृष्ण से भेंट हो जाती है धौर वे उन पर न्यौछावर 
हो जाती हैं| हिन्दी के कृष्ण-काव्य में गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति तभी से 
तरज़्ित होने लगता है जब कृष्ण बालक ही रहते हैं । वसस्‍्तुत: वे शझ्पनी श्रलौकिक 


दाक्ति से उनके सम्मुख केशौरवयस्‌ की मूर्ति बन जाते हैं। 
बालक कृष्ण को देखने एक ग्वालिन यशोदा के घर जाती है किन्तु वहाँ तो 


उसकी दशा कुछ शोर ही हो जाती है । श्राँगन में कीड़ा करते हुए कृष्ण को देखकर 
ग्वालिन का प्राण तुरन्त पलट जाता है और उसका तन मन दयामल हो उठता है | 
देखते ही वह अमूल्य निधि आँखों के पथ से हृदय में सेजोली जाती है और उसमें तन्‍्मय 





१--कोऊ गावत कोड बेनु बजावत, कोड उतावल घावत। 
हरि दरसन की आसा कारन, विविध मुदित सब आवत ॥--वरसागर, पद सं० ४४०० 
२० मिले सुतात, मात बॉँधव सब, कुसल कुसल करि प्रस्न चलाई ।--बह्दी, पद सं० ४६०१ 


भाव-चित्रणा ३२५ 


होकर गोपी प्रात्म-विस्मृत हो पलकों में ताला डाल लेती है। किन्तु उस साँवली 
सूरत का प्रभाव हृदय में उतर कर विपरीत-सा हो जाता है, दयामलवरां हृदय के 
हर कोने में प्रकाश विकीर्णा करने लगता है; और सुमेर से भी भारी, सागर से भी 
गहनतर किसी अनुभूति में ग्वालिन का गुण-ज्ञान विलीन होने लगता है। वह प्रौर 
कृष्ण तरु-बीज की भाँति प्रोतप्रोत होने लगते हैं श्रोर उसे देह का भान जाता रहता 
है । जल, थल, नभ, घर-बाहर, जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है उसे नन्‍्द का दुलारा 
ही नृत्य करता दृष्टिगोचर होता है। सारी सृष्टि क्ृष्णमय दीखने लग जाती है । 
कृष्ण के प्रबल श्राकबंण से यह लोकमर्यादा से विरक्त हो जाती है। उसे और सारे 
रस खारे लगने लगते हैं । जिस स्वाद से वह लुग्ध है उसे बही जानती है और कोई 
नहीं ।* कृष्ण से मिलने के लिए मन-ही-मन्त गोपी अभिलाषा करती है। कृष्ण उसके 
घर माखन-चोरी करने जाते हैं श्ौर उस चोरी में वह उसका मन सम्पूर्ण रूप से 
प्रायत्त कर लेते हैं -“सूरदास ठगि रही ग्वालिनी, मन हरि लियौ भ्रज्ञोरि ।” था 
कभी कोई ग्वालिन श्रपने घर में श्द्धार कर रही थी, पीछे से भ्रचानक कृष्ण श्रा 
गए । दर्पण में ही कृष्ण एवं ग्वालिन की श्राँखे चार हो गई ।* ब्रज में गोरस बेचते 
हुए ग्वालिनों के मन की दशा भी विचित्र हो जाती है ।* 


>शाआाभागवरन्‍्भ भवन ५+आ धाम था माधाभाा का ॥०भधआाभाज न ताला रा भना दा 
१--मैं देख्यां जसुदा कौ नन्‍्दन, खेलत आंगन बारों री। 
ततछन प्रान पलटि गयो मेरौ, तन मन हे गयो कारौ री ॥ 
देखत आनि संच्यों उर अन्तर, दे पलकनि कौ तारौरी। 
मोहिं अम भयोौ सखी उर अपने, चहुँ दिसि भयौ उजार्‌यौ री ॥ 
जल धल नभ कानन घर भीतर, जहँली दृष्टि पसारो री। 
तितही तित मेरे नैननि आगे, निरतत नन्‍द दुलारों री॥ 
तजी लाज कुलकानि लोक की; पति गुरुजन प्यौसारों री। 
कहों कहा कछु कहत न आगबै, शो रस लागत खारों री॥ 
इन्िं स्वाद जो लुब्ध सर सोइ, जानत चाखन हारो री ।--सूरसागर, पद स॑० ७४३ 


२--औचकहिं हरि आइ गये । न 
हो दरपन ले मांग सवारत चार्‌यौ हैँ नेना एक भण॥ 


नेक चिते मुसकाये इरि जू मेरे प्रान चुराइ लये। 

अब तो भई है चोौप मिलन की बिसरे रहे सिन्ञार हये ॥ 

तब तें कछू न सुद्दाय, विकल मन ठगी नन्‍्द सुत स्थाम नये । 

“परमानन्द! प्रभु सो रति बाढी, गिरिधरलाल आनन्द भये ॥--परमानन्द सागर, पद सं० ४४२ 
३--गोरस बेंचत आपु बिकानी । 

भवन गोपाल मनोहर मूरति मोही तुम्हारी बानी ॥ 

अड्ज अज्ञ प्रति भूलि सहेली में चातुरि कछुवे नहिं जानी । 

“चन्रुभुज! प्रभु गिरिधर मन अटक्योौ तन मन देत हिरानी ॥--चतुर्भुजदास, पद सं० २५४७ 


३२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सबसे भ्रधिक “भ्ौचक' किन्तु स्वाभाविक मिलन राधा से है। कृष्ण भौंरा- 
चकडोरी खेलतै-खेलते ब्रज की गली से यमुनातट की ओर निकले | उधर राधा भी 
स्वच्छुन्द घूमती हुई सखियों के साथ चली श्रा रही थीं। बस, कृष्ण ने भोली राधा 
को देखा शोर राधा ने चतुर कृष्ण को; नेन-नेन की ठगौरी लग गईं ।* इस अचानक 
प्रथम दर्शव में ही उनकी पुरातन प्रीति के नये अंकुर फूट आये। ऋृष्ण चुप नहीं रह 
सके, पुछने लगे--“गोरी तु कोन है ? कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कभी तुभे ब्रज 
में देखा नहीं ।” राधा भी भिभकने वाली नहीं, उन्होने मूँह तोड़-जवाब दिया 
“ब्रज क्‍यों आती, शभ्रपने घर खेलती रहती हैं, सुता है ब्रज में ननन्‍द का लड़का बड़ा 
चोर है, मक्खन दही की चोरी करता फिरता है, ऐसे चोरों के देश में कोई क्‍यों 
खेलने जाये ।” किन्तु कृष्ण कहते हैं कि राधा का वह क्या चुरा लेगे, उसे उनके साथ 
खेलना चाहिए । और बातों ही बातों मे भोली राधिका को वह बहका लेते हैं ।'* 
सबसे स्वच्छुन्द वातावरण पनघट का है। वहाँ गोपियाँ नित्य-प्रति यमुना-जल 
भरने श्राती हैं, वहाँ गुरुजलो का कोई भय नही है। निद्व॑न्द्र कृष्ण किसी की गगरी 
ढरका देते हैं, किसी की ईड्ररी फटकाते हैं, तो कद्धूड़ से किसी की भरी गगरी फोड़ 
देते हैं। कभी-कभी किसी का घड़ा भी उठवा देते हैं। ऊपर से तो गोपियाँ रोष प्रकट 
करती हैं किन्तु मन-ही-मन कृष्ण की सारी 'अचगरी” पर रीभती जाती है । यमुना 
से पानी भरकर लौटने में ऐसा हाल बहुतों का होता है कि द्यामवर्णां बालक को 
देखकर वे घर की राह भूल जाती हैं । 

गौड़ीय-सम्प्रदाय की परकीया राघा भी यमुना तट पर श्रीकृष्ण का दर्शन 


भा ता 3 लडकी 
१--खेलत हरि निकसे जज खोरी । 
कटि कछनी पीताम्बर बॉधे, हाथ लिये भौरा चकडोरी। 
गए स्थाम रवि-तनया के तट, अक्ल लसति चंदन की खोरी ॥ 
ओ्चक्दी देखी तहेँ राधा, नैन विसाल भाल दिए रोरी। 
नील बसन फरिया कटे पहिरे, बेनी पीठि रुलति झकमोरी ॥ 
सज्ञ लरिकनि चलि इति आवति, दिन-थोरी, अति छवि तन-गोरी । 
स्र-स्याम देखत दी रीके, सेन नैन मिलि परी ठगोरी ॥--सूरसागर, पद सं० १२६० 
२--वही, पद सं० १२६१ 
३--आवत ही जमुना भरि पानी । 
स्थाम वरन काहू को ढोटा, निरखि वदन घर गैल भुलानी ॥ 
में उन तन उन मोतन चितयौ, तबहीं तें उन हाथ बिकानी। 
उर धकधकी टकटकी लागी, तन व्याकुल मुख फुरत न बानी ॥ 
कहाँ मोहन मोंहिनि तू को है, मोहि नाहिं तोसौ पहिचासी । 
सरदास प्रमु मोहन देखत, जनु वारिध जल बूंद हिरानी ॥-वही, पद सं॑५ २०३५ 


भाव-चित्रण ३२७ 


कर काले रज्ध से ग्रसत हो जाती है। पाँच सात सखियों के साथ नाना श्राभरण 
से प्रद्ध सजा कर राधा पनघट पर जल भरने के लिए जाती हैं | यमुना के पथ पर 
कदम्ब के नीचे किसी श्यामल देवता के रपज्लित कर, रज्लित चरण झौर दीघ॑ नयनों 
को देखकर राधा के देह की दशा विचित्र-सी हो जाती है। इंष्ण के मकर-कुण्डल 
उन्हें समग्र रूप से ग्रस लेते हैं और पितृुकुल भौर इ्वसुरकुल दोनों प्रथम मिलन में 
ही खो जाते है ।* 
केवल गोपियों या राधा ही के मन मे प्रेम का उदय नहीं होता, कंष्ण के मन 

में भी उनके प्रति रागोदय चित्रित हुआ्ना है। रास्ते में मिल जाने पर, पनघट पर 
छेड़कर वह ब्रजनारियो के प्रति श्रपने प्रेम की सूचना दे देते हैं ; किन्तु राधा को 
देखकर उनकी दशा कुछ भर ही हो जाती है | सुबल से, कालिय-दमन के दिन का 
वर्णान करते हुए कृष्ण कहते हैं -- 

कालिय. दसन दिन साह। 

कफालिन्दिकल कदम्बक छाह। 

कत हात  ब्रज-नव बाला । 

पेखलू जनु थिर बिजुरिक माला । 

तोहे कहों सुबल सॉँगाति। 

तब धरि हाम ना जानि दिन राति। 

ताह धनि सनि दुईइ चारि। 

तहि पुन मनमोहिनि इक नारि॥ 

सो रहु मु मने पंढठि। 

सनसिज-घूमे घूमि नाहि दीठि। 

अ्रमनुसनन तहिक. समाधि । 

को जाने केछन विरह-वियाधि । 


१--तरबनि बलिलूं तोरे जाइस ना जमुना तीरे, चाइस ना से कदम्बेर तले। 
तूमि' एचन कैनबा बोल, शुन ना गो बड़ि माइ, गा मोर केमन केमन करे॥ 
रांगा हात रांगा पा मेघेर बरन गा, रांगा दीघल दूटि ऑखि। 
काहार शकति उद्दार दिढि ते पडिले गो, धरे आइस आपना के राखि ॥ 
काने मकर-कुण्डल आरत मानुष गिले, कॉचा पाका किछ  नाहि बाद्े। 
आामरा उहार डरे सदाइ डराइ गो, बाहिर ना हुई बाडीर नाछे॥ 
आन सने कथा कय आन जने मुराछ्याय, इहा कि शुन्याथ् सखि काने। 
ए कूल ओ कूल मोरा दुकूल खा आँधि गो, हय॒नय॒ वंशीदास जाने॥ 
“ पदकल्पतरु, पद सं० १६२ 


३२८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


दिने दिने खिन भल देहा। 
गोविन्द दास कहे ऐसे नव लेहा ॥" 


प्रेमोदय की प्रतिक्रिया 

निस्तव्धता--कृष्णं से मिलने पर गोपियों की सारी स्वच्छन्दता छिन जाती 
है, सारी चपलता चली जाती है। प्रथम मिलन के अ्रनन्तर उनके मन की गति 
एकदम स्तब्ध-सी हो जाती है । इस भावगाम्भीयें के कारण तन भी निश्चल हो 
जाता है, कोई श्रभूतपूर्व भ्रनुभूति मन में जन्म लेने लगती है भोौर गोपियाँ कृष्ण- 
साहदय वस्तुओं को देखकर जड़वत्‌ होने लगती हैं। भाव, इस पृथ्वी से हठकर 
किसी श्रप्राकृत मनोराज्य मे विचरण करने लगता है श्र सम्पुर्ण वाह्मयचेतना लुप्त 
हो जाती है। प्रशयिनी एकदम गुमसुम हो जाती है ।* कृष्णा को देखकर ग्वालिन, 
चितेरे की भाँति चित्रवत्‌ हो जाती है । उन्हें देखकर वह इतनी ठगी-सी रह जाती 
है कि यदि उसके कान के निकट कोई उसे पुकारे तब भी वह कुछ नहीं सुनती, कुछ 
नहीं समझती । 

विम॒ग्ध-झात्मससर्प श--कष्ण के इशारे पर गोपियाँ ऐसा नाचने लगती हैं कि 
उन्हें श्रपने काय॑ का ध्यान ही नहीं रह जाता । एक ग्वालिन दही मथते समय कृष्ण 
को देख लेती है भौर कृष्ण उसके आँगन से कुछ इशारा करते हुए निकल जाते हैं। बस, 
फिर क्या, दही सहित उसकी मथानी छिठक जाती है भौर वह मंत्रमुग्ध-सी भ्रात्मविस्मृत 


१--परकल्पतरु, पद सं० ४६ 
२--राधार कि हैल श्रन्तरै वेथा । 

बसिया विरले थाकये एकले, ना शुने काह्ारों कथा ॥ 

सदाई पेयाने चाहे भेघपाने,न चले नयन-तारा। 

विरति आहारे रांगा बास परे, येमन योगिनी पारा॥ 

आउलश्या बेनी फूलये गाथनी. देखये खसा पड चूलि । 

हसित वदने चाहे मेघपाने, कि कहे दू हात तूलि।॥ 

एक दिठ करिं मयूर-मयूरी, कं& करे निरखने। 

चण्डीदास कय नव परिचय, कालिया वन्धयूर सने ॥--परदकल्पतरु, पद सं० ३० 
३-वचितबत आपुद्धि भयौ चितेरों । 

मन्दिर लिखत छोडी हरि अकवक देखत है मुख तेरी ॥ 

मानहूँ ठगी परी जक इकटक इत-उत करति न फेरो। 

और न कछू सुनति समुझति कोड ख़बन निकट है टेरो ॥ 

चन्रुअुज प्रभु भग काहू न पारूयों कठिन काम कौ थेरो, 

गोबुदन-धर स्थाम सिन्धु मह परयौ प्रान कौ बेरों॥ 

#-चतुमुंजदास [पदसंग्रह,.] पद सं० २१६ 


भाव-चित्रण ३२६ 


हो कृष्ण के पीछे चल पड़ती है ।* इसी प्रकार पनघट से लौंटती हुई एक ग्वालिन, 
जिससे कृष्ण छेड़-छाड़ कर चुकते हैं, श्रपने घर का रास्ता भूलकर किसी झ्ौर ही मार्ग 
पर चल पड़ती है और किसी सखी के द्वारा सचेत किये जाने पर मन ही मन लज्जित 
होती है । 
कोई गोपी तो अपनी दशा पर खीभती भी है। रात-दिन चित्त उचटठा रहता 
है, उर की धुकधुकी नही शमित होती, रोना भ्राता है और न जाने कौन-सा बला उत्पन्न 
हो गई है जैसे वायुरोग हो गया हो। वह अपनी इस दशा पर बहुत पश्चात्ताप करती है" । 

विश्रम-व्याकुलता---इस मनोव्यथा को समभने वाला कोई नही है, इसलिए 
बालक की वेदना की भाँति मन-ही-मन उसे सहना पड़ता है । प्रेम की ममव्यथा 
किसी श्रन्य उपचार से शानन्‍्त नही होती, वह तो ऋष्ण-मिलन से ही मिट सकती है। 
मीरावाई भी अपने दर्द के विषय में कहती है कि “उस दर्द को पहचानने वाला कोई 
नहीं है, एकमात्र जो दद॑ देता है वही पहचानता है या जिस पर बीतता है वह। 
केवल कृष्ण के वैद्य होने पर ही यह दर्द मिट सकता है ।”” मीरा की अ्रन्तिस दद्या भी 
भरा गई । वह काशी में “करवत' तक लेने को तैयार हो गईं। बिना देखे कल नहीं 
पड़ता । उधर मिलन नहीं हो पाता, इधर सप्तार का उपहास--ऐसी दशा में सिवाय 
मृत्यु के श्रौर चारा ही क्‍या है ? राधा भी भ्रपनी सखी से कहती है -- 

हह वन्दावने देह उपेखव, सृत तनु राखबि हामार । 
कबहूे इयास-तनु-परिघ्तल पायव, तबहे सनोरथ पुर। रे 

राधा को घर द्वार नहीं सुहाता, चित्त विश्वमित है, खाना-पीना सभी भूल 

गया है; केवल एक मिलन की तीजन्न उत्कण्ठा शेष है।* 


साभरााआााााभवाताा्ा।॥ानााााकमता।ाा का भाप्रवान भा भधकताक 
१--मथनिया दधि समेत छिटकाई। 

भूली सी रह गई चितै उत किनु न विलोवन पाई।॥ 

आंगन हैं निकसे ननन्‍्द-नन्दन नेन की सेन जनाई। 

छाडि सेत कर तेघधर तें उठि पाले ही वन धाई॥ 

लोक लाज अरु वेद मरजादा सब तन ते बिसराई। 

* चन्रुभुज”” प्रभु गिरिधरन मंद हँसि कछुक ठगौरी लाई ॥--चतु््न॑जदास [पद संग्रह] पद सं० २४० 
२--प्रेंम की पीर सरीर न माई। 

निस बासर जिय रहत चपपटी यह घुर्क धुकी न जाई ॥ 

प्रबल सूल रह्मौ जात न सखी री आधे रोवन माई। 

क्रासी कहो मरम की माई उपजी कौन बलाई।॥ 

जो कोउ खोजे खोजन पैयतु ताको कौन उपाई। 

हो जानति हो मेरे मन की लागत है कछु बाई॥ 

पाछे लगे सुनत॒परमानन्द हरि सुख मद मुसिकाई। 

मूँदि श्रॉखि आये पाछे ते लीनी कंठ लगाई ॥--परमानन्द सागर, पद सं० ४२० 
३--पदकल्पतरु, पद सं० ४४५ 


४- सूरसागर, पद सं० १२६६, 


३३० मध्ययुंगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


वृत्तियों का सम्पूर्ण तः कृष्ण में केन्द्रित होना--सभी गोपियों की ऐसी दशा है 
कि उनके नेत्नों मे कृष्ण रूपी किरकिरी पड़ गई है। नई प्रीति मन मे बस गईं झौर 
श्राँखों को केवल कृष्ण-दर्शन की चाह ने पकड लिया । निशि-वासर केवल कृष्ण का 
ही ध्यान रहता है श्लौर सारी चाह नष्ट हो गई है। गोपियों का हृदय कृष्ण-मूर्ति 
में पूर्णारूप से भ्राबद्ध हो चुका है।' राधा अपने चित्त को जितना ही उधर से हठाना 
चाहती हैं उतवा ही वह उधर जाता है और नकारात्मक रूप से बह कृष्ण को स्वीकार 
करता जाता है। यद्यपि वह दूसरे रास्ते से जाती हैं किन्तु पर क्ृष्ण-मार्ग पर ही 
चलने 'लगते हैं श्रोर इस दुष्ट जिह्ना को क्या हो गया है कि वह परोढ़ा से कृष्ण का 
नाम जपवाती रहती है | बन्द किये जाने पर भी नासिका को द्याम-गन्ध मिलती 
रहती है। कान के क्ृष्ण-कथा न सुनने का संकल्प करने पर भी वह उनके प्रसद्भ के 
निकट श्रपने आ्राप चला जाता है । श्रीमती राधा अपनी सारी इन्द्रियों को धिक्‍कारना 
झारम्भ करती हैं क्योकि उनकी सारी इन्द्रियाँ उनके कहे में नही हैं, कुलशील को 
भुलाकर वे कृष्ण का अनुभव करवाती रहती हैं ।* 

मिलन की उत्कण्ठा--सभी की आँखे कृष्ण को देखने के लिए कातर हैं, श्रव 
वे रोके नही रुकती ।* एक ही गाँव का वास है, आखिर कैसे कोई अ्रपने को रोक 
सकता है । उसी मार्ग से कृष्ण गोचारण को जाते हैं श्रौर गोपियाँ दही बेचने । कैसे 


न मिलने का मन करे ! गोपियाँ अपना सारा थैये खो बैठती है । 
गोपियों का मिलनोद्यम--गोपियाँ क्ृष्ण से मिलने के नाना बहाने ढूँढ़ 


लेती हैं। मासन चोरी तथा पनघट पर छेड़छाड़ के उलाहना देने के मि्॒ष गोपियों की 





१--प्रीति नई उर माँक जगी प्रिय नैननि तेरिय चाह लगी है। 
देखे बिना पलकौ न लगे पल देखे तो लागि रहैईं ठगी है ॥ 
तेरोई ध्यान रहें निसि वासर और सबै चित्त चाह भगी है। 


वृन्दावन प्रभु के मन मानस तैरिय मूरति जाय खगी है ॥ 
--निम्बाकमाधुरी--श्री व न्दावनदेव, प० १४८ 
२--जत निबारिये चिते निबार ना जाय रे । आन पथे जाइ, पद कानूपथे धाय रे॥ 
ए छार रसना, मोर हृइल कि वाम रे । जार नाम ना लइब लय तार नाम रे ॥ 
एछार नासिका मुईइ जत करू बन्ध। तबू त दारुण नासा पाय श्याम गन्ध ॥। 
तार कथा ना शुनिब करि अनुमान | परसंग शुनिति आपनि जाय कान॥ 
धिक रहू ए छार इन्द्रिय मोर सब। सदासे कालिया कानू हय अनुभव ॥ 
--वण्डीदास पढ्ावली, प्रथम खण्ड, पद सं० ४७ 
१--लोचन करमरात हैं मेरे । 
देखन को गिरिंघरन छबीलों करत रहत बहु फेरे ॥ 
स्याम घन तन, वदन चंद के तृषावंत्त ताप सहत पनेरे | 
सादर ज्यों चातक चकोर कुंभनदास ए न रहत पैरे ॥--कुम्भनदास [पद संगह] पद सुं० २१५ 


भाव-चित्रण ३३१ 


भीड यशोदा के घर पर जुट जाती है। तद्भ आकर गोपी ब्रज छोड़ देने का निश्चय 
कर लेती है ।* यद्यपि मन में क्ृष्ण के नाते ब्रज से कितनी गाढ़ आसक्ति है, यह 
वही जानती हैं । इसी प्रकार पनघट-प्रसजू के बाद एक गोपी यद्योदा से कहती है--- 

तुम सों कहत सकुचति महरि। 

स्थाम के गुन कछु न जानति, जाति हम सों गहरि । 

नेकहेँ माह सुनत ख्रवननि, करत हैं हरि चहरि। 

जल भरन कोड नाहि पावति, रोकि राखत डहरि। 

भ्रजगरी भझ्रति करत मोहन, फटकि गेंडुरि दहरि। 


नित्य-प्रति वही उलाहना लेकर ब्रजाज्भनाएँ जाती रहती हैं श्ौर यशोदा कृष्ण 
को उलाहने का सच्चा बयान देने के लिए बुलाती हैं। इसी बहाने गोपियाँ उन्हें 
देखती है भौर बहस के मिस बात भी कर लेती हैं । 


कभी-कभी तो बिना ग्राधार के मिलने का बहाना ढूंढ लिया जाता है। कोई 
घटना कल्पित कर ली जाती है भौर उससे कृष्ण का सम्बन्ध जोड़कर उनसे मिलने 
का अ्रवसर खोज लिया जाता है। एक ग्वालिन कहती है कि “मेरी अंगूठी खो गई, 
रात भर मुभे नींद नहीं श्राई । श्याम पनघट पर खेल रहे थे, भ्रवश्य ही उन्होंने लिया 
होगा । उस शअ्रेगूठी का नगीना मेरे चित्त से हटता नहीं, इसीलिए सुबह होते ही मैं 
झाई हूं ।” * कभी मथानी लेने के बहाने कोई मुग्ध गोपी सुबह-सुबह पहुँच जाती 
है । न जाने उसने अपनी मथानी कहाँ रख दी है, ढूँढ़े वहीं मिलती । इसीलिए वह 





१--यहाँ लो नेक चलो नन्द्रानी जू। 

अपने सुत के कौतुक देखो, कियो दूध में पानी जू॥ 

मेरे सिर की चटक घूनरी, लै रस में वह सानी जू । 

हमरो तुमरो बैर कहा है, फोरी दथधि की मथानी जू॥ 

अज को बसिवरों हम छाड दे हैं, यह निरचय करि जानो जू। 

'परमानन्द” दास को ठाकुर, करें वास रजधानी जू ।[--परमानन्द्सागर, पद से० १५४६ 
२--सू रसागर, पद सं० २०४० 
३--नौंद न परी रैनि सगरी अंदरिया हो मेरी ज्ु गई। 

या ही तें कटपठाइ करुकि आई चअटपटी जिय में बहुत भई॥ 

तुम्दयी कान्ह पनवट खेलत ही बूमहु महरि हॉँसि दोइ लई। 

विसरत नहीं नगीना चोखौ हृदे तें न टरत वे झलक नई।॥। 

“त्रुभुज! प्रभु गिरिधर चलो मेरे संग दैहों दूध दथि चाहो जितई। 

मेरो व जीवनि धन मोही को दैहो तव चरन की चोरी हैहों जुग बितई॥ 

ज“चतुअुजदास, [पद संग्रद|पद सं? १४४ 


३२२ मध्ययुगोव हिन्दी कृष्ण -भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


यशोदा से थोड़ी देर के लिए मथानी माँगने आई है और भोर ही यशोदा के बालक 
को झाशीष देती हुई चली झाती है ।* सारी गोपियों में राधा की बुद्धि सबसे प्रधिक 
पैनो है। माँ से उसकी विरह-दशा छिपती नहीं है, श्रौर कारण बताया भी नहीं जा 
सकता। अतः श्रत्यन्त चतुरता से वह एक ऐसे प्रसद्भ की कल्पना कर डालती है जो 
उसकी देह-दशशा का प्रमाण बनने में नितान्त स्वाभाविक है, साथ ही कृष्ण को बुलाने 
का बहाना भी मिल जाता है। माँ, राधा की व्याकुलता देखकर पृछती है कि उसे 
हो क्‍या गया ? ग्रभी-अभी तो अच्छी भली थी, खरिक से ग्राते ही यह कैसी दशा 
हो गई । तब राधा अत्यन्त भोलिपन से कहती है कि लौटते समय उसकी एक सखी 
को साँप ने डस लिया। एक द्यामवर्ण के लड़के ने उसका विष उतारा | इस घटना 
से उसका मन त्रास से भर गया ।" इ्यामवर्ण के लड़के का प्रसद्भ छेड कर उसने 
बड़ी चतुराई से कृष्ण को बुलाने का सद्धेत दे दिया, भविष्य में उसे भी तो सप्पे 
डसेगा ! एक दिन राधा खरिक से दूध दुह्मकर लौटी तो उन्हे भी श्यामभुजद्भ मे डस 
लिया । उनकी सखियाँ उन्हें घर लाईं। सारे गाएडी बुलाए गये किन्तु सब पछता 
कर चले गये, किसी का कोई मन्त्र न लगा। अचानक कौति को राधा द्वारा बताए 
गये कृष्ण गारुड़ी का ध्यान आया और वह नन्‍द के गृह उसे बुलाने चल पड़ी। यशोदा 
चकित है कि कृष्ण गारुड़ी कब से हो गये, फिर भी वह भेज देती हैं । राधा का विष 
कृष्ण के भ्राते ही उतर जाता है ।* कृष्ण उस विष को उतार कर श्रन्य गोपियों के 
सर पर डाल देते हैं । 


एक ही जाति के होने के कारण दूध दुहने के समय गोपियों की कृष्ण से 
खरिक में भेंट हो ही जाती है। राधा अपनी गायों का दूध कृष्ण से दुह्ाने भ्राती हैं । 
दूध दुहते हुए कृष्ण राधा से प्रीति जोड़ते है। क्षीर-स्ताता राधा की मोहिनी छवि 
देखकर उनकी सखियाँ उसी रज् में रज्ध जाती हैं भ्रोर सारे ग़ृहकार्य से विरक्‍्त हो 





१--चतुझ्लुजदास, [पद संग्रह] पद सं० १५६ 
२--सूरसागर, पद सं० १३१५ 
३--दरि गारुड़ी तहाँ तब आए । 
यह बानी दृषभानु सुता सुभि, मन मन हरष बढाए ॥ 
धन्य धन्य भ्रापुन कौ कीन्हों, अतिहिं गई'मुरमाइ। 
तनु पुलकित रोमाज्न प्रयट भ४, आनन्द-अश्रु बहाइ ॥ 
विहल देखि जननि भह व्याकुल, अंग विष गयौ समाइ। 
सूर स्थाम प्यार दोठउ जानत, अंतरगत कौ भाइ। ।“सरसायर, पद सं० १३७६ 


भाव-चित्रण। ३३३ 


जाती है।' परकीया राधा को जटिला-सी सास श्रौर कुटिला-सी नन्‍्द मिली हैं। 
कृष्ण से उनका मिलना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी जब कृष्ण उन्हें सुबल के 
द्वारा बुलवाते हैं तब वह पुरुषवेश धारण कर कृष्ण के निकट झ्भिसार करती हैं। 
रूप, वय, वेश में वह सुबल की प्रतिमूर्ति जान पड़ती है, यहाँ तक कि कृष्ण भी उन्हें 
नहीं पहिचान पाते । * 


कृष्ण के गोषियों से सिलनोद्यम की छद्मलीलायें--जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण 
से मिलने के लिए सौ बहाने ढूंढ़ लेती हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी उन गोपियों से--विशेष 
कर राधा से मिलने के लिए नाना छद॒मवेश धारण करते रहते हैं। राधावल्‍लभ 
एवं चेतन्य-सम्प्रदाय के साहित्य मे कृष्ण का छद॒मवेश धारण करना भ्रत्यन्त रकञ्ञक 
रूप मे वर्णित हुआ है | वाइन, मालिन, पसारी, वरिकनी, चिकित्सक, सँपेरा तथा 
जादुगर आदि के वेश में कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं। एक दिन कृष्ण मालिनी के 
वेश में राधा के घर फूलमाला का मूल्य करने लगे। कहने लगे, पहिले मै तुम्हें सजा 
लूं बाद में जितना मूल्य होगा दे देता | माला पहिनाने के छल से कृष्ण ने राधा का 
चुम्बन किया, राधा ताड़ गई कि यह मालिन कोन है ?* चाचा वृन्दावनदास ने रास- 
छद॒मविनोद के भ्नन्तगंत श्रनेक लीलाश्रों का वर्णन किया है। कृष्ण चितेरिन, सुनारिन, 
मविहारिव, मालिन, विसातिन, पटवित, वीनावाली, गन्धिन तथा रंगरेजिन आदि 





१--पैनु दुद्दत, अतिहीं रति बादी । 

एक धार दोइनि पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढी॥ 

मोहन करते धार चलति, परि मोहनि मुख अतिहीं छवि गाढी । 

मनु जलधर जलधार वृष्टि-लघु, पुनि पुनि प्रेमचन्द्र पर बाडी ॥ 

सखी संग की निरखति यह छवि, भर व्याकुल मनन्‍्मथ की डाढ़ी। 

सूरदास प्रश/ के रस बस सब, भवन काज तें भई उचाड़ी ॥-सरसागर, पद सं० १३५४ 
२--मऊ मन संशय तुया मुख हेरि। एकलि सुबल आउल बुकि फेरि ॥ 

तबहिं विरहजर अन्तर कॉप | तेंखने परशि मिटाउलि ताप ॥--संफ्रीतनामृत, पद स्लं० १४४ 
३--एक दिन मने रमसकाजे | माल्यानी हइला रसिक-राजे॥ 

फूल माला गाथि भुलाइ द्वाते। के निबे के निबे फूकरे पाथे ॥। 

तुरेते आइला मानु र बाडी। राइ कहे कत लइ्बा कंडि ॥ 

माल्यानी लश्या निभ्ृते बसि । माला फूल करे ईपत दासि ॥ 

माल्यानी कह्मे साजाइ आगे । पाछे दिबा कड़ि यतेक लागे ॥ 

एत कद्दि माला पराय गले । बदन चुम्बन करये छले।। 

बुकिया नागरी धरिला करें। एत ढीवपना आसिया घरे॥ 

नागर कहये नहिं ये संय | चणंडीदास कहे कि कर तय ॥--पदकल्पतर, पद सं० ६३६ 


३३४ मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


बनकर राधा के पास अाते हैं। नीलमरिय की चूडी बेचने निकलते हैं, उसे पहिनने 
लायक सिवाय राधा के और कोइ दूसरा उन्हें मिलता ही नहीं। कष्ण, राधा के 
पास पहुँचाये जाते हैं। उतका रूप देखकर राधा चकित हैं-- 
चलो जू भूमत भुकत सी बनी सरकत पीठ। 
घूंट श्रमी को सो भरो जब मिली दीठि सो दीठि ॥१५॥ 
बहुत हँसी तव नागरी देखी परम पब्र॒नूप । 
के बेचत चूरी सखी तु के बेंचत है रूप ॥* 
चूड़ी पहिनाते समय क्ृष्ण को रोमाच हो आता है। राधा श्रारचर्यंचकित 
होकर पूछती हैं कि तुम्हारी देह काँप क्‍यों रही है ? कृष्णा का अनुराग श्र छलक 
ग्राता है, उत्तर कौन दे ! राधा भी समझ जाती हैं कि मनिहारिन परम गरुणवातन्‌ 
छन्द के पुत्र हैं।' 
स्त्ियोचित कोमल रूप होने के कारण कृष्ण सरलता से विभिन्न प्रकार की 
स्त्रियों का रूप धारण कर लेते हैं भर मथुरा से आने वाली ग्वालिन बन कर वह 
राघा के साथ अपना परिचय गाढ़ा कर लेते हैं । 


कृष्ण वीणावाली बन कर सरोवर के तीर बाबा के बाग में अड्धू मे वीणा 
लेकर बेठ जाते हैं । उनके अज्भुसुवास से वहाँ भौंरों की भीड़ हो जाती है और पक्षी 
कौतुक से ठगे-से रह जाते हैं। उस नीलमरि-वर्ण की तरुणी को देखने बरसाने की 
स्त्रियाँ वहाँ जाती हैं श्रोर उसे गुणग्राहिका, स्नेह की भूखी राधा के पास ले आती 
हैं। राधा के श्रनुरोध पर श्यामली बाला ने गोरी राग गाया, रीफकर वृषभानु 
कुंबरि ने उसे भ्रपनी साला दे डाली और उससे कुछ दिन बरसाने ठहरने को कहा । 





१--मनिंहारीलीला--रासछद्मविनीद (हितइन्दावनदास), ४० सं० ३०६ 
२--जबहीँं कर सो कर गद्यौं शिर भरि कियो प्रताप । 

तन गतिवैपथ जानि कै कब मधुर कियों अलाप॥३२।॥ 

तुम लायक धूरी कुँशरि भूल जु आई भेहद। 

निरखि निरखि प्यारी कह्यो तेरी क्‍यों कॉपत देह ॥११॥ 

सरस्यौ प्रेम हियो वली उत्तर देय जु कौन। 

रूप अमल तापै चढो लाल क्यो न गहें मख मौन ॥३४॥ 

ललिता के यह भेम है के कोउ परस्यौं रोग। 

जतन करों तन देखि के सखी कौन दई संजोंग ॥३५।॥ 

परम गुनीलों नन्‍्द्र ुत में देख्यों टकटोई | 

भझट्ठी जिया प्रीतम बिना बलि ऐसों प्रेम न होय १६॥--वही, प० सं० ३१० 


भाव-चित्रण ३३५ 


साँवरी सखी को उज्ज्वल रजना में एकान्‍्त में ले जाकर राधा गाना सुतने लगी । 
तदुपरान्त स्वयं राधा ने वीणा लिया, किसी सज्भीत गति मे नवागता सखी इतनों 
बिभोर हो उठी कि वह नन्‍्दलाल की ताल पर नाचने लगी। त्रिभड्ी मुद्रा मे मुरली 
का भाव लेकर खड़ी हो गई झौर उसे राधा-राधा की रठ लग गई। ललिता ताड़ 
गई, कान में चित्रा ने कहा कि यह तो ननन्‍्दकिशोर है ।* 

प्रेम का परिपाक व पृर्णता--छष्ण भ्रपनी ओर से कुछ ऐसी चेष्टाएं करते 
हैं जिवसे गोपियाँ उनसे श्रधिक खुलती जाती है । 

चोरहरण-लीला--ची रहरण लीला के द्वारा गोपियाँ कृष्ण के पर्यात् निकट 
झा जाती हैं । उनका श्रन्तर्वाह्म कृष्ण के प्रणय से दीघ्र हो जाता है, भ्रावरणों का 
विवारण हो जाता है भ्रौर वे स्वच्छन्द हो जाती हैं । 

दानलीला--अ्रभी देह का पूर्णारूप से पार्थिव स्तर पर कृष्ण को समर्थण 
नहीं मिला । जो भी अभ्रद्भ-सद्भ हैं, वह श्रन्तश्वेतना में भ्रतीन्द्रिय जगत्‌ का है, कष्ण 
का स्पर्शानुभव मात्र है। अ्रतएवं प्रत्येक को अपने और निकट लाने के लिए कृष्ण 
दानलीला रचते है और स्पष्ट रूप से उनके यौवन का दान माँगते हैं । कृष्ण के भ्रति 
समपंण में शरीर त्याज्य नहीं है वरन्‌ श्रपरिहाय॑ है। उन्हें गोपियो का अपने यौवव' 
का व्यापार करना पसन्द नहीं है । 

इस दान में काफी बहस छिड़ जाती है। गोपियों और कृष्ण के बीच की 
रही सही दूरी भी समाप्त हो जाती है । श्रव वे दीन नही है । वे कृष्ण से बराबरी 
से प्रश्न करती हैं-- 

कापर दान पहिरि तुम श्राए । 
चलहु जु मिलि उनहीं पे जैये जिनि तुम रोकन पन्‍थ पढाए।'* 
कृष्ण भी श्रव परीक्षा नही लेते । वे श्रपता अधिकार माँगते हैं-- 


हमारो दान दे गुजरेदी । 

नित तु चोरी बेचत गोरस, श्राजु श्रचानक भेंटी । 

श्रति सतराति क्यों ब छुटेगी बड़े गोप की बेटी ॥* 
किन्तु गोपियाँ कृष्ण की चुटकी लेती हैं । झब सत्वर आत्मसमपंण नहीं है, परिहास 
झौर व्यद्भ-विनोद भी उनको झा गया है। कृष्ण की प्रभुता का उन पर कोई प्रभाव 





१--वीनावारीलीला, रासछंदमविनोद, ६० सं० ११६-३१२२ 
२--चूरसागर, पद सं० २१४२ 

३--वही, पद सं० २१३० 

४--कुम्मनदास, [पद संभद्द) ११ 


३३६ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


नहीं पड़ता, वे उनसे तक करती हैं श्ौर उनके श्राचरण की झ्ालोचना भी । यहाँ तक 
कि कृष्ण को गोपियाँ निलेज्ज ए़ूँ घृते भी कह डालती हैं, बानी महाशंय को उपदेश 
देती हैं।* सूर की गोपियाँ कहती हैं-- 

तूृम कमरी के झ्रोढ़न हारे पीताम्बर नह छाजत। 

सुर स्थाम कारे तन ऊपर, कारी कामरि अआाजत ॥* 


कृष्ण भी तिलमिला जाते हैं श्रौर गोपियों पर व्यज्भ करते हैं-- 


मों सो बात सुनहु न्रजनारी । 

इक उपखान चलत त्रिभुवन सें, तृम साँ कहाँ उधघारी । 
कबहें बालक मुँह न दीजिये, सूँह न दीजिये नारी ॥ 
जोइ उन कर सोइ करि डारं, मूंड चढ़त हैं भारी। 
बात कहत श्रठिलाति जात॑ सब, हँसति देति कर तारी॥ 
सुर कहा ये हमकों जाने, छाँछहि बेंचन हारी ॥"' 


कृष्ण के भोह सिकोड़ कर हँसने पर गोपियाँ प्रदत पर प्रश्न पूछने लगता हैं कि 

वे क्यो हंसे, उन्हें नन्द, यशोदा, बलदाऊ, सब की सौगन्ध दिलाने लगती है । गोपियों 
की इस खीभ पर कृष्ण की शोर से श्रीदामा बोल उठते हैं - 

क्रीदामा गोपिति समुकावत । 

हँसत स्यथास के तुम्र कह जान्‍यो, काहें सोह दिवावत ॥ 

तुम हु हंसी आपने संग सिलि, हस नह सोंह दिवाव । 

तरुनिनि की यह प्रकृति अनेसी, थोरिहि बात खिसावें ॥ 

नान्‍हें लोगति सोंह दिवावहु, ये दानी प्रभु सब के । 

सुरस्याम कौ दान देहु री, साँगत ठाढ़े कब के ॥* 





१--दहै दे हे निलज कानाई, ना कर एतेक चातुराली । 
जो ना जाने मानसता तार आगे कह कथा, मोर अंगे बेकत सकलि ॥ 
बड़ोइला गरु लैया से लाज फेलिला घुश्या, एवं हैला दानी मदहाशय। 
कदम्ब-तला थाना राजपथ कर माना, दिने दिले बाड़िल विषम ॥ 
आन्धार-वरनकाल भूमेतें ना पड़े पा, कुल वधू सने परिद्ास। 
ए ए रूप निरखिय आपना के चाओी देखि, आइ आइ लाज नाहिं बास ॥ 
--पदकल्पतरु, पद सं० १३७४ 
२--सूरसागर, पद सं० २१३१५ 
इ--वह्दी, पंद सं० २१३६ 
डं--वबदी, पद सं० २१६१ 


भाव-चित्रण ३४७ 


किन्तु क्ृषंण के प्रभु-हप का गोपियों के आत्मदान पर कोई प्रभांव नहीं पड़ता “अन्त 
कामनूपति की दुह्ई पर गोपियाँ कृष्ण की बात मान जाती हैं । 

फिर लोक लाज को बेडी एकदम टूट जाती है और गोपियाँ शीती मटकी लेकर 
गौरस के स्थान पर 'गोंपाल' बेचती फिरती है' । सोते-जगते केवल कृष्ण का' ही हैँबेल 
रहता है। धर में मन नही लगता । मर्यादा के वचन वाण के समान लगते हैं और 
मौता-पिता की तनिक भी परवाह नहीं रह जाती । वे श्याम से मिलकर हए्टदी-चूना 
की बाँतिं-एक-रज्ध़ हो जाती हैं* । 

'“" 'रासलीला--अब कौन उन्हें घर पर रोक सकता है। कृष्ण की वंझ्ी सुन कर 
गोपियाँ रुक नहीं पाती । वे लोक-लज्जा की परवाह न करके प्रेम-विद्धल होकर जैस्तः 
व्यस्त ही कृष्ण के समीप दौड़ पड़ती' हैं । किन्तु रास के पूर्व की उतकी स्थिति अत्यन्त 
ही दयनीय है । कृष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं। वे उनसे लौट जानें का कपट उपदेश 
देते हैं और आर्यरर्यादा के प्रतिकूल रात॑ को पर-पुरुष के पास आने के लिए उनकी 
भत्संता करते हैं । गीषियों में तक करने की भी शक्ति नहीं रहती । वे विवश और 
असहाथ हो जाती है, बहस करने के स्थान पर दीन हो जाती है। यद्यपि बुलाने के लिए 
कृष्य॒ को झेषी ठहराती है किन्तु उससे अधिक अपनी विवश्ञता प्रदर्शित करत हैं. । 
फिर गोपियों एवं राधा से कृष्ण का संयोग घटित होता है। इस संयोग में! कोक की. 





१--कोउ माई लैहें री गोपालहि । 

देधि कौ नाम स्याम सुंदर रस, बिसरि गयों अनवालहिं ॥ --सरसागर, पद सं. शरं४७ 
२०लीक सेकुच कुलकानि तजी । 

जैसे नदी सिन्धु को धावत, वैसेहिं स्थाम भजी ॥ 

मातु पिता बहु त्रास दिखाबो, ,नैकु न ड़री लजी । 

दारि मानि बैठे, नहिं लागत, बहुतै बुद्धि सजी ॥ 

मभानति नाहिं लोकस्रजादा, (हरि »के . रंग सजी। 

सूरस्याम कौ मिल्नि चूनों, दरदी ज्यों रंग रजी॥ --सरसागर, पर सँ० २ रहेए। 
३--आस जनि तोरहु स्थाम' हमारी 
3 अनु-सादे-छुनि-सु्निं उंठि घाईं, प्रगटत नाम मुरारी ॥. 

क्यों तुम निठुर नाम प्रगटायौ, काहें विरद भुलाने । 

दीन ञआज हम तें कोऊ नाहीं, जानि स्थाम मुसकाने ॥ 

अपने अुजुदंडनि करि राहियू, विरह सलिल मैं भासी । , 

वार बार कुल धर्म बताव॑त, ऐसे तुम अविनासी ॥ , 

प्रीति वचन नौका करिं राखाँ, अंकन भरि बैठावहु। 

सूरस्थाम तुम निनु गति नाहों, जुवतिनि पार लगावहु॥ “-सूरसागर, पंद सं० १६४७ 

५34 


३३८ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्य 


समस्त बाधाओं तथा अन्तर के सारे अवरोधों के हृटजाने के कारण प्रगाढ़ सान्विध्य है; 
परस्पर संलग्नता है ।* 
रास के मिलन|में स्निग्धता है, सद्भीत की तरज्ों में भावनाओं की भड्ूार 
है, आलोड़न है । गोपी और कृष्ण काया-छाया की भाँति बद्ध हो जाते है। अब उन्हे 
कोई बिलग नही कर सकता । 
फाग : वसनन्‍्तलीला--फिर तो वृन्दावन की भूमि में खुल कर फाग खेली 
जाती है। यशोदा के दर पर ही गोपियों का भ्रुण्ड और सखाओं की टोली सहित 
कृष्ण का भुण्ड उच्छल वसन्‍्त-व्िलास में सराबोर होने लगता है। मर्यादा का लेश 
भी नही रह जाता । 
रूप रस छाकक्‍यो कान्‍नह करत न काहु की कानि। 
नेह लगाइ करत बरजोरी रहत अचानक जानि॥। 
ले गुलाल मुख पर डारत फिरि फिरि चितबत तन आन । 
योविद प्रभु सबहिन ते मेरो श्रंचरा पकरयों आन ॥।' 


इस अनुराग की अरुणिमा ने वृन्दावत के तरु, लता, फूल, पशुपक्षी, नदी सब 
की रक्लित कर दिया है* । सूर-सारावली में सारी सृष्टि को ही कृष्ण की फाग-तीड़ा 
के रूप में चित्रित किया गया है । 
विरह : मथुरा-गमन 

प्रेम के उन्‍्मत्त विलास के उपरान्त विरह आकर उपस्थित हो जाता है। अक्रर, 
कृष्ण को मथुरा की रज्भुभूमि मे ले जाने के लिए द्वज की त्रीड़ा-भूमि में पदार्पण क़रते 





१--विलसई रासे रसिक वरनाह। नयने नयने कत रस निर्वाह ॥ 
दुहूँ वैदगधि दहुँ ट्विये हिये लाग । दुहुक मरम पैठे दुहुंक सोंद्दाग ॥ 
दुददुंक परश-रसे दु््ठ सेल भोर | बोलाइते बयने उगये नाहि बोल ॥ 
पूरत दुहुंक मनोरघ-सिन्धु | उछ्लित मेल तह स्वेद्र-पिन्दु ॥ 
दुईुक परशु-रसे दुहुं उमलाय | शञानदास कह मदन सहाय ॥| । 
म् जब ० 
२३--गोबिन्दस्वामी “पद संग्रह] पद सं० ११६ ५५७४ ७४३४७४७४०७ 
३--फाय खेलाइते फाश उठिल गयने । वृन्दावन तरुलता राघुल बरने॥ 
रांगा मबूर नाचे कादे रांगा कोकिल गाय । .रांगा फूले रांगा अ्रमर ।रांगा मधु खाय ॥ 
रांगा बाये रांगा |हैल कालिन्दौर पानी । गगन आुवर्त दिंग विदिंग /न जानि। 
रति जय रति जय द्विजकूल गाय। ज्ञानदास चित नथन जुढ़ाव ॥| 
“पिरदकश्पतरू, पद सं० १४४. 


' '. भाव-चित्रण ३३६ 


हैं। गोपियों के कुछ समझ में ही नहीं आता कि यह क्‍या हो रहा है। वे ठगी-सी 
खड़ी रह जाती है* । इस अपार दुःख के क्षण में कृष्ण का समता दिखाना और, भी 
खल जाता है। उन्तके मुख पर इस विच्छेद की पीड़ा का चिह्न तक नहीं। चलते 
समय' उन्होंने मुड़ कर देखा भी नहीं--“चलतहु फेरि न चितये लाल' | किन्तु फिर भी 
कुंष्ण' को दोंष न देकर अपने को ही दोषी ठहराती है -- हरि बिछुरत फाट््यौ न 
हियौ. ,:भया कठोर वच्च॒ ते भारी, रहे के पापी कहा कियौ* । हिन्दी साहित्य में 
गॉपियों की आर्त्त-दशा के चित्रण में राधा का वर्णन नहीं मिलता, कदाचित्‌ उनके 
दुःखातिशय के कारण । और न ही कृष्ण चलते समय उन्हें प्रबोधन देने आते हैं। किन्तु 
बद्धला-काव्य में इस स्थल पर राधा की अवस्था एक दूती जाकर कृष्ण से निवेदित 
करती हैं कि आपके मधुपुरी जाने की बात सुनकर राधा चम्पक माला बनाना छोड़ 
कर मुच्छित हो गई है । दूती का बचन सुत कर विदग्ध माधव, कुल्न में जाकर राधा 
से मिलते हैं और राधा को समभाते-बुभाते है" । किन्तु फिर भी जब रांधा को घर्य 
नहीं बँधता तब कृष्ण यह आइवासन देते है कि वह मथुरा नही जॉयेगे। प्रेम का यह 
कोमल ममंस्थल.ब्रजभाषा-काव्य सें किसी ने भी नही छुआ । गीपी-श्रेम की तीत्रता 
अद्धथित करने मे कृष्ण की कोमलता सभी ने विस्मृत कर दिया । 
कृष्ण, अऋर के साथ रथ पर बठ कर जाने लगते है । कृष्ण के मथरागमन के 
समय गोपियाँ हतघुद्धि हो जाती है, चित्रवत्‌-सी रह जाती है। उनके हृदय को जैसे 
पाला मार जाता है। सारी चेष्टाएं पज्ज हो जाती हैं। बच्भला-साहित्य के राधा में 
कुंस-छ्नील का कोई संयम प्रदर्शित नही किया गया है । राधा कभी रोती-रोती धरती 
पर जुण्ठित-होने लगती हे, कभी रथ के आगे गिरती है, कभी दशाय में तृण पंकड कर 
बलसम के सम्मुख अपनी दीनावस्था प्रकाशित करने लगती है। राधां की इस दंज्षाः 
की देख कर सभी का मन करुणाई्ं हो उठता है? । इस प्रेमोच्छलन में सम का 





१--सूरसागर, पद स॑ं० ३५७६ | 

२--वही, पद सं० १६२४ । 

३--पदकल्पतरु, पद सै० १६१८ । 

४--खेने धनि रोह रोइ ,खिति लूठत, खेने गीरते रथ शअागे । 
खेने धनि सभेल नयन देरि हरि सुख, मानइह करम अभागे॥  . .. 
देख देख प्रेमक रीत, करुणा सागरे विरह-वियाधिनि इबाउल सबजन चीत 
खेने धनि दशनदिं तृण थरि कातरें, पडलहि राम समूखे ॥ 


शिवराम दास भाष नाहि फूरबे, मेल सकल मन दूख॥ 
“+पदकल्पतरू, पद सुं० ६६२६ 


ई*४० 'अध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदीय 


अभाव अवश्य खटक जाता है। कृष्ण चले जाते हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर 
गौषपियों की चित्तवृत्तियो का जितना सार्मिक एवं मनोवेज्ञानिक अद्भून हिंदी ब्रज भाषा- 
काव्य में हुआ है, उतना बड़ुला-काव्य में नहीं । वहाँ भ्वन-विरह के अन्तगत परम्परा- 
ग॑त परिपाटी के अनुसार विरह की दक्शाओं एवं द्वादश-मासिक विरह का साज्भोपाजहु 
वर्णन हुआ है, यद्यपि इन' प्रसद्धों में अपनी भाव-विदर्धता भी है। भ्रमरगीत का कोई 
विस्तृत प्रसड्भ' वहाँ नही है, केवल दी तीन पद इस प्रसद्भ में मिल जायेगे । कृष्ण की 
और से दुत-प्रेषण के स्थान पर राधा की ओर' से दूती का मथुरा जाना वर्णिकहै । 
डेसके द्वारा सन्देश भेजने के भी कुछ पद हैं । 
दीनता, निराध्रयता, खिन्नता--मथुरा जाने पर गोपियों का रागरज्डज सब 
मिट जाता है। जीवन में अब कोई उल्लास और उत्साह नही है। जहाँ-जहाँ हरि वे 
ऋ्रीड़ा की थी, उन्हीं स्थलों में उन्‍्मादिनी होकर गोपियाँ उन्हें खोजती-फिरती हैं । 
उन्हें अपदी सुध-बुध तक, बिसर गई है-- 
केते दिन भये रत सुख सोये । 
कछु न सुहाइ गोपार्लाह बिछुरे रहे पूंजी सोलोये।॥। 
जबतें गए नन्‍्दलान मधुपुरी चीर न काहू धोये। 
मुख संवारे नेन नह काजर विरह संरीर बिगोये ॥ 
ढूँढत घाट बाठ बन परबत जहेँ जहूं हरि खेल्यों । 
'परमानन्द' प्रभु अपनो पींताम्बर मेरें सीस पर भेल्यो ॥ * 
क्रष्ण के विरह में गोपियाँ अत्यन्त दीन एवं असहाय हो जाती है'। #पंण कौ 
और से कोई आधश्यासत न मिलने के कारण उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती 
है। क्रष्ण का मौन देख कर गोपियाँ अत्यन्त खिन्‍न हो जाती हैं। कितनी दूर मंथुरा 
है ? कृष्ण का संदेश भेजना भी दुर्लभ हो गया ! उनकी निष्ठुरता पर व्यद्भ करती हुईं 
मोपियाँ कहती हैं-- 
लिखि नहिं पठवत हैं हे बोल । 
हें कोड़ी के कागद ससि को, लागत है. बहु- मोल ? 
हम इहि ओर स्याम पेले तट, थीच विरह को जोर । 
सूरदास प्रभु हमरे मिलन कों, हिरदे कियों कठोर 0 





२०-परमानन्द सागर, पद सू० ४२३१ | 


२४-चूरंसीमेंर, पद 'सं० 'इ८७३ | 


भात-खित्रण ३४१ 


च् 


किल्लीभ, ईष्या--वस्तुत: कृष्ण की ओर से यह अवज्ञा देश की दूरी के कारण 
नहीं, हृदय की दूरीं के कारंण है। अवद्य ही उनका मन अन्य किसी में रम गया है। 
यहाँ तो गोपियों को व्िरह में चन्द्र भी तप्त लगता है, वहाँ कृष्ण ने नग्ना प्रेम करता 
कर॑स्स कर दिया है । 


, अब क्ृष्ण.क्यों गाँव लौट कर आवे ? वे तो मधुबन के नाभरिक बंन गये ! 
बहाँ ज[कर सीधा, सरल आचरण भूल गये, उन पर नया रज् छा गयां"। चिंकेनिया 
भी हुए तो किसका सद्भ किया--कुब्जा का ! कुब्जा से गोपियों को ईर्ष्या होतीं है और 
कृष्ण पर हंसी आती है। वे हँसती हैं कि जिन नटनागर ने गोपियों का तत॑-मन प्राण 
हर कर फिर उन्हें नहीं दिया, वेही कुब्जा से छले गये * । 


बितक, ग्लानि-- गीपियाँ क्‍या जानती थी कि कृष्ण ऐसे निकलेगें । उन्होंते 
तो उनकी इतनी सेवा किया, अपने जाति, कुल, ताम, सब पर कलडू लगीया, किल्लु 
कृष्ण अपने काम के वशीभूत हैं? । 





| 


१०-दिन दिन तोख्न लागे नाती |. ., 
मथुरा बसत गोपाल पियारी, प्रेम कियो हृठि हातों ॥ 
इतनी दूर जु आवंत नाहित, मन औरे हटा रातो। 
मदनगोपाल हमारे शज को, चालत नाहइिंन बातो ॥ 
विरदर विथा अब जारन लागी, चन्द भयों अब तातो। 
'फमानंद' स्वामी के बिछुरे, भूलि गई अब सातों॥ --परमानन्द सायर, पद स॑ ५२२ 


२- स्थाम विनोंदी रे मधुबनियां। 

झब हरि मोकुल कादे कों आवत, भावत नव जोवनियां ॥ 

वे दिन माधो भूलि गये जब, लिए फिरावति कनियां। 

अपने कर जसुमति पहिराबति, तनक कांच की मनियां ॥ 

दिना चारि तें पहिरन सीखे, पट पीताम्बर तनियां। 

सूरदास प्रभु वाके बस परि, अब हरि भए चिकदियां ॥ 

--धरसागर, पद सँ६ १६६६ 

३--बरु उन कुबिजा भलौं कियौ । 

सुनि सुनि समाचार ये मधुकर, अधिक जुड़ात छियौ ॥ 

जिनके तन मन प्रान रूप गुन, इर॒यौ सु फिरि न दियो । 

दिन अप्तनौ मन इस्त न जान्यों, हंसि इंसि लाग जियौ ॥ --बरसायर्‌ कद, सं० ४२५७ 


४“ सूरसागर, पद सृंं० ३८०६ | 


३४३ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा' और चैतत्य-सम्प्रदाय 


विवश प्रेम अपना ही दोष मान लेता है। कृष्ण ने कपटजाल बिछाक्वर उन्हें 
अपने प्रेम के वंशीभूत किया -'प्रीति करि दीन्‍्ही गरे छुरी', और अन्त में उन्हें तड़पता 
छोड़ कर चले गये । किन्तु यह धोखा तो गोपियों को पहिले ही समझ लेना चाहिए 
था । अन्ततः कृष्ण परदेशी ही तो ठहरे ! परदेशी की प्रीति पर विश्वास करना: धी 
तो-अपूनी ही मू्खता है* । एक बार मिलकर बिछुड़ने की वेदवा असहनीय होती है। 
विज्नज्ञाःते भी प्रेम को कैसा बनाया है ! आखिर यह प्रेम उंत्पन्न ही क्‍यों हुआ, जन्म 
क्ोते ही. क्‍यों न मृत्यु हों गयी ! विरह की मरणासचन्न अवस्था से तो जन्म लेते 
ही,अड़, जाना अच्छा था --'मिलि बिछुरन की वेदत न्‍्यारी' । दोष कृष्ण का है, प्रेम 
का पोषण ही इन्होंने क्‍यों किया यदि उन पर इस प्रकार कुठाराधात ' करता था 
यदि आरम्भ में ही वह बढ़ावा न देते तो इस प्रकार गोपियाँ मर्माहत क्‍यों होती ? 
मौपियों की दशा विचित्र है, धर-बाहर सभी से वह तिरस्क्ृत है, उस पर से कृष्ण की 
छोर से भी उपेक्षा | वैरियों को उपहास करने का अच्छा अवसर मिल गया । आखिर 
ते क्‍या करे (-- 
अब हाँ कहा करो री माई । 
संद-तंदन देखें बिनु सजनी, पल भरि रहो न जाई ॥ 
घर के मात पिता सब त्रासत, इहि कुल लाज लजाई। 
बाहर के सब लोग हंसत हैं, कान्ह सनेहिनि आई 0४ 
'कान्ह सनेहिनि आई' में गोपियों की विवशता पर लोगों का. कितना कूट- 
व्यज्ू छिपा है । 
अब वे प्रीति को ही कोसने लगी हैं, इस दुदंशा से तो अच्छा था कि वह 
कृष्ण से प्रीति ही न करती । प्रीति करके किसी को कभी सुख्च नहीं मिला । वे बार- 
बार पछताती हैंकि सब जानते हुए भी उन्होंने कृष्ण से क्‍यों स्नेह जोंडा। 
पतज्भ प्रीति करता है तो अग्नि में अपना प्राण-दरध कर देता है, भौरा कमल में बेंध 





“हरि इम तब॑ काहे को राखी । 
जब सुरपति अज बोरन लीन्दो, दियौ क्‍यों न गिरिनाखी॥ 
तौ हमकों होतों कत यह गति, निसिं दिन बरषति अॉखी। 
सुरद्यास यों भई फिरति ज्यों, मधु दूह्दें की माखी॥ 
“सुरसागर, पद सं० १८१८ 
ई--सूरसागर, पद सं० ३८१६ | 


भाण-चित्रण १४३ 


'कर निर्जीव हो जाता है और हरिण नाद के वर्जीभत होकर अपना प्राण विसजित 
करे देता है। ऐसी ही दशा गोपियों की हो गयीं है' । गलती उन्ही वी है जो 
जोमबूक कर यह पीड़ा पाली । एक पल के सुख के लिए जीवन भर का दुख उठा 
लिया" । 


स्मृति, त्रास, कठुता--किन्तु अब कोई उपाय नहीं है। एकबार जो कृष्ण के 
मोहक जाल में फेंस गया वह छूट ही कैसे सकता है ? सिवाय विवशता के अब कुछ 
नहीं रहा । इधर अन्तर की व्याकुलता, उधर कृष्ण की ओर से सन्नाटा । ऐसी दशा 
में पिछली स्मृतियाँ उमड़ कर मन की वेदना को और भी तीत्र कर देती हैं। सारी 
ऋतुएं एक के बाद एक पूर्ववत्‌ आती-जाती है, किन्तु अब उनकी प्रतिक्रिया कृष्ण के 
अभाव मे बिल्कुल बदल गयी है। जिस वर्षा मे भीगकर कृष्ण के साथ हिंडोला भूलीं 
थी, वह अब उन्हे त्रसित कर रही है। ऋतुओं का उल्लास उनसे सहा नही जाता । वे 
पपीहा को चुप कराना चाहती हैं, मोर का नाचना बन्द करवा देने को कहती हैं । 
सारी ऋतुएँ उन्हें और ही लगने लगी हैरै? सब से अधिक कष्ट वर्षा-ऋतु के आगमन 
पर होता है ।* 
अायवायाभादा।राकाााा॥ पानाकानत॥ना5२ ५७ पाक 
१--सूरसागर, पद सं० ३६०७। 


२--औति तौ काहूँ सौ नहि कीजै । 
विछुर कठिन परे मेरी आली, कहौँ कैसे करे जीजै॥ 
एक निमिष या उुख के कारन, थुग समान। दुख लीजै। 
'परमानन्द? प्रभ्नु जानि बूक के, कहो कि विषजल क्‍यों पीजै॥। 
“-परमानन्द सागर, पद सं० ५५५ 
३--सबै रितु भरे लागति आहि। - 
सुनि सखि वा ब्रजराज बिना सब, फीकौ लागत चाहि।॥ 
“- परसागर, पद स० ३६६४ 
४--सजनी तेजलु जिकन क आश । " 
दारुण बरिखा जिड मैल अन्तर, नाइ रहल परवास ॥ भ्र्‌ ०॥ 
बादर दर दर नाहि दिन अवसर, गरगर गरजे घटा। 
अनिल हिलील घनघोर ये यामिनि, भकलकत तड़ित छटा ॥ 
घन धन निसस्‍्वर डाहुक डाहुकिगण, चातक पिउ पिउ नीरे। 
शिखण्ड मण्डल कामे कामाकुल, निराधात शबद करे ॥ - 


“पदकल्पृतरु, पद सं| शछरए 


३४४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


यद्यपि वर्षा से गोषियों का विरह और अधिक उद्दीस होता है किन्तु उस्समें 
प्रेमी का गुण पाकर वे उसकी सराहना भी करती हैं और कहती हैं कि अपनी अकृष्नि 
जान कर बादल फिर लौटकर आए तो ! किन्तु घनश्याम तो मधुपुरी जाकर #छ्ष ही 
रहे । जो जन वर्षा की प्रतीक्षा में थे उन्हें बादलों ने जीवन-दान तो दिया, फिल्म 
कृष्ण अपनी अवधि ही भूल गए और गोपियों को भी । बादल तो बहुत दूर बसते 
हैं--सुं रलोक में, और वह भी इन्द्र के अधीन होकर । पंर कृष्ण तो स्वतन्त्र है और 
पास ही, फिर भी नहीं आए * । 
, -.. किन्तु गोपियाँ कृष्ण को जितना निष्ठुर समभती है उतने निष्ठुर वे है नहीं । 
'हुद्ेव से वह गोकुल की प्रीति की चर्चा करते है और उनके द्वारा सन्देश भी 
िजते हैं। किन्तु सन्देश प्रेम का न भेजे कर योग का भेजते हैं। योग का सन्देश उद्धव 
की प्रेम. की महत्ता अनुभव कराने के लिए भेजते हैं, किन्तु योपियाँ क्या जाने ? वे 
'सम़ती हैं कि कृष्ण ने एक और निष्ठुरता की । उनकी आखे तो साँवले रूप की 
हज हैं और ऋष्ण ते उन्हें योग का रूख्ा चार्ट भैज दिया। यदि कृष्ण स्वयं उस 
पर आचरण करते तब भी कोई मानता- करनी कुछ, कथनी कुछ । स्वयं तो 
रस-लम्पट बने विलास कर रहे हैं और युवतियों को भस्म रमाने का उपदेश भेजते 
है । ऐसी बातों पर कौन विब्वास करता है* । 

गोपियाँ और कट हो जाती है। कृष्ण की रस-लोलुपता पर व्यद्भ करते. हुए 
उनके रज्भ तक पर आशक्षेप करती है । कहती है, वे तन से काले तो हैं ही, मन से भी 
काले निकले । अन्तत:ः वे कृतन्न ही ठहरे । कृष्ण का रूप, वचन, कम, सभी कुछ काला 
तिकला । कृष्ण की भर्त्सना करते रहने पर भी उद्धव ज्ञान का उप्रदेश दिये चल्ने जाते 





“शैं-.त.वैर ए बँंदर्स बरसन आएं । 
अपनी अवधि जानि नन्द नन्दत, गरज़ि गगन घन छाए ॥ 
कह्ियत हैं सुरलोक बसत सखि, सेवक सदा पराए-। 

४१ न्वतेकाएप्रिक! की पीर जानि के, तेठ तहाँ तैं धाए॥ 
#ैम किए हरित इरषि वेली मिलीं, दादुर मृतक जिवाए। 
साज निविड़ सीड़ , सचि सच; 'पंछिनह'- मलस- साश॥ 
समुझति नहीं चूक सखि अपनी, बहुतै दिन हरि लाए। 
सूरदास अझ्ु॒ रसिक सिरोमानि, मधुबन बसि ,बिसराए॥॥ 


२---धरसागर, पद सं० ४६०० । 
फकृलउतरी। पद संक्ाइकरिस्फ | . 


सम है डँ 


न ” भावचिंत्रण | है 


हैं॥ गोकियों की स्थिति कटठुता को पहुँच चुकी हैं। इस लपेट में उद्धब भी आजाते हैं। 
हि उनकीः खुलेजाम उपहास करती हैं, उपहास ही नही गाली-सी भी दे देती हैं।* ० 


_ व्रेम-बिवशता “विरह के अतिरेक के कारण गोपियों में आक्रोश. या तक 
उतना नहीं रह गया हैं जितनी विह्ललता और कातरता । कृष्ण बदल गये तो क्या, 
ग़ी । पिया का अनुराग पूर्ववत्‌ है। कृष्ण के सिवाय उनके लिए संसार में और कोई 
ञ राध्य नहीं है। कृष्ण का मन नये नेहों में फंसकर दस-बीस हो सकता है किन्तु 
गोकुल में तो सब गोपाल के ही उपासक है'* । क्ृष्ण के अभाव में उनका जीवन 
अत्यन्त. शिथिल एव निरर्थंक है, फिर भी निःवार्थ प्रेमिकाओ की यही अभिलाषा 
है कि चाहे कृष्ण आवें या न आवे, वे जहाँ भी रहे चिरायु हो। उनकी यही 
अनन्यता, केवल मात्र कृष्ण से प्रेम करने की यह विवशता, उद्धव जैसे नीरस ज्ञानी 
(शी भी विचलित कर देती है और वे कृष्ण के सम्मुख जाकर गोपियों की म्म-वेदना 
| अनुभूति-सिक्‍त चित्र अद्धित करते है। 


पुनर्मिलन 


कर्मक्षेत्र के नाना कतंव्यों का सम्पादत करके जब क्ुष्ण को प्रजवासियों की 
सुधि आती है तब वे एक बार उनसे मिलने चलते है। वह कुरुक्षेत्र से लौटते हुए ग्वाल- 
गोपियों से मिलने आते है किन्तु महाराजा के वेश मे और महा रानी रुक्मिणी के साथ। 
इस स्थल पर गोपियों का मनोभाव द्रष्टव्य है। उन्हें रुक्मिणी से कोई ईर्ष्या नहीं 
होती, न ही रुक्मिणी को उनसे । विशेष कौतृहल से रुक्मिणी क्ृष्ण से पूछती हैं कि 
इन गोपियों में उतके बालपन की जोड़ी राधिका कौन है ? कृष्ण के राधाः को' दिखाने 
पर दोज्ों परस्पर ऐसी भेटी जैसे एक ही पिता की बेटियाँ हों । 





१--ऐसे जन बेसरम कहावत । का 
सोच विचार कछू इनके नहिं, कहि डारत जो आवत ॥ --सुस्सागर, पद सें० ४श४४४ 


२--ऊेयाँ मन न भये दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम संग, को अवराणबै ईस।॥ 
इन्द्री सिथिल भई केसव बिलु, ज्यों देही बिनु सीस । 
आसा लागि रदति तन स्वासा, जीवहि कोटि बरीस ॥ 
तुम तौ सखा स्थाम सुन्दर के, सकल जोग के ईस। 
सूर- आंमारें। तेन्द .नंन्दनः बितु, भर नहीं जगदीस | --वही, पद सं० श्श्छ्ष 


४६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदार्य 


कृष्ण को देखकर गोपियो का सारा रोष बह जाता है, अह्कि कृष्ण के आमने 
+र वह इतज्ञता से भर जाती है* । राधा माधव मिल कर कीट-भूज़ू, की भाँति 
अीद्रूप हो जाते हैं । राधा-कृष्ण का मिलन आध्यात्मिक सद्कत से भरपूर है। उनके 
मिलन, मे ब्रज-लीला की नित्यता इज्ित है* । ' 

पमृद्धिमान्‌ सम्भोग के अन्रर्गत गौड़ीय-साहित्य में राधा-कृष्ण के पुनमिलन का 
अत्यन्त विस्तृत वर्णन है । प्रवासी कृष्ण के आने के पूर्व राधा के मन, में विरोधी 
विचार उठते हैं। कभी वह सोचती है कि कृष्ण को पाकर अविरात्‌ सारी सा पूरी 
करेंगी, अपनी व्यथा की कया कहेंगी, और कभी सोचती है कि वह उनकी भर्त्सना 
करेंगी ।'जब कृष्ण उनके भवन मे आवेगे तो उन्हे दूर रहने का वे आदेश देंगी । इस 
भकार का अन्तद॑न्द्र अत्यन्त स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है । कभी वह स्वागत 
करने को सोचती हैं, कभी ताडना देने को३ | इतने मे सखी आकर क्ृष्ण के 
आगमन की सूचना देती है। सूचना मिलते ही राधा मान-कोप सब भूल कर कृष्ण 
के प्रेम में रज्भ जाती है । इतने दिन के बाद सयोग होने पर उनकी .र चेष्टा किसी 
दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति जंसी होती है ।* 
भा आम 


१--हमतों इतनै ही सचु पायौ। 
.. सैन्दर सर्थाम कमल दल लोचन, बहुरौं दरस दिखायौ । 

कहा, भयों जो लोग कहत है, कान्ह।द्वारिका छायौ । लि 
.. ैनिके विरह दसा गोकुल की, श्रति आतुर है धायौ ॥ “सरसागर, पद सं० ४६१४ 
. हा माधव साथव राधा, कीड भंग गति है जु गई। 

भव राधा के रंग रांचें, राधा माधव रंग रई। 
* * शाधा ग्राघव प्रीति निरंतर, रसना करि 550 कृद्दि न गई। 

विहंसि कश्ौौं हम तुम नहि अन्तर, यह कहिके उन बज पठई। । 

सूरदास अभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई नई।॥ --बेद्दी, पद सं०' ४६११ 
है--जवबडुं पिया मु भवने आउब, दूरे रहु मुझे कहि पठाउब । 

सकल दूखन तेजि भूखन, समक साजब  रे॥ 

लाज नति भये निकट आउब, रसिक ब्ज-पति हिये सम्भायब | 

काम-कौशल  कोप-काजर, तबहु.. राजब रे॥ 

कब हु मेलि संगि गाउब, कबहुँ कर गहि कठे लाउब | 

कब कैतव-कोप किये रस, राखि रूपब र२॥ “परदकल्पतरु, पद सं० १६८४ _ 
४--अधर सुधा रसे लुबधक मानस, तनु परिरम्भन चाह । 

भुख अवलोकने अनिमिश्ध लोचने, कैसे होयत निरबाह॥ 

देखि सखि राधा-माधव-प्रेम, दुलद् रतन जनु द्रशन मानइ, 

परशन गांडिक हेम ॥ घु० ॥ 
मधुरिम दास-सुधारस वरिखने, गढयद रोधय सांष | 
सिलने लाख-झुठ निधुवन: कहतहिं गोविन्ददास ॥॥ “पद्दी, पद सं» १४८ 


कला-पच्े 


कैला-पंचत' 
शैली 
शैली क्रे- प्रमुख रूप हैं--आख्यान, मुक्तक (पद) । 


: वर्णन-प्रधान आख्यानशली, बव्रजभाषा-काव्य में लीलाओं क्री पुनराधृत्ति में 
मिल जाती है; किन्तु बद्भुला में चैतन्य महाप्रभ पर लिखे गए चरितकाब्य के अतिरिक्त 
आश्यानशेली का ब्रज़बुलि-काव्य मे अभाव है| बद्भुला-काव्य की प्रमुख अभिव्यज्षना 
पद*शैली में ही हुई है। वस्तुत: कृष्ण-काव्य की पदश्शली परवर्ती गीतिकाभ्य क्री भँति 
केवल भावात्मकता से ही नहीं पहिचानी जाती, उसमें वर्णन की शी प्रच्ुरुत्ा!है | बह 
ग्रेमास्मक अवदह्य है, किन्तु विशुद्ध भावात्मक नही । बज्जुला-काव्य में चेतन्य-नररितामृत 
आश्यानशली का सबसे प्रमुख नमूना है। 

आश्धान-शेली, और उसके छनन्‍्द--जेतन्‍्य चरितामृत बज़्ला क्रे प्रसिद्ध छुल्द 
चौदह अक्षरों के अक्षर-वृत्त प्यार में लिखा गया है--- 
कृष्ण भक्तिर धाधक यत शुभागुभ-कर्म्म । 
सेइ एक जीवेर शभ्रज्ञान तमोंधम्मं ॥ 
जाहार प्रसतादे एश तभ्नः हम नाश । 
तमः नाश करि करे तत्वेर प्रकाश ॥ 
तत्ववस्तु कृष्ण कृष्णभक्तति प्रेम रूप। 
ताम संकोर्तेर सब्र आनन्दस्वकूप ॥* 
ग्रद्मपि मत्रिक छून्‍्दों का भी ब्रजबुलि-काव्य में उपयोग हुआ है तथापि वे. पदों 
में ही प्रयुक्त हुए,'हैं, किसी आख्यान के प्रसज्भ में वही । इस-हृष्टि से ब्द्धला के 
त्राभबुल्ि-सा हित्य' में आर्यानशली अति विरलः हैः। 
अपेक्षाकृत ब्रजभाषा-काव्य , में आख्यानशली का कुछ अधिक प्रयोग (हुआ; है।न 
वेसे प्रक्ोल्री करी प्रभावात्मकता के सम्मुख कृष्णन्क्राव्य की अन्य शेक्षियाँ परास्त- 
सी/हैं।। फिर भी कुछ कवियों की रचनाथों में लीलावर्णन के प्रसजु . में आखझ्याच-शली 
के घुल्दर उदाहरण मित्र जाते हैं| झोली में वर्णनात्मकता तो है ही, कवि की भावना 
१०-भादिलीला, प्रथम परि०, ० ७ (चैतन्यचरितामत) । 


.... बे आइ पिता की गोद । देखत श्रीमख भयो प्रमोद ॥॥ 


३४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतस्य-सम्प्रदाय 


के विशेष मेल होने के कारण तथा सज्भीत की अच्तर्धा रा से उसमें एक स्निग्धता भी आ 
गयी है। चतन्यचरितामृत की आख्यानशली की वर्णनात्मकता में तथ्य-निरूपण एवं. 
तत्वचिन्तर की अधिक प्रवृत्ति है। महाप्रभ एवं उनके सहचरों के व्यक्तित्व के प्रति 
सम्श्रम-मिश्रित भावुकता कहीं-कहीं प्रवाहित हुई है, किन्तु कुल मिलाकर उसमें आवेगः का. 
अभाव है; शेली चलती हुई है, किन्तु शुष्कप्राय है । इसके विपरीत हिन्दी की आख्यान- 
शैली में कृषण की ललित लीलाओं की प्रधानता होने के कारंण वर्णनात्मकंता के साथ 
हीं भावात्मिकता के भी यथेष्ट समावेश हो गया है--दानलीला, -रासलीला,: ची रहरण- 
लीला आदि ऐसे ही प्रसद्भ हैं । हाँ, असुर-संहार या देवदप-दलन आदि के प्रसज्ों में: 
कृष्ण के ऐश्वयरूप की प्रधानता होने के कारण कवि की वृत्ति रभ्तती नहीं, 5वहः-चलते, 
ढंज़ू से वर्णन कर देता है | 'भांगवत' के अनुवाद में ब्रजभाषा की आख्यानशली पर्याप्त 
रूँपें से शुष्क है, उसमें जैसे-तेसे भागवत की कथा कहें दी गई है । | उद्द० 5 पव० 
हिन्दी की आख्यानशेली- में प्रयुक्त होनेवाले छन्दों में से प्रमुख छन्द चौपाई॥ 
चौपई, चौबोला, रोला और दोहा हैं । इनके साथ सोरठां और छंप्पय की भी संद्भत 
कहीं-कहीं परे कर दी गयी है। आख्यातशली में प्रमुख योग न॑न्दद्यमझ सूरदास, 
श्रवदास, वृन्दावनदास तथा कुछ अंशों में हरिव्यास देव:जी का है । (हर पे 
चौपाई, चोपई, चोबोलाो -चौपाई, चौपई और चौंबोला के मिश्रण से कई 
कथात्मक प्रसज्भ वणित हुए हैं। सूरसागर के भागवत-अनुवाद-प्रसद्भ में यह मिश्रण 
द्रष्टव्य है। सप्तम-स्कन्ध' में नूसिहावतार के वर्णन में चौपाई, चौबोला और चौपई 
का मिश्रण है। मी आप 2 शर ' 
नरहरि नरहरि सुसिरत करो। नरहरि पद नितहिरदय धरो॥ --चौबोला 
..,_ नरहरि रूप धर्‌यों जि६ जाइ। कहाँ सो कथा सुनौ चित लाइ ।। --चौपई 
_ हिरनकसिप सौं छिति कह्मौ श्राइ । अआता-बेर लेहु तुम जांइ ॥--चौपई 
. हरि जब हिरन्याच्छ कौ मारयों। दसन अग्न पृथ्वी को घारयों | --चौपोई 
हिरनकसिप दुःस्सह तप कियो। ब्रह्मों श्राई दरस तब दियोौ।। --चौबोला 


5 गोविन्दस्वामी ते गोंवद्धनधा रण के प्रसज्भ में इसी प्रकार का प्रयोग किया है-- 

.. ब्रज "में एक बड़ो है गाम। गोकुल कहियते जांकौ नॉम | --चौपई 

._. नंद महंरि जहां कहियत- रांजा | मिलि बठे सब गोंप समाजा ॥ -«चौपाई 
“इन्द्र 'ज॑ंग्य की बातें कहों। श्रोहरि अपने मन में लहीं।॥ +चौबोलाएं 


६ 
॥॥ का, 8४ 
५ जी, मर भा 








|... ३--गौबिन्दस्वामी, [पद-संगरह| पद सं ७०, ० ५४ ह ह गक वाली हज, 





कला-पक्ष ३४६ 


चौपाई-दोहा, सवेया --केवल चौपाई छन्द में भी अनेक प्रसद्धों का अवतरण 
हुआ है--जसे सूरसागर मे दूसरी चीरहरणलीला, यमलार्जुनोड्धारलीला (दूसरी), 
श्रीधर अज्भू-भज्ज, गोवर्द्धन की दूसरी लीला, उद्धव-गोपी संवाद, दशमस्कन्ध के 
आरम्भ मे कृष्ण-जन्म का वर्णन आदि । यथा-- 


आदि सनातन, हरि अधिनासी । सदा निरन्तर घटढ-घट बासी। 
अगम अगोचर लोलाधारी । सो राब्रा बस कुंज बिहारी ॥ 
बड़ भागी वे सब ब्रजवासी। जिनके संग खेले अबिनासी ॥ 
जा रस ब्रह्मादिक नह पावे | सो रस गोकुल गलिनि बहावे ॥ 
सुर सुजस कहि कहा बखाने। ग्रोविद की गति गोविंद जाने ॥* 


चौपाई के साथ दोहा मिलाकर ध्रुवदास ने “वैद्यक-ज्ञान-लीला' लिखा है-- 
वेद्य एक पंडित अति भारी। ठाढ़ो सब सों कहत पुकारी ॥ 
जेसो रोग होइ हैं जाको। तेसी औषधि दे हाँ ताको ॥। 
जिनको हों समुझत हो अपने । तेतो भये रेनि के सपने ॥ 
गज तुरंग सेवक सुत नारी । जागि परे ते दिया न बातो ॥ 


दोहा एते पर समृभौ रहो, समृभत नहिं संत सोर। 
देखि-देखि नाचत सुदित, विष बादरति ओर ॥* 


' रसमुक्तावलीलीला, ब्रजलीला, नित्तंविलासलीला में भी यही छुन्द व्यवह्ृुत 
हुआ है । .  , 

चौपाई के साथ सर्वेया का योग भी ध्रुवदास की रचनाओं की विशेषता है । 
रसहीरावलीलीला दो । और चौपाई के मिश्रण से लिखी गयी है किन्तु अन्त में 
ऋतुवर्णन मे स्व॑या, चौपाई तथा दोहा का क्रम कर दिया गया है। 


रोला : दोहा--नन्‍्ददास के आख्यानककाव्य मे रोला छन्‍्द का विशेष प्रयोग 
हुआ है। रोला के साथ दोहा मिश्रित छन्द में वणित प्रसद्भ अत्यन्त लोक-प्रिय है । 
इस रोला-दोहा छनन्‍्द मे विशेष उल्लेखनीय सूर एवं नन्वदास हैं | नन्‍्ददास की कुछ 
रचनाएँं--स्यामसगाई और भँंवरगीत इसी छुन्द के कारण लोकप्रिय हुईं । सूर की 





१--सरसागर, पद सं० ६२१ । 
२--बयालीस-लीला [ भुवदास |), ४० ४ । 


३४२ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदाय 


कालियदमन-लीला (दूसरी), गोवर्द्धनपूजा (दूसरी), बालवत्स-हरण (दूसरी) तथा 
अधासुरवध आदि उल्लेखनीय हे । 

टेक के रूप में १० मात्राओ की पड्ित जोड़ कर रोला शोेहा की वर्णनात्मकता 
को अत्यन्त आकर्षक रूप दे दिया गया है। नन्‍्ददास का भेंवरगीत, तथा कुम्भनदास 
एवं सूरदास की .दानलीला (दूसरी), इसी शली में वणित है । 


कुम्भनदास--जो तुम ऐसे ब्रह्म हमारे छोंके ढूंढो ? 
घर घर साखन खाइ काह, तिरियन संग सुढ़ो । 
तुर्माह दोस नहिं सांवरे, जाये कारीरात ॥ 
बन में ब्रह्म कहावही (सो क्‍यों) तजे पिता-अरु मात । 
कहति ब्रजनागरी ॥* 
कुम्भवदास जी ने दोहा की ह्वितीय पद्चित में दो मात्राएँ बढ़ा दी है जैसे 
'सो-क्यों', हों सो ।' 
दोहा-दोहा छन्द को राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों ने बहुत अपनाया है | 
ध्रुवदास जी की वृन्दावन सतली ला, बृहद्‌ वामनपुराण की भाषालीला, प्रीति-चौवनी- 
लीला, आनन्दाष्टकलीला तथा भजनाष्टक लीलाओं में दोहा छुन्द ही अपनाया गया 
है । रास-छक्न-विनोद लील।ओं में कुछ लीलाएँ, जेसे चितेरिनलीला, सुनारिनलीला, 
गन्धिनलीला, मालिनलीला, मनिहारीलीला, वीणावालीलीला आदि दोहों मे ही वर्शित 
है।। केवल आरम्भ मे ठेक जोड़ दिया गया है। वृन्दावनदास ने दोहे की ह्ितीय पद्धूत 
में द्यो.मात्राओ का पद जोड़ कर तृतनता का समावेश कर दिया है। 
१--तन चमकीलो सांमरी मांये केशर आड़। 
मुख जु भर सुख बीज से कहें बचण (भरे) अति लाड़ ॥ 
सलितियां पौरी भ्राई ॥१॥ 
'फूलन के भहने सब हों लाई हो पोहि । 
पहिरें कॉरति नन्दिनी तब (कर) जु सफलता होहि* ॥२॥ 





१--कम्मनदास, [पद-संग्रह] पद सं० २३ । 
२--मालिन लोला--रासछुद्मविनोद (ह्वित वृन्दावनदास) ए० ३११। 


कैला-पक्षे ३१५३ 


२-ऊँची जामें बड़ला कमनी सरवर तोर॥। 
जाके अद्भ सुवास सों जहाँ हूँ रही अमरनभोर ॥ १॥ 
पंछी हु कोतिक ठगे ऐसी साभा अजड्भू। 
श्राभा नोलमणी सनो (अस्त) तन को दरसत रखद्धः॥ २॥ * 


दोहा-सो रठा, श्ररिलल, कुण्डलिया -- दोहा-सो रठा का प्रयोग श्रुवदास जी ने 
भजनसतलीला (एक स्थल पर कुण्डलिया का समावेश ), हितश्वज्भारलीला (बीच में 
एक सबेया, चार कवित्त), सभामण्डल लीला (बीच-बीच मे कवित्त) मे किया है । 
मानलीला मे दोहा, सोरठा और अरिल्ल का मिश्रण है। रहस्यलता लीला में भी 
दोहा, सोरठा के बीच एक अरिल्ल है। इन लीलाओ का मुख्य छन्द वस्तुत: दोहा- 
सोरठा का ही है, अन्य छन्द आगन्तुक है। 


दोहा --रची कुझज सनि सयथ मकुर, ऋलकत परम रसाल | 
राजत हैं दोउ रछ्ध' में, हूं गयो बिच इक ख्याल ॥। १ ॥ 
देखि प्रिया प्रतिबिम्ब छवि, चकित हूँ. रही लुभाई ॥ 
तेहि छिन बंढी लाड़िली, सान कुञड्ज में जाई ।॥ २।॥। 


सोरठा--को समुझे यह बात, कहा कहौ हिय चटपटी । 
प्रान चले ये जात, रहि न सकत हैं प्रिया बिनु ॥ ७ ॥ 
सुनत बचन पिय के सखो भरि आए हग नीर । 
रहि न सखी व्याकुल भई, चलो प्रिया के तीर ॥ ८ ॥ 


अभ्रिल्‍लल- कहति हिये की बात सुना जो कान वे। 
बढ़यो सरस अश्रनुराग प्रानप्रिय दास दे॥ 


इत्तोी समक्ति के बात बविलम्ब न कीजिए। 
पुनि (हाँ ) हँसिके प्यारों लाल भुजनि भरि लीजिये॥ २० ॥४ 


कवित्त, सवेया-- श्रुवदास की भजन-श्द्भा र-सत-लीला की तीनों श्वद्धुलाये 
सबेया और कवित्त में वणित है। बीच-बीच मे दोहे है, शेष समस्त लोला सबेया-कवित्त 





१--वीनावारी लीला--रासछद्मविनोद [हित वृन्दावनदास), पृ० ३१६ 
२--मानलीला--ब्यालीस लीला [श्रुवदास), ४० २७०-७१ 
फा० २३ 


8५४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


के क्रम से ही वर्णित है, किसी-किसी सबंया के अन्त मे एक सोरठा भी जोड़ दिया 
गया है। स्वतन्त्र रूप से स्वया का प्रयोग आख्यान-शेली मे कहीं नही हुआ है। 
दोहा-चौपाई में वर्णित लीलांओ के बीच कही-कहीं सर्वया भी रख दिये गये हैं जैसे, 


रस-हीरावलीलील। में या दोहा, सोरठा में वर्णित लीलाओ के बीच-बीच, जंसे 
सभामण्डललीला में । यों इन लीलाओ में साधारण क्रम स्वेया-कवित्त का है । 


स्वेधा--भाँति भली नवकुञझूज विराजत राधिका बल्‍लभ लाल बिहारी। 
प्राननि की सन्ति प्यारी विहारमि प्यार सों प्रीतम ले उर धारो॥ 
ज्यों छवि चन्द्रिका चन्द के अड्ुः में बाढ़ी महा छवि की उजियारी । 
त्यों चहु. कौद चकोरी सखी श्रुव पोवत रूप अ्रनप सुधारो॥ 


कवित-भोर कुम्जद्वार खरे श्रद्ध श्रद्ध रंग भरे, 
अरुताई नेननि की बरनी न जाति है। 

अधर अञ्जन लीक फबी है कपोल पीक, 
बसन पलदि परे शोभा रालकाति है॥ 

रसमयोी अलबेली लटकी है लाल भर, 
मून्दरी की आरसी निरखि मुसकाति है । 

हित अ्रूव ऐसी छवि देखत ही रीकि रहै, 

प्रीतम्त की अ्रंखियाँ तो क्यो हें न अ्रघाति है ॥* 


दोहा का नूतन प्रयोग--दोहः की प्रत्येक पक्ति को तोड़ कर बीच में कुछ 
मात्राओं की पकितियाँ जोड़ कर नये छुन्दों की उद्‌भावना हिन्दी कवियो के वसन्त- 
वर्णन में देखी जाती है । 


गोकुल सकल गुपालिनी, घर घर खेलत फाग ॥ मनोरा भूम करो । 
तिन में राधा लाड़िली, जिनको अधिक सुहाग ॥ सनोरा० । 
भुंडनि मिलि गावति चलीं, भूसमक नंद दुवार॥ मनोरा० 
2५ ५ ५ 
खेलत हैं श्रति रसम से, रंगभीने हो । 
अति रस केलि बिलास लाल, रंग भीने हो ॥ 
नजर मम 
१--अुवदास--भजन <४हला, व्यालीस लीला, १० १०८-१०१ 
२--सूरसागर, पद सं० १४८३ 


कैली-पैंक्षें ३५५ 


जागत सब निसि गत भई, रंग भीने हो । 
भले ज्ु आए प्रात लाल, रंग भीने हो ॥* 


इसमे यदि “लाल रंग भीने हो' निकाल दिया जाय तो शुद्ध दोहा का रूप शेष 
रहता है--- 


खेलत हैं श्रति रसमसे, अति रस केलि दिलास । 
जागत सब निसि गत भई, भले जु आए प्रात ॥ 


अथवा, सब ब्रज कुल के राह, लाल भनत मोहना । 
मन सोहनां निकसे हैं खेलन फागु लाल मनसोहना ॥ 


इसमें मात्राएं बढी है । 


पदशली -- कऋष्णकाव्य की यही शैली उसकी अपनी विशेष शैली है। पदों 
में नाना प्रचलित छुन्दो का प्रयोग तो है ही, कुछ चृतन छुन्द भी बनाये गये हैं। 
अधिकाश पदो मे टेक या ध्रुव का विधान है। हिन्दी के कृष्ण-काव्य में अक्षर-बृत्तों 
का प्रयोग नही मिलता, पर बड्धला मे इनका काफी प्रयोग हुआ है। चूंकि बद्धला 
और हिन्दी के पद-छन्दो में आपस में कोई साहश्य नही हैं, अतएवं यहाँ पृथक्‌ रूप से 
उनका विवरण दिया जा रहा है। 

बज्भला के पदो मे मात्रिक एवं वर्णवृत्त दोनों का प्रयोग किया गया है। 
पहिले हम वर्णवृतों को लेते है। ये वर्णवृत्त बद्भला-काव्य के निजी छन्द हैं, जसे 
चौदह-अक्षरी पयार, आठउ-अक्षरी, दश-अश्वलरी और एकादश-शभ्क्षरी एकावली, छुब्बीस 
अक्षरों की दीघंत्रिपदी एवं धमाली, इत्यादि । 


१--चोौदह अक्षर का पयार--- 


हैरइते दुहु जन दुहु मुख इन्दु । उछलल दुहु सन सनोभव सिन्धु ॥ 
बुहु परिरम्भने दुहु तनु एक । ध्यासर गोरि किरन रह रेख ॥रे 





१--सूरसागर, पद सं० ३४८२ 
२--गोविन्दस्वामी--[पद संग्रह], पद सं० १२५ 
३--पदकल्पतरु, पद से० ३४० 


३५६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


२३--एकावली : (क) क्राउ-प्रक्ष री-- 
कह सखि किये भेल । देवातिनि कहाँ गेल ॥ 
हास धुगधिनि नारि । ना शुति अ्तनु काड़ि ॥* 


(ख) दस-प्रक्ष री --- 
राई कानू, निकुञज-सन्दिरे। बसियाछे बेदीर उपरे ॥ 
हेम मनि खचित ताहाते। विविध कुसुम चारिसिते ॥ 
राइ कान से शोभा देखये।ये यदुतन्दन निरखये ॥ 


(ग) एकादश -श्रक्षरी-- 
ए धनि ए धनि बचत झुद्ध। निदान देखिया श्राइलूं पुन ॥ 
देखिते देखिते बाढ़ल व्याधि । यत तत करि ना हय चुधि ॥रै 


३--त्रिपदी : २६ भ्रक्षर की दोर्घ त्रिपदी-- 


कानड़-कुसुम जिनि कालिया बरन खानि, तिलिक नयन यदि लागे | 
तेजिया सकल काज जाति कुल शील लाज, मरिबे कालिया-पश्रनुरागे ॥। * 


२० श्रक्षर की लघु त्रिपदी-- 


धरती शयने भरये नयने, 

सघने काॉपये श्रद्धा । 
चम्पक बरन तापे मलिन, 

हृदय दह अनड्ध । 
किछू करता करह काताई ॥४ 


सात्रिक छत्द--वर्णिक वृत्तों के अतिरिक्त ब्रजबुलिपदावली में मात्रिक छन्दों 
का भी प्रयोग हुआ है। इन छन्दों में प्रमुख हैं चतुष्पदी और त्रिपदी । अधिकांश 
पद-रचनाएँ इन्हीं के विभिन्न सघटनों में हुई हैं । 


२१--पदकल्पतरु, पद सं० २४१ 
२--वही, पद सं० ७४६ 
३--वही, पद सं०  #८ 
४--वही पद सं० ७१५ 
प्ू--वही, पद सं. १६१ 


कला-पक्ष ३५०७ 


१--चलुष्पदी (क) श्राठ सात्रा-- 
झ्चिरे पुर श्राश | वन्धूया समिलिब पाह॥आ। 
हिया जुड़ाइवो सोर । करिबे श्राप कोर ॥* 


(ख) बारह मात्रा-- 
पुन जब मुरछलि गौरि। सखिगत भेल विभोरि ॥ 
धनि-मुख-चान्द निहारि। रोयत कुन्तल फारि ॥* 


यहाँ अन्तिम वर्ण को दीघे करके पढ़ा जायेगा । अवथा-- 


कहे हेन हबें कि श्रामारे। ए नयने देखिब राइयेरे॥' 


(ग) १६ सान्ना--- 
कुन्द कुसुम भर कबरिक भार | हृदये विराजित सोतिम-हार ॥ 
चन्दन चर्चित रुचिर कपुर। श्रद्धहि श्रद्धा अ्रनज़्॒ भरपुर ॥* 


चरण के अन्त मे स्थित लघु वर्ण को विकल्प मे गुरु वर्ण माना जात्ता है। 
इस दृष्टि से भार, हार के अन्त्य “र' को गुरु अर्थात्‌ दो मात्राओं का मान कर १६ 
मात्रा पूरी की गयी है ॥ यथा-- 


पति भति दुरमति कुलवति नारी । स्वामि-बरन पुन छोड़िन पारो॥ 
तें रूप यौवन एकु नह ऊन | विदगध नाह ना होय विनि पुन ।* 


(घ) विषम चतुष्पदी--- 
अर्थात्‌ अयुग्म चरणों में १२ मात्रा एवं युग्म चरणों मे १६ माचा-- 





१--पदकल्पतरु, पद सं० १६८१ 
२---वही, पद सं० १६६७ 
३--वही, पद सं० १५०५ 
४--वही, पद स॑० ७४३ 
ह“-वही, पद सं० ६३० 


शेश८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


लुठइ धररिण धरि सोय । इवास-विहिन हेरि सहचरि रोय ॥ 
सम्रछलि फान्हे परान। इह पर को गति दबे से जान ॥* 


उपयुक्त उदाहरण में अन्तिम मात्रा का दीधे उच्चारण करता होगा। अथवा-- 


ना रहे गुरुजन साक्े | बेकत अद्धना भोपये लाजे ॥ 
याला संगे जब रहई । तरुनि पाइ परिहास तहि करई ॥* 


२--त्रिपदी £ झदठाइस मात्रा -- 
तुया भ्रपरूप रूप हेरि दर सअ । लोचन मन दुहु धाथ ॥ 
परशक लागि आगि जलूु अन्तर । जीवत रह किये जाब ॥ 
मभाघव तोहे कि कहब करि भंगी ।'* 


२५9 सात्रा-- 


सदिर-मरकत-मधुर मूरति । मगध-मोहन छान्‍व ॥ 
मल्लि-सालति-माले मधु-मत । सधुप सनमथ फान्द ॥*7 


२३ भात्रा--- 


देखरि सखि व्यामचन्द । इहस्दुबदनि राधिका ॥ 
विविध यन्त्र-युवति वुन्द । गावये. राग-मालिका ॥* 


दीघंचतुष्पदी--४७ सात्रा[--- 
विपिने सिलल गोप-नारि 
हेरि हसत मुरलिधारि 
निरखि वयन पुछत बात 
प्रेम-सिन्धु-गाहनि ।*; 





१--पदकल्पतरु, पद सं० १८० 
२--अ ही, पद सं० १०५ 
३-.वही, पद सं० १५८ 
४--वही, पद सं० २४२६ 
४--वही, पद सं० १०६६ 
इ--वही, पद सें० १२५६ 


कला-पक्ष ३४६ 
यहाँ अन्तिम मात्रा का उच्चारण दीघ॑ होगा । 


५१ साचा -- 


लाज नति भये निकट आ्राउब 

रसिक ब्रजपति हिये सम्भायब । 
कास-कौशल-कोप-काजर 

तबहु राजब रे।* 


हिन्दी के कुछ छन्दों मे भी ब्रजबुलि कविता रची गयी है। द्वादश-मासिक 
विरह-वर्णन में कुछ ऋतुओ का वर्णन तोमर-हरिगीतिका छन्द में हुआ है। 
पदपादाकुलक का भी उदाहरण मिलता हैं। तोमर मे (१२ मात्रा, चरणान्त में 
गुरु-लघु) श्रौर हरिगीतिका मे (१६, पर विराम, अन्त मे लघु-गुरु) होता है। 


तोमर--अभब भल सावन मास । अब नाहि जिवनक श्राश ॥। 
घन गगने गरजे गम्भीर । हिया होत जनु चौचीर ॥ 


हरिगीतिका--हिया होत जनु चौचीर घोरता । घान्धे पलकाधों आर रे ॥ 
भलके दामिनि खोलि खापसें। मदन लेह तलोपार रे॥* 


तीसरी पक्ति मे दो मात्राएँ कम है । 


पदपादाकुलक--प्रत्येक चरण के आदि में एक द्विकल, इसके पश्चात्‌ अन्त 
तक प्राय: द्विकल रहते हैं । 


ब्रजञ-नन्दकि नन्‍दन भीलमरि । हरि चन्दत तीलक भाले बची ॥ रै 


हिन्दी : मारत्रिक छन्‍्द --हिन्दी क्ृष्णकाव्य मे वर्णवृत्त का प्रयोग नही के 
बराबर हुआ है, मात्रिक छुन्दों को ही पद-रचना के लिए अपनाया गया है। 
उनमें से प्रमुख छन्‍्द निम्नलिखित हैं जिनमें प्राय : सभी पदों में एक पंक्ति की टेक 
जोड़ दी गयी है--- 





१--पंदकल्पतरु, पद सं० १६८३ 
२---वद्दी, पद सं० १८२३ 
३---वही, पद सं० १३२४ 


३६० मध्ययुगीन' हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


विष्णुपद--इस छन्द मे १६, १० के विराम से २६ मात्राएं होती हैं, भन्त 
में एक गुरु वर्ण का होना झ्रावश्यक है। हिन्दी पदावली मे इस छन्द का बहुलता से 
प्रयोग किया गया है । 


हिलहरिवंश--म्रज नव तरुणि कदम्ब मुकुटमरि द्यामा श्राजु बनो। 
नख-शिख लो अद्ध-अडः माधुरी मोहे व्यामधनों ॥ 
था राजत कवरी गूंथित कच, कनक कंज वदनी । 
चिकुर चन्द्रिकनि बीच श्र बिधु, मानो ग्रसित फती ॥* 


हरिरामव्यास---आज़ु कछु औरे शोप भई । 
जित देखाँ तितहीं तित दीखत मंगल मोदमई ।॥* 


सौरा--दिन नहिं.चैन रन नहिं निदरा, सुखें खड़ी खड़ी। 
धारण विरह का लग्या हिये में, भूलूं ब एक घड़ी ॥ रे 


सूर--हरिज की भारती बनी । 
भध्रति बिचित्र रचना रति राखी, परति न गिरा गनी । 
कच्छप अध आसन पझनूप श्रति, डांड्ी सहत फनी ॥* 


परसानन्ददास--विकल फिरत राधे जू काऊ की लई । 
काके बिरहु वदन भ्रकुलानो तन की आब गई॥ 
को प्रीतम ऐसो जिय भाव जिनि यह दसा 4ई। 
मैं तन फी ऐसी गति देखी कमलति हेसम हुई ॥< 


पार, सरसी-सार में १६, १२ पर विराम रहता है और अन्त में प्राय 
दो गुरु तथा सरसी में १६, ११ पर विराम, चरणान्त में गुरु लघु । 





१--हितचौरासी, पद सं० २६ 

३-- भकतकवि व्यास जी, पद सं० ११५ 
३--मौराबाई की पदावली, पद सं० ११६ 
४--सूरसागर, पद सं० ३७१ 
पू--परुमानन्दसागर, पद सुं० ४३१५ 


कला-पक्ष ३६९१ 


सार ! हितहरिवंश--प्रीति की रोति रंगीलोई जाने । 
जदायपि सकल लोक चड़ासरि।, दीन अभ्रपनपी साने । 
यमुता पुलिन निकुंज भवन में, सान मानती ठातने॥ 
तिकट नवीन कोटि कामिति कुल धीरज मर्नाह न प्राने ॥* 


छीतस्वामो-- बादर भूमि कूमि बरसन लागे । 
दासिनि दसकत चौंकि दयाम घन-गरजन सुनि मुन्ति जागे। 
गोपी द्वारे ठाढ़ो भींजति मूल देखत अनुरागे ॥ 
'छीतस्वामी! गिरिघरन श्री विठठल ओत-प्रोत रस पागे ॥* 


धुर--भूठी बात कहा में जातों। 
जो मोकों जंसेंह भजेरी, ताकौं तंसेहि मानों ॥ 
छुम तप कियो मोहि को सन दे, मैं हां अन्तरजाभी ॥ 
जोगी को जोगो हों दरसों, कारो कौ ह्वे कामी ७४० 


सोरा - पिया अब घर आज्यो मेरे, तुम मोरे हु तोरे । 
से जन तेरा पंथ निहारू मारग चितबत तोरे ॥ 
झवध वदोती अ्रजहु न श्राथे, दुतियन सं नेह जोरे । 
मीरा कहे प्रभु कबरे मिलोगे, दरसतत बित दिन ढारे ॥* 


ोीभदूट-- वंशी धुनि मनु बन सी लागी, आई गोप कुमारी । 
झरप्यों चाई चरन पद ऊपर लकुट कक्षतर धारी। 
श्री भट मुकुट चटक लठकतनि में श्रटक रही पिय प्यारी ॥* 


हरिदास स्वामी--प्यारे की भावती भांवती के प्यारे जुगल किसोर जानों। 
छिनु न टरो पलु होड न इत उत्त रहाँ एकहि तानो ॥४* 


१--हितचौरासी, पद सं० ४१ 

२--थीत स्वामी, [पद संग्रह), पद सं० ७० 
३--सूरसागर, पद सें० २१८१ 
४--मीराबाई की पदावली, पद सं० ९५ 
५--थुगलशतक, पद सं० २२ 
६--कैलिमाल, पद सं० ३ 


३६२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सरसी : सुर-जसुदा यह न ब॒क्ति कौ कपस । 
कसल लेन की भुजा देखि धाँ, ते बार हैं दाम ॥ 
पुत्रहु ते प्यारी कौड है री, कुल दीपक सनि-धासम ॥ 


गोविन्दस्वामी---प्यारी रूसनो निवारि । 
कब की ठाड़ी मनुहारि करति हाँ रंतनि गई घरी चारि। 
मेरो कह्यो तु साहि (री) सुहागिन श्रति प्रवीन सकुंबारि ॥ 
ग़ोविद प्रभु सों (त) हिलमिलि भांभिनि तन सन जोबन वारि ॥ 


सोरा--जोगिया से प्रीत किया दुख होइ । 
प्रीत कियां सुख ना सोरी सजनी, जोगी मीत ना कोई ॥ 
राति दिवस कल नाहि परत है, तुम मिलिया विन मोइ ॥ ३ 


हरिव्यासदेव--घड़ भागन ते फागुन श्रायो करताहहि करत उमंग | 
अदभुत बतक कन्क पिचकारी भरि फैसरि के तीर ॥* 


हितहरिवंश-- चलहि किन मानिनि कुंज कुटीर । 
तो बिनु कुंवर कोटि बनिता जुत मथत सदन की पोर ॥ 
गद-गद सुर बिरहाकल, पुलकित श्रवत बिलोचन नोर। 
फ्वासि क्‍्वासि वषभानु नन्दिती बिलपति विपिन शभ्रधीर ॥* 


कहीं-कहीं सार और सरसी मिलाकर भी पद रचे गए है-- 


मुरली गति विपरीत कराई । 

तिह भुवन भरि नाद समान्‍्यो, राधा-रसन घजाई॥ 
बछरा थन नाहीं मुख परत्षत, चर्रात नहीं तृन धेनु ॥ 
जमुना उलटी धार चलों बहि, पवन थक्तित सुनि बेनु ॥* 


१--सूरसागर, पद सं० ६८५ 

२--गो विन्दस्वामी [पद सम्रह], पद सं० ४८४ 
३--मीराबाई की पदावली, पद सं० ५७ 
४--महावाणी--उत्साहसुख, पद स० ४४ 
५--द्विवचोरासी, पद सं० ३७ 

६--सूरसागर, पद सं० १६८५ 


कला-पक्ष ३६३ 

वादडः-- (१६, १४ मात्राओं पर विराम, चरणान्त में मगण) भीरा के 

अतिरिक्त इस छुन्द का प्रयोग अन्य कवियों ने कम ही किया है। सार-छन्द के अन्त 
में एक गुरु वर्ण और जोड़ कर बनाये हुए ताटंक के कई उदाहरण मिल जाते हैं । 


(--ताल पंरावज मिरदंग बाजा, साधा श्रागे नाची रे। 
कोई कहे मीरा भई बावरी, कोई कहे मदसाती रे ॥* 

२---तुमरे कारण सब सुख छाड्या श्रब मोहि कक्‍्यं तरसावो हो । 
विरह बिथा लागी उर अंतर सो तुम आय बुकावों हो ॥' 


कुण्डल, उड़ियाना--कुण्डल के प्रत्येक चरण में १२, १० मात्राओं पर विराम 
रहता है और चरणान्त में दो गुरु का होता आवश्यक है। कुण्डल के पदान्त में एक 


ग्रुरु होने पर वह॒ उड़ियाना छन्द बन जाता है। 


पूर--( १) जागिए श्रजराज कुंबर, कमल कुसुम फले । 
कमृद वृन्द सकचित मए, भद्ध-लता भले ॥* 

(२) नंद जू के बारे कान्‍्ह, छाडि दे मथनियां। 
बार-बार कहति भातु जसुमति नंदरतियां ॥* 


रूपमाला, शोभन--रूपमाला में १४, १० के विराम से २४ मात्राओं का 
तथा अन्त में एक गुरु-लघु का विधान है। रूपमाला के अन्त में यद्दि जगण हो तो 


वही शोभन छन्द बन जाता है । 


सुर-- (१) घलि गह घाल रूप स्रारि। 
पाइ-पेंजनि रठति रुनभकुन, नचार्वाह नर-नारि ॥ 
कबहु हरि को लाइ अ्ंगुरी, चलन सिखवति ग्वारि ॥-- (रूपमाला) . 
हर 2 ५ व 
(२) कबह अड्भ भूषन वनाबति, राइ लोन उत्तारि। 
सूर सुर-नर सब भोहे निरखि यह अ्रनुह्ारि॥ * --(शझोभन) 





१--मीराबाई की पदावली, पद सं० ४० 
२--वही, पद सं० १०४ 

३--सरसागर, पद सं० ८२० 

४--वही, पद सं० ७६३ 

५--वही, पद स॑० ७३६ 


३६४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


समान सर्वेवा--१६-१६ मात्राओं के विराम से ३२ मात्राओं के इस छन्द 
में पद प्रचुरता से लिखे गये हैं । 


परमानन्ददास-- मानिनी ऐतो सास न कोजे । 
ये जीवन अञ्जलि की जल ज्यों जब गुपाल मांगे तब दोजे ॥* 


सुूर--मोहन सो मुख बनत न भोरे । 
जिन नेननि मुख चन्द विलोक्यो, ते नहि जात तरनि सौ जोरे ॥ 


हितहरिवंश-- लटकत फिरति ज्ुवति रस फूली । 
लता भवन में सरस सनल निशि पिय सद्भ घुरत हिडोरे झूली ॥९ 


_ हरिध्रिया--इस छुन्‍्द मे १२, १२ और १२ १० के वराम से ४६ मात्राओं 
का तथा अन्त में दो गुरु का विधान है । 


सूर--बिहरत गोपाल राइ, मनिभय रचे अज्भुनाइ। 
लरकत पररिंग नाइ, घुटुरुनि डोले ॥।* 


हरिरासव्यास--अ्रंग श्रंग अति सुधंग, रंग गति तरंग सद्भा। 
रति-अनंग-माव मंग, सनि शझृदंग बाजें। 
सुर बधान गात-तान सान जात गुनतिधान, 
अब कमान, नेत बान सुर विसान छाज ४ 


विनय--१२, १२, ८ पर विराम तथा चरणान्त मे प्रायः रगण होता है। 


हितहरिवंज्य-संजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद बेश, 
राका नभ कुमुद वन्धु शरद जामिनी। 
इयामल दुति कनक अंग विहरत मिलि एक संग, 
नीरद सनि नील मध्य लसत दासिती ॥४* 





१--परमानन्दसागर, पद सं० ४१३ 
२--सरसागर, पद सं० ४४७२ 
३--द्वितचौरासी, पद सं० ७७ 
४--सूरसागर, पद सं० ७१४६ 
५--भकक्‍्तकवि व्यास जी, पद सं० ४६२ 
६--द्वितचौरासी, पद सं० ११ 


कला-पक्ष ३६५ 


विदृठल विपुल- अ्रंग अंग गुणा तरंग गौर व्याप्त रूप रासि। 
सदनकेलि सुरत सिन्धु पुलक भेलिनी ।* 


विजया :--( १०, १०, १०, १० पर विराम, चरणान्त मे प्रायः रगण) 
हितहरिवश एवं चाचा वृन्दावनदास जी ने इस छन्द का अधिक प्रयोग किया है। 
अन्त में रगण का निर्वाह नही भी हुआ है । 


हितहरिवंश-- (१) कुसुम्र कृत माल नंदलाल के भाल पार, 
तिलक भरि प्रगठ यद् क्‍यों न भाखो । 
भोग प्रभु योग भरि थार घर कृष्ण पे, 
मृदित भुजा दण्ड वर चमर ढारों ॥* 


(२) श्याम संग राधिका रास मंडली बनी । 
बोच ननन्‍्दलाल ब्रजबाल चम्पक बरन, 
ज्योॉवधन तड़ित बिच कनक मर्कत बनी ॥* 


चाचा वृन्दवतदास--गौर अर दयाम चरितनि हर॒थों जासु चित, 
तलिननि विषद्दनु कथा दूरिते परिहरी॥ 
कुंज कमनीय लोला ललित आदरो, 
गुरु कृपा दृष्टि जा ओर रंचक ढरी ॥* 


जिपदी--सेवक वाणी मे त्रिपदी छन्द का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। श्रीहितजस- 
विलास, श्रीहितविलासप्रकरण, श्रीहरिवशनामप्रतापजस आदि इसी छन्द में वार्णित हैं । 


श्री हरिवंश चन्द्र शुभ नाम । 
सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम । 
जाम घरी विसर नहीं ॥ 





१--विद्ठलविपुल की वाणी, पद सं० ५ 
२--हितहरिव्श--स्फुटवाणी, पद सँ ० १८ 
१--हितचौरासी, पद सं० ७१ 
४--बृन्दावनजसप्रकासवैली, पद सं० ८, पू० ७ 
५४--सेवकवाणी, दितजसविलास, पद सं० £ 


३६६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाये 


वर्णवृत्त-- ( मनहरण )--मी राबाई की पदावली में मनहरण-कवित्त में कुछ 
पद मिलते है जिनमें कुछ तोड़-मरोड भी है। मनहरण में 5, ८५, ७, ७ वर्षों के 


प्रयोग से १६, १५ पर यति का विधान है--- 


जूठे फल लोन्हें राम, प्रेम की प्रतोत जाय । 
ऊँच नीच जाने नहीं, रस को रसी लगी॥* 


मुक्तक--मुक्तक शैली का प्रयोग बद्भला-काव्य मे नहीं मिलता । ब्रजभाषा- 
काव्य में हितहरिवंशा जी के सम्प्रदाय, तथा निम्बाकं-सम्प्रदाय में इस शेली के कुछ 
नमूने मिल जायेगे । यह शैली अधिकतर सिद्धान्त या तत्त्वनिरूपण के प्रसद्भ में किवा 


वैराग्य की चर्चा में व्यवहृत हुई है । 


दोहा--मुक्तक के अन्तगंत दोहा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। निम्बाकमतानुयायी 
ललितमोहिनी देव, ललितकिशोरी देव, गोविन्द देव आदि, राधाबल्‍लभी-बृन्दावनदासजी, 


नागरीदास जी तथा रसखान महत्त्वपुर्ण हैं । 


नागरीदास--विषे वासना जारि के, झारि उड़ावे खेह । 
मसारग रसिक नरेस के, तब ढंग लागे देह ॥। 
जामें सन की गति नहीं, तामे काढे गात । 
व्यास सुबत पद पाइ बल, इहि विधि निकस्यौ जात ॥ * 


रसखान--कम्तल तंतु सो छीन, श्रर, कठिन खड़ग की धार ॥। 
अति सूधौ ठेढ़ो बहुरि, प्रेम पथ झनिवार ॥ 
दंपति सुख भ्ररु विषय रस, पुजा, निष्ठा, ध्यान । 
इतते परे बखानिए, छुद्ध प्रेम रसखाब ॥' 


ललितमोहिनी देव--कहा तिलोकी जस किये, कहा त्रिलोंकी दान ? 
कहा त्रिलोकी बस किये, करी न भक्ति निदान ॥ ४ 





१--मीराबाई की पदावली, पद सं० १०७ 

२-० नागरीदास की वाणी, दोहा सं० ७, & (प्रका० बाबा तुलसीदास) 
इ--प्रेमवाटिका, दोहा सं० ६, १९ (रसखान और घनानंद) । 
४-निम्बाक-माधुरी--ललितमोहिनी देव, पद सं० २, पृ० ३४३ 


कला-पैक्षे 8६७ 
छष्पय. तत्ववेत्ता जी ने छप्पय में क्ृष्ण-तत्व का निरूपण किया है । 


भगवत रसिक--तात रिषभ सो होई भात मंदालस सातों ।॥ 
पुत्र कपिल सो पिले मित्र प्रहलादहि जानो ॥। 
आता बविदुर दयाल योषिता द्वुपद दुलारी । 
गुरु नारद सो सिले अभ्रकेचन पर उपकारो॥। 
भर्ता नृप अंबरीष सो राजा प्रभु सो जो मिले | 
'भवयवत' भवतिधि उद्धरं चिदानंद रस सें मिले ॥* 


सेवक जी--पढ़त गुनत गुन नाप सदा सत संगति पावे। 
झर घाढ़े रस रीति विमल बानी गुन् गाव ॥। 
प्रेम लक्षणा भक्षि सदा आन हितकारो । 
(श्री) राधा युग चरन प्रीति उपज अति भारी॥' 


कुण्डलिया : भगवत रसिक---श्राचारज ललिता सखी रसिक हमारी छाप । 
नित्य किसोर उपासना युगल मंत्र की जाप ॥ 
युगल संत्र की जाप वेद रसिकन की बानी । 
ओश्री वुन्दावन धास दृष्ट दयासा सहरानी ॥ 


कवित्त : रसवान--आई खेलि होरी ब्रजगोरी वा किसोरी सग । 
झ्रंग' अंग रंगनि अनंग सरसाइगों ॥॥४९ 


सबवेया: सरसदेव--स्थाम भज्ज भ्रम दूर भयो भैया ! भय न रहो जबते चितये हरि । 
कास, क्रोग, कुसद्धभ, कुमन्त्र, कुमाल, कलेस कछू न रहे अरि ॥ 
कुल कामिनि कञ्चनत लागत कर्म कुभार भए सु गए भसमें जरि। 
सरस लिए रस राषसि प्रकास बिहारी बिहारिनि पुरि रहे भरि ॥* 





१--निम्बाक-माधुरी--भगवतरसिक, पद सं० ७, ९० १५६ 
२--सेवकवाणयी --हितध्यान प्रकरण, पद सं० ५ 
३---निभ्बाकमाधुरी--भगवतरसिक, पद सं० ७१, ६० ३७१ 
४--रसखान और घनानंद, सुजानरसखान, पद सं० १२३ 
५--निम्बाकमाघुरी, सरसदेव, पद सं० ६, ४० श८३ 


३८ मंध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय' 


रसवान--कौन को लाल सलोने सखी वह जाकी बड़ी श्रंखियां अनियारी | 
जोहन बंक विप्लाल के बातनि बेधत हैं घट तीछन भारी ॥ 
रसखानि सम्हारि परे नहिं चोट सु कोदि उपाय करों सुख भारी । 
भाल लिख्यौ विधि हेत को बंधन खौल सके अस्त को हितकारी ॥* 


प्लडुार-विधाव--भक्तकवियो ने अलझ्धार का प्रयोग केवल चमत्कारप्रियता 
वश नही किया हु । जहाँ उनकी भावना आराष्य के प्रति उत्कट होकर चमत्कृत हो 
उठी है, वहाँ अलद्भार भाव के साथ स्वत: सरिलिप्ट हो गए है। इन कवियों का 
मानस कृष्ण-राधा के रूप से सर्वाधिक चमत्कृत हुआ है अतएवं अप्रस्तुत-विधान की 
प्रेरणा अधिकतर इसी प्रप्द्ध से प्राप्त हुई है । शब्दालड्भार और अर्थालद्धूर दोनों का 
प्रयोग हुआ है । शब्दालद्ारों में अनुप्रास, एवं पुवरक्तिप्रकाश का अधिक प्रयोग हुआ 
है । अर्थालड्भार में औपम्यमूलक एवं साहइ्यमुलक अलझ्धारों की प्रधानता है, यद्यपि 
अन्य प्रकार के अलड्धार भी प्रयुक्त हुए है। 


शब्दालंकार (अनुमास)--अपने कई भेदों में प्रयुक्त है । 
गोविन्ददास--ठल हल सजल तनु सोहुन 
मोहन शभरण साज। 
अरुण नयन गति विज्ञुरि चमक जिति 


दगधल कुलवति लाज ॥' 


भूषतिसिह -पारि परशित श्राण परिहर 
पुरव की रति आश। 
कान्त कातरे कचहु॒ काकृति 


करत  कामिनि पाय।रे 





१--रसखान भर घनानंद--सुजान-रसखान, पद सं० ४२ 
२--पदकल्पतरु, पद सं० ७३ 
३--बही, पद सं० ११४ 


कला-पक्ष ३६६ 
गोविन्ददास - कुचित केशिनि निरपम वेशिनि, 


रस आवेशिनि भसिन्रि रे। 
अ्रधर सुरंगिनि श्रंग तरंगिनि ।...... 
संगिनि नव तव रंगिनति रे ।* 
चतुर्भुजदास--ललित ललाद लद लटकतु लद॒कतु, 
हु लाडिले ललन को लडाबव लोल ललना । 
प्रात ॒ प्यारे प्रीति अतिपालति परम रुचि, 
पल पल पेखति पोढाइ प्रेम पलना। 
दरपनु देखि देखि दतिया हे दूध की 


दिखावति है दामिनों सो दाभोदर दुख दलना ॥' 


हितहरिवंश--विविध कुधुम, किशलय कोमल दल, शोभित् वन्दतवार। 
बिदित वेद विधि बिहित विप्रव॒र करि स्वस्तिनु उच्चार ॥ ' 


हरिव्यास देवाचायं--आज कमनोय किश्ञोर किशलय सयन 


करत, मिलि कमल-कल-कुंज को केलिनो । 
रहसि रति रसत रुचि रुचिर रगसग रसिक, 


रसत रंजन रर रंग रस रेलितनो । 


परम परितोष प्रति अंग सुम्रभा-प्रदा, 


प्रेम-परकासदा ग्रापदान्पेलिनी ॥*९ 


आनुप्रासिक चमत्कार में बद्ध-कवियों की वृत्ति कहीं-कहीं ऐसी रमी है कि 
पूरा पद सानुप्रासिक है। गोविन्ददास में यह प्रवृत्ति विशेष लक्षणीय है। एक ही 
जम लिन मजा अाा 
१--पदकल्पतरु, पद सं० २७० 
२--चतुभ्ुजदास, [पद संग्रह, ) पद सं० १२ 
३---स्फुटवाणी, पद सं० १६ 
४--महावाणी-सुरत सुख, पद सं० ४१ 


फा० २४ 


३७० मध्ययुगीन' हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


वर्ण शब्द-शब्द में अनुस्युत हैं । विरह के दश दशा-बर्णन में ऐपे पद बहुलता से 
प्राप्त होते हैं । 


नन्‍द सन्‍दन निचय निरखलू निठुर नागर जाति | 
नारि नीलज नेह-निरमित, नाह-नामे मिलाति ॥ ध्र० !। 
4 ५ 2५ 
नियड़ निवेदद नविन तनिञ्ज-जत दास गोविद तेरि ।* 
पुनरुक्ति प्रकाश - पुनरुक्ति प्रकाश कही-कही मात्र चमत्कारप्रियता के कारण 
आया है; किन्तु कही भावनाओं की प्रबलता का भी अभिव्यज्ञक बन कर प्रयुक्त हुआ है। 


विन्दु-तुहु उर धरि घरि मरि भरि बोलसि। के 


यदुतस्दनदास-- शुन शुन सखि कर अवधान | 
ऋूर भर अनुखन ए दुई नयात। 
जर जर अन्तर ना जाये परात।* 


हरिव्यास देवाचाय -चकी चक चकी-सी जकी जक जकी-सी । 
छकी छक छकोी सी ठकी टक-ठकोय ।* 


॥:वणव्मा्रदाजार.. सिंवंबनंदलमाल॥.. ममयााभाकाभाण्य 


रूपरसिक देव-- भूमि भूमि भुमकतनि दिधि दसकनि-रसकति रस सरसात। 
वि] +कयानदभधआाक, 
माटकि भटकि झट चढकि चटकि चट लटकि लठकि लटकात ॥* 


रसखान-- समझी न कछू अ्रजहु हरि सों न्रज नेन नधाई नवचाई हेंसे। 
नित सास की सारी उसासिन सों दिन ही दित माइ की कांति नसे ॥ 
चहुं ओर बबा की सों सोर सुने सन मेरंऊ श्रावति रीस करे। 
पे कहा करों वा रसलानि विलोकि हियो हुलसे हुलस हुलसे ॥९ 





१--परदकल्पतरु, पद सं० १८६४ 

२--वही, पद सं ७१ 

३--वही, पद सं० ८७ 

४--महावाणी-सुरतसुख, पढ सं० १५४ 

५--निम्बाक-माथुरी, रूपरसिफ्देव पद सं० १४, ए० १०२ 
६ -सुजान रसखान, पद सं० ७० (रसखान और घनानन्द) 


कैला-पंक्ष ३७४ 


स्वामी हरिदांस -(क) भूलीं सब सर्खों देखि देखि। 
जच्छु किस्त्र ताग लाक देव स्त्री रीकि रही 
भुवि लेबि लेखि .* 


(ख) तु रिस छांड़िरी राधे राधे । 
ज्याँ ज्यों तोकों गहर त्यों त्योँ मोको बिथारी साथे साधे । 
प्राननि को पोषत सुनियत तेरें बचन शक्रा्थ श्राध। 
हरिदास के स्वासी-स्थामा कुजविहारी तेरी प्रीति बांब बांब ।* 


यमक का प्रयोग बहुत कम हुआ है । हिन्दी में तो प्राय: नही के बराबर है । 
सूर के कूट-पदो में अवश्य एक ही शब्द का विभिन्‍न अर्थों मे प्रयोग किया गया है। 
बद्भला काव्य में भी यह अत्यन्त बिरल है। राधाकृष्ण की विनोद-वार्ता के एकाध 
स्थल पर इलेष अपनाया गया है। वर्णो की ध्वन्यात्मक व्यञ्ञगा पर भाधारित 
अनुकरणात्मकता ( 0707%&/0700029 ) का सुन्दर प्रयोग दोनो भाषाओं के 
काव्य में देखा जा सकता है । 


गोविन्ददात--कंज-चरनयुग जावक-रंजन 
खंजन गंजन मंजिर बाज। 
नील बसन, मणि क्विक्रिनि रणररिंग 
कुंजर-गमत दसन खिन साफ ॥। 


हरिव्यास देवाचायं रतनु नूपुर रमक ऋमक हंसक 
भुनुतु कुनुनु किकिनि कंलित काठ सुधगे । 
चरत की घरन उच्चरन सप्तक 
सुरत हरन सन ने करन उर उसगे॥। 
भुकुटि मठक लें लटक अटके 
उभाट भाठक वासापुदे पठक पंगे ॥* 





१--कैलिमाल, पद सं० ४२ 
२--वही, पद सं० १७ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १०३७ 
४--महावाणी-सेवा सुख, पद सें० ७२ 


३७२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


रास के नृत्य-वर्णन में वाद्य एवं ताल के स्वरों में इतनी सजीवता है कि जैसे 
पद स्वयं बोल रहे हों । वातावरण की सद्भीतात्मकता एवं लय की गति को चित्रित 
करने में रास के पद सबसे अधिक सफल हुए हैं । 


अर्थालद्भार : उपचा--परम्परागत उपमाओं , जैसे नेत्रों के लिए खज्जन, कटि 
के लिए सिहकटि, तथा उरु के लिए कदलीं-खम्भ आदि के अतिरिक्त मौलिक उपमाएँ 
भी दी गयी हैं, किन्तु वे अपेक्षाकृत कम ही हैं| कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 


बद्धला : -राधामोहन--सो धनि दूधर खोयत यैछन श्रसित-चतुहंक्षी चान्द ॥* 


घनद्याघप -भाधवि लता-हले बच्ि । 
चिबुके ठेकना दिया वचद्चि। 
तोहारि चरित श्नुमाने । 
योगी जेंन बसिला धेयाने ॥ 


झननन्‍्तदांस--भभ रर-वरण कफिरणे झंग ढर हर 

कालिन्दि जले जेछे चानद कि चलना। 
ब्रजसाषा | 
चतुभुजदास-गिरधर-रूप अनूप निहारी प्रव भई ज्यों गुड़िया बस डोरी ।* 


स्वामी हरिदास--( १) इनकी स्थामता तुम्हारी गांरता जैसे सित 
झसित बनी रही ज्यों भुवंग दवि । 
इनको पीताम्धर तुम्हारो नील निचोल 
ज्यों दाशि कुंदन जेब रवि ॥* 


(२) प्यारी तेरो बदन श्रमृत की पंक तामें बीधें नैन हे ॥९ 





१--पदकल्पतरु, पद सं० १७१ 

२---वहीं, पद सं० २२६ 

१--वही, पद सं० २६८ 

४--चतुुजदास, [पद संग्रह], पद सं० २६३ 
५--केलिमाल, पद सूं० २६ 

<-- बही, पद सं० ७ 


कला-पक्ष ३७३ 


हितहरिवंश्--इयामल दुति कनक हंग विहरत सिलि एक संग, 
नोरद मरिग नील भध्य लश्त दामिती ।* 
हरिदास स्वामी-- हरि को हित ऐसो जेसो रंग मजीठ 
संसार हित रंग कसंभ दिन दूती को । * 
सूरदास--(१) मेरो सन शनत कहां सुख पावे । 
जसे उड़ि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आबे।* 


(२)--अब कंसे निरवारि जात है, मिलो दूध ज्यों पानी ।४ 
(३)--पुलकित समृखी भई स्थाभ-रस, ज्यों जल में कांची गागरि गरि 


परमानन्ददास--तुम बिन कान्‍्हु कमल दल लोचन जंसे दूल्हे घिन जात घरात ।९ 
रूपक-- कृष्णकाव्य में रूपक का उपयोग उपम्ता से अधिक हुआ है । 


गोविन्ददास--चन्द्रक-चार फनागन-सण्डित, विघ-विषमारुण दीठ । 
राहक झ्धर लुबध अनुमानिये, दशनक दंशन सोठ ॥० 
घनव्यामदास--सहजइ विषम अरुण दिठि ताकर आर ताहे कुटिल-कटाखि । 
हेरइते हामारि भेदि उर अन्तर छेदल धेरेज शाखि ॥" 
पघृुरदास--सोभा सिन्धु न अंत रही री। 
नंद भवन भरि पूरि उमंगि चलि, जज की वोधिनि फिरति बही री । * 


परमानन्दरास--री झ्बला तेरे बलहि न झौर। 
धींधे मदनगोपाल महागज कुटिल-कटाच्छ नथन की कोर ॥*” 





१- द्वित चौरासी, पद संख्या ११ 
२--सिद्धान्त के पद, पद सं० ७ 
३--सूरसागर, “विनय, पद सं० १६८ 
४--वही, पद सं० २०७५ 

४--वही, पद सं० ७१८ 
६--परमानन्दसागर, पद सं० ५४० 
७--पदकल्पतरु, पद सं० १०१ 
८--वेही, पद सं० १५० 
$--सूरसागर, पद सं० ६४७ 
१०--परमानन्दसागर, पद सं० ३४२ 


३७४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 
हिन्दी काव्य में साज्भ-रूपक का अधिक प्रयोग हुआ है यथा -- 


हरिरामव्यास --नटवा नेन सुधंग दिखावत। 
चंचल पलक सबद उधटठत हैं, ग्र॑ं ग्र तव थेई थेई कल गावत ॥ 
तारे तरल तिरप गति सिलवत, गोलक . सुलप दिखावत । 
उरप भेद भज्ञ ग संव मिलि, रति पति कुलनि लजावत ॥ 
श्रभिनय निपुन सेन सर ऐसनि, निसि बारिद बरषाबत ॥। 
गुन गन रूप अनूप व्याप्त प्रभु, निरेिलि परम सुख पावत ॥* 


ह रिदास स्वामी--संस्तार समुद्र मनुष्य सोन, नक्त मगर और जीव बहु वंदिस । 
सन बयार प्रेरे स्नेह फंद फदिस, छोभ पंजर लोभी मरजीया, 
पदारथ चारि खदि खंदिस । 

फहि हरिदास तेई जीव पार भये जे 7 हि रहे चरत आनन्द नंदिस।॥।' 


रू्यकातिशयोक्ति --रूपकातिश्योक्ति का प्रयोग दोनो भाषाओं में है, हिन्दी 
में भ्रपेक्षाइत अधिक हुआ है । 


राधावल्‍लभ--सजनि, भ्रपकूप पेखलूं बाला । 
हिमकर-मदन-मिलित मुख-मण्डल ता पर जलघर-माला ॥र 


हरिव्यास--चंद्र बिस्थब पर वारिज फूले । 
तापर फनि के सिर पर मनिगन, तर सधुकर सधुमद मिलि भूले ॥ 
तहां मौन, कच्छय, सुक खेलत, बंसिहि देख न भये बिकले । 
विद्रम दारयो में पिक बोलत, केसरि नख पद नारि ग्रूले ॥ 
सर में चक्रवाक, बक,व्यालिनि, विहरत बेर परस्पर भूले । 
रम्भा सिंध बोौच मनसथ घरु, ता पर गानधु-नि सुनि सुख-मूले ॥। 
सब ही पर घनु बरषत हरषत, सर-सागर भये जम॒ना-कले । 
पूजो श्रास व्यास चातक को, स्थारर जंगम भये बिसुले ॥* 





१--भक्‍तकवि व्यास जी, पद सं० ३४२ 
२--सिद्धान्त के पद, पद सं० ६ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६६४६ 

४ -भक्‍तकवि व्यास जी, पद सं० १७७ 


कला-पक्ष ३७५४ 


हितहरिवश--भाजु दोऊक दाशिनि मिलि बहसी। 
बिचले द्यामघठा अति नौतन ताके रंग रखसी॥ 
एक चमकि चहु शोर सखो री श्रपने पुभाव लखी। 
झाई एक सरस गहनी सें दुृहःु धुज बीच बच्ती॥ 
भ्रम्बुज नोल उमय विधु राजत तिनकी चलन खसम्नी। 
हित हरिवंश लोभ सेदन मन पुरण शरद शसी॥* 


सुरदास--अदुभुत एक श्रनपत् बाग । 
जुगल कमल पर गज बर क्रडत, वापर सिह करत अनुराग ॥॥ 
हरि पर सरबर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज-पराग। 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर अश्रमृत-फल लाग।॥े 


उत्प्रेक्षा--रूप-वर्णन के प्रसज्भ मे उत्प्रेक्षाओं की भड़ी लग जाती है । जहाँ 
कवि की भावना उपमा रूपक से अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाती वहाँ वह 
उत्प्रेक्षा का सहा रा लेती है । 


ब्रजभाषा : सुर--मुख छवि देखि हो नंद घरनि। 
सरद ससि को अ्रसु अगनित इदु आभा हरनि ॥| 
ललित श्री गोपाल लोचन-लोल आंसू ढरनि। 
सनहु वारितर बिथकि विश्वस, परे पर-बस परनि ॥ 
कनक-समिमय-जटित-कुडल-जोति-जगसग करति । 
मित्र मोचन मनहु' श्राये, तरल गति दे तरति ॥॥ 
कुटिल कुंतल मधुप सिलि मनु, कियो चाहत लरनि । 
घदन कांति दिलोकि सोभा, सके सुर न बरनि ॥ ३ 


हरिदास (१) प्यारी तेरी पुतरी काजर हूते कारो, 
सानो है भवर उड़ेरी बराबरि ।* 





१--हिित चौरासी, पद से ५५ 
२--सृरसागर, पद सं० २७२८ 
३--वही, पद सं० 8६८ 
४--कैलिमाल, पद सं० ७१ 


३७६ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


(२) कर नख शोभा कलि केद संबारत, 
मानो नव घन सें उड़गव भालके।' 


रूपरसिकदेव--स्थाम घन तन चंदन छबि देत। 
सनहु' संजुमनि नील सेल पर खिली चांदनी सेत ॥ 


वन्दावनदेव--हरोी भरी दूब पर इम्द्र बधू ठौर ठोर, 
पहिरी मनो भूमि हरी चनरी तरति तरसि। 


कुम्भनदास-- देखो वे भावें हरि धनु लिये । 
जनु प्राची दिसि पुूरव ससि रजनो मुख उदौ किये ॥।* 


बज़्ला-बलरामदास -करहु कपोल थशित रह फामरि जनु धन-हारि जुआरि | 
विछरल हास रभस रस-चातुरि बाउरि जनु भेल गोरि ॥९ 


कविशेखर--जागि रजनि दृहु लोहित लोचन अलस निमीलित भाँति । 
सघुकर लोहित कमल-कोरे जनु शूति रहल मद माति॥आ 


प्रतीप, व्यतिरेक -रूपचित्रण में इन अलड्ूं।रों का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ 
है । कवि की भावना आराध्य के रूप से इतनी उद्दीप्त हो उठती है कि उसे सारे 
उपमान फीके लगते हैं । 


बज़ुला-राधामोहन-- सखियत संगे चलति नवरंगिनि झोभा बरनि न होय। 
कत शत चांद चरन-तले नीोछई लाख मदन तहिं रोय ॥| " 


यदुनन्दव॒ असुत लिछिया फेलि कि साघुर्य पदावली कि जानि कैसन करे प्राणे। 


हनंतदास--फपाले चन्दन-चांद कामिनो-मोहनि फाँद श्रांधारे करिया श्राछे अला। 





१--कैलिमाल, पद सं० १०३ 

२--निम्बाक माधुरी, रूपरसिकदिव, पद सं० १७, १० १०१ 
३-.-वही, वुन्दावनदेव, पद सं० ६०, पृ० १५८ 
४--कुम्मनदांस, (पदसंग्रह) पद सं० १८६ 
५--पदकल्पतरु, पद सं० १३६ 

६--वही, पद सं० २३२ 

७--वही, पद सं० ११३ 

८--वही, पर सं० १४२ 


कला-पक्ष ३७७ 


मेघेर उपरे चांद सदाई उदय करे निशिदिन शशि बोल कला ॥ 


यदुनंदन--कारमेर काम्ान जिनि भुरूर भंगिमा गो हिंगले बेड़िया दृटि ब्रांखि। 
कत चाँद निगांडिया मुखानि मांजिल गो जदु कहे कत सुधा दिया।'* 


राजा शिवसिह--बाहु सुणाल पाश बल्‍लरि जिति डसरू सिह जिनि माझा । 
नाभि सरोवर सरोरुह दल जिनि नितम्ब जितिया गजकुम्भा ।रे 


ब्रजभाषा : हितहरिवंदर १--वृषभानु नन्दिवी राजत हैं । 
हर ५ व 
इत उत चलत, परत दोऊ पग, सद गयन्द गति लाजत है।* 


२--अभ्रधर श्ररुण तेरे कंसे के दुराऊ । 
रवि शज्षि शंक भजन किये श्रयवद् अदुभुत रगनि कुसुम बनाऊ । 
८ हर 2५ रे 
हितहरिवंद रसिक नवरंग पिय भुक्‌टठी भौंह तेरे खन्‍्जम लराऊं॥* 


स्वामी हरिदास-- (क) प्यारी तेरी पुतरी काजर हू ते कारी ।* 


(ख) कुंज विहारी सकल गुन निपुन ताता थेई ताता थेई गति जुठई ।,० 


सुरदास--सुख छवि कहा कहों बनाइ। 
निरखि निसि पति बदन सोभा, गयो गगन दुराइ ।--(प्रतोष) 
५ 2५ २५ 2५ 
कनक कुंडल स्वत विश्रम कुमुद निसि सकुचाइ 
सुर हरि की निरखि सोभा कोटि काम लजाइ 07 








१--पदकल्पतरु, पद स॑० १२४५ 
२--वही, पद सं० १४७ 
३--वही, पद सं० २७१ 
४--रफुटबाणी, पद सं ० १५ 
५--हितचोरासी, पद सं० १४ 
६--कैलिमाल, पद सं० ७१ 
७--वही, पद सं० ३० 
प८--सरसागर, पद सं० ६७० 


इ्७्८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


नेता सावन भादों जीते । 

इनहीं विषय श्रानि राखे मनु, समृदनि हूं जल रीते ॥। 

वे भर लाइ दिना हें उघरत, ये न भूलि भग देत। 

वे बरषत सब के सुख कारन, ये नंद नंदनव हेत ।। 

वे परिमान पुजे हद मावतत, ये दिन धार न त्तोरत । 

यह विपरीति होति देखति हां, बिना अवधि जग बोरत ॥* (व्यतिरेक) 


सन्देह, अपक्ल ति--रूप के सम्भ्रम में सन्देह का भी प्रयोग हुआ है। अपक्व ति 
भी ऐसे स्थलों में प्रयुक्त हुआ है । 


ब्रजभाषा : रूपरसिकदेव--स्थाम-चन तन चंदन छवि देत । 
मनहु संजु मनि नोल सेल पर खिली चांदनी सेत । 
किधोंँ भीतर ते बाहिर प्रगदयों प्रानप्रिया के हेत ॥ * 
धघुर--कं धर की धर-मेरू सखी री । 
की बग-पंगति को सक सोपज, मोर कि पीड़ पखी रो ॥। 
की सुर-चाप किधो बनमाला, तड़ित क्रिधों पठ पीत । 
किधो मंद गरजनि जलधर को, पग नूपुर रव नोत ॥ 
की जलघर की स्थाम सुभग तनु, यहै भोर ते सोबति । 
सूरस्थाम रस मरी राधिका, उमंग्रि-ठमंगि रस मोचति ॥। * 


बजधला : गोविन्ददास- बंकिम हास विलोकत-पंचलि मभुपर जो दिठि देल । 
किये भ्रनुराणिनि किये बिरागिति बुझइते सशय भेल ।* 


अनन्तदास --बरनि ना हय रूप वरण चिकनिया । 
किये घनपुंज किये कुबलयदल किये काजर किये इन्द्र तिलमखिया ॥४* 
यदुनन्दब- जल नहे हिसे जनु कांपाइछे सब तनु प्रति तनु शीतल करिया ।* 
--[श्रपह्ष,ति) 





१--सूरसागर, पद स « इ८५४४ 

२--निम्बाकमाधुरी, रूपरसिकदेव, पद स॑० १७, ९० १०३ 
३--सूरसागर, पद सं० २६७५ 

४--पदकल्पतरु, पद सं॑० १६२ 

५४--वही, पद सं० र&८ 

६--वही, पद सं० १४२ 


कला-पक्ष ३७६ 


प्रत्युक्ति-विरह का वर्णन स्वाभाविक मर्मस्पशिता के अतिरिक्त ऊहात्मक ढज्ू 
से भी हुआ है। ऊहा के आश्रित अत्युक्ति का प्रयोग प्राय : सभी कवियों ने किया है । 
बद्भला --गोविन्ददास--१--काँ चन-यूथि-कु सुम-सयगोरि ॥ 
निरमई.युवति जतन करि तोरि। 
तुया श्रमुभावे आलिगद ताथ । 
सो तनु तापे भस्म भई जाय ।* 
२--सरस चन्दन परशें मुरछह। 
सजल जलत चीर ।'* 
शानदास--सोनार वरणा तनु । काजर में गेल जनु ॥* 


ब्रजभाषा ; 

नन्‍्ददास--अस कछु लखिये लखन लपेटी, दूसरी सनहु समुद की बेटी। 
ता भूषति के भवन कोठउ, दीप न बारत सांझू । 
बिन ही दीपक दोप जिसि, दिपह कुंवरि घर माँक॥* 
ताते सतगुन बिरह की आगी, रूपसजरी . तन-सत लागी। 
चंदन चरचे अति परजरं, इंदु किरन घृत बुंद सी परे। 
घनसारहि दिखि मुरकति ऐसे, मृगीवंत जल दरसे जेसे ॥ 
हार के मुतिया उर भर माही, तचि तचि तरकि लवा दर जाहीं ॥४ 


भाषा -तद्भुला-कृष्णकाव्य का अधिकाश भाग “ब्रजबुलि' नामक एक ऐसी 
भाषा में लिखा गया है जो बद्भुला की अपेक्षा मैथिल एवं ब्रजभाषा से बहुत मिलती- 
जुलती है । मेथिलकोकिल विद्यापति ने जिस भाषा मे पदावली की रचना की थी, 
वह बड़ाल के कवि-मानस को अत्यन्त रुचिकर हुई | मिथिला उस समय ज्ञानाजंन का 
प्रधान केन्द्र था । बज्भाल से विद्यार्थी वहाँ आया जाया करते थे, फलस्वरूप वे अपने 
विद्योपाजंन के साथ ही वहाँ की भाषा लेते आये | अवह॒दठ वी अन्तःसलिला से 
युक्त मैथिल मिश्रित बद्भुला, जिसमें ब्रजभाषा का भी पुट सम्मिलित हो गया, 
बद्धाल के कृष्णभक्तिधारा की साहित्यिक भाषा बनी । 





१--पदकल्पतरु, पद सं० 8० 

२--वही, पद सं० २१७ 

३--वही, पद सं० ११६ 

४--नन्ददास-भाग ?, [रूपमज़रो, पंक्ति क्रम ७५] प्‌ * ४ 
५--वही, [रूपमञ्नरों, पंक्ति क्रम ५१५४] ए० २४ 


ऐ८० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


भाषा की दृष्टि से ब्रजबुलिकाव्य का हिन्दी से जो साम्य दृष्टिगत होता 
है, उसके आधार पर तत्कालीन बद्धाल एवं ब्रज के साहित्य की भाषागत एकता पर 
प्रकाश पड़ता है। ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि-पदावली की भाषाओं में इतना अधिक 
साम्य है कि बद्धला न जानने वाला पाठक भी थोड़ी-सी कुशाग्रता से उसका अर्थ 
अवगत कर सकता है । 


हिन्दी कृष्णकाव्य में यद्यपि साम्राज्य ब्रजभाषा का है, किन्तु मीरा और 
विद्यापति की भाषा को देखने से पता चलता है कि इस काव्य का भाषागत क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है। हिन्दी क्ृष्णकाव्य में राजस्थानी डिगल, गुजराती, बुदेलखण्डी, 
मेथिली आदि भाषाएं भी मिली हैं | श्री परशुराम चतुर्वेदी ने मौराबाई की पदावली 
का राजस्थानी भाषा में भी सम्पादन किया है । इधर हितहरिवश जी की पदावली 
में सस्कृतनिष्ठ गरिमा एवं कसाव है, उधर मीरां की पदावली में पश्चिमोत्तर सीमा 
की राजस्थानी, गुजराती, पल्चञाबी भाषाओं की सहज स्वीकृति । अष्टछाप के कवियों 
की भाषा अवधी एवं पूर्वी बोली आदि से असम्पकित न रह सकी । आवश्यकतानुसार 
उद के अनेक शब्दों को भी अपनाया गया है। 


संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा 
हितहरिवंद-संजुल कूल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश, 
राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी | 
दयासल दुति कनक अंग विहरत सिलि एक संग 
नौरद मरि. नोलसध्य लसत दामिनों। 
अरुण पोत नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल, 
सोरभयुत शोत अनिल भन्दगासिनो ।॥ 
किसलय दल रचित शेन, बोलत प्रिय चादुबन 
सान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कासिती ॥" 


राजस्थानी--भुक झबलाने मोटी नोरांत थई सामलो घरेनु म्हारे साचु रे, 
बाली जड़।ऊ घीठल बर केरी हार हरी ने भ्हारो हुइये रे । 
चोन साल चतुरभुज चुइलो सिद सोनी घर जइये रे ॥ 





१--हित चौरासी, पद सं० ११ 
२--मौरांबाई की पदावली, पद सं० १३६ 


हर 
॥ थ 
कि मे 


केला-पक्षें 
गुजराती-प्रेमनी प्रेमनी रे प्रेसनी सने लागी कठारी प्रेमी । 
जल जमुना मां भरवा गमांतां, हती गागर माथे हेसनी रे ॥* 


इस पद के अतिरिक्त गुजराती-विभक्तियुक्त पद हिन्दी कृष्णकाव्य मे नहीं है । 


पञ्जाबी--पम्जाबी के शब्दरूपों का मीराबाई ने पर्याप्त प्रयोग किया हैं, 
जसे जुल्फां, सवारियां, किनारियां, बारियां आदि। वाक्य-विन्यास भी पश्चाबी 
का है-- 


लागि सोही जाएें कठण लगण दी पोर ॥ ४ 
उदू--हरिव्यासदेव--मैं घहुते करि भानिहों मो पर तेरों अहसान ।* 


हरिदासस्वामी--धन्दे अखत्यार भला चित्त न डुला । 
त फिर दर दर पिदर दर न होउ झंघला ॥।* 


परमानन्ददास--भाए श्राएं सुनियत बाग में एलान भयो। 
तब लागि सदन गोपाल देखन कौ जासुस गयो ७४ 


ब्रजसाषा-प्रजबलि का साम्य--दिनेशचन्द्र सेन जी की उक्‍्ति है कि बन्नजभाषा 
से नाम-साहद॒य एवं बंगला की अपेक्षा हिन्दी से अधिक साम्य होने के कारण अनेक 
लोगों ने ब्रजबुलि को ब्रजधाम की भाषा समझ रखा है। सुतराम्‌, केवल ब्रजबूलि' 
काल्पनिक नाम के कारण बद्धाल की ब्रजबुलि किसी प्रकार ब्नरजभाषा की प्राचीन किया 
आधुनिक भाषा होने का दावा नहीं कर सकती ।* 





१--मीराबाई की पदावली, पद सं० १७२ 

२--वही, पद सं० १६१ 

३--महावाणी-उत्साहसुख, पद सं० ४० 

४--दरिदास स्वामी--सिद्धान्त के पद, पद सं० & 

५०--परमानन्द सागर, पद सं० ४६२ 

६--अजलीलार वर्णुना, त्जबुलि नाम ओ बागलार अपेक्षा हिंदीर सहित अधिकतर साइंश्य देखिया, 
अनेकेइ अज॑बुलि के अजधामेर भाषा बलिया अनुमान करियादेन--झुतरां ॥शुधू 'बजबुलि' 
काल्पनिक नामटिर जोरे बांगलार जजबुलि कोन मतेइ जजधामेर प्राचीन वा आधुनिक भाषा 
बलिया दाबि करिते पारे ना ।--पदकल्पत रु, पांचवां खण्ड, ए० २३४ 


८२ मध्ययुगीत हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-स्म्भ्रदाय 


इस कथन में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार क्रिया गया है कि ब्रजबुलि ब्रजभाषा 
का पूव वर्ती या परवर्ती रूप नही है, पर यह भी स्वीकार किया गया है कि ब्रजबुलि 
का साहह्य (ताम के अतिरिक्त भी) बद्भला की अपेक्षा हिन्दी से अधिक है | इस युग 
का साहित्य हिन्दी उपकरणों से विशेषरूप से पृुष्ट है--बृन्दावन की भाषा वेष्णव 
समाज की मौखिक भाषा में मिली-जुली थी, साहित्यिक भाषा भी वही बनी ।* यह 
बात ब्रजबुलि के व्याकरण से पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जायेगी । 


पद-ब्रजबुलि की शब्दावली हिन्दी की शब्दावली से बहुत अधिक एकाकार 
है । यदि कहीं अन्तर आया है तो बद्भप्रान्तीय उच्चारण के कारण | साहइ्यजनक 
शब्दों का थोड़ा-सा दिग्दशंन यहाँ इस तथ्य को समभाने भे सहायक होगा, यथा-- 


(३) किशलय शेज मणि-सारि[क माल । 
जल माहा डारह सबहु जंजाल ॥ 
अब कि कच्चे सखि कह न उपाय । 
कानु बिनु जिउ काहे नाहि बाहिराब ॥ 


(२) राइ नियड़े (नियरे) उपनीत।* 


(३) पहिले शुनिलूं श्रपरूपध्वनि ।* 





१--एइ युगेर साहित्य हिन्दी-उपकरणो विशेषरूपे पुष्ट | एचन जे रूप इंगराजीभाषार राजत्व, वेष्णव- 
धमर प्रभावकाले तख्लन छिल ,बन्दावनीभाषार राजत्व ।*“'एश्न जे रूप आमरा बांगलाकथार 
मध्ये चारि आना इंगराजी मिशाश्या विद्या देखाइ्या थाकि, तेखन सेइरूप वैष्णववर्गेर बांगला 
कथा चारि आना बृन्दावनीर मिश्रण सिद्ध हइत ।*** 


वैष्णव समाजेर कर्थित बांगला तखन बुन्दावनी भाषा-मिश्रित इश्या छिल। झुतरां ताहांरा 
मुख जाह्य बलितेन लेंखनीते ताहाइ व्यवहार करियादेन ।--“बंगसाषा ओ साहित्य” (दीनेश- 
चन्द्रसेन) भ्रष्टम संस्करण, पृ० २२९६-२७ 
१--पदकल्पतरु, पद सं० ३६७ 
३---वही, पद स० ३६६ 
४--वही, पद सं० ३३ 


कला-पक्ष ३८ रे 


( ४) राइक ऐछे दशा हेरि एक सखि तुरतहिं करल पयान । 
निरजने निजगण सअज जाहाँ माधव जाइ मिलल सोहइ ठाम । 
शुन माधव श्रब हाम कि बोलब तोय 
सो वृषभानु कुमार बर सुन्दरि अहांनशि तुबा लाबथि रोय ।* 


(५१५) सानिति नाहक कि करसि रोय । 
निकटे श्रानि बात दुइ पूछिये “** * 


0) आर लात मल हल मय मे 


इस प्रकार न जाने कितने ही शब्दों में हिन्दी का प्रभाव सुस्पष्ट है। पदों के 
अतिरिक्त ब्रजबुलि और ब्रजमाषा के अन्य व्याकरण-हपों मे साम्य है। क्रियाये प्रायः 
ए+-सी हैं । ब्रजबुलि की क्रियाओं पर बद्धला एवं मंथिल की छाप भी पड़ी है, जंसे 
बेठलि, अनलि, मेंटलि, भापल आदि। वचन एवं सर्वेताम तथा प्रत्यय में भी 
पर्याप्त साहश्य है । 


वचन--ब्रजबुलि में द्विवचन के लिए दुहूं, दोन का प्रयोग होता है 
में दोऊ का प्रयोग किया जाता है । 

लोचन मन दुहु धाव ।* 

एक सुभाव एक वय दोऊ, दोऊ हरि कौ प्यारी ।* 

बहुवचन के लिए ब्रजबुलि में सब गण प्रयुक्त होते हैं । 
का प्रयोग किया जाता है। 


दिवस तिल आध राखबि यौवन, रहइ दिबस सब जाब ।* 
घानिक घनि चली चोख मोख सो प्रजजन सथ इकसार ।* 





१- पदकल्पतरु, पद सं» ३७ 
२--वही, पढठ सं० ४५४ 
३--वही, पद सं० ३४८ 
४--वहीं, पद सं० १५७ 
४--सूरसागर, पद सं० ४६०६ 
६--पदकल्पतरू, पद सं० ४६१३ 
! ७--चतुुजदास [पद संग्रह, पद सं० ७८ 


ईैव४ मेध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदाय 


“धर्णा का प्रयोग ब्रजबुलि मे बहुलता से किया गया है, यह संस्कृत किया 
बड्भला का प्रभाव है । 


सर्ववाम-ब्रजबुलि के सर्वनामों में निजी विशेषता भी है, उनमे बज्भला, 
मेथिल एवं ब्नजभाषा का प्रभाव भी पड़ा है । 


अस्मद्‌-ब्रजबुलि में अस्मद्‌ के कई रूप ब्र॒जभांषघा से मिलते हैं जैसे हम, 
हाम, हमें-हामें, मोर-मे रो, हमारि, आदि | यथा--. 
हम-हाम--आज्जु हाम देयब तोहे उपदेश । --प० क० त०, पद ४९ । 
जो हम भले बुरे तो तेरे ।-सू ० सा०, विनय, पद-१७० । 


ब्रजबुलि में हम की अपेक्षा हाम का प्रयोग अधिक हुआ है । ब्रजभाषा में हम 
अधिकतर प्रथमा द्विवचन किवा बहुवचन में प्रयुक्त होता हैं, यद्यपि कहीं कहीं एकवचन 
में भी प्रयुक्त क्रिया गया है जैसे उपर्युक्त उदाहरण में । ब्रजबुलि में 'हाम' का प्रयोग 
प्रथमा एकवचन में होता है । 


हमें-हामें--अलिखित हामें हरि बिहंसलि थोर ।--प० क० त०, पद १९३ । 
हमें नन्दनन्दन मोल लिए | - सू० सा० विनय, पद १७१। 
हामारि-हमारी- हामारि निदुरपना शुनइ इन्दुमुख्ली । प० क० त०, पद ४७। 
तुम्हें हमारी लाज बड़ाई । --सू० सा० विनय, पद १७० | 
मोर-सेरो--हरि हरि काहां गेओ प्राशनाथ मोर | --प० क० त०, पद ७६६ । 


सूरदास हंसि कहत जसोदा, जीत्यो है सुत भोर । 
“सू० सा०, पद ८श्ृ८ । 


नाचत मोहन चन्द-दुलाल मेरो कान । --प० क० त०, पद ११४२। 
मेरो सन लागो हरिसू, अब न रहूंगी अदकी । 
-भीराबाई की पदावली, पद २४। 


मोहें-मो हि--गुरुजन मोहे कबहु' नह बास | प० क० त०, पद १६०७ । 


कला-पृक्ष ३८४ 


भोहि लागी लगन गुरु चरनन की । 
-मीराबाई की पदावली, पढ १२४ । 


सोय--दुरणन बचन श्रवण तुहु धारलि, को्षाह राखलि भोग । 
>ँ-प० क० त०, पद ५०६। 


युष्मद्‌ू-तुहु, वोर, तोहारि, ताहे, तोसों, तोय भादि ब्रजवुलि के प्रचलित 
युष्मद सर्वताम-रूप है । 


तुहु-तुही--तुहु बर नरि चतुर छर कांत (--प० क० त०, पद ८श८ ! 
देखि तुही सींके पर भाजव |--सू ० सा०, पद ६५२ । 


तोर-तेरो--धनि धरवि रमणि कनम धनि तोर ।--प० क० त०, पद ६१ । 
सन्दिर लिखत छांड़ि हरि अकबक देखत हूँ मुख तेरो । 
>-चतुर्भूजदास [पद सम्नह|, पद सं० २५६। 


तोहारि-तिहारी--नख पद हृदये तोहारि ।---प० क० त०, पद ४२३॥ 
और कछु हम जानति नाहीं, आई सरन तिहारो । 
““सू० सा०, विनय, पद २२१ | 


तेरा तेरी-- पन्‍्य नेहारत तेरा | प० क० त०, पब्‌ ३१८। 
तेरी सो सुनु सुनु सेरी मैया । सू० म्रा०, पद ६५३। 


ताकी-ताक---ताकी सरबरि करे सो भूको ।--सु० सा०, विनय, पद ३२४ । 
कि करव हाम ताक परबोधे (--प० क० त०, पद २५१ । 


तोहे-तोहि-- मरमक बेदन तोहे परकाशल ॥--प० क० त०, पद १६६। 
तोहि मनावन लाल ॥--गो विन्दस्वामी [पद सम्रह |, पद ३१६॥। 
तद्‌ू--ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि में सो, तापर, सोइ, ताहे (ताहि) समान रूप से 
प्रचलित है । 
सो--सो हेन सुन|गर सब गुण-सागर ॥---प० क० त०, पद १२७ । 
ज्ञानरूप हिरदे में बोल सो छछन्नि के पाछे डोले ।--सू० सा०, पद ६२१। 
सोइ-- जाइ मसिलब सोह ठाम्म (--प० क० त०, पद ३७। 
सोह कुलीन, बड़ों सुन्दर सोइ, जिहि पर कृपा कर । 
-“ सू० स।०, विनय, पद ३५ | 
फा० २५ 


३०६ मध्ययुगीन हिन्दी #ष्ण-भाक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


तापर-- हिपकर-सद न-मिलित-म्‌ व-सण्डल, तापर जलधर माला । 
7१० क० त०, पद १६९६। 


जुगल कम्नल पर गज घर ऋड्त, तापर सिह करत श्रनुराग | 
- झृू० सा०, पद २७२८ 


यब्‌--जो, जेह, जाहे, जा सम , जछु, जाक, जादर, जाके क्षादि ब्रजबुलि के 
यद्‌ सर्वत्ताम के रूप है । इनमें से कुछ व्जभाषा के अनुरूप है। जैसे--- 
जो--जो पुरुख-रतन जल्च नाहि पाइये ।--प० दा० त०, पद ५१७॥ 
जो घट झ्रन्तर हरि सुभिरे /+-सू ० सा०, विन, पढे ८२ । 
जोइ---जोइ अधरे सदा मधुरिम हृुस ।-- प० क० त०, पद ६३। 
जोइ-सोइ दछु गाने (--सू० सा०, पद ६६१ | 
जाक-जाको--नामहि जाक अबदा भेल अ्रद्ध ६--प० क« त०, पद १०७ । 
जाको नाम राधिका गोरी, ताको वित सुहाग । 
“गोविन्दस्वामी, [पद सम्रह], पद १६० । 


कोत--अजबुलि मे कौन, का 'को' 'कोन' रूप प्रचलित है । 
को-- सजती को कह शाउद "घ'ह !--प० क० त०, पद १६५७ । 
सरन गये को को न उबारयो । -सू ० सा०, विमय, पद १४। 
कोन-कोन-- कोन साख आगे चलिल धाइया ।--प क० ६०, पद २६२ । 
जन की और को पति राखे ।--सू० सा०, विनय, पद १५। 
कोई--मरकत-मदने कोइ जसु पुजल ।-- प० क० त०, पद ३०२ । 
कोई कहियो रे प्रभु आवत फी ।--मी राबाई की पदावली, पद १२२ । 


कारक-ब्रजभाषा तथा ब्रजबुलि के कर्त्ता ,एवं कर्मकारक मे कोई विभकित 
मही होती । ब्रजबुलि कर्त्ताकारक मे कभी-कभी 'ए' विभक्ति का प्रयोग किया जाता 
है। इन दोनों भाषाओं के करण कारक मे कोई साम्य परिलक्षित नही होता, ब्रज बुलि 
मे ए, हि, 6 वेभक्त चिद्नों का प्रयोग होता है, ब्रजभाषा में 'ते' पे आदि का । 
अपादान कारक में भी 'से, सब्र और “ते का अन्तर है; किन्तु इन भाषाओ के 
सम्बन्धक्रारक मे आइचर्य जनक साम्य है। ब्रजबुलि मे ब्रजभाषा की ही भाँति सम्बन्ध- 
कारक में 'का' हि कि 'को' का प्रयोग किया जाता है यद्यपि इसका इकरान्त, अकारान्त 


कला-पक्ष ३८१ 


लिज्जभुभेद से प्रेरित नहीं है । केवल 'क” का प्रयोग ब्रजबुलि की अपनी विशेषता है । 
जेसे 
क--पमीटब पुदत्रक दूख ।--प० क० त०, पद १०४२ । 


कि, की-- डारसि कझ्ोक कि कंपे ।---प० क० त०, पद ४४० । 
मथत मदन की पीर ॥-- हितचौरासी, पद ३७ । 


के --जाके सनन्‍्ठञ्री श्रभिन्‍्न कलेबर ।--प० क० त०, पढ़ ११ । 
जाके सिर मोर मुकुट ।--मीराबाई की पदावली, पद १५। 


ब्रजबुलि मे अधिकरण कारक का विभक्ति-चिह्न प्राय: 'ए' हि! हि! है। 
कही-कही “मध्य” के लिए “मांहः 'माहा' “मार्क का प्रयोग हुआ है जो ब्रजभाषा के 
निटक है! बपा-- 
सांक-- शूतलूं सन्दिर साक््‌ ।--प० क० त०, पद ६०८ । 
कहा करों सुंदर मूरति, इन नेवति साक सम्ानी । --सू ० सा०, पद २२७५। 
सांह-माहा-हों उत्त मांह कि वे मोहि महियाँ ।--सू ० सा०, पद ७५३ । 
चम्दन-चानद साहा सृगसद लागल ।--प० क० त०, ४०५॥ 


प्रत्यय--त्र जबु लि के प्रत्यपों का साम्य अवधी से अधिक है । ब्रजभाषा की 
क्रियाओ के प्रत्यय ब्रजबुलि के कुछ प्रत्ययों से मिलते है । 


“ अत--निरखि बदन पुछत बात ।--प० क० त०, पद १९५६ । 
उमत भुमत ढरत चरत, चरन धरत थोर ।--बही, पद ३८२ | 


फूल के हार आछे हिए दरसत हैं ॥ 
2५ ५ ५ 
सीतल पान मुख बीरा रचत है ।-- गोविन्दस्वामी [पद संग्रह], पद १६४। 
“-अग्रे--अ्राने वा पातये कान--प० क० त०, पद ६८५ । 
ते सब भूखे दुःखित भए । ८ज को मोह छांडि उठि गए ॥ 
यू० स'०, पद ४ €६। 
इ- सूर तरो हरि के गुन गाइ । मसू० सा०, पद ४ २८ । 
काहु के चुम्बइ कांछलि फारइ। प० क० त० पद ६१५ । 


















है... मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदा ये 


“०, ऐ--ज्ञावदास कहे उहार उइ से बेभार |--प० क० त०, पद 5२६ । 
काहु के बर कहा सरे, 
ताकी सरबरि करे सो भूठो जाहि गोपाल बड़ो कर । 
द ह “-सू्‌० सा०, विनय, पद २३४ । 


““इहये--जत निबारिये चाय विबार न जाय रे ।--प० क० त०, पद ८३५। 
अब समोहि सरन राखिये नाथ ।--म्ु० सा० विनय, पद २०८। 


“+औओ, औं--तोहे कहों सुबल सांगाति ।--प० क० त०, पद ४६ । 
लाज ओद यह दूरि करो ।--सू ० सा०, पद १४०८ । 


ब्रजबुलि की भूतकालिक क्रियाओं में अल, अलि, अलु का प्रयोग मैथिली एवं 
बद्भला के सह है, ब्रजभाषा के नहीं । भविष्यत्‌ काल में 'अब' प्रत्यय अवधी के 'अब 
(करब, जाब) प्रत्यय से एकदम मिलता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तविभेद होते हुए भी ब्रजभाषा एवं ब्रजबुलि में 
पर्याप्त समानता है । इसी साम्य के आधार पर बद्भाल की भाषा को ब्रज की बोली 
(बुलि) कह दिया गया है। वस्तुत: ब्रजबुलि है बज्भाल की ही भाषा, ब्रज की नहीं, 
किन्तु मध्ययुग में कृष्णभक्ति की प्रदेश-प्रदेशान्तर व्यापी प्रेरणा ने इन दोर्ना प्रान्तों की 
साहित्यिक भाषाओं को कुछ ह॒द तक एक-सा करता चाहा | सांस्कृतिक दृष्टि से यह 
भाषा-साम्य विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


_अकिमम»»म५्+००७ कक वफाानकगा+2+-७क..#ामा+नयकांकी. «+न--+ “ममभ्मा, 


संस्क्ृति 


सध्ययुगीन कृष्णभक्ति आन्दोलन का सांस्कृतिक 
मुल्यांकन 
आध्यात्मिक-संस्क्ृति में योगदान 


धर्म, भारत का प्राण है, सामाजिक जीवन की सूल “प्रेरणा है। धर्म 

का अर्थ ब्रह्म का गूड सूक्ष्म दार्शनिक विदेचन ही नहीं है, वरन्‌ जीवन की एक 
व्यवस्था और स्वभाव ब्रै। जीदन का सशच्ञालनकरने दाली मूल प्रकृति है, जैसा कि 
'गवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि बम के आचरण मे मृत्यु भी श्रेयस्कर 
है, एरधर्म में सफलता भी हेय है। भारत का यह धर्म मात्र वाह्याचार का समर्थक न 
होकर जीवन के आल्लरिक विकास का पोपके रहा है, आन्तरिक ही नहीं, उस 
आन्तरिक विद्यस से ओतप्रोत वाह्य विकास का भी ! अन्तर के विकास की चरम- 
इति पने शानसिक हृष्टिकोणों पर आधारित बुद्धि-कौजल नहीं है, और न वह ताड़ना 
है जो देह और प्राण की वृत्तियों को जवर्दंस्ती वश में रखने का प्रग्रास करती है; 
न ही वाह्मय विक्रास, का ततत्वय जीवन की सुख-सुविधा का अधिकाधिक उपभोग है। 
भारत में आन्तरिक-विक्रास चेतना की उस “सवित्‌' पर जाकर विश्वाम लेता है जो 
आत्म-पूर्ण है, सारी अपूर्णना जिसका अर्द्ध किवा पच्छन्न प्रकाशन है और जो सतत उसके 
आकर्षण से बंधी उसी और अभिश्गन कर रही है ।* यह चैतन्य बुद्धि, प्राण, देह--- 





१, “7 95छएच्र॥ए 48 700 0९९0८55७७४]ए €छए[पड/पए€, ६ 2ट2॥ 726 8700 ३ पापडरा, 
96 2-78 ए8 , , « ठप आंधी शा 5 8 हछु/टवा टीगिट76008 76(« 
७९९7 06 छजा।प्रब्वे 7 76 एपाह]ुए फ्रादाक) 8ए्त॑ प्रोष्तांन एा९ण 0 
€रडांइ02706,... 7 इज़ागपढछों एा|८एछ 7005 ६98४ ४96 स्ाएत, ॥6, 7009 
7९ 778778 एा6श्चढ दवा तें रा की क्वांगड कप 6एला एच पीटए 27९ ए0 
5 8४8 छगते #ाएशल्श 70९878, 70 8268 टात 8 ीं83 0प्राठ३ इए8फप्रयादा- 
8] $2 गए0व 90६ ड़ एम ैशगर,. 7 5९68 6 ्रगातऑ।68 उल्सएव 
8 (77088 77 6 99५ ४89॥6₹ उग्र 7६ ए6३8 छा छात्र) ए70ए 276 76 
पुरा प्रद्षारंतवि तरा॥ बाएं १०एक्चातेड |्राला, [03 7प6० व्टूफटडइआ07 
0 फिटाए, 7८५७ 6 बछिबए४ फश़ाा8 १0 ध्यारंएट,. -#ण &प00:%0१0, 
पु।,९ +१९॥६७४७४87708 रण [709१9, ?. /0, 


३६२ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


सबकी चेतना का पूर्ण उत्स है और उनके प्रत्यारोहण का अनिवाय विश्वामस्थल । 
इस संवित्‌ की संज्ञा अध्यात्म' (8.00) है। इसमें मनःपरक सीमाएँ टूट जाती हैं, 
इसका आलोक अपनी बृहत्‌ असीमता में न केवल मन, वरन्‌ प्राण और देह की 
चेतना को भी पूर्ण संसिद्धि प्राप्त कराता है, उन्हें किसी कैद में न रख कर अथवा 
स्वच्छत्द भस्त-व्यस्त में न छोड़कर उनकी आत्म-परिणति तक पहुँचाता है। यही 
प्रज्ञा अभिव्यक्त चेतना में सद्चरण कर वाह्य जीवन को ऐसी सुचास्ता, ऐसा सामझस्य 
प्रदान करने को प्रयत्नशील है जिसमें पार्थिव-अपार्थिव का तीन भेद मिट जाता है। 
यह अध्यात्म, भारतीय जीवन-साधना का मूलमन्त्र है। इतिहास में इस 
अध्यात्म के कई मोड़ अ'ये । आरम्भ में वैदिक संस्कृति भानव के अन्‍्तर्वाह्यजीवन 
को अध्यात्म-चेतना से ओतप्रोत करते में प्रयत्तशील रही । सत्ता का कोई अद्भ इसके 
स्पर्श के अयोग्य नहीं समझा गया । इस संस्कृति का प्रभाव उपनिषद्‌ काल तक रहा. 
ब्राह्मण काल में ऊर्द्ध चेतना से रहित कमंजीवन का मायाजाल फैना हुआ था, और 
इसके ठीक विपरीत बौद्धकाल में जीवन का एकदम तिरस्कार कर 'शुन्य” में विलीन 
हो जाने का श्रमण-अध्यात्म खडा हो गया । जीवन में ये दोनो श्रतिवाद अधिक दिन 
तक ठहर न सके। बौद्धमत के पभावस्वरूप बद्धूर का अद्वैतवाद जब जन-जीवन में 
घोर अनास्था, कुण्ठा उत्पन्न करने लगा तब भक्ति-सम्प्रदायों का अभ्युदय हुआ । 
ब्राह्मण एवं तन्त्र की उपयोगितावादी अन्तचेतना-शुन्य प्रवृत्ति तथा शद्भूर मत की जीवन- 
विहीन निवृत्ति, दोनों की मध्यस्थ रेखा पर खडे होकर सगुणभक्ति-पन्थ, विशेषकर 
क्ृष्णा-भक्ति आन्दोलन ने अध्यात्म और जीवन के साश्झस्य की ऐसी 3वंर भूषि 
खोज निकाली जिससे सन्‍्तस्त भारतीय जीवन बहुत कुछ तृप्त हो सका। क्रृष्णभक्तिधारा 
में. किसी प्रकार के अतिवाद को प्रश्रय नहीं दिया गया। वैराग्य का गुणगान 
करने वाली निवृत्ति की उसने दाद नही दी, ससार की एषगाओं पर आधारित प्रवृत्ति 
का उसने समर्थेन नही किया । निवृत्ति में प्रवृत्ति का दिव्य सन्देश लेकर क्रृष्णभक्ति 
अवतरित हुई--जीवन में मनुष्य को प्रीतियुक्त करते हुए उसने आ।त्मोज्ज्वल, निविकार 
प्रवृत्ति का सन्देश दिया । यह प्रवृत्ति धमंशात्र या समाज-शास्त्र द्वारा सच्चालित प्रवृत्ति 
नहीं थी, वरन्‌ आत्मसंस्कार की वह आत्यन्तिक र्थिति थी जहाँ प्रवृत्ति, नि वृत्ति बन 
जाती है, निवृत्ति प्रवत्ति, तथा जहाँ जीवन भक्ति बन जाता है भक्ति जीवन । 
भारतीय साधना के इतिहास में उत्तर भारत में क्ृष्ण-भक्ति का उत्मेष एक 


ऐसा मोड़ था जहाँ पर वाह्म-जीव4 मे चलने वाले फंकावात में प्रकाश-स्तम्भ् खोजना 
अनिवार्य हो उठा। बहा जाता है कि राजनीति में नि.शबत होकर हिन्दुओं ने 


संस्कृति ३६३ 


ईइवर के सगुण अवतार का पलल्‍ला इसलिये पकड़ा कि वे जीवन के पराजय से 
उत्पन्न नाना प्रकार की हीनताओं को भूल जायेँ। सद्भ॑ की क्षमता उनमें नहीं 
रही । अस्त, वास्तविकता से पलायन के लिये अवतारी श्रीराम से अधिक श्रीकृष्ण 
उपयोगी सिद्ध हुए, विशेषतः भी उनकी व॒न्दावन-क्रीड़ा। आत्म-पराजय को 
विस्मृत करने के लिये कृष्ण का इतना रकज्कक, मधुरातिमधुर चित्र खींचा गया कि 
सद्भूष॑जन्य कटुता के विष की एक बूँद भी उन्हें नछ सके । किन्तु यही सम्पूर्ण 
सत्य नहीं है। इस पर कुछ गहराई से विचार करने की अपेक्षा है। यह सत्य है 
कि बहुधा ईश्वर का आश्रय अहं के परास्त होने पर ही मनुष्य ग्रहण करता 
है, किन्तु पराजय से उत्पन्न ग्लानि भगवान्‌ के त्रातारूप का स्मरण करती है, 
रक्नक रूप का नहीं। ईहवर के जिस रूप को क्ृष्णभक्ति ने अपनाया वह धर्मरक्षक, 
विजेता का न होकर, रज्क्त ललित, भनोज्न कीड़ाप्रियता का है । जिस मुगल-शासतल में 
क्ृष्णभक्ति का आविर्भाव हुआ वह शान्ति और समृद्धि का युग था। राजनीति में 
कुछ शासकों में चाहे टीस उठती रही होगी, किन्तु जनसाधारण राजनंतिक जीवन से 
तंटस्थप्राय था, वह वाह्य सद्भुष में कोई रुचि लेता नहीं दीखता। यदि उसे राजनीति 
में रुचि होती तो रावण-दलनका री प्रभु रामचन्द्र यशोदानन्दन गोपीजनवल्लभ कृष्ण से 
अधिक प्रिय हुए होते। किन्तु यह ऐतिहासिक तथ्य है कि क्ृष्णभक्ति ही अधिक 
लोकप्रिय हुई । इसका कारण यह था कि जनसाधारण किसी वाह्म व्यवस्था में शान्ति 
न खोजकर अपने आन्तरिक जीवन में एक ऐसा समन्वय खोज रहा था जिसके प्रकाश 
से स्‍्तात होकर वाह्य-जीवन स्वतः स्वच्छ, शान्त और पवित्र बन सके। धार्मिक 
जीवन में तान्त्रिक वामाचार से जनता विक्षुब्ध थी, अद्वैतवादियों के नकली संन्यास 
से वह खिन्‍न थी | इन दोनों के विकारों से दूर रहकर इनमें निहित सत्य को वह पा 
लेना चाहती थी। इधर मुगलों की सामाजिक एवं कलात्मक भव्यता से भी वह 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी । किन्तु उसमें से विलासिता की जो बू आ रही थी, 
वह सात्विकताप्रिय हिन्दू जनता को पसन्द न थी । जीवन को भव्य भी बनाया जाय, 
साथ ही दूषित न हो, उसे कलात्मक भी बनाया जाय किन्तु पलायनवादी न हो, इन 
प्रेरणाओं ने मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति को अनिवायेतः आध्यात्मिक बना दिया। 
किन्तु यह आध्यात्मिकता परलोक पर टकटकी लगाये रखने वाली नहीं थी। ऐसी 
थोथी आध्यात्मिकता से लोग काफी ऊब चुके थे। ब्रह्म तो सत्य था ही, जगत्‌ की 
भी सध्यता मनवाई गई। लीला-प्रवण कृष्ण को केन्द्र बताकर जिस संस्कृति का उदय 
हुआ, वह आध्यात्मिकता मे सारे संसार को समेट लाई । 


३९४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्णभक्ति नेन केवल आत्मा या बुद्धि के प्रकाश में परम चेतना का 
सक्षात्कार किया, वरन्‌ रांगात्मकता एवं इन्द्रिय वृत्ति को भी उससे प्रकाश में 
ड्याकर उसे महाब्वेता ही नहीं रहने दिया वरन्‌ कृष्ण के मोरमुकुट की भाँति 
इन्द्रधनुषी बना डाला। मानव प्रवृत्ति का कोई अज्भध छीडा नहीं गया। मानव की 
भावप्रवणता, ऐन्द्रियता को भी स्थान मिला, किन्तु साधारण भानवचेतना के उस 
धरातल पर नहीं जिसके अध प्रण्पह के दर्दाग्त प्रतिक्रियास्वरूप निवृत्तिमार्गी शद्भुर का 
अद्वैतवाद तथा बुद्ध का घून्यवाद गर्जन कर उठा था। सत्ता के अज्ों को छोड़ा 
नही जा सकता किन्तु इन्हे ज्यों का त्यों अपनाना भी तो विःुर्सित मानव-चेतनता के 
लिये उत्साहजनक नही है । जगत्‌ की सत्यता का अर्थ जीवन की यधाथथ स्वीकार 
कर लेना नही है । जीवन के अन्धकार मे बन्दी सत्प्रवृत्ति की मुक्ति जंगत्‌ की सत्यता 
का रहस्य है । क्ृष्णकथा भी <व्ही से वारम्भ होती हे ! भाद्वाद पी अच्धे री शध्यरात्रि 
में श्रीकृष्ण का जदय, अन्धक्ारमप्रत्त जीवन में सत्य-सौन्दर्य मण्डित दिव्य मानव-चेतना 
का उदय है। चेतना दा गह पुरुषों 7म-प्रकाश ही क्ष र-जीवन का वाह्तविक संचालक 
है, देह मत-प्राण दी टटोलती हुई वृत्तियाँ नहीं। मध्ययुग के भक्ति आन्दोलन ने 
विशेषकर क्ृष्ण-भक्ति आन्दोलन ने देह प्राण, मन को उनके पद्छू से निकालकर कृष्ण 
की चिदात्मक क्रीडास्थवी मे पहुँचाया । ब्रह्म और मातव का सम्ब छ केवल आत्मा 
तक ही सीमित नहीं है, “अहंब्रह्माउस्मि' का गौरव वाक्य द्वी साधना दी इति नहीं है । 
मन, प्राण के तमाम वेचित्य में ब्रह्म का उतरना, इस इंदम्‌ क। ब्रह्म मय होगा, 
'सर्वंलल्विदंब्रह, जीवन जगत्‌ की चरम परिणति है--यही कष्णभक्ति की विजय है। 

बहुधा यह आरोप लगाया जाता है कि मन-प्राण के वेचित््य में उतरने से 
ब्रह्म मानव हो गया । कृष्ण का चित्रण अत्यन्त मानवीय रज्धों और आकारों में हुआ । 
किन्तु मानव को जो साधन प्राप्त है, उन्हीं के 'धध्यम से तो बहू ब्रह्म का अनुभव 
करेगा | अपने अनुभव, अपने सम्बन्धों के अतिरिक्त वह ब्रह्म का साक्षात्व।र किस 
प्रकार करे ? क्‍या उन्हें अगम, अगीचर कहकर छोड़ दे ? अपनी पूर्णता की 
खं;ज भी तो उसे है, और उसका यह विदवास है क्रि ब्रह्म समक््त पूर्णता का आकर 
है । भारतीय साधना मे ब्रह्म केत्रल सूक्ष्म अनिवंचतीय अडुभूति नही हे, वह हमारे 
भौतिक, मानधिक, नेतिक, सामा/जक आत्मान्वेषण की सिद्धि है। वह व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक पूर्णता का प्रेरक एवं संचालक है। अवतार दशा मे इसी प्रयास को 
प्रतिफलित करनें वह पृथ्वी पर मानवीय रूप धारण कर आता है। यह जगत्‌ 
यन्त्रारुढ़ की भाँति जिन) परिचालित हो रहः है, जो सम्पूर्ण भूतो के ईश हैं, वे यदि 


संस्कृति ३६५ 


किसी उद्देश्य से अपनी अतिमानवता को छिपाकर मानवीयता का आवरण ओढ़ते हैं, 
तो उसमे 'मानवीयता' के आरोप की गुल्लाइश कहाँ है? मानवीयता की परिपृर्णता 
ही कृष्ण का अतिमानवत्व है। मनुष्य और भगवान्‌ का परस्पर अविनाबद्धभाव है। 
इन दोनों को पृथक नही किया जा सकता, इस विच्छेद से सत्य नष्ट हो जाता है।* 
इस कृत्रिम भिन्नता ने ही तो उददश्यदहीन प्रवृत्ति और निरुहेश्य निवृत्ति को जन्म दिया। 
कृष्णभक्ति में मानवीय रस कौ प्रचुरता है किन्तु यह मानवीयता ऐसी है जो 
दिव्य बन चुकी है, अतिचेतन को अपने में रमण कराने की योग्यता से भरपूर है। 
यह दिव्य भानवीयता कोई खिलवाड़ नही है, अविचलभाव से व्यक्तित्व के सब अज्ों 
को पुरुषोत्तम मे समर्पित करने की अथक, अतन्द्रिल साधना का परिणाम है। कृष्ण- 
भक्ति ने मातव-मन के समस्त वैचित्रय को, प्राण की अजन्न गतियों को, कृष्ण से 
सम्बन्ध जोड़ने की छूट दे दी। अर्जून से भी श्रीकृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की कि जो 
उन्हें जिस भाव से भजता है वे भी उसे उत्ती भाव|से भजते है। भक्त और भगवान्‌ 
का आदान-प्रदान अनोखा है । इष्टदेव के वचन से आइवस्त होकर क्ृष्णभक्त ने 
हृदय के स्थायी अनुराग से तो कृष्ण से रति जोड़ी ही, साथ ही मन में सच्चरण करने 
वाले असंख्य लधु-लघचु भावों (सच्चारी), चित्त को विचलित करने वाले नाना कायिक, 
वाचिक, मानसिक गुणों (उद्दीपन), भाव-चेष्टाओ (अनुभाव) तथा देह को 
अधिकृत करने वाले विकारों (सात्विक) को भी क्ृष्णरति के अनिरिक्त और कुछ 
सोचने तथा अनुभव करने का अवध्तर नही दिया । 


इसी लिए क्ृष्णरति इतने सद्धू ल रूप में मानव-व्यक्तित्व पर चरितार्थ हुईं। कष्ण 
ते भक्त के किसी भाव, विचार, देहगत चेष्टा को नहीं छोड़ा । इन सभी को अपनी 
मानवीय लीला के आकर्षण में बाँध लिया, बाँधकर ऐसी अलौकिकता प्रदान किया 
कि ये मानवीय होकर भी दिव्य हो गये; उनकी लीला को अभिव्यक्त करने में सक्षम 
हुए, किसी महत्‌ (ुन्य' से अभिभूत होकर आत्मविसर्जन करने को मजबूर नहीं किये 


कल नकक-.. फममण+फेव० ऋन--+नककाकाक 





१... “७०8४ बशत ठ0वते €द्ांड [08690९७,.. 07४6 एक्चागाए 76 5९८००१६६४९१९ 707 
06 ०0९, क4गरए गए ६0 30 830 ग्रह तंहडा70ए ६४6 #टथए ० 
5608... एटा ४6 +ए० टब0छ860 926 ३फ6ऋागहित छापा ०6 बाला: 
एा।76एा शंधाह्षा|ए तंटड।0ज़729 ४6 768॥0ए 270 या ० ऊफ. 
पृष्ाड 8 6 कानों 509 | तिंट& 238 + १38 980 ४6 ८८आफबों 7787- 
068 ॥ (06 977]080.॥ए ला फ्रैशा2वी एंडइरावए8777,--.8997 (द्रव 
78], 360४७ ५४ ४४02एं४7, 9. 439, 


३६६ मध्ययुगीन' हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


गये। अंशी से जुड़ कर अंश पुर्ण हो गयाऔर अश में अभिव्यक्त होकर अंशी 
कृता्थ । 


किन्तु लौकिक-अलौकिक का परस्पर ओतप्रोत-भाव बहुत दिनों तक क़ायम 
न रह सका । भक्तिकाल के समाप्त होते ही जो युग आया उसमें क्ृष्णभक्ति की 
अद्भुत उपलब्धि ने ऐसा विक्त रूप धारण किया कि अवाक्‌ रह जाना पढ़ता है। 
कुछ समय तक तो क्ृष्णभक्ति जनजीवन को ललित क्रष्ण-प्रम की ओर उन्मुख करती 
रही, किन्तु बाद के युग मे इसका परिणाम कया हुआ ? रीतिकालीन साहित्य और 
सहजिया सम्प्रदाय की मान्यताओं का जन्म कहाँ से हुआ ? इसका दावा नही क्रिया 
जा सकता कि क्ृष्णभक्ति-आन्दोलन में परवर्ती काल की प्रवृत्तियों का कोई बीज 
नही था ! यह सच है कि क्ृष्णभक्ति-धारा ने जानबूक कर अपनी उदात्त भाव- 
साधना में ऐसे तत्वों की मिलावट नहीं की जो मानव की मानवीय तो क्या, पाशविक 
अधोगति का हार उन्मुक्त कर दे । मानवता को उन्नत करने के लिये सम्पूर्ण करुणा 
और आतन्तरिक सच्चाई के साथ कृष्णभक्ति-धारा प्रयत्नशील हुई। सम्भव है कि 
प्रवृत्ति की स्वीकृति में वह इस दृष्परिणाम के प्रति अधिक जागरूक नहीं थी; किस्तु 
यह भी सम्भव है कि मानवीयता के दिव्य रूपान्तर की प्रणाली में ही कोई ऐसी भूल 
रह गई हो जिसने जनसाधारण के जीवन को और भी निम्नस्तर पर उतर जाने का 
सहारा दिया । क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी पकड़ अत्यधिक मानवीय 
थी--मानवीय प्राण, सवेग, देह, और मन की पकड ! क्रष्णभक्ति के उन्नायकों की 
संरक्षकता में मानव-व्यक्तित्व के अज्भों ने अपनी दिव्य दिशा पहिचानी अवश्य, किन्तु 
इन ज्योति-वाहकों के संधवार से तिरोहित होते ही सबेग, प्राण आदि ने अपना 
गन्तव्य भुला दिया। ये श्रान्त होते-होते पथश्रष्ट हो गये। यद्यपि कृष्णभक्ति के 
अम्युदय में मानव-मन की श्रध:प्रवृत्तियों ने आत्मोन्नयन किया किन्तु क्‍या फिर भी 
यह उच्नयन आत्यन्तिक था ? क्‍या उसमें किसी खास गहरी सत्ता के नियन्त्रण की 
आवश्यकता नही थी ? ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तका पूर्णरूपान्तर नहीं सध सका, 
क्योंकि दृष्टिकोण के मूल में ही कोई त्रटि रह गई-त्रुटि थी मानवीयता को 
उसके समस्त ऊंचे-तीचे रूपों में ग्रहण कर लेना । समर्पण से मानवीयता दिव्यता में 
परिणत अवश्य हो सकती है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि समपंण में किसी 
प्रकार का वर्जन न हो | प्रतिकूल बातों का वर्जव समपंण की अनुकूलता के लिये 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाये है। कृष्णभक्ति ने विरोधी भावों तक को कृष्ण में सँजोने 
का मार्ग प्रशस्त किया, किन्तु जो भाव अत्यन्त सद्भू चित हों, भक्ति में समपित 


संस्कृति ३६७ 


न हो पाते हों, उन क्षुद्रातिक्षुद्र भावों को कृष्ण-प्रेम की स्थायी रति मे सच्चारी 
वनाकर भक्तिमय बना डालना क्‍या सबके लिये शक्‍य है? भक्ति का जो मूलभूत 
गम्भीर मनोभाव है वह तिरोहित हो गया-रह गया उद्वेग, प्रलाप, मूर्च्छा, त्रास, 
शुका, अपस्मार आदि प्राणगत आवेगो का स्वच्छुन्द विलास । भागवत्‌ प्रेम में 
अन्तरचेतना की अतल गहराइयो का निःशब्द उन्मीलन, अन्तरात्मा के #तदल की 
सौन्दये-पंखुड़ियों का खिलना थोड़े ही कवि देख पाये। यद्यपि राध, मे प्रेम की मौन 
सधुरिमा का कही-कही प्रस्फुटन हुआ है, किन्तु कुल मिलाकर प्रेम का हाहाकार ही 
सबंत्र सुनाई पड़ता है। कारण यह है कि कृष्णभक्ति की प्रेरणा विशुद्ध चैत्यप्रवण 
(?2ए८770) न होकर संवेग एवं प्राणगत है। अन्तरात्मा या चेत्यसत्ता के प्रभाव से 
भागवत्प्रेम जिस मधुर विकास के साथ अभिव्यक्त होता है वह सवेग, प्राण के द्वारा 
नही । वह सत्ता नितान्त हृदू-ग्रह्य की चेतना है जिसके स्पशे से सवेग और प्राण, देह 
आदि बिना किसी मान-अभिमान की प्रतिक्रिया के मुकुलित हो जाते हैं, रबतः 
दिव्यता मे प्रस्फुटित होने लगते है। उनके समपंण एवं रूपान्तर को साधना भंफावात 
में प्रकम्पित किसी टहनी की भाँति नही होती, वरन्‌ स्तिग्ध आलोक की दृष्टि से 
विकसित होने वाले प्रसुन की पखुड़ियो की भाँति होती है। उनका आत्मसौन्‍दय 
सहज ही खुलता जाता है। चैत्य-चेतना का यह सतत स्पर्श कृष्णभक्ति की साधना 
में बना नहीं रह सका। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमबदल्लभाचायं, हितहरिवंश, स्वामी 
हरिदास तथा उनके कुछ भक्तों मे यह उत्कद चैत्य-अभीप्सा प्रत्यक्ष है, किन्तु धीरे- 
धीरे इस प्रकाश केन्द्र को अन्य मानवीय उपकरणों ने आच्छादित कर लिया। बाद 
में मानवीय उपकरण चैत्यप्रकाश ग्रहण न कर सके, फलस्वरूप केवल मानवीय बने रहकर 
अतिमानवीयता का भ्रूठा दावा करने लगे । आन्दोलन के आरम्भ मे वे किसी महत्तर 
प्रेरक शक्ति के प्रभाव से आसानी से अपनी दिव्य परिणति पाते रहे। किन्तु बाद में 
लोगों ने कृष्णभ्क्ति के सिद्धान्त को ठीक-ठीक समझा चहीं, समझा भी तो अपनी 
निम्नवासवाओं की तृप्ति का साधन बना डाला, क्योंकि इस भक्ति में मानवीयता और 
अतिमानवीयता की विभाजक-रेखा अत्यन्त सुक्ष्म है, बिरले ही किसी श्वन्तटूंष्टि- 
सम्पन्न को दिखाई पड़ती है। उस पर से मधुर-भक्ति, सिहनी का दूध ही थी 
जिप्ते सब लोग नहीं पचा सकते थे, और मदार के दूध को सिहनी का दूध समझकर 
पीना तो उस दूध का गुण नहीं सच्चरित कर देगा ! जिनकी अन्तरात्मा इतनी सशक्त 
है कि वे सिहनी का दृध पचा सकें, जिनकी अन्तहं ष्टि इतनी प्रबुद्ध है कि वाह्मय रजत 
के एक दीखने पर भी इन्हें अलग-अलग पहिचान सके, वे ही महाभावस्वरूपा भक्ति के 


श्शै८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


अधिकारी हैं, मानवीय मनोभावों से पर-ब्रह्म श्रीकृष्ण को आकर्षित करने में सक्षम 
हैं। सामाजिक पतन का कारण धर्म नहीं था, वरन्‌ उसमें जग जानेवाली अधामिक, 
स्वार्थपरायण भौतिक प्रवृत्तियाँ थी ।* भारत का अभ्युदय सदेव धर्म से हुआ है, 
किसी अन्य वाह्य समाधान से नही । 


सामाजिक विश्वद्धलता का कारण मनुष्य की बबंर वृत्तियाँ तो होती ही 
हैं, भारतीय अध्यात्म की कमंविमुखता भी धर्मंपोषित समाज के पतन का एक कारण 
है। मध्ययुगीन साधना में चिर्मुण-भक्ति ने मायाण्शिचिन्ती से ज्रास दिलवाकर 
अनलहक में बन्दे को आइवस्त किया, और सगुग-भक्ति ने आराध्य के परमाकषेक 
रूप में मन को बसाकर शेष कर्म-जीवन को निर्वासित कर दिया। राम-भक्ति ने 
कर्ममय जीवन के सद्भूष॑ं को अवद्य पहिचाना, किन्तु उसने जो समाधान प्रस्तुत किया 
वह मानव-विकास की आब्तरिक आवश्यकता को पूर्ण परितृपक्त न कर सका। नीति- 
प्रधान धर्मशास्न से अनुमोदित आचरण सामयिक समाधान तो दे सकते हैं, किन्तु जो 
वृहत्तर कदम अपनी उन्मत्तता म॑ प्रकृति उठा लेती है उसका उद्देश्य क्‍या है ? कर्म 
का क्षेत्र अत्यन्त जटिल है, ज्ञाधारण मानवीय चेतना मे रहकर वाह्य जीवन की 
अनन्त गुत्थियो को नहीं सुलफाया जा सकता । गास््र कतेंव्य-अकतेंव्य की अन्तिम 
सीमा नहीं है, वरन्‌ पुरुषोत्तम मे स्थित होकर निष्काम कर्म ही विराट कर्म-जीवन 
की जटिलता को सुलभाने में समर्थ है। जीवन के कुरुक्षेत्र से कतरा कर अन्तज्जंगत्‌ 
के वृन्दावन मे शरण ले लेने से तो सामाजिक विकास नहीं हो जाता । कर्म से विरत 
करके मनोराग ठैथा सवेग के सहारे सापुहिक जीवन को चिरथृन्दावन में नही 
पहुँचाया जा सकता | प्रेम ही व्यक्तित्व की समग्रता नहीं है, मनुष्य में ज्ञान और 
कर्म की प्रवृति भी है। बहुधा यह कह दिया जाता है कि जब भगवान्‌ के लिये 





१, “पृप्चठ थी, एएट ब्विपाल 0068 एा8020-०, 8509 $0 ॥6 47 ६6 त॒प5 ६ 4४४०0 
380प7व ए0श्एप 0ि/ पोद्चाा एए गबाव00... छिप ए_;6 एइ68507 48अं8760 
78 790० #ी€ एप्डट 0०76. 7 एल झाशुणाजए ० पाए बरतें 4066९ 
प्रगब्व6 पीट जशातोंट जी पीलिए एर४ड "लीएाफा 7 ४6 एप 32086 0 (7८ 
छएणए0, छरद डछीतठतात॑ 7॥068 926 शीट ७९४ 376 7093 4६ ५४४8 6202788 
3९० एपॉा०70 कऋदि 96९०फऋाढ क्रात्ज वकढा8003, ९४०४०, ६९]-४०टॉटए8, 
पछाद्ालााडाए (9६ 6ए ई$207,--.8007 #पाछ>740 प्र॥९ ॥१८॥।७/88906 
(70049, #. 79. 


संस्कृति ३९६ 
प्रेम जग पड़ता है तो कर्म और ज्ञान स्वत: [सद्ध हो जाते है। किस्तु श्रीकृष्ण के 
मथुरा चले जाने पर, कमंजीवन में उनके अपना प्रकाक्ष फैताने पर गोप-गोपियों का 
रोना-धोना, मर्माहत होना, क्या बम द्वारा प्राम ज्ञान और कर्म की ससिद्धि मानी जा 
सकती है ? क्या गथुरा, कुरुक्षत, द्वारिक्रा मे वृन्दावन के श्रीकृण के पदारविन्दो ने 
विचरण नही किया ? 

वस्तुत. क्ृष्णभक्तिधारा अतिवादी हो गई। जगत्‌ को सत्य भानकर उसने 
बथा किया ? जगत्‌ को सत्य कहते हुए उसने इ.ड्भूराचार्य के “जगन्भिथ्या' का खण्डन 
किया, किन्तु क्या वह वास्तव से छाद्धूराबाय के मिथ्या ससार को अस्वीकार कर 
सकी ? सृष्टि का रहस्य क्या क्ृष्णभाक्त-धारा ने सुलफ्ा लिया ? उसके द्वारा प्रस्तुत 
समाधान भी शद्भूर की भांति ससार-त्याग का था, कुछ सशोधन के साथ ओर कुछ 
भिन्न दृष्टिकाण से। ससार और जभत्‌ का पारिभाषिक भेद तो किया गया 
किन्तु 'ससार' में अध्यास से उत्पन्न मायानटी की अपम्पार लीला से सभी भक्त 
न्रस्त हुए है । थहाँ पर उन्होंने $द्धूर का ही अनुसरण किया है । शड्भू र का अध्यासवाद 
अपने में महान्‌ सत्य है, परमचतना की विशालता के पट में ससार का मनोप्राण- 
देहमय जीवन एक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जब तक कि यह उसी 
चेतना से दीत् हो जाग्रत नद्टो होता । हष्ण-मक्ति-दशन ने इसी तथ्य को बौद्ध- 
दृष्टिकोण से ग्रहण किया । भक्ति में यह निश्चित रूप से स्वीक।र किया गया कि इस 
संसार में कुछ भी स्थायी नही है, सभी कुछ नरश्वर है । ससार हु खमय है, यहाँ के 
समस्त सुखों का पर्यंबसान दुःख म॑ ही होता है, जो भी सुखभोग है वह नश्वर है और 
अन्त में क्‍्लेश ओर सन्‍्ताप में पारेणत हा जाता हैँ। नाना तृष्णाएं जो बाह्यत: आकर्षक 
रूप धारण करके सन को मुग्ध करती है,वे जीवन की प्रत्वचनाये है ओर सुखाकाक्षा 
आशा, तृष्णा से ही सबद्ध है। अतएवं इस नश्वर ससार का परित्याग कर अन्तर 
के बुन्दावन में प्रवेश करना चाहिये जहाँ धाया का प्रवेश वही है, चिरन्तन सुख का 
साज्राज्य है । किन्छु उस जगत्‌ का क्या हुआ जो 'ससार' की।यवनिका के पीछे निरन्तर 
विद्यमान है और जिसकी केवल आन्तरिक सत्ता ही नही, वाह्यसत्ता भी है, जो भावगत 
ही नहीं, वस्तुगत सत्य है ? जगत्‌ और वृन्दावन का पारस्परिक सम्बन्ध तो स्पष्ट 
नहीं किया गया, किन्तु फिर भी यह स्वीकार किया गया है कि इस जगत मे कृष्ण 
क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी इस क्रीड़ा का क्‍या तात्पयं है? लीलावाद को स्वीकार 
करने के पश्चात्‌ जगत्‌ को कृष्ण की लीलास्थली स्वीकार करना भी आवश्यक हो 
जाता ह्‌। किन्तु जगत में कृष्ण की लीला क्‍या सिर्फ इतनी ही है कि जीब को भ्रम 
से निकाल कर अपने में सन्निहित कर लें ? लीला का तात्पर्य क्‍या क्रीड़ा ही है, वह भी 


४०० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम््रदांय 


भावविलास ? क्या वृन्दावव ही एक मात्र कृष्ण का जगत है, वहाँ की लीला ही क्या 
एकमात्र कृष्ण-लीला है ? क्‍या कुरुक्षेत्र में सारथिवेश मे छिपे अवतार कृष्ण के आत्म- 
प्रकाशन की वह लीला कोई महत्वपूर्ण लीला नही है जिसने ससार की विभीषिका को 
भेलकर “अनित्यमृ अधुखमभ्‌ लोकम्‌ इमम्‌' में सत्य को प्रतिष्ठित किया, 'संसार' की 
विडम्बनाओं को काट कर “जगत्‌' को आविर्भूत किया ? 

कृष्णलीला आत्तरिक प्रेम के मधुर वृन्दावन से आरम्भ अवश्य हुई, किन्तु उसका 
विकास आततायी कंस का वध, बन्दीग्रह से शरणागतों की मुक्ति, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के 
लिये सुदर्शन-चक्र धारण करते हुए हुआ है, केवल मक्खन खाते और रासलीला में 
नृत्य करते नहीं। जीवन केवल दृन्दावन नहीं है, मथुरा है, द्वारिका है, कुरुक्षेत्र 
भी है। जीवन का “अष्टयाम' केवल वंशी-कूजन सुनने में ही नहीं बीतता, पाऊूचजन्य 
की पुकार उसे सोने नहीं देती । जो उस उद्घोष के प्रति बधिर होकर केवल मुरली- 
ध्वनि ही सुनने को आतुर रहता है वह वाह्य जीवन के लिये निरथेक, व्यर्थ और 
अनुपादेय हो जाता है, गोप-गोपियो की भाँति दीन, क्षीण, मलीत होता जाता है । हार 
कर अन्त में उसे यही कह देना पड़ता है कि कृष्ण जहाँ भी रहें सुखी रहें। किन्तु 
कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन से तटस्थ रह कर उनके सुख की कामना करना क्या अर्थ 
रखता है ? 

लोकसंस्कृति को कृष्ण-भक्ति की देन--यह सत्य है कि क्ृष्ण-दर्शत समाज 
की अत्यन्त वाह्य समस्याओं से नटी जूक सका किन्तु इसे भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि उससे सामाजिक जीवन में शान्ति और सौन्दर्य की स्थापना का 
प्रयास किया । यह स्थापना किसी समाजश्ञास्त्र के द्वारा नहीं की गई- रूढ धर्मे- 
शास्त्र किवा युग की समस्याओं को वाह्य दृष्टि से समक कर किसी सामयिक समाधान 
से नहीं । जीवन का सद्भुब॑ आन्तरिक विकास का सच्च्ष होता है, समाज का सद्चूष॑ं 
सच्चिदानन्द की सत्-सृष्टि का सद्भूष होता है। इस बात में आस्था रखकर क्ृष्णभक्ति 
ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का समाधान वाह्याचार से न करके ऐसी अभ्तश्चेतना 
के प्रसार से करवा चाहा जो शाश्वत सौन्दय॑ के उन्मेष से जीवन में सत्य एवं शिव 
की स्थापना करती है । कृष्णभक्ति ने भारत की सनन्‍्यासासक्त मनोवृत्ति को सौन्दर्य के 
सम्भार से भर दिया, उजड़े हुए जीवन को मधुराधिपति के बहुमुखी कलात्मक व्यक्तित्व 
के आकरषंण में बाँध दिया। कृष्ण-भक्ति ने सौन्दर्यबृत्ति के म.ध्यम से जीवन को 
उदात्त और सुन्दर बनाने का प्रयास किय। । मानव की रसात्मक प्रवृत्ति को उसने ऐसी 
भावशूति पर उन्नोत करना चाहा जो जीवन का अनु रज्षन करती हुई उसे महृत्तर लोक 
मेँ विचरण कराती रहे । ऊष्वे॑ चेतना को क्रृष्णभक्ति ने ललिन कलाओ, 'विशेषकर 


संस्कृति, ९७ ९ 


साहित्य और सजझ्झ्ीत के जीवन्त-स्वरों से बॉधकर जन-जन को वितरित करने की चेष्टा 
की और काव्य उसका सबसे सूक्ष्म माध्यम है। सूरदास आदि कवियो ने जिस अन्त: 
प्रेरणा से लीलागान किया वह परवर्ती युग के जन-मानस में ठीक-ठीक ग्रहीत न हो 
सका, साधना तथा श्रद्धा के अभाव में भगवद्लीला का यज्ञोगाव रीतिकालीन 
नायक-वायिका की चर्चा में परिणत हो गया । भक्त-कवियो ने जीवन के अतिपरिचित 
भावों को ऐसी गरिमा प्रदान किया कि उसमे वे अपने आराध्य की लीलाओं 
को भी अभिव्यक्त कर सके । उन्होंने देवभाषा सस्क्ृत मे काव्य का प्रणंयच व करके 
प्रान्तीय भाषाओं में कृष्ण-कथा का वर्णन कर भक्ति, उपासना, और साहित्य को जन-जीवन 
के निकट लाने का प्रयास किया, लोकमानस में उतारने का इलाध्य प्रयत्त किया । 
साहित्य के माध्यम से अपाधिव भावों का प्रेषण कुछ अधिक सूक्ष्म होता है, इसलिये 
क्ृष्णभक्ति के आचार्यों ने मूर्ति (विग्रह)-पूजा का इतना भव्य तथा कलात्मक रूप 
प्रस्तुत किया, तथा सद्भीत के भावुक स्वरों से भक्ति-चेत्तता को ऐसा प्रवाहित किया कि 
जन-जन कृष्ण में अनुरक्त होने लगा, और उस शाइवत सौन्दय के मन्दिर मे प्रवेश करने 
लगा जो जीवन मे आइवासन ही नही, चमत्कार उत्पन्न कर देता है। इसीलिए छृष्ण- 
भक्ति आन्दोलन जन-आन्दोलन बत सका । उसने साधारण मावव में भी कुछ अधिक 
आन्तरिक चेतना जगाने का प्रयास किया। कृष्णभक्ति ने जनसाधारण की भावनात्मक 
तथा प्राणगत प्रवृत्तियों को आन्तरिक रूप से पकड़ा और इन्हें इन्ही के माध्यम 
से आत्मोपलब्धि करवाना चाहा । साधारण जन जिस चेतना में निवास करता है उसे 
ही आकर्षित कर उसको आध्यात्मिकता के मन्दिर में प्रवेश करवाना चाहा । वाह्य- 
चेतना कलात्मक विधान से अधिक आकर्षित होती है इसलिये मन्दिरो में भव्यमू्ति- 
पूजा की सेवाप्रणाली का उद्भावन हुआ । भेक्ति का यह कलात्मक रूप केवल 
वाह्याड़् तक ही सीमित नहीं रहा, उ सने जन-मन की कल्पना का उन्मेष किया, 
उसकी श्रद्धा तथा रागात्मकता को जगाया । मन्दिरों मे या जन-पथ पर जो कौतेन 
हुआ करते थे, उससे जन-जीवन में एक क्रान्ति-सी उपस्थित हो गई और सभी क्ृष्णलीला 
की रामात्मकता की ओर खिंचने लगे | कीत॑न से एक विशेष लाभ यह हुआ कि जन जीवन 
में जागरण तो आया ही, भारतीय सद्भीत का भी उन्मेष हुआ। भक्त कवि उच्चकोटि 
के गायक थे । यद्यपि कीर्तन लोकधुन मे भी बद्ध होते थे तथापि प्रमुखता उनमे 
शास्त्रीय सज्भीत की ही थी । समस्त क्ृष्णकाव्य विभिन्न राग-रागिनियों मे बद्ध है। प्रातः 
काल से लेकर सायकालीन प्रचलित अप्रचलित असख्य रागों में कृष्ण को जगाने से लेकर 
शथन पर्यन्त की भावुक चर्चा है। पदसाहित्य शास्त्रीय सद्भीत की प्रणाली पर ही 
गाया जाता था। ख्याल तब हल्की गायकी समझा जाता था। श्रुपद की प्रकृति 
गम्भीर और उदात्त होने के कारण क्ृष्णकाव्य अधिकतर इसी गायन-शली मे 


४०२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


अभिव्यक्ति हुआ । श्रुपद के स्व॒रों में जो एक स्थैये, गाम्भीयें और मननशील प्रकृति 
होती है उसने कृष्णलीला को क्षुद्र प्रकृति का नहीं बनने दिया था, उसी कृष्ण-कथा को 
परवतती सद्भीतकारों ने ठुमरी, ख्याल की चच्चल प्रकृति में बाँध कर चुलबुलाहटठ उत्पन्न 
करने की चेष्टा की । भक्ति-सज्भीत, मृदद्भ की मधुर, सुक्ष्म तथा प्रौढ तालों पर तन्मय 
भक्त के गद॒ग॒द्‌ू-कण्ठ से अवतरित होकर जिस चेतना को जाग्रत करता था, जनता उसमे 
आत्मविस्मृत-सी हो उठती थी । बाद में उस सद्भीत की गरिमा भुला दी गई ओर सज्भीत- 
साधक नहीं, गव॑ये जलसों में आँख और हाथ नचाकर वाद्य-यन्त्रों की सद्भुत में अपने 
हृदय के कलुष को राधाकृष्ण का ख्याल” बनाकर गाने लगे। यों, भक्त कवियों ने 
सद्भीत और साहित्य के माध्यम से लोकरुचि का परिमाजेन कर उसे दिव्य रसानुभूति 
तक पहुँचाना चाहा । 

मध्ययुगीन भारतवषे में एक विशेष लोक-सस्कृति का उदय हुआ जिसे हम 
ब्रज-संस्कृति कह सकते है । बड़ाल की क्ृष्णरज्लित सस्क्ृति मे यद्यपि तत्कालीन युग- 
संस्कृति का संस्कार है, किन्तु आराध्य की जन्मभूमि होने के नाते ब्रज के लोकतत्व 
का बड़ला के कृष्ण-काव्य में पर्याप्त चित्रण है। ब्रज की संस्कृति स्थान-विशेष की 
संस्कृति तो है, किन्तु वह उस महत्तर संस्कृति का प्रतीक बत गई जिसमें लोक-जीवन 
का प्रत्येक क्रियाकलाप--ब्रत, उत्सव, पे, सस्कार--परमानन्द श्रीकृष्ण के दिव्य 
व्यक्तित्व से जुड़ गया । एक ओर जहाँ इस सस्क्ृति में लोकतत्व की पूरी स्वीकृति है, 
दूसरी ओर वहाँ उप्ते ऐसे धरातल पर खड़ा कर दिया गया है जो जीवन का सामान्य 
धरातल नही है, किसी मानवेतर उत्साह और आनन्द की छाप उसमे सुस्पष्ट है । 
ब्रज में पुत्र के जन्मोत्सव को ही ले लीजिए । शोभार्सिधु कृष्ण के गौकुल में प्रकट 
होने पर नन्‍्द महर के घर निशान बजने लगा । यशोदा बौर नन्द, आनन्द से उमगे तो 
उमगें, सारा गोकुल भी उस आनन्द से इतना सराबोर हो जाता है कि कृष्ण यशोदा के 
ही आह्वादक न रहकर जड़-चेतन, मानव, देवता, ऋषिमुनि सब को आनन्दोन्‍्मत्त कर 
डालते हैं ।* छठी, अन्नप्राशन आदि कौमार-वयस के सस्कार, गोचारण, गोदोहन' 








२--आननन्‍्द भरी जसोदा उमक्लि अज्ञ न माति, आनन्दित भई गोपी गावतिं चहर के । 


आनन्द मगन पेनु स्नवें थनु पथ फेनु उमंग्यों जमुन जल उछलि लद्दर के। 

अछ्ुरित तरु पात, उमठि रहे जे गात, बन बेली अ्फुलित कलिनी कहर के। 

आनन्दित विप्र, सत, मागध, जाचक-गन, उमज्लि असीस देत सब हित दरि के । 

आनन्द मगन सब अमर गगन छाए, पुहुप विमान चढ़े पहर पदहर के। 

सरदास अभु आई गोकुल प्रकट भ०, सनन्‍्तनि इरष दुष्ट जनमन धरके॥ 
“>सूरसागर, पद सं० ६४८ 


संस्क्ृति ४७०३ 


आदि पौगण्ड के संस्कार, तथा पिवाहादि कैशोर के संस्कारों का कृष्ण-साहित्य में 
इतना सजीव चित्रण है कि इस मानवीयता में कृष्ण की अतिमानवीयता को पहिचानना 
मुश्किल हो जाता है। वर्षोत्सव मे विभिन्न सम्प्रदायों मे विभिन्न उत्सव मनाये जाते थे 
जिनमें फाग (होली) का सभी सम्प्रदायों मे अत्यधिक महत्त्व था । होली क पर्व मे सभी 
नर-ना रो, बाल-वृद्ध, आनन्द मे उन्मत्त होने लगते है। लोकलाज का कोई प्रदन ही नही रह 
जाता । ब्रजाज़ुनायें अपनी टोली बनाकर यशोदा के द्वार पर आ खड़ी होती है। 
उधर कृष्ण और बलराम गोपो की भीड़ लेकर उनका मुकाबला करने के लिये प्रस्तुत 
होत है। फिर क्या ! चन्दव, चोवा, अरगजा की कीच मच जाती है, पिचकारियो से 
सुगन्धित रंगों की धाराये फूट निकलती है। कामिनियाँ कृष्ण की आँखों में जी भर कर 
कायल आँजती है, और भी न जाने कितनी दुर्गति कर डालती है, अज्नज बलराम का 
धनिक भी लिहाज नही करतीं । अन्त मे हार कर कृष्ण फगुवा देने को तैयार हो जाते है। 
फाग का सजीव चित्रण जिस चलती हुईं शैली मे सुरदास जी ने किया है, उसमे शायद 
ही अन्य कोई कवि कर सका है । हरि को होली के लिये ललकारते हुए सूरद/स कहते 
हैं कि ज्ञान-वेराग्य छुड़ा कर होली खेलो, इसमे शठ, पण्डित, वेश्या, वधु, सबका भेद 
मिट जाता है, उस जानन्द रस मे सब एकसार हा जाते है ।* 

सामाजिक उत्सवों का कृष्ण-लीला में खुलकर महत्त्वपूर्ण स्थान «दिया गया । 
इसके अतिरिक्त ब्रज के ग्र:मंण वातावरण का भा हन्दा कृष्णभ्क्त-साहत्य में ।चन्रण 
हुआ हूं । बच्भधुंला के क्ृष्णकाव्य का वातावरण उतना ग्रामीण चही हू, ।फर भा 
कष्ण-कवा, लोक-जावंन का इतना आंतवार्य अद्भु बच गई कि क्ृष्ण-काब्य के 
साहित्यक गीता में लाक ग्रांव क। चटक रज्भू चढ़ा हुआ हू । 'रामा ह' सम्बोधन वाल 
कई पद बज्भला पदावली म [मिल जायेगे, यथ[--- 


(क) रासा हे तेजह कठिन सान। 
(स) रामा हे कि क्षार बोलति आत ॥ 
१--जग जीतहु बल अपने, हरि होरी है। 


ज्ञान बिराग छंड़ाई, अहो हरि होरी है ॥ 


५८ ल्‍< ५८ 
शठ, पंडित, या, बधूं हरि होरी है। 


सब भए इकसारि, श्रह्मो हरि होरी है।॥ “सरसागर, पद सं० ३५३३ 
२--पदकल्पतरु, पद स॑० १६६१ 


४०४ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


तोहारि चरण शरण सोहरि,झबहु ना सिटे सान ॥* 
प्रवासी कान्‍्त के प्रति विरहिणी नायिका के जैसे उद्गार लोकगीत में मिलते है, 
वेसे उद्गार बद्भुला पदावली के विरह-वर्णन में सहज ही सुनाई पड़ते है, शैली भी बसी 
सजनी तेजल जोवनक झादश । 
दारुण बरिखा जिउ भेल अन्तर, नाह रहल परबास ॥। 
बादर दर दर नाहि दिन अवसर, गरगर गरजे घटा ।* 


ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य मे लोकगीत का प्रभूत स्पर्श है । सुरदास जी के काव्य मे 
जो सजीवता और आकरषंण है, उसका कारण उसकी साहित्यिकता के अतिरिक्त उसमे 
गुज्चित लोकगीत का प्राणवान्‌ स्वर भी है । ब्रज की ग्वालिनों का वर्णन, उनसे क्रृष्ण 
की छेड़-छाड़, नेसगिक रूप से ऐसे गीतों में फूट पड़ी जो साहित्यिक गीति से 
लोक-गीतों के अधिक निकट हैं। यौवव मदमाती ग्वालिव का एक चित्र गोविन्दस्वामी 
ने जिद दाब्दों में अड्धूत किया है उसकी लोकगीत-सुलभ सजीवता दर्शनीय है । 


गोरे भ्रंगवारी गोकुल गांव की ॥ 

वाकों लहर-लहर जीवन कर थहर-थहर कर देह । 
घुकर पुकर छातो करे बाकौ बड़े रसिक सों नेहू ॥ 
कुझअटा को पानन्‍यो भरे नए नए लेजल लेहि। 
घूंघट दाबे दाँत सो उह गरब न ऊतर वेहि॥ 
वाकों तिलक बन्यों श्रगिया बतो अर नूपूर भनकार । 
बड़े नगर तें तिकरि ननन्‍्दलाल खरे दरबार ॥ 
पहिरे नवरंग चूनरी श्ररु लावण्य लेहि संकोरि। 
अरण थरग पिर गागरी सुह सटकि हंसे मुख भोरि ॥ 
चालि चले गजराज की सेननि सों कर सेन । 
गोविन्द! प्रभु पर वारिके दीजे कोहिक मेंच ॥रे 


चाँचर, चेतवभूमका, गाली, चैती तथा फाग आदि लोकगीत के न जाने कितने 
प्रकार ब्रजभाषा-क्ृष्णकाव्य में भरे पड़े हैं। सामूहिक लोकगाव के लिए क्ृष्णभक्‍त 








१--पदकल्पतरु, पद सं० ५१६ 
२--वहीं, पद सं० १७३४ 
३--योविन्दस्वामी [पद संग्रह), पद सं०१३८ 


संस्कृति ४०४५ 


कवियों के पद ऐसे चोखे लगते है कि उनकी साहित्यिकता लोकधुन में एकदम तिरोहित 
हो जाती है। हरिव्यास देवाचारय॑ जैसे निम्बाकंमत के सिद्धान्त-प्रतिपादक आचार्य 
राधाकृष्ण का चैतवभ्ूपका क्रूम कर गा उठते है-- 


भ्ात्रो श्रावो री मिलि गाझ्ो रंगीलौ कूमका । 
दोठउ लालन को दुलरावबो रंगीलो भूमका ॥ 
पहिलो भूमक जाहि को जाके मन मोहन श्राधीन' । 
दूजो भूमक ताहि को जाहि प्रानप्रिया बस कीन ॥ 
रंगीलों भूमफा, गतिराच्यों फूमका, मतिराच्यो भूमका, अतिराच्यों फूमका। 
है 2५ ५ 
हुहि भांतिन भूम भूमाय सुकुमक रखज्भ० सिहासन पर पधराय रंगीलौ० ॥* 


'ट “र' वर्णो के जोड़ देने से, जेसे गुजरेटी, जोटी, कुअटा, बारी (वाथी)] 
आदि, ब्रजभाषा के साहित्यिक गीतों में लोकगीत की प्रतिभा आ नई है। होली 
के कई पद सामूहिक गान के लिए अत्यन्त उपयुक्त है | प्रत्येक पक्ति में एक ट्रेक 
लोकधुव को साकार कर देती है। जेप्े सुरदास जी का यह पद -- 

या पोकुल के चोहटे, रंग भीजो र्वालिनि । 
हरि संग थेल फास , तेम सलोने री रंग्रराघों ग्वालिनि । 


इन गीतों में लोक आनन्द की वेगवान्‌ लय है, ऋजु और भावुक प्रधाह है । व्रज 
की लोक-पुंस्कृति में सबंत्र तीव आनन्द का स्वर है, आ्भाद का उच्छलप है । 

इस आ्वाद में डुवकर किसी को समाज-सुधार की चिन्ता बहौँ रह जाती, 
आवश्यकता भी नहीं रही । बब का समाज तो उन मनुष्यों क्री समष्ठि से निर्मित है 
जिनका जीवन ही कृष्ण- रज्भ में रंग गया है । कृष्ण उनके सखा हैं, शिक्षु हैं, प्रियतम 
हैं, सभी कुछ हैं। उनके समाज में सुचारुता, सौन्दर्य के अतिरिक्त और कुछ रह ही 
नहीं सकता । काव्य के माध्यम से वृन्दावन का जो चित्र उपस्थित किया ग्रया है, 
उमसें ऐसे समाज-निर्माण का स्वप्न है जिसके केन्द्र में श्रीकृष्ण हैं और समस्त सावव- 
आचरण उन्हीं के सन्दर्भ से हैं, अहं के लिए नहीं। ऐसे समाज में स्री-पुरुष, जाति- 


१--महावाणी, उत्साह सुख, पद सं० २६ 
२--सूरसागर, पद सं० ३४८६ 


४०६ मध्ययुगीन हिन्दी क्ृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


पाँति, और ऊँच-नीच का भेद तिरोहित हो जाता है क्योंकि वहाँ आत्मा के मूल ऐक्य 
की मान्यता है, कृत्रिम अन्तरायों की नहीं । भगवान्‌ का स्वभाव भक्तवत्सलता का है, 
वे जाति, गोत्र, कुल, रद्भु-राजा का भेद नही करते ।* इसलिए भक्ति के आचार्यों ने 
चण्डाल तक + भक्ति का अधिकार प्रदान किया। महाप्रभु बल्‍लभाचार्य की शिष्य 
परम्परा में मुसलमान रसखान थे श्री नाथ जी की सेवा में पहिले एक बद्धाली को नियुक्त 
किया गया था । स्वामी हरिदास के शिष्य मिर्या तानसेन मुसलमान होने के बाद भी 
गुरु के चरणों में अपना सज्भजीत निवेदित करने आते थे। चैतन्य महाप्रभ ने ब्राह्मणों 
द्वारा निमित समाजल्यवस्था में एक क्रान्ति मचा दी। चैतम्य-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादव करने वाले सर्वेमान्य आचार्य सनातन, रूप,।और जीवगोस्वामी यवन 
थे। महाप्रभु के अन्तरज्भ जिष्यों में से हरिदास एक थे, वह भी यवन और उन्हें 
ब्राह्मण के समकक्ष ही सम्प्रदाय में सम्म्नन प्राप्त था | क्ृष्ण-भक्त वैष्णवों ने धर्मशास्त् 
का पल्‍ला नहीं पकड़े रहना चाहा, वरन्‌ आन्तरिक समता के आधार पर समाज के 
नवनिर्माण का क्रियात्मक प्रयास किया, रुढिगत समाज की सक्कुचित सीमाओं का 
उल्लड्भून कर वर्गभेद रहित ऐसी सामूहिकता को प्रश्रय दिया जिसमें क्रियी के प्रति 
हीन-दृष्टि, विद्वेष आदि का भाव नहीं था । हाँ, शक्ति-साधना में उपलब्धि के कारण 
श्रेष्ठ साधकों के प्रति अधिक श्रद्धा अवध्य रखी गई, चाहे साधक हिन्द्र होता या 
मुसलमान, ब्राह्मण होता या छाद्र | श्रीकृष्ण की उत्कट आराधना ने सामाजिक 
वेषस्य को मिटा दिया। क्रष्णभक्ति ने जनजीवन में आन्दोलन मचा दिया। वह 
किन्हीं विशिष्ट महानभावों की सम्पत्ति नहीं रही, वरन्‌ मानवमात्र की सल्लीवनी 
बनकर प्रकट हुईै। यह समझा गया कि जीवनी की प्राथमिक आवश्यकता अपनी 
अन्तरात्मा को पहिचानना है, और उसके द्वारा प्रुषोत्तम से सम्बन्ध जोडना है। 
इस सम्बन्ध के जुडने से भोतिक, मानसिक,।नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक -सभी 
समस्याओं का समाधान धीरे-धीरे होने लगता है। श्रीकृष्ण अतिमानव हैं, हमारे 
नेतिक निर्णयों, सामाजिक तथा व्यक्तिगत पूर्णता के प्रयास के लक्ष्य हैं। सब कुछ 





१०-राम भक्त वत्सल निज बानों । 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहिं रंक होड़ कै रानौ ॥ --सूरसागर, विनय” पद सं० ११ 


संस्कृति छधु०७ 


अपना रहस्य उनमें उद्घाटित कर देता है। उन्हीं की ओर मानवता, व्यष्टि एवं 
समष्टि रूप से, अभियान कर रही है ।* 





२, 'नुु6 ३8 ६96 0,46 ० थ] ०फ इट।-+#८ब॥8%00705, 090फ्रश०७, घाटा - 
(७, प्रणव 67 80लंग 85 शर] 85 शूजंलापना!,.. स6 758 (76 8प9९७४20, ४0 
48 (76 ४6ए (० 2 &ग्रद्बा 800 ३९४४४९४८९ ै#्थ्यंडक्नायणा$ घणदें. वंप१8४77०7१03, 
776 0छं०८एंएल ता थी। 0प्र 8025 ंबो बगते ढगरटक्ं 38 छह 98 967907%7 ९7९88- 
एठ0फ 0जब्का्ते5 एल्शटिटपं00.,. 0 जाय 876 थी #6एड]20075. #7-गाय लांफ 
8 &)] (27९६४०४५, िएए शरीफ ॥88 ०0076 2] 72080प08 ए7896९089 0078 ॥एर्प 
0०एबावेंड लाए क्राठएड थीं अ#टीॉश0७ड5 800 इ50ठ0-+_लाश0पएड ००व6४, बएवतें स7 
परांछ ए76ए फ्रिव फैला ग्राने ठंगुंब्टमएट ते इे-पिगी]फारटओ॥ां,. पगांड 80 
प्‌ लात 38 6 एशांएलइछंं ०४ ६०जश००तें जगा थी >ैपाव्णाए, 720४॥ 
घावाए वपबए बचत णा|6लांप्रढ'ए 2०९ प्राठ्एंगप2,.. गि० 5 ६76 एफाएटाइक] 
(787४ बात 2 76 प्र-बधणाड बताते 7६०९४ 0 ६76 ए०-)9 376 पा पथा8 
बाप 0:887$8.--3, 0. ए०] ; 8608० एपईाचएाडण, ?, 47-48. 


परिशिष्ट १ 


ब्रज तथा बद्धाल की कृष्णभक्ति में इतदा साम्य है कि उसे हम भक्ति के 
रवाभाविक मनोविज्ञान का प्रतिफलन तो मानते ही हैं साथ ही, पारस्परिक आदान- 
प्रदान, विचार-विनिमय का परिणाम भी स्वीकार करते है। यह सत्य है कि भक्त, 
सिद्धान्तों की जकड़न में साधना नहीं करता, जब वह उनकी सीमाओं को तोड़कर 
ऐसे मनोराज्य में प्रवेश करता है जहाँ आराध्ट की लीला के अतिरिक्त और कुछ 
नही रह जाता तब जिन आत्माओं से उसका उस अपायिव स्तर पर मिलन होता है 
उनसे उसका सहज ही तादात्म्य स्थापित हो जाता है क्‍योंकि एक ही आराषध्य के 
नाते वे परस्पर सज्भ म्फित रहते है। उस भाधभूमि को व्यक्त करने की शब्दावली 
चाहे भिन्न हो, किन्तु अन्तश्वेतना एक ही होती है, वहॉ तक पहुँचने की अन्त:प्रेरणा 
भी पर्याप्त साम्य लिए रहती है। यही साम्य हम हितहरिवंश, बल्लभाचाये, स्वामी 
हेरिदास, निम्बार्क तथा चैतन्य-सम्प्रदायों के भक्ति-भाव में पाते है। यद्यपि ब्रज के 
सम्प्रदायों ने' अपनी साधना तथा उपलब्धि को केथल काव्यात्मक रूप दिया है, उसका 
शास्त्रीय विवेचन नही किया, प्रेमभक्ति की साधत्रा को शान्‍्त, प्रीति, प्रेय आदि का 
नाम नही दिया, तथापि बललभ-सम्भ्रदाय में दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये सभी 
रस हैं। जिस “निकुञ्लरस” की मधुर-रस से प्रथक्‌ कोई शास्त्रीय चर्चा उज्ज्वलनील- 
मणि में लहीं की गई, और जिसको हितहरिवंश, स्वामी हरिदास, तथा निम्बार्क के मत 
में मुधेन्य तथा एकमात्र स्थान प्राप्त हैं, वह चेतन्य-सम्प्रदाय के काव्य में वर्णित हुआ 
है, यही नही ब्रज के इन सम्प्रदायों की भाँति चंतन्यमत ने भी उसे भक्ति की चरम 
सिद्धि माना है । इस सिद्धान्तगत साम्य का कारण सम्प्रदायों का एक-दूसरे के निकट 
अगना है। इन सम्प्रदायों में निजी वेशिष्ट्य हैं, किन्तु प्रतिस्पर्शा और सद्भुचित 
भावना से मुक्त भक्त-महात्मा एक-दूसरे के सिद्धान्तों को भी अपने-अपने सम्प्रदाय 
में ग्रहण करते रहे हों तो आदचर्य क्या ? 

अपनी प्रतिभा से सम्पन्न बल्लभ सम्प्रदाय ब्रज का कदाचित्‌ सबसे शक्तिशाली 
सम्प्रदाय था । उसकी मौलिकता की सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता, पर 
ग़ोविन्दस्वामी का एक पद ले लीजिए- 


४१२ मध्ययुगीत हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


चितवत रहत सदा गोकुल तन । 
नरमसखा सुख संग ही चाहत भरत कमल दल लोचन ।* 


इस पद में नरमसखा' दाब्द का आ जाता क्‍या अकस्मात्‌ माना जा सकता 
है ? सख्यरस के विवेचन में गौड़ीय-सम्प्रदाय ने 'वयस्थ' का वर्गीकरण सखा, सुहद, 
नमंसखा तथा प्रियनमंसखा मे कर रक्‍्खा है । क्या कवि गोविन्द स्वामी ने पारिभाषिक 
नर्मसखा शब्द से नितानत अनभिन्न होते हुए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है ? किन्तु ऐसा 
सम्भव नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार सूरदास, जिनके वृहत्‌ सुरसागर से उनके 
सम्प्रदाय तथा गुद का नाम खोज निकालना टेढ़ी खीर है, एक स्थल पर 'सुहृद्‌ सला 
शब्द का प्रयोग करते है-- 


हरि जू कौ र्वालिनि भोजन ल्याई। 
सानि सामि दधि भात लियो कर, सुहृद सखनि कर देत ।* 


यह कहा जा सकता है कि यहाँ 'सुहृद' शब्द का प्रयोग सहज, स्वाभाविक 
रूप में हुआ है, सख्वाओं के लिये विशिष्ट पारिभाषिक रूप में नहीं, किन्तु एक ही 
अर्थ को ध्वनित करने वाले दो शब्दों का यह प्रयोग कया अकारण है ? क्या यह 
असम्भव है कि वे 'सुहृद' के पारिभाषिक अर्थ से न्ली अवगत थे और उस अर्थ को 
समभकर उन्होंने यहाँ सख्रा शब्द के साथ 'सुहृद' का प्रयोग किया हो ? 

अनुमान ही नहीं, प्रत्यक्ष है कि ब्रज के कृष्ण-भक्ति-सम्परदाय गोड़ीय-सम्प्रदाय् 
हारा निझूपित भक्ति के झाल्तीय रूप से भल्तीस्ाति परिचित थे। नग्ददास ने सिद्धान्त 
पच्चाध्यायी में स्पष्ट ही उज्ज्वल रस' शब्द का प्रयोग किया है -- 


जसई कृष्ण झखप्ड रूप विदरूष उदारा। 
तेमई उज्ज्वलरस झख़ण्ड तिलकर परिवारा ॥ १७४ ९ 


और जिस सम्प्रदाय में राधा के उत्कर्ष पर नित्यविहारपरक निकुझ्लरस की स्थापना की 
गईं, उस सम्प्रदाय में 'महाभातव का अर्थ भी आत्मसात कर लिया गया था। हित 
भ्रुवदास ने एक स्थान पर कहा है-- 








१--गोविन्दस्वामी, पद सं० ३१८ 


२->सूरसागर, पद सं० १०३४ 
३--नन्ददास, द्वितीय माग, पृ० १६१ 


परिशिष्ट ४१३ 


सहाभाव गति श्रति प्तरस, उपजत नव नव भाव । 
सोहन छवि निरख्यौ करत, वढ़यो प्रेम कौ चाव ॥।३६ ॥ 


राजत अंक में लाडिली, प्रीतम जानत नाहि। 
बिलपत रुदन बढ़यो जहाँ, महाभाव उर मांहि॥ ३७ ॥* 


यहाँ पर महाभाव' शब्द की दो|बार आवृत्ति निरचय ही ध्रुवदारु के 'महाभाव' 
के परिभ।षिक शब्द से परिचित होने का प्रमाण है। यही नही, भक्तिरसज्ञास्त्र के पाँचों 
रसों की उन्हे पूर्ण जानकारी है यद्यपि उनके अपने सम्प्रदाय मे 'निकुल्ल रस' के अतिरिक्त 
और किसी रस की व्यावहारिक मान्यता नहीं थी। भजवाष्टक लीला में कहते है-- 


ज्ञान शांत रस ते भ्रधिक, श्रद्भुत पदवीदास । 
सवाभाव तिनते झ्रधिक, जिपके प्रीति प्रकात ॥ 


प्रद्भुत बालचरित्र को, जो जशुदा सुख लेत ॥ 
ताते श्रघिक किशोर रस,त्रज बनितचि के हेत ॥ 


सर्वोपरि है सधुर रस, युगल किशोर बविलास ।* 


थ्रुवदास को दास्य और शान्त का दो पृथक्‌ रस होना भलीभाँति विदित था, अन्यथा 
इन दोनों रसों में सामान्य दृष्टि से भेद ही क्या है ? मधुर रस शब्द का प्रयोग भी 
उन्होंने किया है, यद्यपि उसे केवल युगल-रस का पर्याय बना दिया है और गोपियों 
के रस को किशोर-रस की संज्ञा दे दी है । 
निम्बाक-मत में राधा के लिए 'हलादिनी' शब्द का प्रयोग बार-बार किया 
गया है। कृष्ण का आनन्दरूप होना तो साम्प्रदायिक शब्दावली की अपेक्षा नही रखता, 
किन्तु राधा को चैतन्य-सम्प्रदाय में कृष्ण की हेलादिनी शक्ति कह कर अभिहित किया 
गया है, उसका प्रभाव विम्बाके-सम्प्रदाय पर भी पड़ा है। अन्य सम्प्रदायों में राधा 
को यातो स्वयं आदन्दहूप या रसहूपा, तथा सुखरूपा कहा गया है। महावाणी के सिद्धान्त- 
सुख में हरिव्यासदेवाचार्य ने स्पष्ट कहा है :-- 








१--व्यालीस लीला--अनुरागलता लीला, १० ११८ 
२--वहीं भजनाष्टक लीला, ४० ६१३ 


४१४ मध्ययुगीन हिन्दी क्रष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


आनन्द के अ्रहलादिनि स्थाता, श्रहलादिन के आनन्द स्थास ।* 
श्रानग्द अहलादिनि श्रदभुत दर, गौर द्याम श्योभा श्पर पर ॥ 


चैतन्य-सम्प्रदाय में स्वामी हा दास और हितहिरिवश जी के सखी-भाव की 
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तथा राधाकृ ण-लीला-वर्णन के प्रसद्ध में बज्भला के भक्तकवियो 
ने सवीकाव की श्रेष्ठता स्वीकार की है :--- 


प्रदभुत हेरल प्रियससि-प्रेम । निज सखि दु्खे दुखि सुख्े माने क्षेस ॥र 
यहाँ पर राधाबल्लभ-सम्प्रदाय के तत्सुख-सुखी भाव की स्वीकृति है। अथवा, 
शानन्द साथरे निम्रगन सल्षिगन हेरइते ढुहुंक उल्लास ।* 


क्या यह उत्त सहचरीभात्र से एकदम एकाकार नही है जो स्वसुत्ष की वाझछा' 
छोड़कर युगल के आनन्द में पिमज्जित हो जाता है? चैतन्यचरितामृत्र मे 
राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय की भाँति सखीभाव को गोपीभाव से श्रेष्ठतर एवं अन्य भी 
भावों मे श्रेष्ठतम स्वीकार किया गया है ।* 

गौड़ोय-सम्प्रदायो मे गोपियो का सखी तथा मज्जरी भे उपभेद किया गया है, 
जिनमें से 'मझ्जरी' श्रेष्ठ माती गई है। मज्ञ री, राधाकृष्ण की लीला का दशेन कर 
विभोर होती है, कृष्ण से उसका कोई स्वतन्त्र सम्बन्ध नही होता । 

ब्रजमण्डल में बस जाने के क।रण चैतन्यमत के विद्वान षपड़गोस्वामी ब्रज के 
सम्प्रदायों से पूर्णतया अवगत रहे होगे । रूपगोस्वामी ने हरिभक्तिरसामृत-सिन्धु मे 
शान्त, दास्य, सख्य, तथा वात्सल्य-रस का इतना साज्भोपाज् विवेचन क्या एतद्‌ सम्बन्धी 
काव्य से प्रभावित हुए बिना ही कर डाला, जबकि चैतन्य सम्प्रदाय के पदों में 
वात्सल्य तथा सख्य-भावों के पद अत्यन्त कियत्‌ और साधारण हैं, एवं शान्त और 





१--महावाणयी--सिद्धान्त सुख, पद सं० २६ 
२--वही, पद सं० १४ 
३--पदकल्पतरु, पद सं० १६९११ 
४--वही, पद सं० २८४ 
५४--राधाइष्णेंर लीला एड. अति गूहतर। 
दास्य वात्सल्यादि भावेर ना हय गोचर । 
सबे एक सखीगनेर इहार अधिकार ॥--चें० च०, मध्यलीला, अरष्टम परिच्छेद, पृ० १४४ 


परिशिष्ट ४१४ 


दास्य की तो चर्चामात्र है, वह भी नगण्य । बल्लभ-सम्श्रदाय से वह पूर्णतया 
परिचित थे, एक स्थान पर उन्होंने अपने सम्प्रदाय की राग्रानुगा भक्ति को पृष्टिमार्ग 
का समानाथंक माना है । * 

ब्रज और बच्धाल के सम्प्रदायो मे पारस्परिक सम्पर्क तो रहा ही, ब्रज 
के चारों सम्प्रदायों मे भी आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध था--ऐसा उन सम्प्रदायों 
के काव्य से प्रतीत होता है । हितहरिवंश जी के सम्प्रदाय में एकमात्र सहचरीभाव पर 
आश्रित 'निकुज्लरस” की मान्यता है, किन्तु उनके सम्प्रदाय ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, 
ओर मधुर रस को ब्रज॒रस कहकर उनकी सत्ता स्वीकार किया है। प्रुवदास जी के 
पूर्वॉल्लिखित अष्टक में सभी भावों का उल्लेख है। स्वामी हरिदास तथा हितहरिवंश 
जी की सलीभावना मे अत्यधिक साम्य है। आरम्भ में बल्लभ-्प्रम्प्रदाय में केवल 
दास्य, सख्य, वात्सल्य-भाव स्वीकृत थे, किन्तु बिट्ुलनाथ जी ने समकालौव प्रभाव 
से गोपीभाव को भी समाविष्ट कर लिया और अन्य सम्प्रदायों की भाँति मधुररस 
को सर्वोच्च मान्यता दी । कुछ कवियों ने तो 'सखीभाव” के पद भी रच डाले । 
निम्बाक-मत ने हितहरिवंश जी का सहचरीभाव अपना लिया, केवल अष्ट सखियों 
एवं उनके उपभेदीं की नामावली में कुछ अन्तर है। मानविरह-रहित “नित्यविहार' 
का सिद्धान्त ज्यों का त्यों ग्रहीत हो गया, जैसे :--- 


समान बिरह भ्रम को न लेश जहा रसिकराय को रसमय भौन 
जय जय नित्यविहार जय जय वन्दावन घाम। 
सल्ी' के साथ 'सहचरी, और “मज्जरी” जैसे पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख 
भी महावाणीकार ने किया है :-- 
सखी सहेली सहचरि सूंदरि भज्जरि महल टहल टग लागि ।* 


3 अमन क बल 
१--पुष्टिमागंतया कैश्चिदियं रागानुगोच्यते--भक्तिर्सामृतसिन्धु, पू० वि०, द्वि० ल०, ए० $8, 
अच्युत-मनन्‍्थमाला प्रकाशन । 

२--महावाणयी--सिद्धान्त सुख, पद सं० ४ 

३--वही, पद सं० १६ 

४--वही, पद सं० ४ । 





परिशिष्ट २ 


साम्प्रदायिक-शब्दावली 


बललभ्-सम्प्रदाय 

पुष्टि--पुष्टि शब्द ने बल्लभ-सम्प्रदाय मे आकर अत्यन्त गम्भीर तथा सृक्षम 
अर्थ धारण कर लिया । संक्षेप मे श्रीकृष्ण का अनुग्रह या कृपा, पुष्टि कहे ।ती है, 
क्योंकि उनका अनुग्रह भक्त का पोषण करने वाला होता है । जीव, प्राकृत अवस्था में 
ज्ञान, वैराग्य, श्री, आदि भगवद्गुणों मे विहीन हो जाता है। और उसमें इन धर्मों की 
प्रतिष्ठा तथा इन गुणों का पोषण भगवान्‌ अपने अनुग्रह किवा (पुष्टि! शक्ति द्वारा 
करते हैं। भक्त की अचन्तर्वाह्य कमियों का दुर होना तथा उसमें परा-भकति का 
सच्वार भगवान की पुष्टि द्वारा सम्भव होता है। भट्ट रमानाथ शास्त्री ने 
श्री मद्भागवत तथा सुबोधिनी के अनुसार पुष्टि शब्द के कई अर्थ स्थापित किये है-- 
रक्षा, कृपा, प्रवेश (अपनी कार्यंसिद्ध के लिए जो भगवान्‌ का पदार्थों में प्रवेश है, 
वही पुष्टिलीला है), अभिवृद्धि, स्थिति और अनुग्रह ।* 

पुष्टि पर ज्ञाधारित मार्ग को पुष्ठिमार्ग का नाम दिया गया । इस मांग में 
विहित-अविहित समस्त साधनों के अभाव में भी केवलमात्र भगवत्कृपा से ही भक्ति 
की सर्वोच्चस्थिति तक प्राप्त हो जाती है। “इस मार्ग में अनुग्रह ही साधन है, कृपा 
से ही जीवोदढ्धार होता है । *--“जब अनुग्रह होता है तब भगवत्सम्बन्ध होता है, तब 
उसी अवस्था में ही अधिकारी भी हो जाता है। इसलिए पुष्डिमार्गें में अनुग्रह ही 
नियामक है । भगवान्‌ की अनुग्रहरूपा पृष्टिलीला काल, कम और स्वभाव का बाध 
कर देने वाली है। और यह लीला लोकसिद्ध है, इसकी सत्ता गुप्त रकखी गईं है । * 

पुष्ठि, मर्यादा, प्रवाहु--संसार-चक्र में बहते रहने को प्रवाह कहा गया 
है। वेदविहित मार्ग मर्यादामार्ग है तथा कृपामार्ग, ।पुष्टि-सार्ग है। मर्यादामार्गी 
जीव अधिक से अधिक अक्षर ब्रह्म से ऐक्य प्राप्त कर सकते हैं, प्रवाही जीव सदेव संसार 
में पड़े रहते हैं, और पुष्टिजीव पूर्ण पुरुषोत्तम में प्रवेश पाते हैं। पुष्टिजीन्नों की सृष्टि 
भगवान्‌ की स्वरूप सेवा के लिये है । किन्तु पुष्ठिजीव सदेव विशुद्ध प्रेम से ही परिचालित 





१--महट्ट रमानाथ शास्त्री--अनुमह मार्ग, ५० ११ 
२--वही, पृ७ १६ 
३--बही, पु श्८ 


परिशिष्ट ४१७ 


नहीं होता, इसलिए उसके दो भेद किये गये हैं--शुद्ध और मिश्र । शुद्ध, पुष्ट भक्त 
भगवान्‌ के नित्य सान्निध्य में रहते हैं, उवकी लीला का अनवरत उपभोग करते हैं। 
मिश्रपुष्ट-भक्त के प्रेम में अन्य मार्गों का मिश्रण भी रहता है। मिश्रपुष्ट तीन प्रकार 
के होते हैं-प्रवाहमिश्र, मर्यादामिश्र और पुष्टिमिश्र । पुष्टिमिश्र भक्त सर्वज्ञ होते हैं, 
प्रवाह-मिश्र-पुष्ट-भक्त कर्म में प्रीति रखने वाले होते हैं तथा मर्यादामिश्र भगवद्गुणों 
के जानने वाले होते हैं । प्रेम से शुद्ध हुए शुद्धपुष्ट जीव दुर्लभ हैं ।* 

निरोध-चित्त को यावत्‌ प्रपञ्च से हटाकर भगवान्‌ में निवेशित करने को 
बल्लभ-सम्प्रदाय में “निरोध' कहा गया है । भगवान्‌ में मन का निरुद्ध हो जाना, मिरोध 
है। संसार में लिप्त मत से भगवत्सेवा नहीं हो सकती, न ही उनका किसी प्रकार का 
सान्निध्य प्राप्त हो सकता है। भगवल्लीला की अनुभूति के लिए 'निरोध' दल्ञा 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। बल्लभाचार्य जी का मत है कि दुष्ट इन्द्रियों को 
सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान्‌ में मन लगाते हुए निरोध का प्रयत्न करना 
चाहिए ।* किसी भी उपाय द्वारा इन्द्रियों एवं तत्सम्बन्धी व्यापारों तथा मन को भगवान्‌ 
में समपित करने से “निरोध' सिद्ध होता है। निरोध की कई दक्षाये हैं। उसकी आरम्भिक 
दशा वह होती है जब अविद्या की निवृत्ति और श्रीकृष्ण के स्वरूप का ज्ञान होने 
पर भक्त में यह भाव आ जाता है कि वह प्रभु का दास है, किन्तु फिर भी प्रभु से दूर 
है, वियुक्त है। मध्यमदशा विरोध की तब होती जब भक्त अन्त:करण में भगवान्‌ के 
वियोग से उत्पन्न पीड़ा, वेदना, सन्‍्ताप तथा क्‍्लेश का अनुभव करने लगता है । इस 
अनुभव से संसार से आसक्ति क्षीण होती-होती हट जाती है, और कृष्ण में आसक्ति 
बढ़ जाती है | इस दशा में लीला की स्फूर्ति भी होती है। लीला का अनुभव करते-करते 
श्रीकृष्ण से साक्षात्कार हो जाता है । उत्तम निरोध वह है जब क्ृष्ण का साक्षात्कार 
हो जाता है और वे हृदय में पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाते हैं किन्तु फिर भी फलरूपा 
विरह-दशा उपस्थित होती है । यह विरह-दशा, भक्त पर श्रीकृष्ण की अत्यन्त प्रबल कृपा 





१--ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान्मिश्रास्त्रिवा पुनः । 

प्रवाह्मदिविभेदेन भगवत्काये. सिद्धये ॥१४॥ 

पुष्टया विमिश्रा: सर्वश्ञा: प्रवादेण क्रिया-रताः । 

मर्यांदया गुणज्षास्ते शुद्धा: अ्रेम्याउतिदुलेंगमा: ॥॥१५॥ 

“-बल्लभाचारय॑-षोडशसंब-पुष्टि-प्रवाह, मर्यादा, ५० ४० 

२--संसारावेश-दुष्टानामिन्द्रियाणां द्िताय वे । 

कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईैशस्य योजयेत्‌ ॥१२॥--निरोधलक्षए-षोडश ग्रन्थ, ए० १०४ 

२७ 


है ६4 भध्ययुगीन हिन्दी कृष्णं-भक्तिघारा और चैतन्य-संम्प्रेंदार्य 


के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, किसी अन्य प्रकार के साधन आदि से इसे प्राप्त नहीं किया 
जा सकता यही भगवद्पुष्टि का सर्वोत्तम फल है। ब्रज के परिकर इसी उत्तम 
निरोध में कृष्ण के अनुग्रह से निरुद्ध थे । 


स्नेह, आसक्ति, व्यसन--नि रोध की उपर्युक्त तीव अवस्थाओं के अनुरूप ही 
भक्ति भाव की तीन दशायें होती है जिन्हें पुष्टिमार्ग में स्नेह, आसक्ति और व्यसच कहा 
गया है । ये शब्द अपना लौकिक अर्थ छोड़कर प्रगाढ से गाढ़तर और गाढ़तर से गाढ़तम 
भक्तिभाव के व्यञ्ञक हैं। भगवान्‌ में रति का प्रादृर्भाव 'स्नेह' कहलाता है। इस 'स्नेह! 
के उत्पन्न होने से भक्त का स्नेह जागतिक पदार्थों से हट जाता है, उसके 'राग” का 
नाश हो जाता है । स्नेह के और प्रगाढ होने को आसक्ति कहते है, प्रभु में आसक्ति 
होने से ग्रहांदि से अरुचि हो जाती है, ग्रह सम्बन्धी समस्त भाव तथा पदार्थे उसे 
भगवत्प्रीति में बाधक प्रतीत होते हैं। व्यसन में भक्ति कृतार्थ हो जाता है ।* 


जब भक्त को भगवान्‌ का व्यसन हो जाता है तब उसे एक पल का भी विच्छेद 
सहन नहीं होता, भगवान्‌ के बिना उसे कुछ भी नही भाता | वह संसार को जज्ञाल 
समभने लगता है । व्यसव की अवस्था में भक्त का गृह में रहना प्रभुस्तेह को मिठाने 
वाला होता है, इसलिए श्रीकृष्ण की आत्यन्तिक प्राप्ति के लिए गृहादि का त्याग करके 
भक्त जिस फलरूपा भक्ति को प्राप्त करता है, वह चारों प्रकार की मुक्तियों से श्रेष्ठ है ।* 


रसधावल्लभ-सम्प्रदाय : 


हरिवंश:--प्रतिष्ठापक आचाये के नाम, हरिवंश के अनेक साझ्छेतिक अर्थों को 

सम्प्रदाय में प्रतिपादित किया गया है। 'हरिवंश' दाब्द के चार अक्षर चार विचार 
स्वरूप हैं--हित, चित, आनंद, भाव । इन चारों के द्वारा ही रस-निष्पत्ति होती है । 
इनमें से हिंत तत्व हरिवंश जी हैं, चित श्रीकृष्ण, आनन्द राधा, तथा भय सेवक है।* 
नित्या विहार के विधायक चारों तत्व--हरि, राधा, वृन्दावन, सहचरी,' हरिवंश" शब्द 
४७७5 इक अल 
१--स्नेहाद्रागविनाश: स्यादासक्त्या स्यादूगृहारुन्वि: ॥ ४ ॥ 

गृहस्थाना बाधकत्वमनात्मत्व॑ च भासतें। 

यदा स्यादव्यसनं कृष्ण कृताथ: स्यक्तदैव हि॥ ५॥ --भक्तिवद्धिनी-षोडशग्न्थ, पृ० ७४ 
२--ताइशस्थाइपि सततं गृहस्थानं विनाशकम्‌। 

त्याग 'कृत्वा यतेचसतु तदर्था्थंकमानस: ॥ ६ ॥ 

लमभते सुद्ृढां भक्ति सर्वतोप्यधिकां पराम। . --वही,, ५० ७४ 
३--सुधमंबोधिनी, ५० ६ (दोहा ५४, ५५) । 


परिश्षिष्ट ४६६ 


के एक-एक वर्ण पर निवास करते हैं। अथवा श्रीहरिवंश नाम के श्री अक्षर में राधा, 
हरि में घनव्याम, वंश में नरनारी, धाम सभी सन्निहित हैं ।* 


हिंत--हित शब्द का प्रयोग राधावल्लनन सम्प्रदाय में अलौकिक प्रेम के लिए 
हुआ है। इस हित की सम्पोषिका सख्ियाँ है।सस्ियाँ, भोकता और भोग दोनों के बीच 
प्रेम या हितरूपी सन्धि है, वे राधाकृष्ण की हितवृत्ति की प्रतीक हैं ।* यही नही, हित 
तत्व इतना व्यापक है कि उसमे अलौविक् रस के क्षमी उपकरण अन्तर्भक्त हैं, कृष्ण, 
राधा, सहचरी, वृन्दावन सब हितहूपी समद्र के मीन है ।र 


प्रेम नेन--नेम का तात्पर्य साधन किया धर्माचरण भी है, विलास-क्रीड़ा भी 
है। साधारण कामकेलि (नेम) राधाक्ृष्ण के प्र: भे नही होती । प्राकृतभाव में प्रेम 
और काम एक साथ नहीं रह सकते, राधाकृष्ण का नेम' उनके प्रेम में यन्त्रित हैं, 
गुथा हुआ है क्योंकि वह हर पहलू से अप्राकृत है। उनका नेम, प्रेम की ही सावधांच 
अवस्था है। भ्ुवदास जी कहते हैं कि प्रेम की क्रिया विवशता है और नेम की क्रिया 
सावधानता ।राधाक्ृष्ण का प्रेम एकरस, अखण्ड, नित्य, निमित्तरहित महामाधुरी स्वरूप 
निकुझ्ञ के लियम है । नेम, प्रेम की सब््चारी दशाये है जो प्रेम से उठकर पुनः उसी मे 
विलीन हो जाती हैं। यह प्रेम का उच्छुलन है, उसकी तरज् है ।* 


निकुञज रस-नित्यविहार--राधाकृष्ण के सतत, निरवच्छिन्न, अभेद तथा रसोल्लास 
का पारिभाषिक नाम “निकुश्लरप' है । मधु ररम जब राधाक्ृष्ण के अनाहत प्रेम में व्यक्त, 
होता है तब उसे निकुज्लरस कहा जाता है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर (किशोर ) 
आदि ब्रज रप्तों से यह भिन्न है, उससे श्रेष्ठ भी है। इस रस की आस्वादिका एकमात्र 
राधा की सल्तियाँ हैं, अन्य कियी को निकुझ्न रस पान का अधिकार नही है। राधाकृष्ण 





१--श्रीअक्षर मे गौर तन हरि अक्षर घनश्याम। 

वंश अंश नर नारे सब जहाँ लो धामीधासम ॥ १० ॥ --सुधर्मबोधिनी, प० ११ 
२--लाल सर्वब-छुत्र भोक्ता बाल सकेसुख दानि। 

संधि सखी हित दुह्ुंन में सबंसुखनि की खानि॥ १२१॥ 

सखी दुहुंन हित वृत्ति नित अभिलाष सुइन को रूप। 

संख्या नहीं असंख्य विधि सेवत जुगलस्वरूप ॥ १३ ॥ --वही, ३० २२ 
३-...गोर श्याम सहचरी विपिन हित समुद्र के मीन । 

जा उपर सर हित नाम जल तहां लसत परवीन ॥ १६ ॥ --वह्दी, ए० ११ 
४--भुवदास--बयालीस लीला, सिद्धान्त विचार लीला, ९० ५१ 


४२० मध्ययुगीन हिन्दी क्रष्य-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


सदा निकुझ्ञ में स्थित रहकर चित्र-विचित्र क्रीडाओं में संलग्न रहते है, वे और कही 
नहीं जाते, न ही कभी उनका विच्छेद होता है । निकुजश्लरस की गति अति अद्भुत है। 
यह रस चिरसयोगात्मक है और राधाकृष्ण एकमेक होकर विहार करते हैं, इसीलिए इसे 
“निव्यविहार' भी कहते है । इस नित्यविहारपरक प्रेम में स्थूल विरह तथा मान का 
प्रवेश नहीं हो पाता, क्योंकि बिरह्‌ तथा माव (जो कि विरह का ही एक रूप है), रस 
को निर्बाध और अक्षुष्ण वही रहने देते, अखण्ड रस में द्वत उत्पन्न कर देते है।* 
किन्तु स्थुल विरह के अभाव में भी इस चिरन्तन सयोग में कोई नीरप्नता नही आ पाती 
क्योंकि यह संयोग ही सूक्ष्मविरहात्मक है अर्थात्‌ इसमे सदंव विरह की सी चाह, अतृप्ति, 
मिलन की उत्कण्ठा, तादात्म्य प्राप्त करने की विहवलता, तथा एकाका र होने की तीत्र चष्टा 
आदि बनी रहती है ! नित्यविहार का आदिअन्त नहीं है, नई-नई भॉति से राधाक्ृष्ण 
का पुरातन प्रेम विलसित होता है, उन्हें ऐसा लगता है मानो वे पहिले कभी मिले हो 
नहीं ।' नित्यविहार वृन्दावन के निकुझ्ञ में चलता रहता है, और इसका दर्शन सहचरियाँ 
करती रहती हैं। गौर, श्याम, सहचरी, विपिन, नित्यविहार के चार तत्व हैं। ये चारों 
तत्व अन्तरज्भ चेतना में नित्य प्रकट रहते है, इन्हें 'हित' के दिव्यचक्षु से देखा जा सकता 
है ।९ इन तत्वों का अन्तरज्भ अर्थ भी है--चिद्रप तन वृन्दावन है, मन कृष्ण है, इन्द्रियाँ 
सखियाँ हैं, ओर आत्मा राधा । 

सहचरीभाव -सखी “सहचरी' शब्द का प्रयोग राधावल्लभ-सम्प्रदाय में 
विशिष्ट अर्थ से किया गया है । डॉ० विजयेन्द्र स्नातक जी के शब्दों में सहचरी या 
सखी शब्द राधाबल्लभ-सम्प्रदाय में जीव के नित्र रूप की पारमारथिक स्थिति का नाम 
है--जब तक वह जीवरूप में अपने को मानकर इस लोक में लीन रहता है, भ्रम के 
जाल में भठकता रहता है, किन्तु जब उसके ऊपर श्री राधा की कृपा होती है तब वह 
सहचरी रूप को प्राप्त होकर लौकिक सुख-दुख की अनभतिथों से ऊपर उठकर उस 


9 





१--जब बिछुरत तब होत दुख, मिलतद्ि हियो सिराइ। 

याही में रस हैं भये,प्रेम कथ्ौ क्‍यों जाइ॥ 

-प्रीतिचोंवनीलीला, ए० ५६; धुवदास--बयालीसलीला 

२--न आदि न अन्त विलास करें दोउ लाल प्रिया मैं भई न चिन्हारी । 

है नई भॉति नई छवि कांति नई नवला नव नेह विह्ारी ॥ 

-“बंयालीसलीला, भजनतृतीय, श्रृंखला लीला, पू० १०२ 

३--गौर स्थाम सहचरि विपिन सम्पति नित्यविद्ार । 

अन्तरज्ञ सो प्रगट हैं हित के नैंन निहार॥ १३॥ --हपर्मबोधिनी, ५० २ 


परिशिष्ट ४२१ 


आनन्द को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है जो नित्यविहार के दर्शन से उपलब्ध 
माना गया है” ।* सहचरी का कृष्ण से कोई रतिसग्बन्ध नहीं होता, वह राधा की 
आराधिका तथा सेविका होती है, राधा के सुख में ही सुखी रहती है, राधा के नाते 
ही कृष्ण उसे प्रिय होते हैं, स्वतत्र रूप से नहीं।' सहचरी निकुझ्जञ रस वी सम्पोधिका 
है, युगल को जो कुछ रुविकर है, वह उन्हें जुटाती है ।' स्वसुख की कामना से रहित 
होकर राधाकृष्ण की निकुझ्कक्रीडा का अवलोकन करना सहचरीभाव है। सखियाँ 
राधाकृष्ण की प्रेमलीला को देखती हुई आनन्दविहत्॒ल रहती हैं, युगल का आनन्द 
उसका आनन्द है । राधाकृष्ण का परममाधुरीमय निकुझ्लरस सहचरीभाव से ही गम्य है! 
इस परात्पर रस में दास्य, सख्य आदि तो क्‍या गोपीभाव तक का प्रवेश वही है। 
सहचरी जीवात्मा की उस तुरीयावस्था का प्रतीक है जब वह सनातन ब्रह्म, शक्ति- 
दक्तिमान की परात्पर लीला का साक्षीभाव से दशंत कर उसी मे आत्मविलयन कर देती 
है । सहचरी 'अह' की पूर्णाहुति है। सहचरी को गोपी से भी श्रेष्ठ माना गया है, 
क्योंकि उसमें स्वसुख का लेश भी नहीं रहता । 


तत्सुख-सुलीभाव राधाकृष्ण अपने को एक दूसरे के सुख में सुखी मानते 
हैं, कृष्ण जो कुछ करते हैं वह राधा को रचिकर होना है, राधा जो कुछ करती हैं 
वह कृष्ण को ।? मदीय भाव को छोडकर ये तदीयभाव में सुख मानते है। इस दोनों 
के युख से सखियाँ सुखी होती है। यही तत्सुख-सुखीभाव है ।* सखियाँ तत्सुव-सुखी- 
भाव से पुत्र, मित्र, पति, आत्मवत्‌ दोनों का लाड़ लड़ाती है।' 
चेतन्य-सम्प्रदाय 

रसराज-महाभाव--रपराज के साकार विग्रह श्रोकृष्ण हैं तथा महाभाव की 
श्रीराधा । हलादिनी का सार अंश प्रेम है, प्रेम का परम सार महाभाव है। महाभाव 





१--राघावल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, एृ० २१६ 
२--व्यास सुबन के प्राणधन गौर वर्ण निज नाम । 

तिनके नाते नेह स्तौ प्यारी प्रीतम श्याम ॥ १५ ॥--छुपर्मबोधिनी, ४० 8३ 
३--तहाँ सहायक निज आली लाड़ परस्पर चाय । 

जे जे रुचि विवि उर उठे ते सब देत बनाय ॥ १६ ॥ --वही, ४० ६४ 
४-हितचौरासी, पद सं० १ 
५-दम्पति की आसक्ति में अटके रसिक सुजान। 

दुलराई बहुविधि सबसि तत्सुख सो रति मान ॥ २७॥ --वहीं, ३० रे 
६इ---निशि दिन लाड़ लडांवहीं अति माधुय सुरीति। 

पुत्र मित्र पति आत्मवत उज्ज्वल तत्सुख प्रीलि ॥ रढ ॥ --वहीं, ए० रै 


४२२ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य सम्प्रदाय 


के बिना रसराज का आनन्द तिरोहित रहता है, अग्रकट रहता है। उसे प्राप्त करके 
ही कृष्ण आनन्‍्दी होते हैं। 

महाभाव की पराकाष्ठा श्रीराधा में है, किन्तु राधा की कायव्यूह होने के 
रण, उनकी आत्म-प्रसारिणी शक्ति होने से, गोपियों में भी इस भाव की स्थिति 
है । इस भाव को वहन कर सकते के लिए अत्यन्त सिद्ध चेतना की आवश्यकता होती 
है। भक्तिसन्दर्भ में जीवगोस्वामी ने कहा है कि ब्रजाज्भुनाओं की देह महाभाव-तेजोमय 
है। महाभाव प्रकाश का आकार-स्वहृप है। अन्य कोई भक्त देह. अधिक क्या क्रृष्ण- 
महिर्षियों की देह भी महाभाव को धारण करने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार गंज्भा 
का वेग एकमात्र महादेव ही धारण करने मे समर्थ हैं, उसी प्रकार महाभाव के वेग 
को धारण करने में एकमात्र गोपीदेह ही समर्थ है । 

प्रीति का तारतम्य--भगवत्प्रीति की विशेषता का निहपण करते हुए 
जीव-गोस्वामी ने प्रीति के सन्दर्भ की ८४ वी वृति मे कहा है कि -- (६) प्रीति भक्त- 
चित्त को उललसित करती है; (२) ममता द्वारा योजित करती है; (३) विश्वासयुकत 
करती है; (४) प्रियतातिशय द्वारा अभिमान विशेष्ट करदी है; (५) बविगलित 
करती है; (६) अपने विषय के प्रति अभिलाषातिशय द्वारा आसकक्‍्त करती है; (७) 
प्रतिक्षण अपने विषय को पतन से नृतततर रूप में अनुभव कराती है और (८) 
असमोर्द्ध चमत्कारिता द्वारा उन्‍्मादित करती हे । 


प्रीति के इन्ही लक्षणों से भगवत्जीति कौ रति, स्नेह आदि दक्षाओं को 
पहिचाना जाता है । जो प्रीति केवल उल्लास का आधिकय व्यक्त करदी है, उसका नाभ 
रति है। रति उत्पन्न होने से केवल भगवान्‌ से ही तात्पय॑ (प्रयोजन) रह जाता है, 
उनसे भिन्‍त अन्य सभी वस्तुओं में तुच्छ बुद्धि उत्पन्न होती है। ममतातिशय के 
आविर्भाव से समृद्धा प्रीति प्रेम कहलाती है। प्रेम उत्पन्त होने पर प्रीतिभज्भ करने 
वाले समस्त कारण उसके स्वरूप को क्षीण नही कर पाते | अतएव प्रेमलक्षणाभक्ति में 
ममता के आधिक्य के कारण ममता को ही भक्ति कहा गया है, जैसे नारद पाञ्चरात्र 
में--.अनन्यममता विष्णों ममता प्रेमसयुता ।' विश्रम्भातिशयात्मक प्रेम का नाम प्रणय 
है। प्रणय उत्पन्त होने पर सम्न्नम आडि की योग्यता भी जाती रहती है। 
वियतातिशय के अपिमानवश्य; प्रणय जब कौटियल्याभासपूर्वक भाव वेचित्य ३ धा रण, 
करता है, तब उसे मान कहते हें । अत्यन्त चित्त द्रवात्मक प्रेम-स्नेह है । स्मेह। के। उदय 
होने पर भगवान्‌ के सम्बन्ध के आभास से ही मद्यावाष्य आदि विकार, प्रियदक्षत में 
अतृप्ति, एवं प्रिथ्तम श्रीकृष्ण के अत्यन्त सामथ्य॑वान्‌ रहते हुए भी उनका|कोई अनिष्ट 
न कर दे ऐसी आशुका उत्पन्न होती है। अतिशय अभिलाषात्मक्र स्नेह राग है। राग 


परिशिष्ट ४२३ 


में क्षणिक दुख भी असहनीय होता है, संयोग में परमदु:ख भी सुखरूप प्रतीत होता है, 
और वियोग में परमसुख भी दु:ख रूप प्रतीत होता है । वही राग अपने विषयालम्बन 
को अनुक्षण नवीन नवीन रूप मे अनुभव कराके स्वयं भी नूतन से नृतततर होने पर 
अनु राग नाम धारण करता है । असमोद्ध चमत्कार द्वारा उन्‍्मादक अनुराग ही महाभाव 
नाम से अभिहित होता है । 

परकीयाप्रेम या जारभाव--क्रृष्ण भक्ति में परकीया भावना किसी लौकिक 
जारभाव से साम्य नहीं रखती । यह किसी अविवेकी का मदनावेग नहीं है जिसमें व्यक्ति 
क॒तेव्य की भावना को कुचल देता हैं, वरन्‌ द्विव्यप्रेम के दुर्धर आवेग का परिचायक 
है। 'श्रीकृष्ण-सन्दर्भ' में कहा गया है कि जारभाव से क्ृष्ण-भजन का प्राबल्य सूचित 
होता है । जार शब्द से लोकधर्म और लोकमर्यादा का अतित्र्मण दिखाकर गोपीभाव 
का निबधित्व प्रदर्शित किया गया हैं, अर्थात्‌ त्याग ही प्रेम का परिचायक है ॥ गोपियों 
ने त्याग में कुण्ठा का बोध नहीं किया, प्राप्ति के लिए उनमें तीत्र उत्कण्ठा थी । उस 
उत्कण्ठा के प्रबल प्रवाह में जितनी लौकिक बाधायें थीं । उन्हें गोपियों ने तृण की भाँति 
तोड़ दिया । यदि यह जएर बुद्धि न होती, वो गोपाभाव के उत्कण्ठातिशय एवं गोपीप्रेम 
की महिमा-प्रद्शन से लिए कोई उपाय नही था। श्रीकृष्णभ्जन में यह उत्कण्ठा ही 
प्रयोजनीय है, इसलिए जारभाव के माध्यम से भजन की प्रबलता प्रदर्शित की 
गई है ।* 





. १--जीवगोर्स्वा मो. औकृष्ण सन्दर्भ, पृ० ३६३ 


परिशिष्ट ३ 
वललभ-सम्प्रदाय के दाशनिक विचार 


सच्चिदानन्दप रमनब्रह्म 





अगणितानन्द पूर्ण 2 आल गणितानन्द अक्षर ब्रह्म अन्तर्यामी अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण, जिनसे ब्रज की जिससे जीव, जगत, परब्रह्म का अपने 
सृष्टि तथा ब्रज के परिकर देवतागण तथा गुणा-. आनन्दांश से सृष्टि 
उत्तन्न हुए हैं । बतार (ब्रह्मा, विष्पू, की प्रत्येक वस्तु 

रुद्र ) उतन्न हैं । में प्रविष्ट अंभ । 


रा 


| 
है सा 
। | प्रवाही 
पुष्टि. मर्यादा | 
ज्ञान कम द्वारा । | 
स्वगं-प्राप्तिया. दुल्च अज्ञ 
अक्षर साथुज्य जिनका उद्धार सत्सद्भादि अथवा संरम्भ, 
मुजञ्ति । नही होता भय, द्वेष आदि असा- 
धनसाधन द्वारा भगव- 
दनुग्रह से मुक्ति होती 
है । प्राय: सहार से 
इनका उद्धार होता है। 


। ] नि किए कक 
प्रबाद्ी पुष्टि मर्यादापुष्टि.. 'पुर्ष्टिपुष्टि. * 'छुद्ध पृष्दि | ' 





परिशिष्ट ४२४५ 


गोपी 
| 
| 
अनन्यपूर्वा (कन्या, विवाहिता) अन्यपूर्वा सामान्या 
अर्थात्‌ जिनमें स्वकीया भाव जारभाव से श्रीकृष्ण ' बे गोपियाँ जो कृष्ण 
की भक्ति थी और मर्यादा का भजन करने को बालभाव से 
पुष्टि भक्ति क्रियाशील थी। वाली गोपाजुनाये । भजती थी । 
ये पुष्टिपुष्ट भक्त हैं । 
चेतन्यसम्प्रदाय 
दर्शन 


अद्वयतत्व-परमन्ह्म : श्रीकृष्ण 


| | 
भगवान्‌ अर्थात्‌ परमात्मा अर्थात्‌ अन्त ब्रह्म अर्थात्‌ शक्ति वैचित्य 





शक्ति-समन्वित ' यामी रूप से स्थित रहित परमक्रह्म का 
पूर्ण पुरुषोत्तम । भगवान्‌ का अंश | , प्रकाश मात्र । 
| 
दक्तिमान शक्ति 
| 
हि हे 
संवित से घिनी हलादिनी 
अर्थात्‌ अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
वहिरज़ माया शक्ति तदस्थ जीवशक्ति. अन्तरज्ञ पराशक्ति 
रसशास्त्र 


मुख्य भक्ति (कृष्णरति ) 





| | 
स्वार्था जो अनुकूल परार्था जो प्रतिकूल 


भाव से पोषित होती है, अनुकूल सभी भावों 
प्रतिकूल भाव से क्षीण । से पृष्टि होती है । 
| 
। । 
शुद्धा प्रीति सख्य वात्सल्य अ] (मधुर ) 


| 
| का 
सामान्या स्वेच्छा शान्‍्त केवल सकुल साधारणी समंजसा समर्था 


४२६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चेतन्य-सम्प्रदाय 


कृष्णरति 
| 


आलप्बन विभाव 


/विषयरूप ) ऋण एप (आश्रयरूप) 
0 
स्वरूप अन्य रूप साधक सिद्ध 
हिल, लत | 
| । | 
आवृत प्रकट | | 
संप्राप्तिसिद्ध नित्यसिद्ध 


(साधना अथवा (नित्यपरिकर) 
कृपा द्वारासिद्ध) 


उद्दीपन के 








| 
गुण चेष्टा प्रसाधन अन्य 
| | | 
कायिक वाधिक मानसिर्के 
| 
| है ! 
गा सौन्दर्य रूप मृदुता 
] ३] | 
कौमार पौगण्ड कंशोर' यौवन 
| | । 


| | 
आय मध्य शेष 





सहायक-यग्रन्थों की सूची 




















सहायक-भ्रन्थ सूची 
संस्कृत 


अणु-भाष्य : रत्नगोपाल भट्ट द्वारा सम्पादित, बनारस सस्कृत- 
सिरीज, १९०७ । 


श्रीमदु-बरह्मसूताणुभाष्यमू: गुजेरगिरानुवाद सहित, पुष्टिमार्गीय वेष्णव महासभा, 
अहमदाबाद से प्रकाशित । 


अलडूर-कौस्तुभम : कबि कर्णपूर, रामनारायण विद्यारत्न के बद्भधानुवाद 


सहित, बहरमभपुर मुशिदाबाद से प्रकाज्षित, 
फाल्गुत १३०५। 


उज्ज्वल-नीलमणि : जीवगोस्वामी की लोचनरोचनी टीका तथा विश्वनाथ 
चक्रवर्ती की आनन्दचन्द्रिका टीका सहित, बड्भला में 
अनुवादक तथा प्रकाशक--रामनारायण विद्यारत्न, 
बहरमपुर, द्वितीय संस्करण, चेत्र १९९६५। 


उद्धव-सन्देश : रूपगोस्वाभी विरचित, प्रकाशक--बाबा क्ृष्णदास 
कुसुमसरोवर वाले (गोवद्धत), मथुरा, सं० २०१४ । 

कृष्ण-कर्णामृतम्‌ : भक्त भारत अद्धू, सम्पादक -- श्री रामदास जी शास्त्री, 
चार सम्प्रदाय आश्रम, वृन्दावन, सबत्‌ २००७, 
अप्रैल १६५० । 

(श्री) कृष्ण-सन्दर्भ : बद्धानुवाद सहित प्राणगोपाल गोस्वामी, द्वारा 


सम्पादिव, बंष्णव पाड़ा, नवद्वीप । 


काव्य-प्रकाश : आचाये मम्मटं, व्याख्याकार डॉ० सत्यक्रत सिंह, 
चोखम्भा विद्या विभाग, बनारस, १९५४५ ई० । 


ग्रन्थरत्नाष्टक्म्‌ : (१) मन्त्रार्थ दीपिका--विश्वनाथ चक्रवती; (२) 


ग्रथ रत्त पंचकम : 


गीत गोविदम्‌ : 


गोविन्दभाष्यम्‌ -- 


(श्री) चेतन्य चन्द्रामृतम्‌ : 


जगन्वाथ वल्लभनाटकम्‌ : 


तत्वसन्दर्भ : 


तत्वदीपनिबन्ध : 


दहश्लोकी : 


सहायक ग्न्य-सची ४३१ 


कामगायत्री व्याख्या--प्रबोधानत्द सरस्वती; (३) 
अग्निपुराणान्तगेत गायत्री व्याख्या विवृत्ति-- 
जीवग्रोस्वामी; (४) सूत्र उपासना वैष्णव पूजा 
विधि--रूपगोस्वामी; (५) श्रीयुगलाष्टकम्‌-- 
जीवगोस्वामी; (६) श्रीकृष्ण प्रेमामृतम गोपाल 
भट्ट गोस्वामी प्रकाशक-बाबा कृष्णदास, 
कुसुमसरोवर वाले, मथुरा, सं० २०१२ । 


(१) श्रीराधाकृष्ण गणोद्देशदीपिका---रूपगोस्वामी; 
(२) श्रीकृष्णलीलास्तव-- घनातनगोस्वामी; ३) श्री 
गोौरगणोदहेशदी पिका--कविकर्णपूर; (४) श्री 
सद्धूल्पकल्पद्रम --विश्ववाथ चक्रवती;। (५) श्री 
ब्रजविलासस्तव -- रघुनाथदास गोस्वामी प्रकाशक-- 
बाबाकुष्णदास, मथुरा, सं० २०११। 


श्री विनयमोहन शर्मा के हिन्दी रूपान्तर सहित । 


बलदेव विद्याभूषण, हिन्दी अनुवाद सहित बाबा- 
कृष्णदास द्वारा प्रकाशित, सं० २०११ । 


प्रबोधानन्द सरस्वती, प्रकाशक---बाबाकृष्णदास, 
संचत्‌ २००५ । 


रामानन्दराय' प्रणीत, रामनारायण विद्यारत्त द्वारा 
अनुवादित तथा प्रकाशित, बहरमपुर मुशिदाबाद, 
द्वितीय संस्करण, १९८९ । 


जीवगोस्वामी, सत्यानन्द गोस्वामी द्वारा सतात्पये 
बड्ानुवाद सहित प्रकाशित, २१/३ शान्तिराम घोष 
स्ट्रीय, बागबजार, कलकत्ता, १३१८ ॥। 


शास्त्रार्थप्रकरण, प्रकाशक--भ्री पुष्टियार्गीय वैष्णव 
महासभा, अहमदाबाद, १६२६ ई० । 


चिम्बाकाचार्य, ।काशक--चौसम्भा संस्कृत सिरीज, न॑ ० 
३५८, ई० १६२७ । 


४३२ मध्ययुगीन हिन्दी क्रष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय॑ 


पद्मावली : 


प्रीतिब्सन्दर्भ : 


प्रेमसम्पुट : 
ब्रह्मसहिता ; 


भक्तिरसतरंगिणी : 


(हरि) भक्तिरसामृत सिंधु : 


भक्ति-सन्दर्भे 
भगवत्‌ सन्दर्भ : 


(श्रीमद) भागवत : 
(श्रीमद्‌) भगवंदगीता : 
महाप्रभु ग्रन्थावली : 
भहामन्त्रव्याख्याष्टकम्‌ 


यमुनाष्टकम्‌ 


रूपगोस्वामी द्वारा संकलित, रामनारायण विद्यारत्न 


द्वारा सान॒वाद प्रकाशित, बहरमपुर, मुशिदाबाद, 
आषाढ़ १२६९१॥ 
जीवगोस्वामी, ववद्वीपचन्द्रदास विद्याभूणण के 


बद्धानुवाद सहित, संपादक--प्राणगोपाल ग्रोस्वाभी, 
प्रकाशक--नवद्वीप, चन्द्रदास, लेमुआ, नोआखाली । 


विश्वनाथ चक्रवर्ती, प्रकाशक--बाबा कष्णदास, मथुरा 
मस० २००३ 


अग्रेजी में अनुवाद सहित, प्रकाशक--त्रिदण्डी स्वामी 
भक्तिहृदय, गौड़ीय मठ, मद्रास, १६३२ ई० । 
श्रीनारायण भट्ट, प्रकाशक - बाबा क्ृष्णदास, सं० 
२००४ | 

रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी की दुर्गमसंगमनी टीका 
सहित, संपादक तथा अनुवादक रामनारायण विद्यारत्न, 
प्रकाशक --हरिभक्तिप्रदायिनी सभा, बहरमपुर, चैत्र 
१३२० । 

जीवगोस्वासी, प्राणगोपाल गोस्वामी के बद्भानुवाद 
सहित, प्रकाशक -यदुगोपाल गोस्वामी, बंष्णवपाड़ा- 
नवद्वीप, १३४४ । 

जीवगोस्वामी, सत्यानन्द गोस्वामी के बड्भानुवाद 
सहित प्रकाशित १०५, नारिकेल डांगा, मेन रोड, 
स्वर्णप्रेस कलकत्ता, १३३३ । 


गीता प्रेस, गोरखपुर । 


वही 4 


चेतन्यदेव, प्रकाशक«- बाबा कृष्णदास, सं० २००९ । 


' प्रकाशक--बाबा क्ृष्णदास, सं० २०११ । 


हितहुरिव्वंश, प्रकाशक--बाबा हिंतदास, बिलासंपुरं, 
१६५० । 


सहायक ग्रन्य-सूची ४३३ 


(श्री) राधाकृपाकदाक्षस्तवराज : विश्वनाथ चक्रवर्ती, प्रकाशक-बाबाक्ृष्णदास, सं० 


(श्री) राधाभुधानिधि : 


ऋग्वेद : 


ललितमाधव नाटकम्‌ : 


लघु भागवतामृतम्‌ : 


विदग्धमाधव नाटकम्‌ : 
वृहद्भागवत्तामृतम्‌ : 
षोडश ग्रन्थ : 
स्मरण-मगलस्तोत्रम्‌ : 
संगीत-माधवम्‌ : 


हरिभक्तिविलास : 


हंसदूतम्‌ : 


श्ष 


२०२१५ । 


हितहरिवंशग, अतुवादक बाबाहितदास, श्रीराधावल्लभ 
आतन्द भवन, झगरहटा विलासपुर, प्रथम सस्करण 
सन्‌ १६५०। 

प्रकाशक--स्वाध्यायमइल, औध (सतारा), वि० 
१६६६ | 

रूपगोस्वामी, रामतारायण विद्यारल द्वारा बद्धानुवाद 
सहित प्रकाशित, बहरमपुर मुशिदाबाद, फाल्गुन १२८८ | 


रूपगोस्वामी, गौरसुदर भगवतदशेनाचाये द्वारा, 
बद्धानुवाद सहिय सपादित, प्रकाशक--काशीनाथ 
वेदान्त-शात्री तथा क्ृष्णदेव भद्दाचार्य, २३२ निवेदिता 
लेन, कलकत्ता । 


रामतारायण विद्यारत्त के बज्भानुवाद सहित, बहुरमपुर, 
मुशिदाबाद से प्रकाशित, आषाढ ११८८ 


सनातनगोस्वामी, रामनारायण विद्यारत्त द्वारा अनुदित 
तथा प्रकाशित, मुशिदाबाद, चेतन्याब्द ४०१ । 
बललभाचारय, अनुवादक और प्रकाशक--भट्ट रमानाथ 
शर्मा, निर्णयमागर मुद्रणालय, द्वितीयावृत्ति, सन्‌ 
१६२३, सन्‌ १६९७९ | 

रूपगोस्वामी, प्रकाशक-बाबा दृष्णदास, सं० २००९ । 


प्रबोधाननद सरस्वती, प्रकशशक-- बाबा कृष्णदास, सं० 
२००८ ।॥। 


गोपालभट्ट गोस्वामी, बद्धानुवाद सहित पं० नरेन्द्र 
कृष्ण शिरोमणि द्वारा सपादित, प्रकाएक -- शश्च्चन्द्र 
चक्रवर्ती २३, युगलकिशोर लेन, कालिका प्रेस, बद्भाब्द 
१३०४। 


रूपगोस्वामी, प्रकाशक--बाबा क्ृष्णदास, सं० २०१४ । 


'स्रयककगयारक-ायह #तकरसे (0065 सकक: विफफमकजता, 


अनुग्रह मार्ग 


अष्टादश सिद्धान्त के पद : 
(टीका सहित) 


अष्टछाप परिचय : 


हिन्दी 


देवषि पं० रमानाथ शास्त्री, श्री पुष्टिमार्ग सिद्धान्त- 
भवन परिक्रमा, नाथद्वार से प्रकाशित, सं० १६६ ६ 
सन्‌ १६३६ । 


रचयिता - स्वामी हरिदास, प्रकाशक तुलसीदास बाबा 
विक्रमाव्द २००६ | 


प्रभुदयाल' मीतल, प्रकाशक--अग्रवाल प्रेस, मथुरा, 
द्वितीय संस्करण, सं० २००९ । 


अष्ट्ाप और बल्लभ-संप्रदाय : प्रकाशक --अष्टछाप डॉ० दीनदयाल गुप्त, प्रकाशक-- 


कुम्भनदास :; 
केलिमाल : 


कलि-चरित्र वेली : 
कीतेन संग्रह: भाग १ 


(वर्षोत्सव के कीर्तन) 


काव्य में अभिव्यंजनावाद: 


(श्री) कृष्णावतार : 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम सस्करण, 
सं० २००४ | 

स्मारक समिति, विद्याविभाग, काँकरोली | 

स्वामी हरिदास, प्रकाशक -श्रीकुंजबिहारी पुस्तकालय, 
श्रीबिहारी जी का मन्दिर, वृन्दावन, सं० २००६ । 


हितबृन्दावनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, वृन्दावच, 
विक्रमाव्द २००६ | 


भकाशक--लल्लुभाई छुगनलाल देसाई, अहमदाबाद । 


लक्ष्मीनारायण सुधांशु, जनवाणी अकाशन, १६१।१ 
हरिसन रोड, कलकत्ता-७, तृतीय संस्करण, वेशाख 
२००७ | 


देवधि रामनाथ शास्त्री, प्रकाशक शुद्धाद्त पृष्टिमांगीय 
सिद्धान्त कार्यालय, नाथद्वार, सं० १९६४२ । 


गुडिया लीला : 


गुजराती और ब्रजमाषा कृष्ण- 
काव्य का तुलनात्मक अध्ययन : 


गोविन्दस्वामी $ साहित्यिक- 
विश्लेषण, वार्ता और पदसग्रह 


चतुर्भुजदास (जीवन-फाँकी 
तथा पद संग्रह ) 


छीतस्वामी : 


दुलरी लीला : 

दो-पौ वष्णवन की वार्ता : 
नन्‍ददास: भाग १, २१ 
नागरीदास जी की वाणी ; 


तिम्बाक्क माधुरी : 


परमसानन्द सागर : 


पिगल प्रकाश : 


बीठलविपुल की वाणी: 
बनजारो लीला : 


सहायक ग्रन्थ-सूची ४५ 
चाचा वृन्दावनदास, प्रवाशक- बाबा तुलसीदास, 
विक्रमाब्द २००९ ! 


डॉ० जगदीश गुप्त, प्रकाशक हिन्दी परिषद्‌, विश्व- 
विद्यालय, अयाग, १६५८ । 


सम्पादक-- गो ० श्रीब्रजभूषण शर्मा, पो० कण्ठमणि- 
दासस्‍्त्री, क० गोकुलानन्द तेलग विद्याविभाग, अष्टछाप 
“- समिति कॉकरोली, प्रथमावृत्ति २००८ वि० । 


प्रकाशक--विद्याविश्नाग अष्टछाप-स्मारक समिति, 
काँकरोली , प्रथम सप्करण, सन्‌ १६५७ । 


बही, प्रथम सस्करण, सं० २०१२ । 
चाचा वृन्दावनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, 
विक्रम सं० २००९ । 


प्रकाश ऋ-- रामदास जी गुरु, श्री गोकुलदास जी रणहर 
पस्तकालय, डकोर, सवत्‌ १६६० । 


सम्पादक -प० उमाशकर शुक्ल, एम० ए० ; प्रकाशक 
प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग, प्रथम संस्करण, सन्‌ 
१६४२, 

प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, सं० २००६ । 

प्रकाशक ज्रू० बिहारीशरण, वृन्दावन । 


परमानन्ददास, प्रकाशक--डॉ० गोवद्धंननाथ शुक्ल, 
भारत प्रकाशन मण्डल, अलीगढ़ । 


रचघुवरदयालु मिश्र विश्ारद' प्रकाशक--रत्ताश्रम, 
आगरा, प्रथम संस्करण, १६३३॥। 


प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, वि० २००६९ | 


वाचा बृन्दावनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास, 
वि० २००१ । 


४३६ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतैन्य-सम्प्रदांय 


बयालीस लीला (वाणी तथा हित श्लुवदास, प्रकाशक -बाबा तुलसीदास, 


पद्मावली ) : श्रीराधाबल्लभ जी का मन्दिर, ब्ुन्दावन, सं० 
२०१० । 

ब्रजमाध री सार : संपादक-- वियोगीहरि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, सं० २००५॥। 

बलल्‍लभ विलास : तीसरा-चौथा भाग, सं० १६५९ । 

बल्‍लभ पुष्ठिप्रकाश ॥ सपादक--गगाविष्णु श्रीकृष्णदास, मालिक लक्ष्मीवेक- 


टेब्वर स्टीम प्रेस, कल्याण, बम्बई, स० १६९३। 


ब्रह्म वाद : देव रमानाथ शास्त्री, पुष्टिमार्ग कार्यालय, नाथ- 
द्वार, प्रथम संस्करण, स० १९६२ । 


ब्रह्मसम्बन्ध (पुष्टिमार्गीय दीक्षा): भट्ट रमानाथ शास्त्री । 


भक्तमाल : नाभादास, श्री प्रियादास जी प्रणीत टीका सहित, 
प्रकाशक -तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, (उत्तरा- 
धिकारी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ) सन्‌ १६५१ ई०। 


भक्ति और प्रपत्ति का देवाषि रमानाथ शास्त्री, प्रकाशक -दे० ब्रजनाथ 

स्वरूपगत भेद : शास्त्री, परिक्रमा, नाथद्वार, स० १६९२ । 

भक्तकवि व्यास जी : वासुदेव गोस्वामी, प्रकाशक--अग्रवाल प्रेस, मथुरा, 
सं० २००९ वि० | 

भावसिधु : श्रीमद्गोस्वामी गोकुलनाथ जी, मालाप्रसंग वाला 
विरचित, लल्लुभाई छगनलाल देसाई, अहमदाबाद । 

भारतीय साहित्य की परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद, 

सांक्ृतिक रेखाएँ : १६४५ ई०। 

भारतीय संस्कृति की रूपरेखा : गुलाबराय, साहित्य प्रकाशन भन्दिर, ग्वालियर, 
सं० २००६ । 

भारतीय साधना और डॉ० मुंशीराम शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 

सूर-साहित्य : प्रकांशक--आचार्य शुक्ल, साधथना-सदन, १६/४४ 


पठकापुर, कानपुर, प्रथम संस्करण, सं० २०१० वि० । 


भक्तसूत्र (नारद) : 


भक्तिरत्नावली : 


भक्ति-रहस्य : 
भक्तियोग : 


भागवत-संप्रदाय : 


मौराबाई की पदावली : 


मीरा की प्रेम-साधना : 


मीरा : 
मीरा वृहत्‌ पदसग्रह : 


मीरा-माधुरी : 


महावाणी : 


मष्यकालीन भारतीय संस्कृति : 


मध्यकलीन प्रेम-साधना : 


मध्यकालीन धर्म -साधतना : 


शाधाकृष्ण तत्व ; 


सहायक ग्रन्थन्पूची ४३७ 
गीता प्रेस, गोरखपुर । 


श्री विष्णपुरी, अनुवादक कृष्णनन्द जी महाराज, 
प्रकाशक--स्वामी श्री नारायणदास, श्री विष्णु ग्रथ- 
माला, वृन्दावत, फाल्गुन ६४ वि० । 

स्वामी विवेकानन्द । 

अव्विनीकुमार दत्त, अनुवादक--चन्द्रराज भण्डारी, 
प्र० हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, १२६, हरिसन रोड, 
कलकत्ता, प्रथम संस्करण, १९७६९॥ 

बलदेव उपाध्याय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
सं० २०१० वि० | 

संपादक-- श्री परशुराम चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, पंचम संस्करण, २०११ । 
भुवनेद्वर मित्र माधव । 


इयामपति पाडेय। 

पद्मावती शबनम, लोकसैवक प्रकाशन, बुलानाला, 
काशी, सं २००६ 

संपादक तथा प्रकाशक--ब्रजरत्नदांस, हिन्दी साहित्य 
कुटीर, काशी, सं० २००५ वि० । 

हरिव्यास, देवाचार्य, प्रकाशक--ब्र० बिहारीशरण, 
वृन्दावन, सं० २००५। 

गौरीशंकर हीराचन्द ओभा, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद, १९५१ | 

परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद । 

हजारीप्रसाद दिवेदी, प्रकाशक--साहित्य भवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद, प्र० संस्करण, १६५२ । 

भट्ट रमानाथ शास्त्री। 


४३८ मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


रासलीला विरोध परिहार : 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय--- 
सिद्धान्त और साहित्य : 


रसखान और घनानन्द : 


रीतिकालीन कवक्ति और 
शंगाररस का विवेचन- 
(सन्‌ १६०००१८४०) : 
रस-मी माँसा : 
राधिकानामावली : 
रसिक पथचन्द्रिका : 
रासछुदम विनोद लीलायें 
ग्रुबल शतक : 


लाइसागर : 


वेष्णवं-धर्म : 


वेष्णवधरमं-रत्ताकर ; 


भट्ट रमानाथ शास्त्री, प्रकाशक -देवधि पं० ब्रजनाथ 
दर्मा विशारद, श्रीनाथद्वार, स० १६५१। 


विजयेन्द्र स्वातक, हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय दिल्‍ली के निमित्त, नेशनल पब्लिशिंग 
हाऊस, दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण, स० 
२०१४॥। 

संकलनकर्ता--स्व० बाबू अमीर सिह, नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी, हितीय सस्करण, सं० २००८ वि०। 
राजेश्वर प्रसाद चतुववेदी, 

प्रकोेशक--स रसवती बुक सदन, आगरा । 


आचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल, संपादक--विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २००८। 
किशो रीअली, संग्रहकर्ता एवं प्रकाशक- राधेब्याम 
गुप्त, बुकसेलर पुराना शहर, बृन्दावन, सं० २०१५। 
हित बृन्भवनदास, प्रकाशक--बाबा तुलसीदास 
बृन्दाबन, वि० २००९ । 


वही । 


श्री भट्ट देवाचार्य, प्रकाशक--लाला लक्ष्मीनारायण 
लुधियाना, श्रीधाम वृन्दावन भवन, श्रीनिम्बारकाब्द 
४५०४१, विक्रमाव्द २०१३ | 


हित बृन्दावनदास, प्रकाशक--लाला जुगल किशोर 
काशीराभ, रोहतक मण्डी (पत्र प्रजाब), प्रथम 
संस्करण, सं० २०११। 


परशुराम चतुवंदी, विवेक प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम 


' सस्‍सकरण, १४४३ । 


भोपाल॑दास, लक्ष्मीवेंकटेद्वर प्रेस, कल्याण, बम्बई । 


वृन्दावन जसप्रकास वेली : 
विवेकपत्रिकावेली : 
विद्यापति : 

व्यास वाणी (पूर्वाद्ध) : 


श्रीमद्बल्लभाचायें और उनके 
सिद्धान्त : 


शुद्धाद्ेत दर्शन : 
श्रीराधा का क्रमविकास : 


श्री सुधर्मं बोधिनी : 


सूरसागर (पहला खंड) : 
सूरदास (दूसरा खण्ड) : 
स्‌र-साहित्य : 
सूरसाहित्य दर्शन : 


सुरसाहित्य सुधा : 


सूरसाहित्य और सिद्धान्त : 


सहायक ग्रन्थ-सुची ४३३६ 


हित वृन्दावन दास, प्रकाशक “तुलसीदास बाबा, 
वि० २००६९। 


वही । 
कुंअर सूयंबली सिंह, लाल देवेन्द्र सिह, संपादक-- 


विश्वनाथप्रसाद सिश्र, प्रकाशक--सरस्वती मंदिर, 
जतनवर, बनारस, सं० २००७ । 


प्रकाशक--अखिल भारतवर्षीय श्री हितराधाबललभीय 
वेष्णव महासभा, ब्रन्दावन, हिताब्द ४६२ 

भट्ट श्री ब्रजनाथ शर्मा, विशारद, प्रकाशक-- शु ० बे० 
वेललनाटीय विद्यासमिति, बम्बई, प्रथमावृत्ति, सं० 
१६८४ । 

भट्ट श्री रमानाथ शर्मा, सनू १६२५॥। 

शशिभूषणदास गुप्त, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, १६५६। 
लाडलीदास कृत, प्रकाशक- पं० भीमसेन जी रामानंद 
जी पुरोहित, अटेर, राज्य ग्वालियर, प्रथम संस्करण 
वि० १९८४ । 

सपादक--श्रीनन्ददुंलारे बाजपेयी, काशी नागरी' 
प्रचारिणी सभा, द्वितीय संस्करण, सं० २००९ वि+। 


वही, तृतीय संस्करण, सं० २०१८ बि०। 
आचाय॑े हजारी प्रसाद द्विवेदी । 


प्रो० जगन्नाथ शर्मा, विद्याधाम, १३७२ बलल्‍लीमारान, 
दिल्ली । 


संपादक --व रोत्तमदासः स्वामी, नवयुग प्रन्थकुटीर, 
बीकानेर । 


यज्ञवत्त शर्मा, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, कासमीरी गेट 
दिल्‍ली ६, १६५५। 


४४० मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण-भक्तिधारा और चंतन्य-सम्प्रदाय 


सूर की काव्यकला :; 


सूर के सौ कूट : 


साहित्यलहरी सटीक : 


सूरदास : 


सोलहवीं शी के हिन्दी और 
बज्भाली वष्णव कवि : 


सेवा-कौमुदी : 


स्वप्न-प्रसगण (अनन्य अली की 
वाणी) ; 


मनमोहन गौतम, एम० ए०, पी-एच० डी०, हिन्दी 
अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, 
ओर से भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, ह्वारा 
की प्रकाशित, १६५८। 

संकलनकर्त्ता--चुन्नीलाल 'शेष', प्रकाशक - -- 
कृष्णचनद्र बेरी, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, 
वाराणसी । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा सम्रहीत, खड्गविलास प्रेस, 
बाँकीपुर, १८९२ ई० । 

डॉ० ब्रजेश्वर वर्मा, प्रकाशक--हिन्दी परिषद्‌, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग, द्वितीय सम्करण, १६५० । 


डॉ० रत्नकुमारी, भारतीय साहित्य मन्दिर, फञ्वारा, 
दिल्ली । 


बालक्ृष्ण भट॒ठ प्रणीता भट्ट रमानाथ शर्मा द्वारा 
प्रकाशित, बड़ा मन्दिर, मुलेश्वर बम्बई, १६१६ ॥ 


प्रकाशक--बावा तुलसीदास, वि० २००६ | 


स्वाप्वन-लीला (हितवृन्दावनदास) वही । 


स्वामी हरिदास अभिनन्दन ग्रंथ : प्रकाशक - प्रबन्ध कमेटी, मन्दिर श्री बॉकेबिहारी जी 


साहित्य-वार्ता : 


हिन्दी के वेष्णव कवि : 


हित सुधासिध अर्थात्‌ 
हितचौरासी : 


महा राज, श्री वृन्दावनधाम, सं० २०१४ । 
गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश', भारती साहित्य मन्दिर, 
फव्वारा, दिल्‍ली । 

ब्रजेश्वर एम० ए० | 


स्फुटवाणी तथा सेवकवाणी रचयिता, प्रथम दो के 
हितहरिबंध; सेवकबाणी के सेवकजी; प्रकाशक-- 
रामलाल ह्यामसुन्दर चतुवंदी, श्री हितपुस्तकालय॑, 
पुराना शहर, वृन्दावन, सं० २०१४ | 


हितहरिवंश और उनका 
सम्प्रदाय ; 


हिन्दी साहित्य और उसकी 
प्रगति : 


हिन्दी काव्यधारा मे प्रेम प्रवाह : 


हिन्दी साहित्य का आलोच- 
चात्मक इतिहास : 


हिन्दी साहित्य की भूमिका : 


सहायक ग्रन्थ-सूची ४४९१ 
ललिताचरण गोस्वामी, वेणुप्रकाशन, वृन्दावन, सं० 
२०१४ वि० 


विजयेन्द्र स्‍्तातक,क्षेम चन्द्र 'सुभन”ः आत्माराम एण्ड 
सन्‍्स, काइमीरी गेट, दिल्‍्ली-६, १९५२ 


परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल, इलाहाबाद, १६९५२॥ 


डॉ० रामकुमार वर्मा, एम०, ए०, पी.एच० डी०, 
प्रकाशक - रामनारायणलाल, इलाहाबाद, तृतीय 
संस्करण, १६५४ । 


हुजारीप्रमाद द्विवेदी. प्रकाशक--हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, प्रथम सस्करण, १६४० । 


कड़वा : 


कृष्ण-कीत॑न : 


चतन्यचरितामृत : 


चैतन्यधीतेर उपादान : 


चेतनय भागवत : 


बंगला 


गोविन्दरास, ज़यगोपाल गोस्वामी द्वारा सद्धूलित, 
प्रकाशक- संस्कृत प्रेस, डिपोसिटरी, २० कारनंवालिस 
स्ट्रीट, कलकत्ता, प्रथम सस्करण, शक सं० १८१७ | 


चण्डीदास, सम्पादक - वसन्‍्त रजझ्जनराय, प्रकाशक -- 
बद्धीय साहित्य परिषद्‌, द्वितीय संस्करण, १३४२ । 


कृष्णदास कविराज विरचित, प्रकाशक सतीश चन्द्र 
मुखोपाध्याय, वसुमती साहित्य मन्दिर, प्रथम संस्करण, 
चैतन्याब्द ४४६ । 


विमानविहारी मजूमदार, कलकत्ता-विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित १६९३६ । 


वृन्दाबनदास ठाकुर, प्रकाशक - श्री मृत्युध्जय दे, 
२५४ तारक चेटर्जी लेन, कलकत्ता, सन्‌ १३५४ 
साल । प्राप्ति स्थान-- विक्टोरिया लाइब्रेरी, £ नं० 
गरानहाटा स्ट्रीट, कलकत्ता । 


चण्डीदास-पदावली (प्रथम खण्ड) सपादक--श्रीहरेकृष्ण मुखोपाध्याय व श्री सुनीति- 


गौड़ीय वेष्णवीय रसेर 
अलौकिकता ४ 


गौड़ीय वेष्णव तत्व : 


(श्री-ध्री) पदकल्पतर ॥ 


कुमार चट्टोपाध्याय, आश्विन १३४६ ॥ 


डॉ० उम्रा राय (शोध-प्रबन्ध) । 


शलेदबर सान्याल, प्रकाशक--शैलेश्वर सान्याल, ७, 
वालीगंज इस्टर्न रोड, कलकत्ता १३५३ साल, 
ई० १६४६ । 


१, २, ३२, ४, ५ भाग सपादक - सतीशचन्द्र राय, 
बड्ीय साहित्य परिषद्‌ ॥ 


बदला सहित्येर रूपरेखा : 


बद्धला साहित्येर इतिहास 
(प्रथम खण्ड) : 


बद्धभाषा औ साहित्य : 


बांगलार वेष्णव-धर्म ॥ 


वैष्णवसाहित्य प्रवेशिका : 


सहायक ग्रन्थ-सूची ४४३ 


गोपाल हालदार । 


श्री सुकुमार सेन, प्रकाशक--उपेन्द्रचन्द्र भद्दाचायें, 
मॉडन बुक एजेन्सी, १० कालेज स्क्वायर, कलकत्ता, 
द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६४८ । 

डाँ० दिनेश चन्द्र सेन, प्रकाशक-झलेन्द्र नाथ 
गृहाराय, ३२ अपर सक्‍्यूलर रोड, कलकत्ता, अष्टम 
संस्करण, सन्‌ १३५६ साल | 

तर्कभूषण । 

श्री हिमाशु चन्द्र चौधरो। 


वेष्णव साहित्येर विरह-तत्व : सुन्दरानन्द विद्या विनोद, बी० ए०, प्रकाशक-- 


कीर्तन : 


रासलीला ३ 
भक्तिर प्रात : 


भक्ति-तत्व : 


भक्ति योग : 
राग कल्पद्ुम ; 


संकीतंनामृत : 


श्रीगौड़ीय मठ, कलकत्ता, बद्भाब्द १३४० । 

खग्रेन्द्र नाथ मित्र, विश्वभारती ग्रन्थालय, २ बद्धिमचन्द्र 
चटर्जी स्ट्रीय, कलकत्ता, आषाढ़ १३५३ | 
निखिलचन्द्र राय । 

भागवतकुमार शास्त्री । 


राधिकाप्रमाद शास्त्री, भारतधर्म महामण्डल शास्त्र, 
प्रकाश विभाग, काशी, सन्‌ १३२६ साल । 
अश्विनीकुमार दत्त, १५ वाँ संस्करण, प्रकाशक--- 
कलकत्ता १५, १६५० । 


संपादक---नगेम्द्रनाथ वसु, प्रकाशक--बज्जीय साहित्य 
परिषद्‌ मंदिर, कलकत्ता, सं० १६७३ । 


पदकर्ता--दीनबन्ध॒दास द्वारा संकलित, सस्पादक--- 
श्री अमूल्यचरण विद्याभूषण, प्रकाशक--बड्भीय 
साहित्य परिषद्‌ मन्दिर, १३२६॥। 


सक्‍न्कन्‍त-+॥४ भुडाएरकरुमसारहुआआअऊाााफापता8: बरपहियुत 


अंग्रेजी 


2 ज078 एए९-पांट्ण़ ्ती ए7प्४--. वि६ए०० 78) (००६८पौ०४8 50827, ?प5.,--]०४४- 


पथ 29-- ]8 0. 80890, 5९८0ए. रिप्रडताएथा 8799--४६8- 
॥#79ए शि६8520/98, :॥77९0430930, 930. 

& जिंश07ए ० 8/40प॥] 8ग्राप्पा027 567०, ?प्, 7ए (द0प एप्रोपएट7- 

]/दा्वापा'€--- 8709, 935. 

2 प्र 8४--- #ए्रांल उिद॒ब्वायां. 


45 म्ांइठाए. णी हुद्याब्रादघ्ट 979 फछतजणबातएे ए, गिट९, एशएणँ,--(बोटापप9 
[4ाह-बपपार (फल फल्संधहु०. 350024४07.. शिल5,.. ०7007. एक 
07 77079 ४९7४८४) . एफ्रांपट/शंपए 2९४8. 


डिशा24) ५६574 प्रौद्या।-- 8.0. ?4, ?००, 99 १४०0०6८४ 900४ 88५767, 
]0, 0०ा<टृु० 5घ7०४7९, (80०४9, 933. 

82004 $॥ग्राधब (छाप जिष्ठांआ परक्ागेबपंणा) रण उप 807997028 
इक्याब्रध्णव,.. डिठते, >ए. एबप079०.. १०६४), 
(80788, 952. 


(फद्बोपबए0ए4 बाते लीड 48०- 0. 0. 860, 0५०. ७४ (०५५८७ एएरएदाआ, 


एछ40ए ४07" 0 दांग्रे987ए 
गाए छ70 ००ढलाल्पां ॥0 


86088--- 5. ६. 06. 
ए7ए लाइ०ए णी एडांक्रात१ए- 5. हू, &ए878287, ९ "वे एगएशभ५ 
डाए 77 50प07 ॥708. 7688, 920. 


छाह्री)0 एफ़पांड0808 (% 0 
छाएगंशा पफद्राा॥9007 ० एफ. ४ए 87 #&0705:000 ह6 ४7200, २070 * 
50 हपरा07977१0)-- ०7९7५, 953, 


छिडड98 07 ॥8, 8. इ९7९४--४ &फए70०४१0, एप. #ए &7ए8 ?पशए९ 
प्ततफएु०, 00॥68० 976८५, (&)८70८9, 4989, 

पांजएंणेडफ तट्यांट शरक्याइ--एऐप, 9779 50४8) 0975७, (708) 700. 
35,  एश्नापद्ाकाएं&ा0, 2श९८ा५८,_ बो0प7:5, 
954, 


सहायक ग्रन्थ-सूची डेट 


टला बण्त॑ ए।8 एप्राह्रा88--'३४ए।प्रशैवक शिधद्रानात,. रिलंघरेटत बाते 
एप. 9ए 778 ए४एएक.ए रि०ए०, 2४ "९ 87277 
इमंणा 2685, 24], (0रवइणश्धोंड 5066, 
(2४0००७५७, ]926. 


ह78078 370 फ्एंगाध्धाा-- फ्रेषी0ब४0 शिणाए, ?7प5, #ऋए $. छू ढंग 
बात (0., 34, (णालट््डट. 5062५, (४8[८ए०(४०, 


898. 
4९४८78 4] 867723--- शिप, 79 88 3 प707970त60 (7टा०, 80779 ४ 
5707 28ए7007700, 480 20, 947. 
बरवांटबपनं रफजलंडाए 470.. 5िकापाा05&67 560, 0०708280९0  >पए ४070- 
प्रता8--- 00072870 (7080, ॥.प/280 & (0. 7.,07007, 
930, 


१०70272790 067 ५9९ एटाए20705 ऐ४ 
820(8 470 470072 ७7078 ६४7८ 


ला0वैप08-- 

एरलण व800 07 किये छ85072. ४0, 7--800929 89799, एफ, ४ए ६. 

70 (7 2--- 567 95470 87, 8/2, ॥7०एपप्श 8... ल0प८४८, 
4,97076, 944. 

(27 धा& ५४९००४-- 59 23प707४940, एफ, एच शत &प्राकांग्रत० 
45 97६770, ?2070/07867ए०, 956. 

(20 ४०29-- 0, ॥ 806 &70700 ९, 9ए 89 &ए7०97700 


3877870, ?0007८7७"7५ 4955. 
27006९0०॥729 470 (72879900078 
ण&नऊवाब ए0संदांद! (ए0०एन 
7९7८९ ; 00. 4955, 
शिब्राएसबए ६0 9604 7 पघतता एछे..0., 880809९, 300ए7207 एा|099 3687077, 
7406७ प7९-- 98708॥, सांणएदओंं (2. 8. ), 597४4020, 
954. 


5 फत723, धा6€ 80एोे छा 28. $. एिब्वाणदांड0 6 तए०7 (१/७0798), 98. 
पस्रपणनरणंए - 


57 खुलंशाए4 पाल तबाओआएए ण एशकालाबएथॉपट४७.. 8ए६7,.. 407७8. ० 
छिप बै०्प्राणकों 070०, १(००755, 952. 


४४६ यध्ययुगीन' हिन्दी क्ृष्ण-भत्तिधारा और चैतन्य-सम्प्रदाय 


9 िल8072५790७/8 7/]8-- "र्‌88877८7०, 7०:८६ घिशड्80॥ पा॥2007 92ए 
(800, 4॥6 900 50269 ० 2 5)५“(: म 
(7907008, ।928, 


50 एब्ीबा04०0ाए2-ंलि, कैश अयाोबों 0. ?#९ांट्रा, पी, 07ए पिद्वान 
प९४०४४788 274 +(०0एट्याएए--- 78077 स0प्४८, ०]६४०५,80 00, 943, 


5प (शब्राधद्व0ए७ (६१ ०- पजवब्यगवा छाप 87ब257 ?77&97 70 ॥४४४॥० 
०7809 प--- एप०. 797 062०प्वाए० 28807, 898002 28&/5 
(8४074६8, 947. 


5िछ पदल॑80708 (धरधद्वाधाए४--. पे, है, 8छाएको, शपी, एए 8णए एक्रपतए॥ 
०॥)), १0०५७[002009, ०0725, ।933, 


8006 6808९ 0 [छाबाए. है. डिव्णॉटाबए, 2िप्रीउ, 027 पाल एगराएशणआए 
एजएंलेिडा 770 53787 ० (४०४85, 4929, 

07 ४6 7'९07768 ए ६६89 

27 ॥00 फए7--- 


पुफ& रेलाए7008 (0पएढ४ ० (6४ ०पद्मांप8 ण 6 हि०१४४०प४ 79०५ 

एृएता8--- ० 77079) 7ए उ६ 7. #2875५७02/',, ?पां, ०५ 
लणप्यए077ए +ैशा०णत, 0ऐडॉण्व एफॉरपलशाफए 
77288, 920. 


प्फढ छात्रा (एप 7 उद्ाब2७०१६ ह्रिपरक्षाए (४08७87०77, (., 6., 0. 
37०८7४ ॥7078--- 70., 2५०, 9४ 8. 827670[७6 &70 (४0., 23, 
(0778 ५७793 98. (४80५(६०, 


पुपाल एप्रध्ाएन सत्यंघह० णी ?व:०. 77 $ि खझेद्ण छिापंग्रापव शआं0०7, 
70 798--- 


बप्‌ृएल 56060 एशंग्रल06 बगवे ग,&, 92099), ९प०., 09 जब्पदां 7६ 28807, 
' पाग्रब0ए९९ ॥0०0ए०४०7०- 028707609, 94. 


पृफ ऐाब्नांध्बणएथ फै0एश्ाढा(-२४ ५ 7. छूट78०0079, 0चड्राएत एप्रंप॥'80ए 
7768४, 4925, 

'गु6 एं४।729 एव: एेशणाला5 रित8 0294०४७ ७7 

रण [7074--< 


कुकर 027९७ 6 #शफ्बपर -... डिगद्गावव धवन जाए, अं रिप्राज४78 
| ए्0घ४८, 37099, एिद्योएप.५७, !956 


सहायक ग्रन्थ-सूची ९४७ 


6 प्८5774ए ॥0278007९०. 0, 0. 5$७., ?फ, #2ए एऑआफप्शशंध्प 0 08] 
० (९0॥286००) 8९78 9--- ०प४०७, 4947. 


पफढ ए.ताठ8णएएए ण भरधांका४ए 5.५ ७672, ऐप, एए ऐएप४) डिद्याओंप( 
7२९।४707-- 80०६8 छ9670, $द्वांतिक्रांछ 8, 7,8॥07:6, 927, 


पु॥6 ॥॥6 ॥9एॉ76९«- 57%. &प्ाएंएआतव0०0, एप 97 प्रा हि &फए70- 
97096 ह/057६०ए, ऐर८ए ४०7४८, 4949, 


पृफ& 867084588706 ० [704-- 977 ४०7०077700, ?ए० 79 &7ए०७ ?प>5४ाए४2 
प्र०0ए४82, 00॥5282९ 5४6०६, (६]07(६8, 494%. 


बंप #0फातबरधंठाड ण पाता. $िे॑ &पाठंजं॥0०, एप, 9ए 76 इज &पा0- 
टप्रौपपा०--- ए740 ॥778४7ए, टछ १0०7, 480 दिताप०7०, 
953, 


शब्बंधाप्रषरांआ), 5040 75फ0 76 रे, 0, ऐबप्त47047 १ 007०0 एप्स हाफ 


०0967 कगं707 रेलां27078 8ए8- ?2/९४१, 3099०, 498, 
(678-«- 


एथयंकआयबरशांधए-- एेट्न] बात. एप), 97 पफ्ढ एॉंगराणब एकंडंएबएव २०७] 

7एएघा०ा, 54079, ए]छतांजएा [ए०४०ए४०म्ाम २०००, ?. 0, 
9592004290, 007४8. 

छैगगत एडना&006०00 ० १९॥५- 8च्षबाएं 57ए27०87009 5फच्चाए, 

श078 (0प्शाला0च्रपं&7 

रणप्ा6-- 


हस्तलिखित ग्रन्थ 
प्रयाग-संग्रहालय से प्राप्त 


श्री स्वामिनी स्त्रोत टीका “-बिट्ुलेश्वर रचित । 

सवमिन्‍याष्टक टीका ““बिट्ुलेश्वर रचित । 

श्रीराधाबल्लभीय पद, प्रसंगमाला : 

अष्टक संग्रह : - श्री प्रबोधानन्द, बललभाचार्य, स्रेवकजी 
आदि विरचित। 

श्री राधासुधानिधि : “श्री हितहरिवश गोस्वामी । 


नेशनल लाईब्रेरी कलकत्ता से प्राप्त हरिदासनंदी का संकलन 


गोविददास पदावली 

इयामसुंदर अष्टक ““रूपगोस्वासी । 
चाट पुम्पांजलि स्त्रोत : 

प्रेमभक्तिचन्द्रिका 

चेतन्यचरितामृत (अपूर्ण ) 

भक्तिरसामृतसिधु : शक १६४४ (सन्‌ १७२२) की प्रति । 


भागवताचाये की पाठबाड़ी, बराहनगर-कलकत्ता में संकलित सामग्री 


जीवगोस्वामी की समाधि से प्राप्त चरणादि अंकित वस्त्र । 
सतवातनगोस्वामी : है हे ; 
महाप्रभु का वस्त्र: (त्रोकेड सहित) । 
महाप्रभु का हस्ताक्षर 
अकबर का फर्मान : नित्यानन्द के प्रपौत्र को अकबर द्वारा प्रदत्त गोविदजीकी जमींदारी 


जयदेव गोस्वामी की जपमाला' । 
सनातन गोस्वासी की समाधि से प्राप्त करताल । 


